बापू की कारावास-कहानी 


-- आगारां महल में इक्कीस मास --- 


डॉ सुशीला नेयर 


भूमिका-लेखक 
राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्रपससाढद 


सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन 


प्रकाशक 
मातेण्ड उपाध्याय 
सन्नी, सस्ता साहित्य मडल 
नई दिल्‍ली 


पहली वार १६५० 


मूल्य 
दस रुपये 





मुद्रक 
दिल्‍ली प्रेस, नई दिल्‍ली 


[0५४ 
सम्तापतद 
उन दो पुण्यात्माओं को 
जिनका 
कारावास में अतिमः बलिदान 


अहिंसा के सैनिकों के लिए सदेव को 
दीपस्तंभ वन गया 


& 


प्रकाशक की ओर से 


प्रस्तुत पुस्तक को पाठकों की सेवा में उपस्थित करते हुए जहा हमें हर हो 
रहा है, वहा थोडा विषाद भी और वह इसलिए क्वि इस किताब को स्वय वापु ने कह 
कर लेखिका से तैयार कराया था और यदि यह उनके जीवन-काल में ही प्रकाशित हो 
गई होती तो नि३चय ही उन्हें वडी खुशी होती ।- 

पुस्तक के बारें सें हमें विशेष कुछ कहने की आवश्यक्रता नहीं है । पाठक 
स्वय निर्णय कर सकेंगे कि यह कितनी मूल्यवान वस्तु है। आगाखा महल के कारावास 
के इकक्‍कोस सास की कहानी भारतीय स्वाधीनता-सग्राम के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण 
अश हैँ और हम बापु के आभारी हूँ कि उन्होने उन पौने दो वर्षो को अनेक शिक्षाप्रद 
और हृदयग्राही घठनाश्रो को विस्मृति के गत्ते में विलीन होने से बचा दिया । इतना 
ही नही, पुस्तक के अधिकाश भाग को उन्होने स्वयं देखा और उसमें सश्ोधन करके 
उसकी प्रामाणिकता पर अपनी मोहर लगादी । 

डा० सुझीला नेयर को वर्षो बापु के साथ रहने और उनका स्नेह व घिदवास 
पाने का दुर्लभ अवसर मिला था । आगाखा महल के बदी-काल में भी वे बापू के साथ 
थीं। महादेवभाई के वेहावसान के बाद बापु ने सुशीलाबहन से कह कर प्रतिदिन 
'को छोटी-बडी घटनाओ की डायरी रखवाई । उन्ही को बदौलत आज यह पुस्तक 
पाठको को सुलभ हो सकी है । विस्तार-भय से सरकारी आरोप-पत्र और बापू के 
उत्तर का इसमें उल्लेखमात्र किया गया है । इस विषय में रुचि रखने वाले पाठक 
इसकी पुरक सामग्री के रूप में नवजीवन प्रकाशन मविर द्वारा प्रकाशित अग्रेज़ी पुस्तक 
॥उद्यातिए५5.. (0765००7वंला०८ट. जाती ॥6. 050एट्गराशशा: (7942-44). पढ 
लेंगे । 

अत्यन्त व्यस्त होते हुए भी हमारे हाष्ट्रपति डा० राजेंन्रश्रसाद ने इस पुस्तक 
की भूमिका लिख देने की कृपा को, तदर्थ हम उनके आभारी है। बापु ने लेखिका 
'को चचन दिया था कि वे स्वय भूमिका लिख देंगे, लेकिन ईश्वर को वह मजूर 
नथा। 

पुस्तक को मण्डल द्वारा प्रकाशित कराने का श्रेय भाई इ्यामलालजी 
(कस्तुरवा ट्ुस्ठ, वर्धा) को हु । अत इस अवसर पर हम उन्तका तथा पुस्तक को 
भाद्योपात ध्यानपूर्वक पढकर उसमें आवदयक परिवर्तन-परिवरद्धंन कराने के लिए श्री 
प्यारेलालभाई का विद्येष रूप से आभार स्वीकार करते हैं। डायरी की प्रति- 
/लिपि करने व सम्पादन में योग देने के लिए हम अपने स्नेही मित्र श्री काशिताथ 


+ 3 
व 


त्रिवेदी तथा भी भास्करनाथ मिश्र को भी धन्यवाद देते है । 

पुस्तक का कलेवर इतना बढ़िया होते हुए भी उसका रूप इतना न चंमैक 
पाता, यदि इसमें सर्वश्री धीरेच गाधी, कनु गाधी, ललित गोपाल प्रभूति बधुओ और 
बवई के सेंट्रल फोटोग्राफ्स/ व इटरनेशनल बुक हाउस” तथा लूदन को दी 
एसोवियेटेड प्रेस आँब ग्रेट ब्रिटेन लिमि०” के सौजन्य से प्राप्त प्रसगोचित चित्र न 
दिये गये होते। इस कृपा के लिए हम इन सबके अनुगृहीत है । 

अत में हमें पाठकों से क्षमा-याचना करनी हैं कि प्रेस-सबधी तथा अन्य 
कठिनाइयो के कारण पुस्तक के प्रकाशन में इतना विलम्ब हो गया । 

-मत्री 


भूमिका 


; 


डाक्टर सुशीला नेयर महात्मा गात्री के साथ कई वर्षा से 
चरावर रहा करती थी | जब महात्माजी आगाखां महल से १६४२ 
से नजरबन्द किये गए, तब से वहा वरावर रही । भारत के इति- 
हास्त मे उन दिनो का बहुत वड़ा स्थान ओर महत्त्व है। किस तरह 
से वहा पर दिन वबिताये गए, किस तरह महाठेवभाई देसाई और 
पूज्य वा का वेहावसान हुआ और फ़िस तरह जो घटनाएं हो रही 
थी उनकी प्रतिक्रिया पृज्य वाप्‌ पर हो रही थी, यह सबकुछ वहुत 
विस्तारप्रबंक और सुन्दर तरीके से डाक्टर सुशीला ने इन प्रष्ठो से 
लिखा है। यह महात्माजी से सम्बन्ध रखने वाली उन पुस्तकों से 
से होगी जो मौलिक सामग्री ठे सकेगी । इससे पाठक लाभ उठावेगे 
और प्रेरणा पावेगे, ऐसा मेरा विश्वास है । 


नई दिल्‍ली | 
११ जनवरी १९०० 


अस्तावना 


बापु के आगाखा महल में कारावास की डायरी की प्रस्तावना मुझे स्वय ही लिखनी 
होगी, इसको मुझे स्वप्स में भी कल्पना न थी। वह डायरी मुझसे बापु ने लिखाई थी 
१५ अगस्त की रात को महादेवभाई की मृत्यु के बाद एक मेज़ के खाने में से चद कागज 
के पुझें मिले । उनपर महादेवभाई ने ९ अगस्त से लेकर रोज दिन को मुख्य घटनाए 
अपनी याद ताजी करने के लिए दो-दो, चार-चार लाइनो में लिखीं थीं। उसी कागज्ञ पर 
१४ तारीख के नीचे मेने १५ अगस्त की, महादेवसाई के महाप्रयाण की घटना के बारे में 
मुख्य बाते नोट कर डाली । हृदय दु ख से भरा था, आखें पानी से। सारा जगत्‌ घूम रहा 
था। आखें बद करते ही महादेवभाई की अन्तिम यातना का चित्र सामने आ जाता 
था। सो शाम की प्रार्थना में भी आखें बद न कर सकी । महादेवभाई ने मुझे सगी बहन से 
चढ कर समझा था । कई बातो में वे हमारे आदर्शरूप बन गए थे । उनसे बात-बात में 
सीखने को मिलता था। बापू से सीखना एक बात थी, महादेवभाई से दूसरी । इसी 
तरह भाई (प्यारेलालजी ) भी मुझे सिखाते थे, लेकिन वे तो डाट भी दिया करते थे। समर 
महादेवभाई भल भी बताते तो प्यार से । उन्हे मेने कभी गुस्सा करते नही देखा था। 

महादेवभाई के एकाएक चल देने के बाद सारी रात आखो में कटी । पिछले चार 
साल की अनेक घटनाओ का विचार करती रही। पास में वापु की खाट थी । वे भी रात 
भर सो नही सके। १६ की सुबह की प्रार्थता के समय उन्होने मुझ से कहा, “महादेव का 
जितना बोझ उठा सकती है उठा ले। आज से तुझे नियमित डायरी रखना होगा। 
याद रख, एक दिन ये डायरिया छपने वाली हे । ” मेने रात को जो लिखा था, सो छाकर 
उनके सामने रख दिया। 

नियमित डायरिया रखने का मेने प्रथत्त किया । जो भी लिखती थी वह बापू 
पढ जाते थे। जो सुधारने जैसा लगता सुधार डालते थे। कई बार मुझे बापु का इतना समय 
लेना खटकता था। मगर उनकी उदारता और प्रेम का पार न था। मुझे समझाते, “से 
मुझे इतनी मेहनत से सिखा रहा हूँ सो अच्य कारण से नही। मे चाहता हूँ कि तू तैयार हो 
जाए और मेरा और प्यारेलाल का बोझ हल्का कर सके। ” उन्होने मेरे लिए अग्रेज़ी महावरो 
की सेकमार्डी की कित्ताव सगाई, नेसफोल्ड की प्रामर, सस्क्ृत की डिक्शनरी और भडारकर 
की पहली और दूसरी कितान और सिखाना शुरु किया । सगर सागर में अगाध जल होते 
हुए भी हरेक पात्र अपने साप के अनुसार ही ले पाता है। बापू के अगाध प्रेम और 
अपार मेहनत के वावजूद से अपनी सब जुटिया निकाल न सकी । सस्कृत आज भी कच्ची 
हुँ। अग्रेजी भी बापू की परीक्षा मे पुरी उतरे ऐसी नही। किसी पूर्व जन्म के पुण्य के कारण 


& 


उस महापुरुष के चरणों की धूलि सिर चढाने का अपूर्व अवसर मिला था। मगर 
व्उसी के साथ क्षायद पूर्व जन्म के सस्कारो के कारण ही कई स्वभाव-दोष रहे और उस 
पूर्व अवसर का पूरा उपयोग न कर पाई । बापु के पास में आई तो उनके आसपास 
के लोगो में सबसे छोटी थी । अपने घर में भी सब भाई-बहनो से छोटी होने के कारण 
लाड में पली थी । बापू ने भो बहुत लाड लडाया। मेरी लडकपन की सीघी-सादी बातो 
का प्यार से जवाब देते । दलील करने में प्रोत्साहन देते और जितना वज़न महादेवभाई 
को बात को देते, उतना ही मेरी बात को भी । कई बाते बापू से कहते-पुछते महादेवभाई 
या भाई को स्वयं सकोच होता तो मुझसे पुछवाते । परिणाम यह कि बापू के जीवनकाल 
में में समझ न पाई कि बापू जैसे महान आत्मा का मुझसी तुच्छ व्यक्ति पर इतना 
इतना प्रेम करना और मेहनत लेना उनकी कितनी बडी उदारता थी। वे मेरे थे। मंने 
पिता की तरह उन्हें माना, उनसे सीखने का, उनकी सेवा करने का प्रयत्न किया, उनसे 
फिजूल दलीले भी की, उनका व्यर्थ समय लिया, उन्हे व्यर्थ कष्ट दिया। एक दिन बापु नहीं 
होगे, यह कभी खयाल ही नहीं आया। मगर वापु जानते थे, वे हमेशा नही रहने वाले । 
सो वे मुझे सिखाने का प्रयत्त कर रहे थे कि अब में बडी हो गई हूँ । कई बार किसी छोटी- 
मोदी घटना से मे उद्विग्न हो जाती तो वापु कहते, “तेरी डावटरी की डिगरी छीन लेनी 
चाहिए । डाक्टर को स्थितभ्रज्ञ होना चाहिए। ” मेरा वडे-से-बडा दोष रहा हैं मेरी कोमूू 
चमडी, मेरा छुईमुईपन और अतिशय स्वाभिमान । बापू ने समझाया, जनता में काम 
“करना हैँ तो यह सब ठीक करना होगा। मगर उनका यह प्रयत्न मेरे लिए बहुत कठिन 
सिद्ध हुआ। जैसे-जेसे काम बढता गया, उनके पास दलील करके समझाने का समय भी कम 
“होता गया । मुझे लूगा कि कया बापू मुझे कम प्यार करने लगे हू? मगर जल्दी ही अपनी 
“भूल समझ पाई । झुझे वे अपने पाव पर खडा होना सिखा रहे थे । 
दिल्‍ली में आखिरी दिनो में सुबह प्रार्थना के वाद वे अक्सर हम लोगो से चिट्टियो 
का जवाब लिखवाते या लिखने को कहते । एक दिन मुझे कुछ पत्र दिये। एक पन्न था बापू 
-के पुरानें साथी के पुत्र का। उन्होने पुछा था कि अब हिन्द आज़ाद हो गया है। अब खादी 
पहनने को जगह विलायत से लाये कपडे पहनने में क्या हर्ज, इत्यादि। वे विल्‍ायत से 
कुछ कपडे लाये थे । नये खादी के कपडे खरीदने की जगह बिलायत से लाये कपडे 
पहनें तो कप$ की बचत होगी। देह में कपडे की कसी है, वगरा-वर्गरा। वापू कहने लगे, 
“इसे लिखो कि मुझसे पूछ-पुछकर कब तक चलोगे? से तो कभी नहीं कहने वाला कि 
खादी छोड़ो । सच्ची आजादी तो आई भो नहीं । मगर आज़ादी आ जाने पर खादी को 
“छोडना, जिस सीढी से ऊपर चढे, उसे फेंक देने जैसा होंगा । मगर से कहूँ, वह मेरा धर्म, 
तुम्हारा नहीं । अपना पिता कहे. वह धर्म पुत्र भी स्वोकार करे, यह्‌ आवश्यक नहीं है । 
अपने आप को सूझे वही व्यक्ति का धर्म है । हा, अपवाद एक है, गुरु। अगर गुरु कहे तो वह्‌ 
धर्म-पालन आवदयक है। ” सेने कहा, “बापु, आय तो सबके लिए गुरु के स्थान पर 
हुँ न, इसीलिए सब आपको पूछते हे। ” बापू बोले, “ऐसा हो तो गुरु के साथ दलोल नहीं 


१० 


करनी पडती । उसका कहना अपने आप हृदय में उतर जाता है। ” 

इतना कहकर बापू लेट गये। साढें तीन बजे उठकर प्रार्थना के बाद कुछ समय काम 
करके वे आधा-पौना छठा फिर आराम लिया करते थे । मेने उन्हे कम्बल ओढाया 
और पी० और पाव दवाने लगी। उनकी आखें बन्द थी। सिर पर सफेद खादी का रूमाल 
ओढे थे। में समझी सो गये है, मगर उनके मन में वही विचारधारा चलू रही थी। क्षण 
भर बाद धीमे से बोले 

“तने एकलव्य नी वार्ता याद छे (तुझे एकलव्य की कथा याद हे)?” इस वाक्य 
में बापु हम सबको जीवन भर का सन्देश दे गए । 

मगर डायरी की बात मे यह दूसरी ही बात चल पडी। जेंल से छूटने पर परि- 
स्थिति ऐसी न थी कि जेल की डायरिया छपती । मगर १५ अगस्त १९४७ को परिस्थिति 
पलट गई। कुछ मित्रो ने डायरिया देखी थी। उनका आग्रह था कि उन्हे अब छपाना चाहिए ।। 
सस्ता साहित्य मडल के श्री मार्तेण्ड उपाध्याय और हरिभाऊजी का खास आग्रह 
था। मेने बापु से पूछा। उन्होने हा कहा । मेने कहा, 'सगर आपको प्रस्तावना लिखनी 
होगी।” बायू कहने लगे, “हा, वह तो है। मगर जल्दी तो नही है न? ” मेने कहा, “नहीं। 
दिसम्बर के अन्त तक लिख दे तो बस होगा। ” उस समय जनवरी १९४८ के शुरू मे मेरे 
अमरीका जाने की बात चल रही थी । मगर बापू को छोडकर जाने का मेरा मन 
नहीं होता था। कई कारणो से मेरा जाना लूम्बाया। में खुश होकर बायु को समाचार 
देने गई। उन्हे वह खटका। बोले, “जाना ही हैँ तो में चाहता हूँ कि जितनी जल्दी जाकर 
वापिस आवबे उतना ही अच्छा है। ” 

१३ जनवरी को में हवाई जहाज से अमरीका जाने वाली थी । उसी दिन बापू 
का दिल्‍ली वाला उपवास शुरू हुआ। मेरा हृदय प्रभु के प्रति कृतज्ञता से भरा था कि मेरा 
जाना रूम्बाया और मुझे रास्ते में से भागते-भागते लौटना नही पडा । जाता हूम्बाने 
के साथ दूसरा परिणाम यह निकला कि डायरियो का काम और लम्बा गया। बापु प्रस्तावना 
भी न पढ पाये। मुझे पुरी पाडुलिपि सब फिर पढ जाना था, वह भी न हो सका। 

३० जनवरी को वज्ञ्रपात हुआ । दुनिया काप उठी । हस सब बिना खेवट को 
नौका के यात्री हो गए । जिस काम में जिसे बापू लगा गए थे, उसीसे उसने अपने दु ख को 
और अपने आपको भूलने का प्रयत्न किया। डायरियो की तरफ देखने का भी समय न 
मिल्ता। 

मार्चे मे एक दिन सरदार पटेल से सिलने गई। उन्हे पटियाले का अपने काम 
का समाचार देना था। में पहुची ही थी कि उन्हे हृदय का दौरा हुआ। ईइवर को उनसे 
अभी और काम लेना था। खतरे मे से बचाने का उसने मुझे निमित्त बनाया और उनकी 
थोडी-सी सेवा करने का सौका दिया। दौरा कस होने पर सरदार मुझसे कहने लगे, “में 
बापू के पास जा रहा था। वही शुक्रवार का दिन था। वही समय होने वाला था। तूने मुझे 
क्यो रोक लिया ।” मेने कहा, “जी नही, में रोकने वाली कौन? बापु ने ही आपके सामने 


११ 


दरबाज। बद कर दिया है?” सरदार ने बापू की मृत्यु पर आसू नही बहाये थे। अपना 
हु ख पी गये थे। आखिर वह फूट निकला। सरदार की सेवा में रहने के कारण डायरियो 
का काम फिर लस्वाया । आखिर २५ जून को मेने हिन्दुस्तान छोडा । कुछ काम राषघ्ते 
में किया, कुछ बहा आकर और डायरिया पढकर डिप्लोमैटिक वेग में हिन्दुस्तान भेजी । 

डायरिया बापू स्वय पढ गये थे। मगर वे होते तो शायद कई विचार और अधिक 
स्पष्ट करते । पूजीवाद और समाजवाद के बारे में उनके विचार खास महत्त्व रखते हू । 
वे पूजीवाद के छात्रु थे, पूजीवादियों के नहीं । पूजीपतियो के अनुभव का, ज्ञान का वे 
उपयोग करना चाहते थे । मगर उनका कहना था कि पूजीपति अपने आप ट्रस्टी वन जावे 
और अपने ज्ञान और अनुभव का उपयोग अपने लिए या अपने कुटुम्ब के लिए नहीं, देव के 
रिए करे। जो लोग ट्रस्टीशिप को अच्छा न समझते हो या उनको इसकी सफलता के चारे 
में कुछ शका हो उन्हे हिन्दुस्तान की रियासतो का उदाहरण देखना चाहिए। एक जमाना 
श्प्न्‍ो कि राजकोद जैसी छोटी-सी रियासत सें लोकसत्ता कायम करने के लिए वायू को 
उपवास करना पडा था । मगर आज पाच सो रियासतो के लोग अपने देश की खातिर 
अपनी सत्ता प्रजा के हाथो में दे चुके हे । वां का कहना था कि जब जनता एक चीज़ 
चाहती है, जनता में जाग्रति आ जाती है और वह दृढता तथा ज्ञान्ति से अपनी माग पेश 
करती है, तव सत्ताधारी राजा हो या पूजीपति, विदेशी सरकार हो या देशी सरकार, उसे 
वह पूरी करनी ही पडती हैं । जो कानून प्रजा की माग से बनते हे उनका बोझ प्रजा पर 
नहीं पडता । जब कानून ऊपर से बनाये जाते हे तव उनका बोझ प्रजा को कुचल सकता 
है। मगर प्रजा की साग सच्ची होनी चाहिए । प्रजा को अपना धर्म समझना ओर उसका 
पालन करना चाहिए । दे मानते थे कि अपना धर्म पारून करने वालो को ही हक मागने 
का अधिकार है । 

बापू की कल्पना के आदर्श सत्ताधीश कैसे होने चाहिए, यह विषय भी अत्यन्त 
रोचक है। वापु की कल्पना सें सत्ताधीश लगभग पूर्ण पुरुष होना चाहिए । उसे सर्वेथा 
नि स्वार्थ, सत्यमय, अहिसामय, सतत जाग्रत, सयमी, अपरिपग्रही, आत्मत्यागी, सासारिक 
लोभ और सत्ता-मोह से मुक्त, विनम्न और प्रजा का मुख्य चाकर बनकर रहनेवाला होना 
चाहिए । ऐसे सत्ताधीश को सत्ता खोजनी नही पटती, सत्ता अपने आग उसे सोज लेती हूँ । 

दिल्‍ली में आखिरी दिनो में एक दिन-सुबह घूमते समय बापू से सेंने पूछा, 
“बापू, आपने कहा है, आप दरअसल समाज-सुधारक है । विदेशी राज में आप अपना 
काम नहीं कर सकते थे, इसलिए आपको राजनीति से पडना पडा। अब विदेशी राज 
चला गया है। क्या अब आप अपना समय रचनात्मक काये में लगावेगे”? समाजसुधार में 
अपनी सारी शक्ति खर्च करेगे? ” उन्होनें उत्तर दिया, “अगर में इस अग्नि-परीक्षा में 
से निकला तो मुझे पहले राजनीति को सुधारना होगा *” राजनीति सत्य ओर 
अहिंसा के आधार पर चल सकती है । धर्म से वह अलग या भिन्न नहीं, यह बापू को 
सबसे बडी शोध रही । 


: १२: 


अगर जीवन का आधार सत्य और अहिसा बनाना हैं तो बचपन से ही बच्चे की 
सालोीम उसी तरह की होनी चाहिए । सो उन्होने नई तालीम हमारे आगे रखी । जन- 
साधारण को आजाद होना हैं, लूट से, शोषण से बचाना है तो विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त 
, स्वीकार करना होगा । छोटे-छोटे उद्योग-धन्धो को बढाना होगा । बडी-बडी फैक्टरिया 
बनाने से सत्ता थोडे लोगो के हाथो में चली जाती है, वे सत्ताधारी भले ही सरकार हो या 
पूजीपति । बापु को वह स्वीकार न था। सो उन्होने हमारे सामने ग्राम्य जीवन, ग्राम्य 
उद्योग का आदर्श रखा, चर्खा रखा, सारा-का-सारा रचनात्मक कार्यक्रम रखा। 
अमरीका जैसे देश में, जहा छोग फैक्टरियो के पुजारी रहे हे, विशाल उत्पादन पर चलते 
आए हे आखिर इस रास्ते का दोष देखने लगे हे । रेडियो पर और दूसरे साधनों द्वारा 
फिर से देहात बसाने की बाते कर रहे है । एटम बस ने उनकी आखें खोल दी है । 
मुझे टेन्नेसी वैली अथॉरिटी प्रोजेक्ट (दी. वी ए.) वालो ने उसकी नई तालीम 
(प्रोग्रेसिव एजूकेशन ) की फिल्म बडे उत्साह और गये से दिखाई। मेने देखा कि बापु की 
बताई नई तालीम में इससे बहुत ज्यादा मसाला हैं। मगर अपने धन की कीमत समझ्ेंगे, 
या न समझकर पश्चिम के रास्ते बह जायगे, सो कौन कह सकता है? एक छोटी-सोी 
मिसाल लीजिए । हमारे देश में करीब-करीब सब माताए अपने बच्चो को दूध पिलाती 
हैँ ।॥ यहा पर वह छोड दिया गया था, अब उसके दुष्परिणाम देखकर फिर सा के दूध को 
वापिस लाने की भारी कोशिश हो रही है । यहा पर सब बच्चों को अस्पताल में मा से 
अलग नसंरी में रखा जाता था, अब मा और बच्चे को साथ रखने का प्रयत्न हो रहा है । 
हम अपने अस्पतालो में आज भी बच्चे को मा से अलग रखने के प्रयत्न में हे। जिन 
चीज़ो को पश्चिम हानिकारक समझ कर छोड रहा है, उन्हे हम ग्रहण करने की कोशिश 
"में हे । बापू हमारे कान पकड कर आज रोक नही सकते । क्या हम उनके बताये मार्ग को 
भूल जायगे ? क्या हसु पश्चिमी धारा में बह जायगे, या पश्चिम को और जगत्‌ को रास्ता 
बताने वाले बनेंगे? जगत्‌ हमारी तरफ देख रहा है और उसका कारण बापु है। बाप्‌ आज 
बुद्ध और ईसा की कोटि में गिने जाते हे। ,जवाहरलालजी की तुलना लिकन के साथ 
की जाती है। उनके आदश्शवाद, विश्ववन्धु भाव और विश्वज्ञान्ति भाव, सत्यनिष्दा, 
सत्यपरायणता और न्यायप्रियता के कारण जगत्‌ के नेताओ की श्रेणी मे जवाहरलालजी 
आज प्रथम स्थान रखते हे। मगर अकेले जवाहरलालजी हिन्द का बेडा थोडे पार कर 
सकते हे! जिनसे उन्हे काम लेना है, उन्हे स्वय इन ऊँचे आदर्शों को अपनाना है, हिन्द की 
जा को अल्पदृष्टि छोड कर दीर्घ दृष्टि से काम लेना है और अपनी त्रुटियो को दूर करके 
बापू के बताये ऊँचे आदर्शो पर चलना है। बायु की तपदचर्या हमारी मार्गदर्शक बने 
ईश्वर हमें उस महापुरुष के देशवासी होने के लायक बनावे” उनके बताये मार्ग पर 
चलने की शक्ति दे, यही प्रार्थना है | ' 
बाल्दीमो र, मेरोलेण्ड, 
अमरीका ] -- सुशीला नेयर 


#०" (५७6 आओकीाओझ_,० 6 0 0 ०७ 


नर # नी >> 0 छ 
था ० «( 0० 0 ७ ७ 


श्द 


र्छ 
र्८ 


विषय-सूची 


प्रारम्भिक 

भारत छोडो' प्रस्ताव 
गिरफ्तारिया 

आर्थर रोड जेल 

अनोखे अनुभव 

आगाखा महल 

महादेवभाई के साथ चार दिन 
महादेवभाई का अवसान 
अग्नि-सस्कार 

विषाद की छाया 

समाधि-यात्रा 

पुण्यस्मरण 

महादेवभाई के बाद 

वा अस्वस्थ 

भाई आ पहुचे 

अहिसा की कसौटी 

घूमते-फिरते सामान्य शिक्षण 

जेल में बापू का पहुला जन्म-दिन 
ईद का त्यौहार 

सत्याग्रह में आत्महत्या? 

बा की पहली सख्त बीमारी 
सच्ची वैज्ञानिक के प्रति भावता 
मीरावहन की सालगिरह 

एक और उत्सव 

सतयुग की कल्पना 

भसालीभाई का उपवास 
दृसस्‍्टीकषिप का सिद्धान्त 

गोलसेज परिषद के कुछ सस्मरण 


५ 2!। 


८९ 

९३ 
१०२ 
श्ण्प्‌ 
१०८ 
१११ 
११४ 
११८ 
श्र५ 
श्र७ 
श्ह्टे४ड 
१४० 


२९ 
३० 
३१ 
रे२ 
रेर 
३४ 
ढ्ढे ण्‌ 

३६ 
३७ 
३८ 
३९ 
डि० 
है. 
४२ 
४३ 
ड़ 
ह.५ प्‌ 
४६ 
४ 
४८ 
४९ 


नी 


ना 


नी 


५१ 
'प२ 
५३ 
पड 
प्‌ 
'५६ 
५७ 
५८ 
५९ 


६१ 
घ्२ 


श्ड 


चर्सा और ग्रामोद्योग 

भावी समाज-रचना का आधार 

सत्ता और अजहिसा 

विविध चर्चाए 

झूठे आरोप 

उपवास के बादल 

निश्चय और तेंयारी 

वाइसराय को पत्र 

जेल में पहला स्वतत्नता-दिवस 

उपवास के निश्चय से चिता 

वाइसराय- का उत्तर 

उपवास अग्निपरीक्षा 

परिचारकों की विदाई 

सरोजिनी नायड की बीमारी और रिहाई 
अहिसा का प्रयोजन 

गुप्त-तीति का विरोध 

राष्ट्रीय सप्ताह 

सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (१) 
मक्सवेल को पत्र 

शतान व ईदवर 

सरकारी आरोपपन्न और उसका उत्तर (२) 
मनोरजक घटना 

सरकारी आरोपपतन्न और उसका उत्तर (३) 
जेलखाना नही, सुधार-गृह 


हकूमत जाओ--दिन की संवत्सरी 
सहादेवभाई की बरसी 

अहिसा का बाह्य चिन्ह--चर्खा 

हिसा के बोच ऑअहिसा 

जेल में बायु का दूसरा जन्मदिन 

सच्चा धर्म 

जेल में दूसरी दीवाली तथा अन्य उत्सव 


भाभी का आपरेशन और सृत्यु 
बा के बारे में चिन्ता 
अहिसा में विचार-बुद्धि 


१४३ 
१५१ 
१५८ 
श्द्र 
१६८ 
श्छड 
१८२ 
२९० 
१२९९ 
२०१ 
२०९ 
२११ 
२४१ 
र्४ड६ 
२५१ 
२५४ 
२५८ 
२६० 
र्द५ 


२७९ 
२८५ 
२८६ 
२९५ 
३०० 
३०२ 
३०५ 
३०८ 
३२६ 
शे२८ 
डेड५ 
३४९ 
३५७ 
३६९ 


श्र 


53 वा की निरागा इ्छढ॑ 
“६४ हालत ओर बिगड़ी ३७८ 
६५ अतिम रात्रि ३८७ 
६६ वा चली गई इ्९्द 
६७ अत्येष्दि-क्रिया ३९८ 
६८ वियोग-वेदना ४०२ 
६९ सत्याग्रह और सत्ता ” ४०७ 
७० फिर अपने-अपने कत्तेव्य पर ४१० 
७१ मीरावबहन की आश्रम-योजना दड१्द 
७२ अग्रेज़ों की नीति ४१८ 
७३ जेल में मन-वहलाब ४२२ 
७ वा की स्मृति ४२३ 
७५ असतोपष और प्रगति डरड 
७६ वा के बारे में सरकार की सफाई ४२७ 
७७ वापु की जागरूकता ०४5 ४३० 
७८ जेल में दूसरा राष्ट्रीय सप्ताह ४३१ 
७९ बापू को मलेरिया ४२३८ 
८० मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य डवरे 
८१ सरकार की चिन्ता डं४७ 
८२ रिहाई की खबर ८५१ 
८३ रिहाई ड५ु३ 


न्धाय्ल्थ्टफ्क्‍्ेाए+ 


आवरण एण्ठ 


इस पुस्तक के आवरण का भावपुण चित्र आगाखा महल के काराबास 

के समय का है । बापू, वा तथा अग्य जन प्रार्थना में छोन हे । इस चित्र के लिए हम 

श्री घीरेन गाधी के आभारी है, जिनके 8 (ागए5४८ ग्रा0. 0क्षार्ताएरा३ 50 
अलबस से इसे तथा उपवास का एक चित्र लिया गया है । 

“प्रकाशक 


७ &6छ ७-४ ७८ छ >»0 ०७ 


ने ७ “०७ 
>5 “७9 ७ |? 


न न 
ण्<्‌ जा 


श्५ 


० 
नं 


२६ 
२७ 
र्‌ 


७ 


चित्र-सूची 


बापु के साथ लेखिका - 

वा: बापू सरदार 

वा ४ 

आगाखा महल का बद द्वार 

मह॒ल का भीत री हिस्सा २ 
कटीले तारो को बाड 

बापू और महादेवभाई 

सहादेवभाई और उनका परिवार 
समहादेवभाई को समाषि 

बापु और प्यारेलालभाई 

टहुलते समय बापु के साथ मीराबहन 
चितक बापू 

उपवास को सम्ताप्ति 

बापू और सरोजिनी नायडू 

बा की अतिम प्रार्थना 

आखिरी श्वास 

बा के दाव के पास बापु 

जेल की चादर पर बा का शव 
देवदासजी ने अर्थी सजाई 

बा को अर्थी के पास बापु तथा अन्य व्यक्तित 
चिता 

अग्निदाह 

प्रज्वलित चिता 
महादेवभाई और बा को समाधिया 
कारावास में अतिस प्रार्थना .. 
आगाखा महल का खुला फाटक 
महादेवभाई औ्ौर वा की सगमर॒सर की समाधियों पर दशनार्थी 
सहादेवभाई की सगसरमर की समाधि 





छू नस 


२२ 
र्रे 
द४ 
६०. 
5५ 
छ२ 
११४ 


र४ड0० 
२४६ 
३६४ 
३९५ 
३६५ 


श्ध्फ 


४७० 
४०० 
४०१ 
४०९ 


डर 
डप्रे 
डएद 
डेपए्‌ 


बापू की कारावास-कहानी 


| आगाखां महल में इक्कीस मास | 





लेखिका बापु के साथ 


प्रारंभिक 


मुझे बापूजी के प्रथम दर्शन सन्‌ १६९२० के बाद हुए थें। असहयोग-आदोरलून 
शुरू हो चुका था ओर बापूजी दौरे पर गुजरात गये थे । मेरे पिताजी, में जब चद भहीने 
की थी, गुजर गये थे। बडे भाई (प्यारेछालजी) एम ए में असहयोग करके बापु 
के पास सावरम्रती आश्रम में चले गये ये । में उस समय बहुत छोटी थी और अपनो माताजी 
लथा दूसरे भाई के साथ गुजरात के एक देहात में रहती थी । मुझे याद है कि एक दिन 
में रास्ते पर खेल रही थी कि बहासे ऊुछ छोगो को इकद्ठे जाते देखा । उनमें हमारी 
माता समान बडी, चचेरी बहन थीं, गाव को एक विधवा, जिन्हें सब छोग 'फूफी' कहते थे । 
मेने उनसे पूछा, “आप कहा जाती हूं?” वे कहने लूगी, “महात्मा गाघी के दर्शन करने ।” 
अहात्मा गाधी का अर्थ उस समय मेरे लिये था मेरे बटे भाई । में भी उनके साथ चलदी । 
ह छोग तागे में जाने वाले थे, मगर ताया नहीं सिल्ा । सो में उनके साथ पाच मील पंदल 
खली । शायद कुछ समय के लिए किसीने गोद में उठा लिया था। 

गुजरात पहुचे तो भीड का पार न था। किसीने मुझे ऊचा उठाकर बताया कि वह 
महात्मा गावीजी हैं, मगर मे उन्हे देख भी नपाई । उनके साथी एक जगह बंठे नाइता कर 
रहे थे। दूर से उनके दर्शन करके हम छोग वापिस आगये । मेरे भाई उनमें नहीं थे । 
के भाई मिद्े, न महात्मा गावी के दर्शन हुए। इससे निराक्षा होती, इतनी समझ अभी नहीं 
आईं थी। खशी-खुशी ग्राम को छोटे | उसके कुछ महीने या साल भर बाद हम लोग अपने 
चचा के पास रोहतक गये हुए थे, वहा महात्माजी आये। भाई भी उनके साथ थे। 
महात्माजों स्त्रियों की सभा में भाषण करेंगे, यह सुनकर मेरी माताजी वहा गईं । उन 
गदिनों हमारे घर में पर्ण था। पुरषों को सभा में स्त्रिया जाय, यह्‌ चचाजी को पसन्द न 
“आा। मगर स्त्रियो की सभा में उन्होंने जाने दिया। मा की उगली पकडें, भीड को चीरते 
हुए हम महात्माजी के पास पहुचे। स्त्रियो की सभा में इतता शोर था कि महात्माजो भाषण 
नही कर सके थे। सो वे फड इकद्ठा कर रहे थे। माताजी ने प्रणाम किया और कहा, “से 
प्यारेलाल को माता हु । आपसे मिलना चाहती ह ।” उन्होने उन्हें छाहोर में मिलने को 
कहा । 

कुछ दिन बाद हम छोग उनसे मिलने लाहौर गये । स्व० चौधरी रामभज दत्त 
की कोठी पर वावु का डेरा था। माताजी गई था बापुजी से अपना रूडका वापस 


च् 


है बापु की कारावास-कहानी 


सागने, किन्तु माताजी ने आकर वताया कि उनके सामने जाकर मुह से कुछ और ही निकल 
गया और वे बोली, “आप मेरे लूडके को अधिक-से-अधिक पाच साल तक भले अपने पास 
रखिये, पीछे मेरे पास भेज दीजिये । मेरे पति के वेहात के बाद यही मेरे घर कह 
दीया है ।” 

बापूजी ने क्या उत्तर दिया सो मुझे पत्ता नही । मुझे माताजी बाहर छोड गई थी, 
इधर-उधर खेलकर थकतने पर में चुपचाप बापूजी के कमरे में घुस गई । मेरे पावो में जूते 
थे। भाई मुझे भगा देना चाहते थे मगर बापुजी ने रोका और जूते निकाननकर आने की 
आज्ञा दी । आई तो उन्होने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। वे मा से कह रहे थे कि 
तुम भी अपने लडके के पास क्यो नहीं आजाती ? मरा ने कहा, “घर-बार छोडकर 
कैसे आ सकती हू ?” ह 

बापु ने हसते-हसते मगर करुण स्वर में उत्तर दिया, 'मेरा भी घर था ।” फिर 
मेरे सिर पर हाथ रखकर कहने लगे, “यह लडकी मुझे देदो ।” भा बोली, “यह तो मुझसे 
न हो सकेगा ।” फिर बापु मेरे मिल के कपडे की हसी उडाने लंगे। बोले, 'दिखो 
न, इस छोटी-सी लडकी को भी विदेशी कपडा पहनाया है ! क्‍या बात है ?” सा बचाव 
करने लगी, “नहीं, स्वदेशी हैं।” उससे बापु को सत्तोष होने वाला नही था। से 
यह सवाद सुन रही थी। उस समय खटद्दर की मीमासा सेरी समझ से बाहर थी, 
सार ते पहनने योग्य कपड़ा पहना है, यह समझकर मुझे अदर-ही-अदर बडी शरस-सी 
लग रही थी। मुझे उस समय यह स्वप्त से भी कल्पना न थी कि एक दिन बापू के: 
निकठतम सम्पर्क में आने और सेवा करने का मुझे सौभाग्य सिलेगा। 

जब में बारह साल की हुई तो मेट्रिक की पढाई के लिए माताजी के साथ 
लाहौर चली आई । स्कूल में भर्ती हुए बिना मेट्रिक पास करके मे कालेज में उटर (साइन्स ) 
में दाखिल होगई । भाई ने कई बार चाहा कि सुझे अपने साथ सावरमती आश्रम 
लेजाएं, लेकिन माताजी राजी न होती थी। उन्हे डरथा कि छूडका तो गया, वहु लडकी 
को भी अपने रास्ते लगाकर उसकी समझ उलटी कर देगा और अपनी तरह बेघरबार की 
बना देगा । वे कहती थी, 'लडका तो भिखारी हुआ, किन्तु लडकी भी भिखारिन बचने, 
यह मुझसे सहन न होगा ॥* 

किन्तु प्रारब्य के आगे किसीको नहीं चलती । १६२६ की गरमी की छुट्टियों में हम 
दिल्‍ली गये हुए थे । भाई वहा आए और फिर मुझे अपने साथ लेजाने को अपनी पुरानी 
बात चलाई । इस बार माताजी मान गई । उस ससय से लेकर से कभो-क्रभी गरमी को 
छुट्टियों में भाई के पास आश्रम मे चली जाया करती थी । 

लेडी हाडिग कालेज से डाक्टरी का इस्तहान पास करके में शिशु-पालन और प्रसृति 
विषयक विशेष शिक्षा के लिए कलकत्ते चली गई। इत्तिफाक से बापुजी उस समय बंगाल के 
नजरबन्दियों को छुडाने के लिए कलकते आए। श्री शरत बोस के यहा वुडबर्त स्ट्रीट पर 
उनको ठहराया गया था। वहा काग्रेस सहासमिति (ए आई. सी सी ) की बेठक 


न्क्ा 


प्रारभिक ु 


भी थी। बापू को रक्तचाप बढने की शिकायत तो रहती ही थी, ए जाई सी सी की वंठक 
में उन्हे बहुत थकान लगी । उसी रोज़ वर्धा चापस जारहे थे। सामान वगैरह स्टेशन पर 
जाचुका था। वबापूजी बेठक से बाहर आये । गद्दी पर बैठे फल के रस का गिलास हाथ में 
लिया, इतने में उन्हे चक्कर-सा आ गया। मेने तुरन्त डा विधान राय वगैरह को बुलाया । 
मेने मा से सुना था कि लहू का दवाव बढते पर भी मेरे पित्ताजी बाहुर चले गणे थे । 
रास्ते में उनकी नस फूट गई थी ओर वे चल बसे थे। सो मे समझी कि बापूजी इतने वके हं, 
जरूर लट्ट का दबाव बढा होगा । उन्हें गयुज सफर नही करना चाहिए। डा विधान 
राय ने देखा तो सचमुच लहू का दवाव बहुत बंढा या । सो उस दिन बायूजी का जाना 
रूक गया । कुछ दिनो बाद जाने का समय आया तब भी उन्हे अकेले सफर करने की 
इजाजत देने की उनकी हिम्मत न हुई। में वहा भाई ओर महादेव भाई से मिलने जाया करती 
थी । आखिर यह तय हुआ कि में उनके साथ देखभाल के लिये डावटर की हँसियत से 
जाऊ और डा विधान को सूचित करती रहू । चुनाचे में एक महीने की छुट्टो लेकर 
उनके साथ सेवाग्राम गई । वहा से बापू को जुह ले जाना पडा। मेरी छुट्टो खतम हो 
गई थी। और मागी । पीछे वापस जाने की बात छोडकर वही रह गई। 

बापू राजकोट-सत्याग्रह के समय राजकोट जाते समय मुझे निजी डाक्टर की उपाधि 
देकर अपने सा» राजकोट लेगए। मेने इसमें अपना परम सोभाग्य समझा । सगर साथ 
ही झेंप भी लगती थी--कॉलेज से अभी निकली एक लूटकी आर महात्मा गाधी की डावटर! 
अख़बारवाले खबर पूछने आते तो मुझे उनसे बात करते नहीं दनता था, मगर डा विधान 
राय, डा गिल्डर और डा जीवराज मेहता अपनो उदारता और व्यवहार से मेरी झेंप 
दूर कर देते थे । बाद में विचार करते हुए बापूजी को लगा कि उनका डाक्टर तो केवल 
ईश्वर ही हो सकता हूँ । डाक्टरी सेवा का वे उपयोग कर लेते थे, किन्तु अपना डावटर 
बनाकर ही किसीको अपने साथ रखना वे अपने जीवन-सिद्धात के विरुद्ध मानते थे । 
“उन्होने कहा, “मेरा डाक्टर तो केवल भगवान ही है, तू तो मेरी लडकी हूं। लडकी के पास 
डाक्टरी ज्ञान हैँ तो वह उसके द्वारा अपने बाप की सेवा भी करेगी, किन्तु में तेरे डावदरी 
ज्ञान का उपयोग गरीबो की सेवा के लिए ही करना चाहूगा ४“ पर यह तो आध्यात्मिक 
बात थी । जहातक बाह्य सबंध था, उसमें कुछ भी परिवर्तन न हुआ और जनता और 
जगत के लिए में उनकी निजी डाक्टर ही रही । इसका एक बडा विचिन्न परिणास 
आगे जाकर आया । 

मं एम डी को परीक्षा के लिए फिर दिल्‍ली चली गई । अपने पुराने लेडी हाडिग 
कालेज में काम ले लिया और साथ-साथ कुछ अनुसधान का कार्य किया ओर एम डी की 
परीक्षा पुरी की । मई मास (१६४२) में यह काम पुरा हुआ, लेकिन मेरी नोकरी को सुद्ृतत 
तो अगस्त के मध्य में प्री होती थी । मेरा इरादा था कि में बबई में होने वाली ए आई 
सी सी, की बैठक पूरी होने के बाद सेवाग्राम जाऊगी, किन्तु ४ या ६ अगस्त को 
अकस्मात एक मित्र के साथ, जो सरकारी नौकरी में थे, मेरी मुलाकात होगई। चे 


5 बापू को कारावास-कहानी 


पुछने लगे, (क्या तुम ए० आई० सी० सी० की बंठक में जाने वाली हो ?” मेने कहा, 
“में तो वेठक पूरी होने के बाद सेवाग्राम जाऊगी।” वे मुह चढाकर बोले, “तब वहा क्या 
होगा ?” मुझे खटका लगा, कितु बहुत पूछने पर भी उन्होने और कुछ न बताया। बंबई 
की ए० आई० सी० सी० की बैठक में 'भारत छोडो' का प्रस्ताव आने वाला था। अफवाह 
गरम थी कि परिणाम में बापु और सब काग्रेस के बडे-बडे नेता तुरत गिरफ्तार कर लिये 
जाएगे। म॑ सीधी अपने प्रिसिपल के पास आई और बोली, “आप मुझे अभी गरमी की 
लम्बी छुट्टी देदेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा । कुछ गडबड होने से पहले में बबई पहुच जाना 
चाहती हू ।” 

मेडिकल कालेज में गरमी की छुट्टी वारी-बारी से मिलती: है, कुछको शुरू में और 
कुछको आखिर में । उन्होने सहानुभूति के साथ कहा, हा, जरूर होआओ ।” फिर 
फौरन ही उन्होने छट्ठी की अर्जी का फार्म सेरे पास भेज दिया और कहलवाया, “आज ही: 
दरख्वास्त लिखकर भेजवो ।” 

यह हुई पाच अगस्त की बात | ७ अगस्त को में दिल्‍ली से बम्बई को रवाना 


होगई । 


'भारत छोडो' प्रस्ताव 


बिडला-हाउस, बम्बई 
८ अगस्त १६४२ 


८ अगस्त को शास के करीब ५॥ बजे जब बॉम्बे सेंट्छल॒ पर गाडी से उतरी 
तो स्टेशन पर मुझे लिवाने के लिए कोई आया नहीं था। मेने सोचा, बिडला-हाउस देलीफोन 
करके किसी को बुलालू। पब्लिक टेलीफोन का उपयोग करना में जानती नही थी, इसलिए 
पूछताछ दफ्तर के बाबू से पुछकर वहा के टेलीफोन का इस्तेमाल करने के लिए भीतर 
गई। नम्बर देख रही थी कि इतने में पुलिस ओर मिलिट्री के कोई दस-बारह अफसर 
टेलीफोन करने आये । मुझे उन सब के चेहरे तने हुए लगे । मन में आशका हुई, कह 
गिरफ्तारिया शुरू तो नही होगई । 

टेलीफोन पर मुझे कोई जवाब नही मिला | में स्टेशन से बाहर आई । दो ही 
टैक्सी खडी थीं। टेक्सीवालो ने किरायेपर तग करना शुरू किया । आखिर एक शरीफ 
आदसी ने स्टेशन के वाहर जाकर मोटर के हिसाब से टैक्सी छा दी। मेने उनसे 
पुछा, “बापू को पकडा तो नहीं है न?” उन्होने जवाब दिया, “नहीं, अभी तो 
शान्ति हैं ।” 

बिड़ला-हाउस पहुची तो भाई (प्यारेलालजी), बापू, महादेवभाई, सब काग्रेस 





$ 
5 22262: 00०२५ 7 0 अआ 


वा बापू सरदार 
(श्राठ अगस्त सनू ४२ को कांग्रेस महासमिति की बेठक से पहले) 





बा 


“तू न रह सकती हो तो 


पृष्ठ ९ 


| 


चल 


भारत छोटो' प्रस्ताव ट। 


महासमिति की बंठक में थे। असम्तुस्सछामबहन,” प्रभावततीवहन और वा घर पर 
थी । वाद में लीलावती वहन: भी आयईड । यहा मेरा तार नहीं पहुचा था, इसलिए 
मुझे देखकर सवको आउचय्य हुआ। 


भाई को मंने फोन पर बुलाया । बहुत मुध्किल से मिले । आये तो मेरी आवाज 
और नाम सुनकर कहने रूगे, “में तो अभी-अभी महादेवभाई के साथ जर्त लूगाकर आयः 
हू कि तुम आ नहीं सकती ।” मेने बैठक में जाने की इच्छा प्रकट की । झटपट स्थान 
किया। खान्ग परोसा ही गया था कि सोटर लेने को आगई । दो केले हाथ में लेकर 
मोटर में जा बैठी। पडाल में पहची तो भारत छोडो” प्रस्ताव पर मत लिये जा 
रहे थे। भाई सुझे मच पर लेगये। मंने बापू को दूर से देखा । महादिवभाई मुझे देखकर 
भाई से कहने लगे, “उससे कहो, तुम कँसे शर्त हारे | ” 
वोटिंग पुरा हुआ | बापू का भाषण शुरू हुआ । बापू पूरे श। घटे एक सास 
में बोले। अद्भुत भाषण था और बापू की वाणी में और दलील में अदभुत जक्ति थी । 
भाषण पूरा हआ। बापू उठे। मंने प्रणाम किया। उन्हें वटा आइचर्य हुआ और सुशी भी 
हुई। बोले, “तो तू ठीक मौके पर पहची ।” बल्‍्लभभाई मिले। कहने रंगे, “कल आती तो 
एक ओर काम का भाषण सुन सकती ।” पिछले दिन वापु का जो भाषण हुआ था, उसीकी 
ओर सरदार का यह इजारा रहा होगा । 
बापू, बलल्‍लभभाई, महादेवभाई और मणिबहन के साथ में मोटर में बैठी । भाई 
इूसरी मोटर में आये। बापू समय पुछनें लगे। उस समय रात के सवा दस बजे थे। उन्हें 
आह्चर्य हुआ। उनको कल्पना तक नहीं थी कि वे सवा दो घटे बोले है । कहने लगे, “जब 
, में बोलने को उठा था, में नहों जानता था कि में क्या कहने वाला ह। अब मेरी समझ में 
व्यरहा हैं कि कल रात मे क्य्ये नहीं सो सका। मेरे मत पर बोझ था कि इतना कहना हैं, 
कंसे कह पाऊगा | मगर मेने सोचा, अगर ईश्वर को मुझसे कुछ कहलाना होगा तो वह मेरी 
जवान खोल देगा, वरना में तो इस वात के लिए भी तैयार था कि सिर्फ यही कहकर बेठ 
जाऊ कि मुझे कुछ सुझता नही, म॑ आपसे क्‍या कहू ?” लेकिन ईइवर ने मेरी जवान 
खोलदी। में मानता हू कि ईव्वर ही मुझसे वुलूवा रहा था। क्षणभर के लिए तो मुझे 
यह भी डर लूगा कि कहीं आज मेरा खातमा तो नहीं हो जाएगा! लेकिन फिर 
* आश्रम की एक मुसलमान वहन, जो वरसों से गावीजी के पास रही और 
आजकल अपहत हिन्दू लडकिया को छडाने के काम मे लगी है । 
विहार के चम्पारन-सत्याग्रह में गाबीजी के पुराने साथी आर विहार के 
सुप्रसिद्ध नेता श्री शत्रजकियोर वाबू की लडकी और समाजवादी नेता श्री' जबप्रकाण 
नारायण की पत्नी, जिन्हें वाल्यावस्था से ही उनके पिता ने गाधीजी को साप दिया 
था और जो आश्रम में उनके साथ रहती थी। ५ 
7 एक विधवा कन्या जिसने गाधीजी और आश्रम को अपना लिया था | 


८ बापू को कारावास-कहानो 


सोचा, ईश्वर को मुझसे काम करवाना हैँ तो वह खुद शक्ति देगा और उसने दो भी । 
आज मेने करीब-करीब सभी मतलब को बातें कह डाली हे। अब करू की आम सभा सें 
मेरे लिए कोई खास नई बात कहने को रह नहीं जाती । अब तो सिर्फ दोहराने की बात हैँ ।” 
बाद में उन्हें याद आया कि इडियन सिविल सविस' को जो दो शब्द आज कहने चाहिए 
थे, सो कहना भूल गये थे। बोले, “कोई हर्ज नही । कल सही । अभी तो यह सब सुनाने के 
बहुत मौके आने वाले है ।” 

बापू ने सोचा था कि आज सभा से लौटते वक्‍त श्री मथुरादासभाई* को देखते 
जायगे। लेकिन रात इतनी होगई थी कि इरादा छोडना पडा। बोले, “कल समय निकाल 
सका तो जाऊगा। सगर कल समय निकालना कठिन हैं।” इतना कहकर फिर सोचने 
लगे कि कल क्या-क्या करना है । सुबह कार्यकर्ताओं की सभा हैं, बाद सें वकिंग कमिटी 
होगी, फिर यह और वह, और शाम को पब्लिक मीटिंग वगैरा-वगरा । 

घर लौटे तो प्रार्थना के लिए आये हुए कुछ लोग अभीतक बेठे थे। प्रार्थता हुई। 
एक गुजराती बहन न भजन गाया---_मारू माथु नमाव प्रभु तारा चरणरजनी तले ४” 

महादेवभाई ने इस बहन को गुरुदेव के कुछ गीतो का गुजराती अनुवाद करके 
दिया था। यह उन्हीमें से एक था। उन्होने खुद ही इन गीतो की राग बैठाई थी। बहुत 
सीठे स्वर में उस बहन ने यह भजन गाया था। महादेवभाई भी गारहे थे। 

जब बापू सोये, साढे ग्यारह बज रहे थे। में भाई के साथ टहलने रूगी। भाई ने 
सुझे उस समय की स्थिति के बारे में कुछ बातें बताई । फिर हम दोनो महादेवभाई के कमरे 
पें गये । वे अभी जागते थे। 

में बस्वई कैसे आई यह सुनकर सब मेरा सजाक उडाने रगे। बोले, “कैसी 
चवराकर भाग आई ? कया सरकार इतनी मूर्ख होगी कि महाससिति की बंठक हो 
ज्ञाने दी, लोगो में उत्साह भरने दिया और अब पकडले ! ” 

डॉक्टर जीवराज मेहता का फोन आया। पूछ रहे थे कि कल हम किस वक्‍त बापु 
को देखने आए ? मेन बापू की डॉक्टरी परीक्षा की थी। आज के इतने परिश्रम के बाद भी 
बापू के खून का दबाव सिर्फ १८६ और ११६ था। हमेशा जितना चढा करता है, उसके 
सुकाबले आज का यह दवाव बहुत अच्छा कहा जा सकता है। फिर भी डॉक्टर मेहता और 
डॉक्टर गिल्डर को तो कल आना ही था। बापू से पुछकर उनको दोपहर दो बजे का वक्‍त 
दिया। बाद में जब डॉक्टर मेहता ने डॉक्टर गिल्डर को फोन किया तो वे हसकर 


बोले, “कल दो बजे किसे देखने जाओगे ?” मगर किसीने नहीं माना कि सचमुच 





अ्याधीजी के भतीजे सहकर्मी, वाद में ववई कारपोरेशन के मेयर हुए। 
गाधीजी के साथ उनके सस्मरणों के लिए देखिए “बापू की प्रसादी” (गुजराती 
सस्करण, नवजी वन कार्यालय, अहमदाबाद ) डे 


हे प्रभो ! अपने चरणों की रज के तले मेरा सिर झुका । 


गिरफ्तारिया 


2 


यापु पकडे जायगे। ४ 

एक बजे मे अपने विस्तर पर गई। भाई महादेवभाई के साथ कुछ देर 
बातें करते रहे। शहर में बहुत जोरो की अफवाह थी कि वाघु को सुबह ही पकड लेंगे। 
फोन-पर-फोन आरहे थे । भाई ने महादेवभाई से कहा, “महादेवभाई, कल हम क्‍या 
करेंगे ?” महादेवभाई बोले, “फिकर क्यों करते हो, हाथ-में-हाथ मिलाकर हम एक 
साथ बाहर निकल पडेंगे और भगवान हमको कुछ-न-कुछ करने की झक्ति दे ही देगा ।” 


गिरफतारियां 


बिडला-हाउस, वम्बई 
€ अगस्त ४२ 
सुबह चार बजे जब सब प्रार्थना में आए तो महादेवभाई ने कहा, “रात दो बज 
सक फोन मुझे सताता रहा। दो बजे बाद में सोया | बस, यही चलू रहा था कि गिरफ्तारी 
का सारा इतजाम होगया है। वे पकडने आरहे है, वगेरा ।/ इस पर बापु कहने रूगे, “नही, 
कल के मेरे भाषण के बाद तो मुझे गिरफ्तार कर ही नही सकते। में उनको इतना मूर्ख 
नही मानता।” फिर बोले, “अगर इसके बावजूद भी मुझे पकर्ड तो इसका मतलब 
यह होगा कि उनके दिन पूरे हुए है ।/ 
प्रार्थना के बाद में आकर बिस्तर पर लेट गई। तोन रात से रात को दो-एक 
घटें की नीद मिली थी। बापू शौच को गये। मेने भाई से कहा, “जब बापू घूमने को तेयार 
हो, मुझे जगा दीजिये।” सेने अभी चादर ओढी ही थी कि महादेवभाई अन्दर आये 
और बोले, 'वापु, बापू, पकडने आगए !” बाप को गुसलखाने में ही खबर दी गई। 
उन्होने पुछवाया, “तियारी के लिए कितना समय देंगे ?” पुलिस कमिश्नर ने कहा, 'आध 
घटा ।” बापू ने वारट देखें। महादेवभाई, मीराबहन और चापु के नाम भारत-रक्षा कानून 
के मातहत नजरबन्दी के नोटिस थे। भाई और वा के लिए लिखा था कि वे भो चाहे तो बापु 
के साथ उन्हीं शर्तों पर चल सकते हैँ। बापु ने वा से पूछा, तू न रह सकती हो तो चलूू। 
लेकिन में खुद तो यह चाहता हू कि तू बाहर रह, सेवाग्राम जा, मेरा काम कर ।” भाई से 
भी यही कहा। बोले, “में तो यह कहूगा कि यो ही सतत आओ । काम करते-करते पकडलें 
तो बात अलग हूँ।” फिर एक सूचना की, “हर एक सिपाही अपने कथधे पर करेंगे या 
मरेंगे का बिल्‍ला छगाले ताकि आजादी का एक-एक सिपाही जो अहिसात्मक रूप -से 
मरे, उस पर निशानी के तौरपर ये शब्द करेंगे या मरेंगे! मौजूद हो। 


“00 00 तीए 


१० वापु की कारावास-कहानी 


बापू ने नाइता किया। विड़लाजी वगैरा ने कुछ सवाल पुछे। बापू ने कहा, “इन 
सवालो का उत्तर करू श्ञाम के भाषण में घनिको के लिए मेने जो कहा है, उसमें आजाता 
हैं।” बाद में घनव्यामदासजी ने कहा, “बापु, उपवास की जल्दी न कीजियेंगा।” 
बापू ने कहा, “नहीं, में जल्दी करना ही नहीं चाहता। जहातक हो सकेगा, 
टालूगा।” 

फिर प्रार्थना हुई। महादेवभाई ने हरि ने भजता हजी कोई नो लाज जती नथी 
जोई रे“ भजन गाया। फिर रामघुन हुई । अस्तुस्सलामबहन ने कुरान की कुछ आयतें 
पटीं । बापू ने दो-चार किताबें गीताजी, भजनावली, अरबी प्राइमर वगरा इकट्ठी कीं 
और घनुष-तकली, पुनी का बडल आदि अपने साथ लिये। अम्तुस्सलामवहन ने कुरानशरीफ 
दिया। महादेवभाई ने अपना सामान इकट्ठा किया। सोराबहन सबसे आखिर में तंयार 
हुई। सबने बापू को प्रणाम किया। मेने पुछा, “मुझे पकडें तो क्या में आपके पास आने की 
माय कर सकती हू ?” बापू बोले, हा, जरूर। तुम कह सकती हो, में उनकी मेंडिकरू 
एडवाइजर (डॉक्टरी सलाहकार) रही हु। मुझे उनके पास भेजिये 7 ” भाई को उदास 
देखकर महादेवभाई बोले, “उदास क्यो होते हो ? फके इतना ही है न कि हम सवेरे वहा 
पहुंचेंगे और तुम शाम को। ओर हम तो बिना कुछ किये ही जारहे है, तुम कुछ करके 
आओगे ।” 

बापु की सुचना थी कि शाम की आम-सभा जरूर होनी चाहिये। इसलिए अन्दाज 
यह था कि भाई सभा में बोलेंगे और वहीं गिफ्तार कर लिये जायगे। 

बापू अपनी रूकडी लेकर चल पडे। श्रीमती रामेशवरदास बिडला ने उन्हें कुकुम 
का तिलक लगाया। दो मोटरें तैयार थीं। अगली में बापु और मीराबहन बेठीं, पिछली 
में महादेवभाई। ऊपर से सब हसते थे, मगर सबके मन भरे थे। सब जानते थे कि इस 
बार की लडाई भीषण होगी । कोई नही- जानता था कि फिर कौन, किससे, कब और कहां 
मिल सकेगा या मिलना होगा ही नहीं । 

रात सभा से छौटने के बाद बावहात और कनु महादेवभाई के साथ मजाक कर 
रहे थे। बाबला ने कहा “काका, अब हम आजाद हुँं। बापूजी ने कह दिया हैँ, अब सब 
आजाद हे। सो अब हम आपकी भो नहीं मा्नेंगे।” महादेवभाई हसकर बोले, लेकिन 
तुझ मेरी माननी ही कब पडती है ! तुझे तो अपनी मा की ही बात माननी पडती हें” 
मानो भगवान ही उनसे यह वुलूवा रहा था। कोन जानता था कि एक हफ्ते के अऋदर बाबर 
को केवल अपनी मा की हो मानने को आवद्यकता रह जायेगी 

जब पुलिस कमिउ्नर बापू को पकडने आया, पौने छ बजे थे। बापू ने तैयारी में 
आव-घदे से दो-तीन मिनट ज्यादा लिये थे, उसके लिए साफी मागते हुए. 


“हरि का भजन करते हुए किसी की लाज गई हो ऐसा नही देखा गया । 
]महादेवभाई का लडका नारायण देसाई । 


मिरफ्तारिया १ 


4) 


वे बोले, “गु कक 5079, 9 876 एल्का ए0एप फथ्ययाहु 8 ८०एछणॉ९ ० फराप्तार5 

वैजाएट 77 

चलते समय विडलाजी ने कहा, “ये छोग बकरी का आध सेर दूध मागनते हे 
बापु ने हसकर जवाब दिया, “चार आने रखवालो और दे दी ।” 

जब पुलिस आई थी, सन्नाटा था। मगर कौन जाने कहा से बात-क्ी-बात में वहा 
एक हुजूम इकट्ठा होगया । जब मोटर चलो तो बिउला-हाउस के रास्ते पर छोगो की सासी 
भीट मौजूद थी। टेलीफोन कटे पडे थे। रात को दो बजे से ही काट दिये गए ये। इसीलिए 
महादेवभाई दो बजे के बाद सोसके »ै। फिर भी बापू की गिरफ्तारी की खबर शहर में 
विजली की तरह फैल गई । बिडला-हाउस पर दल-के-दल छोग इकट्ठा होने लगे । कार्य- 
कर्ता, मित्रगण, अखबारो के सवाददाता बगैरा सब चले आरहे थे। 

हम लोग किसो भी वक्‍त पकडे जा सकते है, इस खयाल से हमने अपना सामान 
बापना शुरू किया। मेने योठा-सा जरूरी सामान अपने विस्तरे में और अठेची केस में रख 
लिया। मेडिकल बैग (दवाओं की सदूकची ) भी साथ में रखली । मगर भाई को सामान 
बावने की फ्रसत कहा | एक के बाद एक मिलने वाले आरहे थे। मुश्किल से शाम तक 
चह अपना सामान बाध सके। 

निश्चय हुआ कि वा भी आम सभा में भाषण करें। वा ने एक सदेश| बहनों 
के नाम और एक भाइयो और बहनो के नाम मुझे लिखवाया । भाई ने भी अपना एक छोटा- 
सा भाषण लिख डाला । उसमें आज सवेरे की घटना का वर्णन था ओर जनता से यह प्रार्थना 
की गई थी कि अब्र बापू को जेल से वापस राना उसके हाथ में है। इतना सब याद रखें कि 
बापू दो चीजें अपने जीते-जी बरदाइत नहीं कर सर्केंगे---एक यह कि हिन्दुस्तान के लोग 
नाम बनकर बैठ जाय और दूसरे यह कि वे पागल बनकर अग्रेज मर्दों, औरतो और बच्चों 
को काटता शुरू करदें। 

कोई दस बजें टेलीफोन आया। वर्धा का द्ुक कॉल' था। भाई फोन पर बात करने 
लगे। किशोरलालभाई के साथ वात होरही थी । भाई ने शुरू किया, आज सवेरे 
बस, सेंसर ने लाइन काटदी । बाद में दोपहर को फिर फोन मिला। वर्धा में पुलिस भाई 
की राह देख रही थी। विनोबा गिरफ्तार किये जा चुके थे। दूसरे भी, जिन्होंने पिछले 
सत्याग्रह में कुछ भी भाग लिया था, पकड लिये गए थे। भाई के ताम बारट तेयार था 





““अफसोस है कि मैने आपको दो-एक मिनट ज्यादा रोका ।” 

$मदेश इस प्रकार या--“महात्माजी तो आपसे बहुत-कुछ कह गये है । कल 
उन्होंने ढाई घटे तक महासमिति की बैठक में अपने दिल की बाते कही । उससे ज्यादा 
और क्या कहा जाय? अब तो उनकी सूचनाओं पर अमल ही करना हूँ । बहनों को 
अपना तेज दिखाना हैं। सव कोमों की बहने मिलकर इस लडाई को सफल 
बनावे । सत्य ओर अ्रहिंसा का मार्ग न छोडे ।” 


२ बापु की कारावास-कहानी 


हमारा इरादा था कि आज यहा न पकडे गये तो कल शाम को वर्धा जायेंगे। माताजी 
वहा हमारी राह देख रही थीं। इस खबर ने जरा सोच में डाला। सगर सोच करने के 
लिए भी ज्यादा वक्‍त नहीं मिला। शाम को सरकार ने हमारे लिए 
फंसला कर दिया । 

चलते समय महादेवभाई कल शाम की सभा के बापु वाले भाषणों के नोद्स भाई 
"को देगये थे। कहा था, “इन्हें तुम ठीक करके आज ही अखबारो को दे देना।” भाई ने 
सोचा था कि स्नान के बाद कमरा बन्द करके बैठ जायगे और लिख डालेंगे। मगर वक्‍त 
'कहासे मिलता आखिर वह काम भाई ने किसी और को सोंपा। इतने में सादिक 
अली" आए। भाई ने उन्हें कुछ सूचनाए दी और एक सर्व-सामान्य सूचना-पत्र टाइप करने 
के लिए कहा। बे उसमें लूग गये। मृदुलाबहन| आई और कुछ छपवाने को लेगईं। सुबह 
कार्यकर्ताओं की सभा के लिए लोग आए थे, मगर कुछ लोगो को रूगा कि बिडलाजी पर 
“इस सभा का बोझ अब नही डालना चाहिए । सभा दूसरी जगह रखी गई | आखिर यह तय 
हुआ कि अभी किसी और जगह भी कार्यकर्त्ताओ को इकट्ठा करना ठीक न होगा ताकि 
कही सब एक साथ पकडे न जाय । अच्छा यह होगा कि वे सब अपने-अपने मुकास 
पर' चले जाय और वहा काम करें। उनके पास लिखित सूचना पहुचा दी जायगी। सो भाई 
कार्यकर्त्ताओं की टुकडियो में जाकर उनसे पाच-पाच, सात-सात मिनट बातें करके उन्हें 
यह सब समझा बिदा कर आए । 

शहर से आने वाले लोग बता रहे थे कि सारे शहर में आग-सी फंली हुई है। 
समृची विंग कमिटी को, बम्बई प्रान्तीय काग्रेस कमिटी के खास-खास कार्यकर्त्ताओ को 
और स्वयसेवक दल के मुखियाओ को सुबह ही पकड लिया गया था। सरकार ने हडताल 
के खिलाफ दो से तीन साल की कंद की सजा का ऐलान किया था। फिर भी शहर में 
करीब-करीब मुकम्मल हडताल थी। दूकानें बन्द, ट्राम बन्द, बस-स्विस बन्दां सुबह आठ 
बजे ग्वालिया टेक पर झडावदन था। वहा तीन बार अश्रुगेस छोडी गई, लाठी-चार्ज 
किया गया, तब कही मुश्किल से लोगो को तितर-बितर किया जा सका। लेकिन थोडी 
देर बाद वे फिर जमा होगये । सृदुलाबहन आई । उनके हाथ पर लाठी के तीन निशान 
थे। और भी कई स्वयसेवक व कार्यकर्त्ता लाठी खाकर आए। टिक्चर आयोडिन की मेरी 
छोटदी-सी शीशी खाली होगई । 

यह तय हुआ कि ज्ञाम को बा के साथ से, भाई और खुरशेदबहन7 सभा में जाय। 
बा के पकडे जाने पर भी म॑ उनके नजदीक ही रहू, ताकि उनकी सभाल रख सक्‌ । इसलिए 
मुझे उनके साथ रहने को कहा गया। बा की सेहत इतनी नाजुक थी कि एक डॉक्टर का 


* काग्रेस महासमिति के आफिस सेक्नेटर्र। । 
न अहमदाबाद के मिलमालिक श्री अबालाल साराभाई की पुत्री । 
+ स्व० दादाभाई नवरोजी की पोत्री । 


गिरफ्तारिया १३ 


उनके साथ रहना निहायत जरूरी समझा गया ओर चूकि मे बम्बई में कसी को जानती 
नहों थी, इसलिए यह तय पाया गया कि खुरहेदवहन भी हमारे साथ रहें। 

सुबह चलते समय बापू फिर कह गये थे, “तू मथुरादास को जरूर देख आना ४ 
सो में खुरझेदवरहन को साथ लेकर उनके घर गई । मथुरादासभाई बहुत खुश हुए। फिर 
आवेद्ञ में आकर बोले, “ये अग्रेज तो राक्षस हूं, वहन । ये राक्षस बापू को जीता बाहुर 
नहीं आने देंगे ।” मेने समझाया, “आप अत होजाइये, नही तो आवेश से आपकी तबीयत 
ज्यादा बिगडी तो मुझे आपके एस आने का पश्चात्ताप होगा ।” उनकी पत्नी ने भी कहा, 
“आप बहुत ज्यादा बातें कर रहे हे ।” मगर उनको तो मथुरादासभाई ने डाटकर चुप 
कर दिया। बोले, “तू चुप रह । तुझे क्या पता ! में कब किसीसे मिलता ह ? मगर मेने तो 
डॉक्टरों से भी कह दिया था कि तुम्हारी तमाम दवाओ से ज्यादा फायदा तो मशझको 
बापू से मिलकर होगा। फिर मुझसे बोले, “अपनो स्टेथॉस्कोप छाई हो या नहीं ?” 
मेने कहा, लाई तो हू ।” बोले, “तो फिर निकालती क्यो नहीं हो ?” मंत्रे उनकी तसलल्‍्ली 
के लिए उनकी छाती की परीक्षा की। सव एक्सरे देखे । इतनो बडी कंबिटी' (दरार) हैं! 
हिमोप्टाइसिस (थूक में सून निकलना ) सख्त होता है । इसमें कितनी आशा रखी जा 
सकती हूँ ? फिर भी मेने उन्हें आव्वासन दिया और चलने को तैयार हुई। मेने कहा, 
“अब बापु के साथ आपसे मिलने आऊगी ५ यह सुनकर वे फिर आवेश में आगये। मेरा 
हाथ पकडकर कहने लगे, “देखना, बहन, यह एक गम्भीर ओर पवित्र वायदा है ।” यह 
देखो, यह (पत्नी) साक्षो है। खुरशेदबहन साक्षी है। ये सब होगे । यह तो (नर्स) नहीं 
रहेंगी। फिर भी इन्हें इनके घर से बुला लेंगे ।” 

में उनके पास पाच-दस मिनट के लिए गई »०ी, पोन घटे के बाद मुश्किल से लाट 
सकी। बाहर आने पर उनकी पत्नी ने पुछा, (अच्छे तो हो जायगे व ?” मेने कहा, “आप 
आशा रखिये, घबराइये नहीं।” मयुरादासभाई ने अपने सामने अग्रेज्ञ चित्रकार वाट्स 
का होप' (आजा) नाम का चित्र लूदका रखा था। कह रहे थे, जब में सचमृच' 
निराश होजाऊगा तो इस चित्र को निकालकर फेंक दृगा।” मगर मुझे ऐसा मालूम 
पडा, मानों उनकी आज्ञा भी आज तो आज्ञा के इस चित्र की तरह एक कमजोर ततु 
के आधार पर रूटकी हुई हूं । 

वापस बिडला-हाउस आई। देसा तो पुलिस मौजूद थी। सुना कि शहर में पोस्टर्स 
छग गये थे “बापू जिस सभा में बोलने वाले थे, उसमें कस्त्रवा भाषण करेंगी ।” “यह 
शान्त बलवा १८५७ के बलवे से भी ज्यादा सफल हो | / बर्गरा-वगैरा। सो पुलिस पूछने 
आई थी-- क्या बा सचमुच ही सभा में जायगी ? अगर हा, तो हम उन्हें गिरफ्तार 
करेंगे ।” जब उन्हें मालम हुआ कि वा अकेली नहीं होगी, में भी उनके साथ रहगी और 
उनके बाद सभा में भाषण करूगी तो उनका एक आदमी मेरे नाम का वारठट छाने गया 





अप 


उनके घब्द बैं--$0थाए एछाणग्राइ८ ? 


श्ड बापु को कारावास-कहानी 


और एक हमारे पास रहा। सभा का समय होगया था। जब बा और में रवाना होने लगे, 
तो पुलिस अफसर नाटक-सा करने लूगा। बोला, “माजी, आपको घर में बैठना चाहिए। 
बहन, आपको सभा में नही जाना चाहिए,” वगरा। ब्रजमोहन बिडला से न रहा गया। 
बोले, “क्या यह शिष्टाचार आवश्यक हैं ?” इस पर वह हसने लगा। बोला, “आप जाती 
ही है तो म॑ं आपको गिरफ्तार करता हु ।” बिडलाजी की जो मोटर हमें सभा की जगह ले- 
जाने वाली थी, उसी जेल के लिए हमारा सामान रख दिया गया। श्रीमती बिडला ने 
फिर आरती सजोई और हम दोनो के टीका निकाला। मुझे अपने टीके पर हसी आई । 
मेरे लिए इसकी क्या जरूरत ? फिर सोचा, करू कहा थी, आज कहा हू कल किसे 
'पता था कि बम्बई जाते ही में कहा पहुच जाऊगी | 
मोटर चलने ही वाली थी कि पुलिस अफसर ने हममें से किसीकी बात को इधर- 
उधर से सुनकर अदाज लूगा लिया कि हमारे बाद भाई (प्पारेलालजी) सभा में जारहे 
हे। फिर क्‍या था! तुरन्त बोला, “तो आप भी आजाइये ।” भाई का सामान भी 
मोटर में रखा गया । चम्पाबहन ने उनके टीका निकाला और हम तीनो चले। घत- 
इयासदासजो भाई से कहने लगे, “अच्छा हूँ, अब हमें तुम्हारे हाथ-पेर टूटने की फिकर नहीं 
रहेगी ।” लेकिन हमारे मन सें निराशा थी। तीनो में से एक भी सभा में पहुच पाता तो 
अच्छा होता । डाह्याभाई वगरा हमें दिन भर के समाचार थोडे में सुनाने लगे । सबका 
खयाल था कि हमें सीधे बापु के पास ही लेजायगे। 
बाबला और कनु ने प्रणाम किया । बाबला भाई से सुबह ही कह रहा था, 'प्यारेलाल 
काका, काका सहादेवभाई अपना दुशाला भूल गये हे । आप अपने साथ लेजाइये । उन्हें दे 
दीजियेगा ।* 
भाई से दोनो रऊूडको ने पूछा कि वे क्‍या करें ? भाई ने उनको सलाह दी कि वे 
जरूरी कागजात लेकर वर्धा चले जाय । कनु्‌ ने चलने से पहले मुझे और भाई को करेंगे 
या मरेंगे! का मनत्रन लिखकर दिया। कहने रूगा, “बस, में तो सेकडो-हजारो ऐसे कागज 
बाट्गा। हनुमान की तरह लंका को सर करके पकडा जाऊगा, यो ही नहीं ४ बाबला भी 
उत्साह से भरा था। इस उत्साह से भरे वातावरण को लेकर वे दोनो हमारी गिरफ्तारी 
के बाद दूसरे दिन सेवाग्रास गये । 
अस्तुस्सलास बापू के कल वाले भाषण के पीछे पडी थी। बापु ने उसमें मुसलमानों 
के लिए जो बातें कही थी उन्तकी नकल करने में लगी थो। वह उसे पत्रिका के रूप में छपवा 
कर बटवाना चाहती थी । जिन्ना साहब के पास एक डेपुटेशन लेजाने की तैयारी करना 
चाहती थीं । उन्होने मुझे अपना पता लिखकर दिया। बोली, “तुम मुझे रोज एक पन्न बापु 
के समाचार का लिखा करना ।” मेने कहा, “मुसकिन होगा तो लिखूगी ।” 
लीलावतीबहन हेरान-परेशान इधर-उधर घूम रही थीं। कहने लगीं, “में क्या 
करू ? बापु ने मुझसे कहा है कि तु अपनी पढाई न छोडना । लेकिन में पढ़ कसे ? ” 
भाई ने कहा, “तो सत पढना । अपने साथ के विद्यारथियो को लेकर निकल पडना ।” 


आर्यर रोड जेल श्भ्‌ 


ऋनुभाई को मज़ाक सूझा | बोले,  अछा, तो यह लो ।” और एक कागज के दकड़े पर 
लिखकर देदिया, “ पढेंगे या मरेंगे! ” है 

मोटर चली तो वा की आखो में पानी था। सुबह भी जब बापु पकडे गये, ऐसा 
ही हुआ था। उस समय भी सेने वा को समझाकर आववस्त किया था। अब भी समझाया। 
था को मेने छुआ तो उनका शरीर गरम रूगा। इस बीच मोटर आर्थर रोड जेल पर आ 
यहुची। हस उतरकर नीचे खडे हुए। सडक पर कुछ मजदूर जारहे थे। उन्होने यो ही 
आककर देखा ओर अपनी राह चले गये। मेने सोचा--क्या ये वा को नहीं पहुचानते ? 
कया थे नहीं जानते कि आज क्या होरहा है ? 


है 


8 
+ भर 


गार्थर रोड जेल 


जेल का फाठक खुला। हम तीनो अन्दर गये। हमें ऑफिस में बंठाया गया। 
कुरसिया गन्दी थी । कडी, बेआराम, गदी गहिया उनमें छगी थी। सारा-का-सारा ऑफिस 
पन्‍्दा और बेकरीनें का नजर आरहा था। जेलर वगरा सब एक मजा-सा लेरहे लगते थे, 
मानो एक बढिया नाटक देख रहे हो। 

थोडी देर में हमारा कमरा तैयार होगया। मसा नास की एक पंतीस-चालीस 
चरस की मराठी महिला हमें लिवाने आपहुची । हम दोनो उसके साथ चली । हमारे पीछे 
का फाठक बन्द होगया। भाई बाहर ही रह गये। उस क्षण तक मुझे यह खयाल ही नहीं 
आया था कि भाई हमसे अलूग होजायगे। मेने पीछे मुडकर उन्हें देखा आर जगले की राहु 
उनसे विदा ली। बाहर के कोलाहल को तुलना में यहा एक अजीब सन्नाटा-सा था । 
भीतर से एक ओर दरवाजा खुला और हम औरतो वाले विभाग में पहुचीं । पीछे से 
फाठक बन्द होगया । यह एक ठोस दरवाजा था, जिसमें से कुछ भी दिखाई नही दे सकता था । 

आर्थर रोड जेल का वह स्त्री-विभाग मुर्य जेल में अछय किया हुआ एक छोटा-सा 
इहाता था। चारो ओर आठ-नो फीट ऊची दीवारें थी । एक छोटा-सा बागीचा था। रहने 
की जगह एक कतार में चार कमरे बने थे। दरवाजो में लोहे की मोटी सलाखें छूमगी थी। 
भाखिरी कमरा हमारा था। पहले दो कमरो में सजा यापता औरतें थी । कोई तीस एक 
रही होगी । दो-तीन की गोद में तो बच्चे भी थे । तीसरा कमरा दिल में उनके क्ास करने 
की जगह बन जाता था और रात को खाली रहता था । ज्ञाम को साढ़े पाच बजे सबको 
अन्दर बन्द करके बाहर लोहे की सलाखो के दरवाजो में ताले डाल दिये जाते थे । 
सज्ञायाफ्ता औरतों में एक सात बरस की सज्ञा वाली थी। वह हमारी सेवा का प्रवच्च 
करती थी। उसका नाम साकू था। उस वक्‍त तक मुझे पता नही था कि बार्डर कोन होते 
हैं। मगर बाद में पुरुष कैदियों के वार्डरो को देखा तो समझी कि वह सजा पाई हुई स्त्री 


१६ बापु की कारावास-कहानो 


कैदिनो की वार्डर थी, लेकिन उसके कपडे दूसरी कंदिनो के जैसे हो थे, हालाकि मर्दों 
में वार्डर पीली पगडी पहनते हें। 
हमारे कमरे में एक घटी टगी थी, ताकि रात को जरूरत पडने पर हम उसे 
वबजाकर किसीको बुला सकें। घटी साकू के कमरे में वजती थी । साकू हमारी अपेक्षा 
वाहर को दीवार से ज्यादा नजदीक थी, सो वह चिल्लाकर सतरी को बुलाती और 
' सतरी मम्ा को, तव कहां मदद आ सकती थी। 
चारो कमरो के सामने एक तग-सा बरासदा था, मगर ए आर पी” के कारण 
उसमें बडी-बडी दीवारें चिन रखी थीं। इसी तरह कमरे की खिडकियो को भी, जिनमें 
लोहे की मोटी सलाखें थीं, तीच-चौथाई ईंटो से चिन रखा था। कमरे में न हवा आ सकती 
थी, न धूप । फर्श में सीलन थी, पीछे की तरफ फ्लश का पाखाना और एक छोटा-सा गुसलू- 
खाना था । दोनो खासे गन्दे थे। कुछ गदी नालिया चूती होगी, इससे वहा बदव्‌ भी थी । 
पहले दिन तो हम दोनो--में और बा--बहुत थकी थीं, सोगई । मगर दूसरे रोज सुबह- 
ही-सुबह पता चला कि उस कमरे में बैठना सिर-दर्द मोल लेना है। 
हमारे आते ही हमारे लिए लकडी के दो तस्त आगये थे। उन पर नारियल के रेशे 
से भरी हुई गदह्या छूगी थीं। गद्दियो पर जेल की चादरें। मुझे वे गन्दी लूगीं। साफ-से- 
साफ दूसरी चादरें छाये, मगर मुझको वे भी गन्दी लगीं । आगाखा महल में आने के बाद तो 
बापु दे हमसे वेसी ही चादरो का इस्तेमाल शुरू करवाया और फिर तो वे कुछ साफ लगने 
लगी। मगर उस दिन तो उन चादरो पर मेने अपना और वा का घर का बिस्तर 
लूगवाया। 
बा को ६६ ६ बुखार था। उन्हें बिस्तर पर लिटाया। ममा खाने को पूछने आई। 
वा को कुछ नहीं चाहिए था। मगर मुझको काफी भूख थी। दोपहर में तो दौड-धूप 
की वजह से नही-ज॑सा ही खाया था, उससे अगले दिन भी ट्रेन में खाने का ठिकाना न था। 
मगर जेल में हमें खाना नियम के मुताबिक टूसरे दिन ही मिल सकता था। मेने सोचा, 
इस वक्‍त इन्हें रोटी बनाने में कष्ट होगा। चलो, थोडा दूध पीकर ही सोजायगे। मुझे 
क्या पता कि जेल में दूध कितना दुलंभ होता है ! सो मेने एक प्याल्ा दूध मागा। कुछ देर 
बाद एक छोटी-सी कटोरी में पानी-सा पतला कोई तीन औंस ठडा दूध आगया। बेचारे 
जेलर ने अपने घर से भेजा था। में उसीको पीकर लेट गईं। वा सोगई थीं। शाम के साढे 
छ बजे होगे, अन्धेरा होने रूगा था। मेने सोचा, वा उठें तो प्रार्थना करें। किताव लेकर 
पढने छूगी और में भी सोगई। तीन रात से पुरी नींद नहीं मिलो थी। रास्ते की थकान, 
तिस पर आज सुबह से वातावरण खूब उत्तेजित रहा था, उसकी भी थकान थी 
लेटते ही नींद आगई। रात में वा तीन-चार वार पाखाने गईं। टूसरी या तीसरी दफा जब वे 
पाखाने से आरही थी, उनकी आहट से मेरी नींद खुली । वे लडखडाकर चल रही थीं 


“हुवाई हमले से हिफाजत 


अनोखे अनुभव १७ 


में झट से उठी । उन्हें छुलाकर पढने की कोशिश की मगर ए आर पी को वजह से दत्ती 
पर काला कागज चढा था, जिससे खाट पर ले2-लेटे पढा ही नही जाता था और उठकर 
बँठने की इच्छा नहीं होती थी। सो में पडी रही । पहली रात मम्ा आई होगी। हमें सोता 
देखकर हमारे कमरे की बत्ती वुझादी गई थी और ममा हमें ताले में बन्द नी फर गई थी | 


4900" 38 
अनाख अनुभव 


आर्थर रोड जेल 
१० अगस्त *४२ 
सबेरे सात-साढे सात बजे ममा ने दरवाजा खोला। उससे पहुले मेने और वा ने 
हाथ-मुह धोकर प्रार्थना करली थी। वा को आज भी बुखार था। कमजोरी भी बहुत थी । 
पतले दस्त होरहे थे। 
हम लोगो ने करू ही वापु की गिरफ्तारी के बाद उपवास करने का विचार किया 
था। मगर फिर तय हुआ कि उपवास अगले दिन किया जाय, वयोकि करू-ही-कल सबको 
खबर नहीं दी जा सकती थी। सो आज मेने उपवास किया। वा की उनकी विजिदेवल टी 
(खास जडी-बूटियो की चाय) का काढा बनाकर दिया। उनके स्लान के लिए गरम 
पानी मागा तो उसे आने में दो घटे लगे । स्तान वगरा से निवटकर बंठी थी कि जेलर आया । 
बोला, अभी मे आपको अखबार भेजूगा। जरा खुद देख लू, ताकि कसम साकर कह सक्‌ 
कि सेंसर करके दिये थे।” थोडी देर बाद जेलर और सुपरिटेंडेंट दोनो आए । वा की 
कुछ चीजें बिडला-हाउस में रह गई थीं। श्ने सुपरिटेंडेंट से कहा, “या तो आप हमें 
फोन करनेदें, या खुद फोन पर कहदें कि यह सामान हमें भेज दें ।” बह बोला, “यह नहीं 
हो सकता। आप लोग बाहर की दुनिया से कोई सम्पर्क नहीं रख सकतीं ।” मेने पूछा, 
“तो अखबार कंसे भेजेंगे ?” बोला, “नही 'भेजेंगे। और जो कुछ आपको चाहिए, हम 
आपको वाजार से खरीद देंगे।” मेने कहा, “मेरे पास रुपये नही हैँ। आप या तो रुपये 
मगानेदे या खुद चीजें मगवाकर दे दें ।” बोला, ये दोनो बातें नहीं हो सकती | इस पर 
सेने तनिक चिढकर कहा, “तो में नहीं कह सकती कि हम कवतक आपके हुकमो और कायदो 
का पालन कर सकेंगी।” बेचारा चुपचाप चला गया। कर ही क्या सकता था ? और मेरा 
भी तो जेल का यह पहला ही अनुभव था। 
थोडी देर बाद एक डॉक्टर आया और हमारी ऊचाई, वजन और शनाख्त के तीन 
मिश्ञान नोट करके चला गया। कुछ देर बाद बडा डॉक्टर आया। मेने वा को दिसाया। 
कहने छगा, “अभी दवा भेजता हु ।” मेने कहा, ' थकान है, सानसिक बोझ हूँ, दवा की इतनी 
जरूरत नहीं, जितनी खुराक सभालने की हु। आप मुझे वा के लिए सेव मगादें। में उन्हें 


१८ बापू की कारावास-कहानोी 


सेब के रस के सिवा कुछ नही देना चाहती ।” कहने लगा, “जेल में बहुत कम ऐसी चोजें 
'मिलती हे । आपको जो चाहिए बाजार से मगालें।” सेने कहा, “सगर मेरे पास पैसा नही। 
आप खुद खरीददें। कभी जिंदा बाहर निकले तो आपका रुपया लौटा दूगी।” वह बोला, 
“में क्‍या कर सकता हु । जेल में बीमारो को ही खास चीजें दी जा सकती हे । बाकी की चीजें 
उन्हें खुद खरीदनी पडती हू।” में फिर चिढ गई। बोली, “जिन अस्पतालो में मेने काम किया है 
वहा बीमारो के लिए सब जरूरी चीजें मगा देते थे । कुछ चीजें ऐसी हे जिनका खर्च आसतौर 
पर वीमारो को देना पडता है । लेकिन अगर वे नहीं दे सकते तो में नीचे 'मुफ्त' लिखकर 
अपनी सही कर देती हू, तो बीमार को चीज मुफ्त सें मिल जाती है। और मेने तो कहा है 
कि मुझे रुपये मगवा लेनेदें या अभी अपनी जेब से जरूरी चीजें सगवादें। किसी दिन आपका 
सब हिसाब चुका दूगी ।” वह जरा नरम पडा। पूछने रूगा, “क्या आप डॉक्टर हूँ ? आप 
कहा काम करती थी ? ” बगेरा। फिर यह कहकर कि “सेब आजायगे” वह चला गया। 
मगर सेब शामतक नहीं आसके । बा को दिन में चाय ही दी । बुखार और दस्त की शिकायत 
बनी रही। कसजोरी बढती गई। 
कमरे की हवा इतनी बन्द थी कि वहा बेठने से सिर में दर्द होने लगता था। मेंट्न 
कहने रूगी, “मेरे बरामदे में आकर बेठिये ।” दरी वगरा बिछाकर में और बा वहा जा बेठीं । 
दोनो ने काता। मँद्रन से कुछ बातें की । बह गर्भवती थी। कोई सात महीने का गर्भ था। 
मेने हसी में कहा, आपकी डिलीवरी (प्रसूृति) में मे मदद कर दूगी ।” पहले वह स्कूल- 
टीचर थी, मगर जेल की नौकरी में उन्हें घर की सभाल के लिए ज्यादा समय मिलता था, 
इसलिए दो-तीन साल से यही नौकरी कर रही थी । पति मिल में नौकर थे। जेल की नौकरी 
में चेतन तो करीब ७५) मासिक या ऐसा ही कुछ था, लेकिन रहने को घर मिला हुआ था 
और काम हल्का था। इसलिए यह नौकरी उन्हें पसन्द थी। 
दोपहर बारह बजे मेट्न अपने घर चली गईं। वा भीतर जाकर लेट गई। में बही 
बरामदे में बेठकर पढती रही। कोई चार बजे फिर दरवाजा खुला। मेट्रन थी । सिपाही 
किसी का बकस और बिस्तरा लारहा था। म॑ उत्सुक होकर उठी । एक और बहन आई थी, 
नाम था श्रीसती सीतलदास । सेने साथ जाकर उनका सामान रखवाया । फिर हम दोनो बा 
के पास जा बैठी । उनकी उमर कोई तोस-पेतीस साल को रही होगी। चार बच्चो की मा 
थी । सबसे छोटा और एकसात्र लडका दो बरस का था। वह बीमार-सा रहता था। किसी 
जमाने में यह बहन लेडी हाडिग में पढने गई थीं। एफ एस-सोी करके चली आई। 
डॉक्टरी में नही गईं । जेल सें पहली ही वार आई थीं। उनके पति को उन्का यह काम पसन्द 
नही था। खुद उनका ;रादा भी जेल आने का नही था, क्योकि बच्चे को तबीयत अच्छी 
नहीं थी। मगर आज सुबह उन्हें लगा कि जब सबको पकड लिया है तो किसीको तो 
बाहर निकलना ही चाहिए। पति से बिना पूछे सुबह झडावन्दन में शामिल हुई । वहासे 
लोटकर विद्याथियों से मिलने निकली, तभो पुलिस ने पकड लिया। बेचारी घर सामान 
लेने गई तो जल्दी में सिर्फ एक प्याली दूध पीकर चली आई । सुबह से और कुछ खाया नही 


अनोखे अनुभव १६ 


था। मेंट्न ने मुझे वताया कि दोपहर बाद जो कंदी आते हे, उनको दूसरे दिन साना मिलता 
हैं । इसीलिए करू रात जो थोटा-सा दूध मेरे लिए जाया था, वह भी जेलर के घर से जाया 
था। सो उन्हें खाना नहीं मिल सकेगा । दास को चार बजे मेरा और वा का खाना आया। 
में और श्रीमत्ती सीतलदास दोनो खाने बंठीं । वा ने कुछ नहीं लिया। मेरे लिए थोडा-्सा 
'उबला सागर आया भ्ा। वा के लिए जेल की मोटी रोटो, दाल, चावरू, दूध और डबल 
रोटी आई । मदखन भी था । हम दोनो ने बहुत कोशिश की, मगर वह खाना गले से 
उतारना कठिन था। एक-दो निवाले से ज्यादा निगल नहीं सकी । थोडा-सा दूध लेलिया । 
उपवास के बाद ऐसी खूराक से मुझे तो मतली होने लूगी । हम दोनो बाहर घूमने निकलीं । 
श्रीमत्ती सीतलदास ने कहा, “मेने जेलर से अपने बच्चो का जिक्र किया हूँ। छोटे-छोटे 
बच्चे है और सबसे छोटा बीमार है। मेने कहा हूँ कि मेहरबानी करके मुझे फोन पर अपनी 
आया को बीमार बच्चे के बारे मे हिंदायतें देने का मौका दें ।/ मंतर सोचा, वेचारी कितनी 
भोली है | समझती नही कि यह जेलखाना है । उनके मत को तैयार करने के लिए मेने 
आज सुबह का किस्सा बताया कि कंसे जेलर ने हमसे बाहुर की दुनिया से कोई सम्पर्क 
न रखने देने की बात कही थी। मगर उस भोली बहन ने इतने पर भी यह माना कि शायद 
'उसे तो फोन करने ही देंगे। 

जेलर का घर सामने था। हमें घूमते देखकर जेलर की स्त्री और लडकिया दूर 
'खिडकी सें से झाकने रूगीं। फिर उन्होने वा के समाचार पूछे । जेलर को तो अपने पेट 
के लिए सब कुछ करना था, लेकिन घर के स्त्री-बच्चो के दिल में बापू और वा के प्रति 
मक्तिभाव को वह कैसे मिटा सकता था ? 

बारिश होने लगी । इससे हमें भीतर आना पडा। कमरे में सोना कठिन था। 
हमने निशचय किया, बरामदे में सोयेंगी । यहोंसे जेल के नियमो को तोडना शुरू करेंगी ।४ 
श्रीमती सीतलूदास को बी' क्लास में रखा गया था, हमें ७! में । फर्क यह था कि उन्हें सोने 
को लकडी का वह तख्त नहीं दिया गया था, जो हमें मिला था। मेने संटून के आने से 
पहले ही अपना और उनका विस्तर बरामदे में जमीन पर रूगवाया। वा का खाट पर। 
जब सैद्रन आईं, हमने कह दिया कि हम ताछे में बन्द होकर नहीं सोर्येगी । वह बेचारी 
'घबराई। जेलर के पास गईं। उसने कहलवाया, “भले बरामदे में सोयें 

श्रीमती सीतलदास ने कल की काफी खबरें सुनाईं। कल जिस सभा में हमें जाना 
था, वहा लोग रात के ८ बजे तक जमा रहे। मगर सभा न हो पाई। पुलिस ने कई बार 
अश्वुगैस छोटी और लाठिया चलाईं। जैसे ही पुलिस का हमला खतम होता था, लोग फ़िर 





“गावीजी ने कुछ ऐसा इशारा किया था कि इस वार के सत्याग्रह में, पिछले 
सत्याग्रहों के विपरीत, जेल में जाकर सरकारी कायदा का सविनय भग जारी रखना , 
किन्तु जेल में जाने के बाद खुद उन्हें इसमें गका उत्पन्न होगई झौर उनके साथी भी 
स्वतत्न रूप से इसी नतीजे पर पहुचे । 


|] 


३० बापू की कारावास-कहानी 


जमा होजाते थे। बंसे ट्रैफिक तो आज भी काफी हृदतक बन्द था। हडताल भी थी। लोगों 
सें काफी उत्साह था। श्रीमती सोतलदास को विद्यार्थियो से कुछ निराज्ञा-सी हुई थी। 

हम लोग जाकर वरामदे में बैठ गई। मेरी तबीयत ज्यादा खराब थी। सचली; 
होरही थी। में लेट गई। श्रीमती सीतलूदास हरिजरनां लाई थी। उसे पढते-पढते से सो- 
गई। बा भी सोगई थी। बेचारी श्रीमतो सीतहूदास को अपने बच्चो की फिकर में नींद 
कहा ” हमने सोचा था, सात बजे उठकर ज्ञाम की प्रार्थना कर लेंगी, लेकिन बा उस 
वक्‍त भी सोरही थी। करीब पोने नो बजे मदन आई। कहने लगीं, “में तो जल्दी आई थी 
कि सोने से पहले आपको खबर दे द्‌, लेकिर्न आप तो सो ही गई ।” खबर यह थी कि बा को; 
ओर मुझको रात को कही लेजाने वाले हे । हमसे कहा गया कि ग्यारह बजे तक अपना 
सामान तैयार रखें। मेने उठकर अपना बिस्तर बाधा, दूसरा सामान ठीक किया। वा को 
नही जगाया। श्रीमती सीतलूदास घबराने लूगी । बोली, “में तो सोचती थी, आप लोगो के 
साथ समय अच्छी तरह कट जायगा। मगर अब तो आप भी चली ! ” मुझे भी ब॒रा लगा। 
मेने समझाया, “आपको भी जल्दी ही यहासे हटायगे। जञायद य्रवदा में हम फिर सिले।” 

आज सुबह मेरे पास सेब मगवाने के लिए पसे नही थे, यह सुनकर उन्होने अपना 
बटुआ मेरे सामने कर दिया, उसमें तीस-चालीस रुपये थे। मेने पाच रुपये का एक नोट 
लेलिया। जल्‍दी में वे साडिया कम लाई थी, रगीन कोई न थी। मेने अपनी एक उन्हें देदी । 
मन में सोचा, कही जेल में मर जाऊ तो इनका कर्ज तो सिर पर न रहेगा ' 

बा जागी, सेने उनका बिस्तर बाधा। उनको श्रीमती सीतलदास के बिछौने पर 
लिठा दिया। फिर हमने चेठ कर प्रार्थना की। रामबुन चल रही थी कि पैरो की आवाज 
सुनाई पडी। प्रार्थना पूरी हुई। जेलर ओर मेदट्रम हमे लेने आये थे। हम तैयार ही थी। 
चलदी। बाहर दफ्तर में एक आदसी बठा था, जो हमारे साथ जाने वाला था। मेचे पूछा, 
“कहा ले जाओगे ?” कहने लगा, बापुजी के पास ।” गाडी साढे बारह बजे जाती थी। 
अभी ग्यारह ही बजे थे। दफ्तर में जेल को सख्त कुर्सी पर बेठे रहने मे बा को तकलीफ 
होरही थी। बा की तबीयत भी अच्छी नही थी। दस्तो की वजह से वे बहुत कमजोर हो- 
गई थी। मेने कहा, “आरास-कुर्सो मगा दीजिये ।”” इस पर हमारे रखवाले ने कहा, स्टेशन 
पर चलिए। वहा वेटिग रूम सें आप आराम से बेठ सकेंगी।” फिर कहने लूगा, “बापूजी 
से हमारा प्रणाम कहिए। में सन्‌ ३२ में उनके साथ था ।” मेने कहा, 'तो कहिए, आप सब 
बापु के दल में कब आरहे है /” हसकर बोला, “आप लोगो की देखभाल के लिए भी तो 
कोई चाहिए न ?” फिर कहने लगा, “राजनैतिक कदी इतनी तकलीफ नही देते। उनके 
साथ थोडी समझ से पेश आने की जरूरत हैँ, लेकिन दगे के कँदी तो खतरनाक होते हे। 
हिन्दू-मुस्लिम दगो के वक्‍त सेने बहुतो को सभाला हें।” 

हमारा सामान जेल की मोटर में रखा गया। हम भी उसोमें बेठी । कुछ ही देर में 
स्टेशन पर पहुच गई। कौन-सा स्टेशन था, कुछ पता नही चला। वहा वेटिग रूम में बेठे- 
बेठे मुझे नीद-सी आने लगी। मगर बा को नींद कहा ? बंठे-बैठे बोली, “देखो, सुशीला,- 


आगाखा महरू २१२ 


प 


'छोग स्टेशन पर आते और जाते हूँ । सरकार का सारा कारोबार इस तरह चल रहा हैं, 
सानो कुछ हुआ हो न हो। इस हालत में बापु कैसे जीत पायेंगे ?” मेने समझाया और 
भगवान पर भरोसा रखने को कहा । वे कुछ शान्त हई । कोई वारह-मवा बारह बज 
हम बाहर स्टेशन पर आई। वा को एक कुर्सी पर बैठाकर गाडी पर छेगए। स्टेशन पर 
भीड काफी थी । हम छोगो में छिसीको रघाल तक न था कि क्‍या होर्हा है । 

गाडी आई ।। पहले दर्जे के एक डिब्चरे में मेरी जीर वा की जगह थी। वा नीचे 
सोई, स॑ >पर । गाडी चली । क्ॉलिज में पढते समय मंने दत लिया था कि जबतक हम 
आजाद न होजायगे, मे त्तीसरे दर्जे में ही सफर करँगी। मगर आज तो हम जाजाद 
ही हैं। आजाद होकर पहले दर्ज में मफर कर रही ह! यहो कुछ मे सोचती रही । 
वा के लिए जो दो सेव आये थे वे हमारे साथ ही थे। मझे बहत भूख रूगी थी । एक सेव 
खाकर सोगई। दूसरा बापु के पास पहचा । 


श 
हु 4 
सा छ्‌ + 


आगाखा महल 


आगाखा महल, पुना 
११ अगस्त ४२ 

सुबह आख खुली तो दिन निकल आया था। हमारा साथी आया और यह कहकर 

चला गया कि अब एक ही स्टेशन ओर है। मंने विस्तर वाघा । जब उतरने का स्टेशन 
आया तो बा गुसलखान में थी । रात भर उन्हें दस्त आते रहे थे । गाडी को कोई पाच 
मिनट शकना पडा । हम उतरी। एक हिन्दुस्तानी पुलिस अफसर हमें लिवाने आया था। 
सोटर तंयार थी। उससे बेठाकर वे दोनो हमें लेचले । रात में बम्बई बाला साथी अपने 
दूसरे साथी से पुछने लगा, “यहाकी हालत कैसी हूँ ? ” घुना वाले ने कहा, हालत खराब 
हु मुझे खुशी है कि म॑ अवतक अपनेको इस बला से दूर रख पाया हू । यहा गोलिया चली है 
और लाठी-चार्ज हुए हैँ । मेने अपने अफसर से कहा था कि विद्याथियों पर भोली न चलाई 
जाय। उनमें सात-सात, आठ-आठ बरस के बच्चे भी हूँ । बच्चो पर गोलिया 
चलाकर सरकार लोगो की हमदर्दो खोबंठझेगी और हिल्दू, मुसलमान, सिवख, सभीको 
कांग्रेसपरस्त बना देगी । मेने विध्याथियों के लिए बेंत मारने की हृतकी सजा सुझाई 
थी। लेकिन किसीते मेरी सुनी नही और गोलियो व लाठियो से कास लिया। नतीजा 
यह हैँ कि हालत बदतर होगई हुँ । ” इस पर बम्बई बाला साथी बोला, “हा, वेत मारना 
आदर्श चीज टोती हैं ( मुझे इस वाक्य पर हसी आई। वह बोला, “डाक्टर हमसे सहमत 
नहीं ४” सेने कहा, “आपका यह सुझाव कि छोटे बच्चो के लिए बेंत की सज्ञा आदर्दो 


श्र बापू को कारावास-कहानो: 


चीज है , मुझको कुछ अनोखा-सा लूगा , क्योकि आज हर आदमी यह जानता है कि छोटे 
बच्चों को कभी शरोरिक सजा देनी ही नही चाहिए और अच्छे मदरसो में तो बेंत को 
सजा कतई मना है । ” वे दोनो बोले, हा, लेकिन आप तो सभ्यसमाज की बात कर 
रही है और यहा हमें बर्बरता से काम है । यह न समझिये कि हमें बेंत मारना या दूसरा 
ऐसा कुछ करना पसन्द है, लेकिन हमें जो हुक्म दिया जाता है, उसकी पाबन्दी तो करनी 
ही पडती हैँ । ” इसके बाद बातचीत बन्द होगई। पहले वे दोनो आपस में कह रहे थे 
कि किसीको इस दमन-नौति में रस नहीं हैं! कोई नहीं चाहता कि वह गोली दागे, 
लाठी चलाये या गिरफ्तारिया करे, वर्गरा-वगरा । 

पन्द्रह-बीस मिनट से मोटर एक सुनी-सी सडक के किनारे एक बडे फाटक पर आ- 
कर खडी होगई। फाटक बन्द था। मोटर दूसरे फाटक पर गई। सामने फौजी पहरा था। 
फाठक खुला । हम अन्दर घुसे, पीछे फाटक बन्द होगया । थोडे फासले पर कठीले तार 
लगे थे। वहा भी फाटक था और फौजी पहरा | यह दूसरा फाटक खुला और हमारे अन्दर 
जाने पर फिर बन्द होगया। दूर से मेने देखा, मीराबहन बगीचे में फव्वारे के पास बेठी 
कुछ घिस रही थी। मगर उन्होने हमें नही देखा । मोटर सगमरमर की सीढियो के सामने 
जाकर खडी होगई। बा और में दोनो उतरी और ऊपर चली। वरामदा लम्बा था। सामने 
के और बगीचे को तरफ के बरामदे का शुरू का आधा फर्श सगमरमर का था और आगे 
जाकर आधा मासूलो पत्थर का। एक कदी झाड्‌ लूगा रहा था। उससे मेने बापू का कमरा 
पुछा। वह बोला, आगे इसी लाइन में है । बापू का कमरा आया। उनका बिछौना एक कोच 
पर था। वे उस पर बैठे एक कागज पर गोर कर रहे थे। महादेवभाई उसी कागज को 
हाथ में पकड़े पास खडे थे और बापू से कुछ कह रहे थे । हमें आया देख सब चकित- 
से रह गये । बापू के चेहरे पर एक तनाव की रेखा खिंच गई। बा से बोले, “तूने यहा 
आने की मांग को थी, या वे ही तुझे लेआये ? ” बा बेचारी चुप रह गई। कुछ समझ 
ही नही सकी कि क्‍या पूछ रहे है। बापू की भवे और तन गई। मेने उत्तर दिया, “पकड- 
कर लाये है, बापू ।” तब कही बापू की चिन्ता सिटी। मेने प्रणाम किया। हसने लगे। 
बोले, “ तू आपहुची । ” मेने बताया, बा की तबीयत अच्छी नही हैँ । तुरन्त ही उनके 
लिए खाट मगवाई गई । बापू और महादेवभाई उनकी सभाल में लूग गये । 

बा की बीमारी अधिकतर मन के बोझ की वजह से ही थी। यहा आने पर बिना 
दवा के अपने आप उन्हे अच्छा लूगने लूगा। सरोजिनी नायडू आकर मिलो। वे खाने 
की देख-भाल करती थी । सो खाने की बात पूछी । बोली, “तुम्हे कुछ खास चाहिए तो। 
तुम पका सकती हो । ” मेने पूछा, “क्या हमें अपना खाना खुद पकाना होगा ? ” कहने 
लगी, “और नही तो तुम यहा करोगी क्या ? अपना वक्‍त यहा किस तरह काठोगी ?ै ” 
में चुप होगई। मेरे लिए यह एक नई चोज थी कि खाना पकाने को वक्‍त काटने का जरिया 
बनाया जा सकता है । मुझे आजतक कभी इस सवाल का सामना ही नहीं करना पडा, 
था कि वक्‍त कंसे काटा जाय | उल्टें वक्‍त हमेशा बहुत जल्दी खतम होजाया करता था 9 














१ हे ना | रे का 
दर + (> | 
के ब भ्ृ घच सर 
न्‍्‌ | ण्ट 
४ 2 प्र पर 
| ऋण 
ल्‍ा ल्‍््र ॥० पु या ४४४०: ( ॥। «६ 
कटा हज है 7९४६, )( | 8 । हि हल ने 
कै ह ४ 2 ज 
हक आ 2 2 हू ॥प ५ ््द् [६ छः ॥& छि [8 
ना ७४: 2 3५७ ९ ) पर 
री ३.४ हैं ्‌ हे भशोस्‍ुकर रे 8: 7 £, . 
कं ूध ह 0 / ग्र न छः | < ले ६ ] + । > ः क्र | (० 07 प्र पे 
के ५ हा ले. 7 $+«5७४४७ ्ध 5 शट कर 
34208 पर कि "५5०३ ४ 832/../ ; _.2, हि हल हज हर 5 ८ | द्रौ, है 
हा फपकफ। । 0 पर आधा गिओ- ' ६ 4६0 [आ: 
५ ७- ७ २७०५ रो ९ र्ई ।293 | हि ॥० ्य | रु 
फ >> 3 व. दे > 09३! फ़् हक 
आल 2६ 5 जात थ रत 
रे 7 ५ द | २९२७ पट, ०) 0 ) फ डे कि हप थ फट रे 
0 सा जीत बज 8 ८ बज ५ 2 ह क८।, कर ४पण न 
व न>-धपूठ: “ *हऋछ हे है 
> 9 हर ८) है हुक ४० ६७ ७-१ छ्रर 5 0 की नकत्म॒ «४. ः | 
+ ्‌ "< पार ना १ ध् ८८2८4 से ५ मु 
00222 टन कप के 
५ हट क् 
८ कट 24 >> 2755४: ््क यु न हे ि | 4 
४7 + (न * 5 22८ हब [ हे | 
हु द्टिर 2 ४ + है 7 
है 
का 


(2 2/ 





्‌ ्फ 
रथ 
८ 
; 
पी मर 
हर हु 
20% 
(आर 


। है 
छः  ख्प रद 
| & ८8 «7 आम £ 
री | ऐ 200. या हे गा ६ >> पे +. ध्प 
ण्ो 
है. भय है ५ है हि है (गाथा 
रा ई के कह ्ु रे हे 
भे ; डा हे 
४ पक: ( 
३५ 4 
प्‌ 
] 





“लक कए 
न 
कल 
रू 
रच हक 
क््क्लमन्ट्रकड: 
मल 2७७ 
+ 
धर 





बोक्पे 





> 
ट 
रु 











५ $ 






>ह $ 

भू श रा न्सिम रे हि है 
,, ' जि «. 
$. के ध् घर ५. हे. ड् 


पक, | ता 





है 62 अल ८ का 


आ] 


24 


#ै७ 


। 
(६ 
।( 


हैः 
॥| 





ब 


५>०++ "33.33. >].+८+०७-५०५००-.०६००म 


गरी थी ।) 


ने रहे 
गे रहर्त 


बज 


(5 


दारा का च 


पु इक्‍्कीस सही 


(दाई ओर से चौथा कमरा |) 
कीब 


ले तारो 


झ 


ऊ 


सदस्त्र पहरे 


० >अर०-#मन्लि 
क्मटी 


ए 
घर 


जहा बा 
हि 





महादेवभाई के साथ चार दिन स्ट 


था को सुलाकर सरोजिनी नायडू और महादेवभाई मुझे खाना खिलाने को मेज पर क्ले- 
गये। दोस्ट, मक्खन और ताजी चाय की प्याली में उस दिन मेने जो स्वाद पाया, बहु 
कभी किसी बटी-से-बडी दावत में भी नहीं मिला ! 


मी 
महादेवभाई के साथ चार दिन 


महादेवभाई ने कहा, “दो रोज हमने बापु की मालिश की । हम तो मालिश करना 
जानते नहीं । आज बापू मुझे सिखाने वाले थें। अब तुम आपहुँची हो तो सेंभालो जपना 
काम | / से ने बम्बई में यह तय किया था कि बापु की मालिश बगरा का काम भाई किया 
करेगे और वा की सेवा में किया करूंगी । लेकिन भाई तो यहा पहुँचे ही नहों थे । इसलिए 
जब महादेवभाई ने ऐसा कहा तो में चुपचाप वायु की मालिश करने चली गई । यहा 
भक्खिया और मच्छर बहुत हे । इतनी नई, साफ और शहर के बाहर की जगह में 
इस कदर मव्खिया क्यो है, कुछ समझ में नहीं आरहा। वापु ने बताया कि पुना में सफाई 
का प्रवन्‍्व अच्छा नहीं है । पता नहीं, यह मकान कब से बन्द पडा था! अभी-अनी खोला 
गया है । इस वजह से भी इतने जीव-जन्तु यहा पर हो सकते हु । मालिश में बापू सो- 
जाते है। मकक्‍्खी-मच्छर परेशान करते थे सो मालिश के समय महादेवभाई को मविखया 
उडाने का काम करना पडा। मंने देखा, वे बहुत खुशी से यह काम कर रहे थे। वे बापु 
की हर सेवा में खुश रहते थे । 

बापू को दोपहर का खाना करीब बारह-साढे बारह बजे मिला। मीरावबहन और 
महादेवभाई ने बताया कि जिस रोज वे लोग यहा आये थे, उस रोज तो यहा खाने का 
कोई इन्तजाम था ही नहीं। बिडला-हाउस से जो आधसेर दूब आया था, वह वियड गया 
था। इन छोगो ने आकर खुद खाने का सारा इन्तजाम किया। बापू खाना खाते समय 
जाम के खाने की कुछ बात करने लगे। महादेवभाई और मीराबहन ने एक-दूसरे की ओर 
देखा , क्योंकि ज्ञाम के पाच तो बज ही रहे थे। बापु ने घडी देखी और हेंसने छगे । 
दाम का और सुबह का खाना एक होयया था ! शायद सरकार ने सोचा होगा कि गाधीजी 
तो इस बार उपवास करते ही वाले है, फिर खाना पकाने के इन्तजाम की मेहनत क्यो 
कीजाय ! या कैदियों के लिए खाना तैयार करने का उसका रिवाज ही नहीं रहा होगा । 

आज हम लोगो ने तो खाना कोई एक बजे ही खाया होया। खाना साने के वाद 
महादेवभाई सब प्लेटें उठाकर उन्हें धोने चले गये। में भी उनके पीछे गई और थोडी 
मदद की । तीन बजे सहादेवभाई नीचे रसोईघर में पहुँचे । बापु के लिए सब्जी काटी 
और चढाई । उसके बाद उनके लिए मौसम्वी का रस निकाला । नीचे गये, रसतोईपघर 


र्‌डे बापु की कारावास-कहारी 


से सब्जी लाये। भीरावहन को दूध निकालते में देर हुई थी । इसलिए शाम का खाना 
आज भी बापु को देर से सिला । 

सेने देखा, यहा भी इन लोगो को अखबार वगरा कुछ नही मिलते थे। महादेवभाई 
को यहा मेने एक बिलकुल नये रूप में देखा। खाना पकाने और बरतन धोने-जेसे कामो में 
उनकी दिलचस्पी देखने की चीज थी । दाम को प्रार्थना के बाद वे पलथी सारकर बरामदे 
में बैठ गये और रात को खाने के लिए सबके लिए टोस्ट बना डाले। खाना खाते समय 
»« की बातें करने ूूगे । और-और लोगो की चर्चा भी उन्होने की । ज्बतक किसीकी 
तारीफ की कोई बात न आती, महादेवभाई अनसने-से होकर सुनते रहते। लेकिन किसी 
अच्छी बात को सुनकर, जिससे वे सहमत होसके, वे उत्साह के साथ उसकी दाद देते थे। 

दिन में बापु ने लाड लमली (बम्बई के गवर्नर ) के नाम अपने पत्र की कच्ची नकल 
में काट-छाट करके उसे महादेवभाई के हवाले किया और बोले, “मुझे ऐसा रूगता 
हैं कि यह तो आज जाना ही चाहिए। ” इस पत्र मेंन्चापु ने एक घटना का उल्लेख किया 
था, जिसमें सेहता नाम के किसी कार्यकर्त्ता को स्टेशन पर पशु की तरह घसीटकर लारी 
में डाला गया था। इसी पद में सरदार वल्‍लभभाई पटेल और मणिबहन को यहा भेजने 
की दरखास्त भी कीगई थी। बापु ने लिखा था कि सरदार तो उनकी (बापु की ) चिकित्सा 
में थे, मणिबहन सरदार की नर्स थी, सो दोनो को उनके पास भेज देना चाहिए। तीन-तीन 
मसविदो के बाद यह खत तैयार हुआ था । हम सब ऐसा मानते थे कि सरदार वल्‍्लभ- 
भाई और मणिबहन जल्दी ही यहा आजायेंगे । उन्हे किस कमरे में रखेंगे यह चर्चा हुई 
हम मानते थे कि वललभभाई और मणिबहन दोनो यरवदा मे हे। भाई को भी जल्‍दी 
बापु के पास लेआवेगे, ऐसी हमारी मान्यता थी । 

यहा अभी बरसात शुरू हुई है सो बरासदे में घूसना पडता हे । भगर बरामदा बहुत 
लम्बा हैं। मकान के चारो तरफ गया हैं। एक चक्कर में एक-तिहाई नील की घमाई हो जाती 
हैं। मकान की निचली मजिल में हमे रखा गया है, उपर हमारे जेलर मि कटेली रहते 
है । नीचे चाला भाग भी सब नही खोल रखा । एक बडे कमरे में सरोजिनी नायडू हे । 
बही दो सगम्रमर को मेजें पडो हे जहा सब खाना खाने बेठते है | एक कमरे में बापु 
है, एक में मसीराबहन । एक छोटा कसरा बापू और सरोजिनी नायडू के कमरे के बीच है, 
वही महादेवभाई, में, वा बगेरा कभो-कभोी बैठते थे। अधिकतर तो बापू के कमरे में ही 
काम करते रहते थे । गुसलूखाने दो ही हे सगर बडे है। पालना पलश बाला है । बगीचा 
बहुत बडा है, पर कटीले तार लगाकर हमें बहुत थोडा-सा टुकडा दिया गया है । पानी 
नहीं पडता तब वही थोडा घूम लेते है । फूल बहुत सुन्दर हैं । 

रात को मीराबहन ने बापु के पैरो को सालिश को, मंसे सिर की । यहा मच्छर 
इतने हे कि मच्छरदानी लगाकर सोना पडता हु । वा अन्दर कमरे सें सोई । सरोजिनी 
सायड्‌ अपने कमरे में । बाकी के चार--बापू, मीराबहन, सहादेवभाई और से-- 
जरामदे में सोए। 


महादेवभाई के साथ चार दिन श्५्‌ 


१२ अगस्त डर 

सबेरे उठते ही बापू ने पुछा, महादेव, नींद कसी आई ?” महादेवभाई बोले, 
“कोई दो बजे आख खुल ही जाती हूँ । फिर साढे तीन बजे नींद आई होगी । जब आप और 
सुशीला प्रार्थना कर रहे थे, मे आवाज तो सुन रहा था , एर उठकर आया नहीं । ” इससे 
मुझे पता चला कि महादेवभाई अच्छी तरह सोते नहीं है । मीरावहन नें कहा, 
“सिर में मालिश करवानी चाहिए । ” मंने उनते पूछा, अगर आयको पत्तन्द हो तो 
रोज रात को आपके विर को मालिश कर दिया करू ।” इस पर वे बोले, “हमारा क्या 
हूँ । मालिश की जरूरत नहीं रहती ॥” 

मेने कहा, “रात में जरूरत हो तो आप मुझे सोते से जगा सकते है । ” 

कहने लगे, दिखेंगे ।” उन्हे मालिश की जरूरत है, पर सेवा लेने में सकोच 
होता है । 

नाइते के बाद मे और महादेवभाई बापू के साथ बरामदे में घूमे । सहादेवभाई 
ओर बापू अनेक विषयो पर बाते करते थे। मेरे लिए यह घूमना सामान्य शिक्षण की एक 
क्लास ही होजाती है । 

आज भी बापू को अपना खाना समय पर नही मिल सका। बापू ने कहा, अब 
हुम सब आपस में काम बाटले !” महादेवभाई बोले, “वाटना क्या हूँ ? बटा हुआ ही है। 
सुशीला आपकी प्ैवा में रहेगी । मीराबहुन पहले सुबह का साथ बनाया करती थी और 
में शाम का । अब सुबह का भी में बनालूगा। ” वापु को सहादेवभाई का बनाया साग 
ज्यादा पसन्द आता था, क्योकि सो्डे की सात्रा ठीक होने से वह ज्यादा गला हुआ रहता 
था। सो महादेवभाई दोनो समय साग बनाने को तंयार हुए थे। मेने कहा, “नहीं, भाम 
का साग से बना दिया करेगी और आप लोगो की प्लेटें भो धोदूगी ।” भगर जब प्लेटें धोने 
का वक्‍त आया तो महादेवभाई मेरे पीछे-पीछे नल पर आपहुँऐे और सब प्लेट साथ रह- 
कर घुलवाईं। इसी तरह में सब्जी चढाने गई तो वहा भी पीछे से आपहुं चे। साथ काटने 
ओर चढ़ाने में मदद की । मेने कहा, “आप क्यो अपना समय ऐसे कामो में खोले है? ” 
खोले, “यहा और काम ही फ्या है ? अबके में अपने साथ कोई सामान ही नहीं छाया, नही 
सो लिखने का काफी काम हो सकता था । लेकिन तीन-चार लेसो की सामयी के सिवा में 
कुछ लाया ही नही ।” मेने कहा, “तो वे तीन-चार लेरू तो लिख ही डालिए।” बोले, 
+लिख लगा। बात यह है कि इस समय मेरा तो मन ही नहीं होता कि कुछ करें । जबतक 
बापु की उपवास की तलवार मेरे सिर पर लटक रही है, मे कुछ कर ही नहीं सकता । 
सन्‌ ३२ में बापू के छ दिन के उपवास में मेने दस पौण्ड वजन खोया था, हालाकि उच 
दिनो में बरावर भोजन करता था। तभी छ दिन में बापू बेहाल होगये थे तो अब क्‍या 
होगा ? / 

वापु ने वाइसराय के नाम जो खत लिखना शुरू किया था, आज दिन में उसमें फिर 
सुधार किये गए और मुझे उसकी तकल कर देने का काम मिला। यहा मच्छरे ओर मक्लखियों 


२६ बापु की कारावान-कहानी 


की वजह से दिन में सी कुछ काम करना हो तो मच्छरदानी में बैठकर ही करना पछ्ता 
हूँ । में अपनी खटिया पर जा बेठी, मच्छरदानी डालदी । खत लम्बा था, नकल करने में 
दो घटे लगे होगे। बाप ने महादेवभाई से कहा, “अब तुम इसे पढ जाओ, बुढिया (सरो- 
जिनी नायडू) को भी पढाओ और कुछ सुझाव देना हो तो दो। ” इसके बाद बापु उर्द 
के अभ्यास में लग गये । कहने रूगे, अगर सरकार मुझे फिर छ साल की सजा सुना 
दे तो में बहुत काम कर दिखाऊँ। ” यह सुनकर महादेवभाई के मत से फिर वही विचार 
आगया, बापू छ साल तक हमारे साथ रहेगे सही ? सत्यमृति का वाक्य याद आया, 
“गुलाम हिन्दुस्तान की अपेक्षा आज़ाद हिन्दुस्तान में आपकी ज्यादा ज़रूरत रहेगी ।*+* 

रात बांपु मुझसे कहने लगे, तुझे लिखने-पढने का काम करने की इच्छा थी न! 
देख, केपता खत तेरे हाथ आया है ! इस पर महादेवभाई कहने लगे, “अबकी जब 
बाबला हमारे साथ बम्बई आया तो रास्ते में मेने उसे ६ अमेरिकन्स' (अमेरिकनो के 
प्रति) नामक बापू का लेख टाइप करने को दिया। वह तो नाचने रूगा। श्ोला, 
“काका, कितने दिनो के बाद आज में टाइप करने लगा हूँ और पहली ही बार यह 
कितनी बढ़िया चीज मेरे हाथ लगी है! ” महादेवभाई को अपने लडके की बहुत याद आ- 
रही थी। कल मुझसे पूछा, दोनो लूडको का क्या हुआ ? ” मेने कहा, “भाई की सलाह 
से वर्धा जाना तय हुआ था ।” कहने लगे, “से तो चाहता था कि दोनो बस्बई से ही 
पकडे जाते । मगर ठीक है, मेरी गरहाणिरो में उन्हे भाई की हो आज्ञा का पालन करना 
था। उन्होने सोच-समृझकर ही वर्धा जाने की सलाह दी होगी । ” 

आज प्रार्थना में महादेवभाई ने 'दीनानाथ दयारू नटवर' भजन गाया। सि० 
कटेली, सरोजिनी नायडू, मीरावहन बगरा सभी प्रार्थना में आते है । 

आज बापु ने अपने नीचे से कोच निकलूवा डाला । जमीन पर जेल का गह्ा 
बिछवाकर दिन-भर उसी पर बेंठे । 

१३ अगस्त “४२ 

बा को आज फिर पतले दस्त होगये । मेने दवा का नुस्खा लिखकर मि० कटेली 
को दिया। उसपर लिखा था--कस्तुर बा गाधी के लिए । नीचे मेरे दस्तखत थे। 
महादेवभाई ने नुस्खा मि० कटेली को दिया कि या तो बाजार से या जेल के अस्पताल 
से दवा मँगादें । सि० कटेली बाजार से मँगवाने को तैयार होगए। मेने महादेवभाई से 
कहा कि बाजार में लोग पढेंगे कि दवा किसके लिए है और नुस्खा किसने 
लिखा है तो वहा थोडी खलबली नहीं मचेगी ” इसपर महादेवभाई अपने साथे पर हाथ 
मारकर जेलर की मूर्खता पर हसने लगे । बापू ने हमारी हसी सुनी तो पूछा, क्या बात 
है ? ” सहादेवभाई ने सब बात बताई। बापू बोले, “नही, हमें उन्हें सुझा देता 
चाहिए। हम व्ययं ही उन्हे तकलोफ में नही डालना चाहते । वे सब कुछ समझकर भी 


बप्गुतछल [ता ॥९्टत5 एएछ परणल पाशा इप्णव्ल [एठीह ?? 


महादेवभाई के साथ चार दिन ण्र 


कोई खतरा न मानें ओर नुस्खे को ज्यो-का-त्यो बाजार में भेजना चाहे तो बात जलग 
हैं। / उस बकत में और महादेवभाई, दोनो थोडी शरारत की धुन में थे। जाने देते नुस्या । 
थोडा-सा मज़ा आता । लेकिन बापू थोडे ही ऐसा होने देने वाले थे! महादेवभाई ने 
समि० कटेलीसे कहा । वे बहुत खुज हुए । बोले, “में दापु का बहत आभारी हूँ ।” नुस्खा 
उन्होने अपने हाथ से नकल किया और वह उनके दस्तसत से बाजार गया । दवा आई । 
सगर वा को एक ही खुराक दी जासको । इससे उन्हें कब्ज होगया ॥ 
इसलिए बन्द करनी पडी। वा की बीमारी तो बस बापु के पास पहुचने से ही अच्छी हो- 
गई लगती है । 

बापू ने कल सहादेवभाई से वाइसराय को छिसे सतत की नकल पढ जाने और उसमें 
जो सुझाव हो, सो देने के लिए कहा था। महादेवभाई दिन भर उसे पढ नहीं सके , लेकिन 
ते जानते थे कि बापू सबेरे ही पूछेंगे, खत पढा ? ” सो उस रात को वे दो बजे हो उ6 बंठे । 
करीब डेढ-दो घटे तक बडे गोर से ख़त पढते रहे । फिर सोगये । अगले दिन उन्होने उस 
खत के बारे में कई सुझाव दिये । बापू ने सतत में सुबार किये और उसकी पक्‍की नकल 
करने के लिए खत महादेवभाई को देदिया । उन्हे करीब टो घटे नकल करने में छगें। 
पत्र लम्बा था, मगर बहुत अच्छा था। वापु ने वाइसराय को लिखा था कि उनको 
(वापु को ) इस तरह पकडने में सरकार की भूल हुई है । सरकार ने जो प्रस्ताव नेताओं की 
गिरफ्तारी को जायज सावित करने के लिए छपाया हूँ, वह असत्य से भरा हूँ । उसमें कांग्रेस 
पर जो हमले किये गए थे, उनमें से कुछ का जवाब बापू ने इस खत में दिया था और बाइस- 
राय को सलाह दी थी कि वह अब भी अपनी भूल को सुवारले तो अच्छा होया । 

पत्र वापस बापू के पास आया। उन्होने हाथ में लेकर एक-आथ मिनट महादेव- 
भाई के मोती-जसे अक्ष रो को देखा, फिर उन्होने उसमें एक-दो जगह अपने हाथ से छोटे-छोटे 
सुधार किये भौर दस्तखत कर दिये । रात को पत्र कठेली साहव को दिया गया । बापू 
पूछ रहे थे, “नकल करने में कितना वक्‍त लगा ? ' महादेवनाई ने कहा, “दो घंटे ।” 
फिर बोले, 'घुशीला ने सरकारी वक्तव्य में से अवतरण लेते समय एक जगह एक ब्वच्द छोड 
दिया था। इसलिए मेने सारा पन्न ध्यान से देसा । इस कारण भी वक्‍त कुछ ज्यादा लगा ।/ 
बापू मेरी तरफ देखकर बोले, “ऐसा दयो हुआ ? यह तो नहीं होना चाहिए । ” मेरा मृह 
फक होगया। बापू के काम में तनिक-सी भी भूल होजाय तो वह असह्य लगता है। बापू 
भी इन छोटी-छोटी भूलो को बहुत महत्त्व देते है। कहा करते हे, “मुझे यह भरोसा होना 
चाहिए कि जो काम तुझे सोंपा वह सपूर्ण होगा। मुझे उसमें पूछने और फिर से देखने जैसा 
नहीं रहना चाहिए। ” महादेवभाई बाद में मुझसे कहने लगे, 'इस तरह की नकल करते 
समय ऐसा हो ही जाता हैं ।” में समझ रही थो कि सुझे आइवस्त करने के लिए ही वे 
ऐसा कह रहे हूँ । उन्हे अफसोस होरहा था कि बापू के सामने मेरी शिकायत क्यो की । 
आजंकल उनकी मनोवृत्ति कुछ ऐसी बन गई है कि किसीको था किसीके बारे में कोई 
अच्छी बात कह सके तो कहे, वर्ना चुप रह जायें। कोमलता उनके स्वभाव में हमेशा' 


श्ट बापू की काराबास-कहानी 


से रही हूँ । वे किसीका भी दिल दुखाना नहीं चाहते थे । इससे उन पर कभी-कभी यह्‌ 
इल्जाम आता था कि वे सबको सदा मीठी लगने वाली बात कह दिया करते है। इसलिए 
उनके कहे पर बहुत आधार नहीं रखा जा सकता । लेकिन इस बार की उनकी कोसरूता 
तो पराकाष्ठा को पहुच गई थी। उनके मन में एक ही विचार था बापू के आद्शों का-- 
एकादश ब्रतो का--जितना पालन हम कर सकेगे, उतनी ही वापू के महान यज्ञ में हम 
उनकी सहायता कर सकेगे । 

सरोजिनी नायडू ने कल महादेवभाई से कढी बनाने को कहा था । आज उन्होनें 
कंढी बनाई । बहुत अच्छी बनी थी। सेने और महादेवभाई ने तीन बार ली । रोटी यहा 
कंदी बनाते है । चयातिया अच्छी नहीं बनती । महादेवभाई कहने लगे, “अगर दुर्गा 
यहा होती तो हमें ऐसी रोटी हरमिज न खानी पडती । ” खाना पकाने के बारे में इधर- 
उधर की बाते होती रही । दोपहर खाने के वाद प्छेट धोते समय महादेवभाई मुझसे बोले 

ये लोग खाने-पीने की बाते करते है ! से इन्हे कंसे बताऊँ कि मेरे सन में क्या चल रहा 

है ? अगर में और तुम दो ही यहा होते तो बापु के लिए जो सब्जी बनती है, उसके 
सिवा में तो और कुछ भी न बनाता । ” 

खाने के बाद मेने एक मौसम्बी उठाई । महादेवभाई ने लेने से इन्कार किया । 
बोले, तुम खाओ ।* मेने आग्रह किया । पूछा, आप क्यो नही खाते हैं?” तो कहने लगे, 
“असल में यह बापू के लिए हैँ । अपने हिस्से की जो खूराक हमें मिलती है, उससे ज्यादा 
भें कुछ नही छेना चाहता । में बापु के साथ कई बार जेल में रहा हू, मगर फलो को कभी 
छूता भी नही था, क्योकि सें जानता था कि अगर मे अकेला होता तो मुझे ये फल मिलने 
बाले नहीं थे ।” हमारे लिए जेल से केले आया करते थे, सो केले वे कभी-कभी खालिया 
करते थे । 

शाम को हम लोग प्लेटें घोरहे थे । तब फिर महादेवभाई ने कहना शुरू किया, 
“म॑ परेशान हू । बापू कब क्या करेंगे, कुछ पता नहीं । खाना खाते समय भी मुझे तो 
यही विचार सताता हू कि कितने दिनो तक हम चेन से खा सकेंगे! सन पर यह एक भयकर 
बोझ हुं ।” महादेवभाई बहुत उदास नजर आते थे और ०डी सास लेरहे थे। मेने पूछा, 
#चता बढाने वाला कोई नया कारण पेदा होगया हु ?” बोले, “जो पहले से है, वही 
क्या कम है और मुझे जो बाहर की खबरें मिल रही है, उन्हे वापु जानेंगे तो पता नहीं, 
उन पर क्या असर होगा ?” 

शाम को महादेवभाई बीच के कमरे में बठे अकेले कात रहे थे । में पास जा बेठी । 
सैने पूछा, 'महादेवभाई, आप यहा अकेले क्यो कात रहे हे?” वे अभी भी उदास ही थे। 
मुझसे बातें करने लगे । उन्हे बाबला की याद आगई । बोले, “बाबला होता तो टाइप 
बगेरा करने में काफी मदद देता ।” फिर बडे गर्व के साथ कहने लगे, “बह बापु के हिंदी- 
भाषणों की बहुत अच्छी रिपोर्ट लेने छूगा हैं ।” मेने कहा, “हा, वह होशियार तो है ही, 
जल्दी ही आपके कामो में हाथ बढाने रूगेेंगा ।/ इस पर बोले, “नहीं, अग्रेजी वह काफी 


रु है 


महादेवभाई के साथ चार दिन 


रो 


& 


हि 


नहीं जानता । में कहा, काफी जानता है और आप ओर ज्यादा सिखा भी तो छेंगे |” 
इतने में बापू ने मुझे पुकारा । 

गाम को आसमान साफ था। हम नीचे व्गीचे में घूम रहे थे। घूमते समय महादेव- 
भाई बापू से अहिसा के बारे में चर्चा करने लूगे । बोले, व्यक्तिगत अदिसा के बारे में 
तो किसीकों कोई शका ई हो नहीं । सब मानते है कि व्यक्तिगत रूप में अहिसा सब 
कठिनाइयों को हल कर सकती है, कितु उसके सामाजिक प्रयोग छे बारे में लोगो को 
अवश्य ही बका है । सो आप उसका प्रयोग करके दिसा ही रहे है ।” बाद में साहित्य में 
अहिसा' को बात चल पडी। महादेवभाई ने बापू को रघुवत्न में से राजा दिल्लीप की 
गो-सेवा-सम्बधी कहानी सुनाई जिसमें दिलीप के गाय की सेवा करने का वर्णन है । 
उन्होने सुनाथा कि किस तरह बाद में शेर गाय को साने आता ई और राजा का उसवे साथ 
क्या सवाद होता है, बगैरा । किर कहने लगे, “में साहित्य में आहिसा' विषय पर एक पुस्तक 
लिखना चाहता कह । मेरे पास कई किताबो के नोट्स कही पडे है । उनके आधार पर 
छोटे-छोटे अव्याय लिखकर तोस-चालीस अव्यायों में इस विषय के बहुत प्रभावशाली 
नमूने इकदृठा कल्गा,(” बापू बोले, “इसी नाम की एक पुस्तक सेवाग्राम में हाल ही में 
हमारे पास आई थी ।” महादेवभाई ने यह देसी नहीं थी । बोले, “तब तो हमें उसे देखना 
चाहिए ।” किर कहने लगे, 'लिकिन हो सकता हैं कि इस सम्बन्ध की उस आदसी की 
घारणा मेरी घारणा से बिलकुल निन्न हो ।” 

आज प्रार्थना में महादेवभाई ने मराठी का तुकारास का जभग गराया--'भक्‍त 
ऐसे जाणा जे देहीं उद्दास ।” प्रार्थना के वाद मेने उनसे हस भजन का अर्थ समझाने को कहा । 
उन्होने समझाया । मेरे आने के बाद रर्थता में रामायण का गायन शुरू हुआ ह । उत्तर- 
काण्ड का जो भाग जिस जगह से आश्म में छूट गया था, वहं। से आगे शुरू किया गया 
हैं। ताल देने के लिए मजीरा नहीं है, सो वाप्‌ ने मीरावबहन से चम्मच ओर कटोरी का 
उपयोग कर लेने को कहा हूँ । उन्होंने ऐसे कटोरी-चम्मच बजाकर भी दिखाया । 

कल सुबह घमते समय हम लोग वर्गीचे में मकान के सामने की तरफ चले गये थे । 

पर सामने वाले वरामदे में ठकडी की जाली लगाई गई है । उसे रगकर यह दिसाने 

की कोशिश कीगई हूँ कि वह पुरानी चीज है, ताकि कोई माने कि मुसलमानों घर में पद 
के खयाल से लगाई गई होगी । मगर बापू को पुरा शक था कि यह नई चीज हूँ । हमें 
कोई वाहर से देख न सके इस हेतु से रूगाई गई हैं । कल उबर घूमने से यह शक सच्चा 
साबित हुआ । महावेवभाई को लकडी की जाली के कुछ ताजे छिन्‍्के उधर पडे मिल गये । 
यह जाली बरसों पहले जब मकान बना था तब छगी होती तो छूकडी के ये ताजे छिलके 
आज यहा कहासे आते ! फिर आगे बढकर देखा । इस तरफ के प्रवेश को बद करने के 
लिए इधर भी जाली का एक ऐसा हो दरवाजा लगाया गया था। उस पर बाहर की ओर 
से रोगन नहीं हुआ था । या तो करना भूल गए होगे, या करना गेरजरूरी समझा होगा । 
लकडी साफ ताजी छिली हुई दिखाई देती थी । सरकार को डर रहा होगा कि इस बरामदे 


के० बापु की कारावास-कहानी । 


में खडे होने पर बाहर वाले लोग तो बापु को देख सकेंगे, शायद भोतर बेठे-बंठे भी बापु 
लोगो को उकसा सकें ! 
चारो ओर कटीले तारो का एक अहाता खीच दिया गया है जिसमे से हमें बगीचे 
का थोडा ही हिस्सा मिला है। बाहर की दीवार से कटीले तारो का करीब ५० या ७५ 
गज का फासला रखा गया हैं, ताकि कही दरवाजे में से झाककर हम बाहर वालो के 
साथ सम्पर्क स्थापित न करले ! मगर कटीले तारो में जगह-जगह इतने बडे-बडे रिक्त 
स्थान हं कि आदसी भागना चाहे तो आसानी से भाग सकता है । इन कटीले तारो के अदर 
छ सिपाही हमारी रखवाली के लिए रखे गये हे । वे सेवा भी करते हे । करीब एक दर्जन 
सजायाफ्ता कंदी सवेरे छ बजे से शाम के छ बजे तक यहा सफाई इत्यादि करते है । 
करीब पढ़ह या बीस कैदी बगीचे में काम करने आते है। कटीले तारो के बाहर ७२ फौजियो 
का पहरा रहता हूँ । 
यहा आने वाले सब लोगो के लिए यह जगह एक खासी जेल हैं । हमारे जेलर' 
मिस्टर कठेली यहा अकेले ही रहते हैं । अखबार तक नही पढ सकते। या तो उन्हें 
“इजाजत नही हे, या वह अपना फर्ज अदा करने में इतने मुस्तेद हे कि ज़ान-बुझकर अखबार 
नही पढते । चूकि हमे अखबार पढने की इजाजत नही है, इसलिए अगर वह पढें तो किसी 
समय भूलचूक से उनके मह से कोई बात ऐसी निकल सकती हैँ, जिसकी खबर हमें नही 
लगनी चाहिए । ४ 
महादेवभाई तो हमेशा जिसके सम्पर्क सें आते हे, उसका मन हरण कर हो लेते हे । 
सि० कटेली के साथ भी उसकी खूब बन गई हैँ । जब पहला पत्र तैयार हुआ तो महादेव- 
भाई उसे लेकर ऊपर मि० कठेली को देने चले गये । खत लेलेने के बाद बातो-ही-बातो 
में मि० कटेली ने कहा, “आप लोगो को ऊपर आने की इजाजत नही है। आपके यहा आने 
से पहले एक पुलिस अफसर आकर मुझसे कहने लगा कि इस जीने के सामने यह नोटिस 
लगादो कि कोई ऊपर न आये ।” मेने इन्कार किया। कहा, उनमें कोई ऐसा है ही नही, 
जो खुद ऊपर आये। नोटिस लगाने की जरूरत नहीं।” इस पर महादेवभाई ने कहा, 
“बस, हमें पता चल गया, अब नही आवेंगे /” और उस दिन से उन्होने ऊपर जाना बद 
कर दिया। महादेवभाई विवेक को मूर्ति थे 
सि० कटेली भले आदमी हे, दयानतदार हें । सरकार के प्रति अपना फर्ं पूरी 
तरह अदा करते हे । उनकी पत्नी मर गई हे । घर पर बूढी मा और बच्चे हें । मा को 
बहुत याद किया करते है । बापू के प्रति भक्ति रखते हुए भी वे सरकार के प्रति अपना 
फर्ज अदा करने में कभी चूक नही सकते । बेचारो ने पहले तो बाहर से खाना मगवाना शुरू 
किया था, लेकिन वह सब ठडा होजाुता था । इसलिए सरोजिनी नायड ने उन्हे अपने साथ 
खिलाना शुरू किया है ।, खाने के लिए चुपचाप आते और खाकर चुपचाप ही चले जाते है । 
सारा दिन उनसे कोई बात करने वाला तर नहीं । सिपाहियो के साथ बात भी क्‍या करें ? 
कभी-कभी महादेवभाई उनसे जरूर बात कर छेते हे । मगर हम तो सब कंदी रहे । 


महादेवभाई के साथ चार दिन ३१ 


हल 


कदियों के साथ भी बेचारे कितनी बात कर सकते है ? सरोजिनी नायटू कह रही थीं, 
बह भी उतने ही कंदी हैं जितने कि हम । फर्क यह हूँ कि उनको जेल जाने का श्रेय नहीं 
मिलता जो हमें मिलता है ।”* 
सिपाही लोग भी अपने घर नहीं जा सकते । उनके जमादार का नास रघनाथ 
है । होशियार आदमी है । सन्‌ !8२ में जब बापू पकटे गये थे तब भी वह यरवदा में 
उनकी सेचा किया करता था। इसी तरह जब-जब सरोजिनी नायडू यरवदा जेल में 
रहीं वह हमेशा वाजार से उनके लिए सामान वगेरा लाने का काम करता था । खासा 
चलतापुर्जा है। सामान छेने वाजार जाता है तो तनिक अपने घर में भी झाक आता है । 
सिपाही की वर्दी पहनकर नहीं निकलूता, क्योकि आजकल बाज़ार में लटके अकसर सिपा- 
हियो की बुरी गत बनाते हैँ। हाल ही में एक दिन वह जेल से हमारा 'राजन' लारहा था! 
लोगो मे गाडी रोकली । कहा कि आज हडताल है। तुम गाडी नहीं ले जामकते। रघ्दाव 
चुपके से उन्हे कह भाया, “नही जाने दोगे तो तुम्हारे ही लोग भूखो रहेगे ।” बस, सामान 
केआया । उसके कुछ भाई-भतीजें वर्गरा काग्रेस में है । जेल भी गये है । अपने इस 
थका भी वह फायदा उठा लिया करता है। महादेवभाई मे इसके साथ भो अच्छी 
दोस्ती गाठली हैं । 
कदियों में जो चार रसोईघर में काम करने वाले हे उनमें से दो काठियावाड के 
गुजराती हैँ । एक नकली रुपये बनाने के इल्जास में पकड़ा गया था। दोनो भाद्यों ने 
पसिलकर कोई पद्रह हुजार रुपये बनाये थे । बाद में एकने सारा दोप अपने सिर लेलिया । 
'रुपयो से बहुत-सी जमीन खरीद छो । कोई हजार-एक र्पया किसी डावटर को दिया । 
डॉक्टर ने उसे दिमागी दुर्वलूता का सर्टोफिकट देदिया, सो सजा कम होगई । भहादेवभाई 
से कहने लगा, “क्या हुआ जो मेरे दो-तीन साल जेल में चले गये। अब आराम की जिंदगी 
खसर करेंगे।” फिर बोला, “साहब, आपके स्व॒राज में आप मुझे सिक्के ढालने के लिए 
बुला लेता ।” 
दूसरा एक बूढ़ा काठियावाडी कंदी था भूरा । उसे सब काका कहते थे । सिपाही 
तक उसे काका कहकर बुलाते थे । बहू सब पर हुवम चलाता था। वह हिंदू-मुस्लिम 
फसाद में पकड़ा गया था और बडे गर्व से कहता था कि वह दूसरों की रक्षा करते-करते 
जेल आया हैँ । बाद में पता चला कि वह कई बार जेल आचुका है । हमेशा मार-पीट 
करके आता हूँ । बडा बातुनो है। महादेवभाई जब नीचे सब्जी चर्गरा काटने को जाते 
थे तो कदियों के साथ काफी बातचीत कर भाते थे । ये दोनो गुजराठी बोलने वाले कैदी 
गे उन्हे अपना भाई ही मानने छूगे थे । कहते, “आसिर हम गुजराती जो है! ” महादेवभाई 
उनके साथ बिलकुल वरावरी के आदमी की तरह वात करते थे। सो वे अवसर कहा 
करते, “महादेवभाई, हम सूरत जिले में आपके घर आयये (* 
महादेवभाई कहते, हा भाई, जरूर आना ।” 
कैदियों के साथ अपनी सम्पूर्ण एकता सिद्ध करने के लिए उन्होने अपने लिए 


३२ बापू की कारावास-कहानी 


जेल के कपडे मगाने और पहनने का इरादा भी कर लिया था। एक दिन भूरा कहने छूगा, 
“मे छूटने बाला ह, कोई चिट्ठी देना हो तो देना । से लेजाअगा ४” मेने कहा, “तुम्हारी 
तलाशी नहीं होगी ?” उसने तुरत एक अडे की शकल की छोटी-सी डिब्दी निकालो, 
उसको खोला, अन्दर कागज का दुकडा रखकर बद किया और झट से मुह सें डाल गया ॥ 
कहने रूगा, लिलो तलाशी ।* कुछ दिखता नही था । उसके गलेसें कोई पाकेट-सी बनी 
होगी, जहा डिब्बी छिषा रखता था । जब हमने हार मानलठी, उसने झट उबकाई-सी लो 
ओर डिब्दी निकालकर खोलकर कागज हमारे हाथ में देदिया । महादेवभाई कहने लगे, 
“अगर बाप का उपव्गस वर्गरा कुछ होगया और सरकार ने खबरें बाहर न जाने देने की 
नीति रखी तो इसके साथ में जरूर चिट्ठी भेजूगा। तुम्हारे पास कुछ रुपये है?” मेने कहा, 
“पांच रुपये है ।/ कहने लगे, “काफी हे । वम्बई तक का किराया इसे देसक्‌ तो काम 
निपटा । पीछे बहासे मित्र लोग सब इतजाम कर छेंगे ।” 

यरवदा से आते-जाते दोनो वक्‍त इन सब केदिय्गे की तलाशी छोजाती हूँ । 
यरवदा जेल में इन्हे बाहर की तरफ अलग एक बारक में रखा जाता है, ताकि बे दूसरे 
कैदियों से मिल न पारवे और इधर से उपर कोई खबर न पहुचा सकें। फिर भी वे रोज 
सुबह हमें इतनी खबर तो देते हो थे कि आज इतने नये कंदी आयें हे और आज इतने ॥ 
जेल के फाटक पर नये कैदियों की सख्या रोज़ लिखी जाती हैँ । दूसरे राजनेतिक कैदियों 
के लिए जगह करने के खयाल से आम केदियो को काफी तादाद में छोडा भी जारहा हुं । 
उन बेचारो को इतना फायदा तो हुआ ! अच्छा हूँ । 

वाइसरायके नाम खत पुरा करनेके बाद आज दोपहर बापु 'पेसिफ्कि अफेयर्स! 
पढने लगें । उसमें एक वाक्य आया--श6००ट्ठात्य॑ ८0फ्राल्टाता >लफ़ल्शा 
छ0फ7९05. तेला0टाबटए, ९एएएतणा द्वार्व प्रातध्रशणशाहए अर्थात्‌ ऐतिहासिक 
विकास में मध्यमवर्गीय छोकततन्न, काति और मशीन-प्रथा इन तीनो में क्रमिक सबंध । 
बापू टीलियोलोजी (7'०६००१६०) * का अर्थ पूछने लगे । महादेवभाई से पूछा। शब्द- 
कोश देखा । काफी चर्चा हुई । आखिर बापू बोले, इसे तो '37807रथ्य थ 8 टाल 
अर्थात्‌ जो चीज साबित करनी है उसे बहुस का आधार मानकर चलना कह सकते है! 
फिर चर्चा चली कि व्याकरण के अनुसार 7८८६८ के साथ ० आता हैया शाएं। ? बापु 
ने कहा, 'बुढिया से पुछो न !” महादेवभाई बोले, “वे नही बता सकेंगी । यह तो 
आपके और मेरे-जेसे स्कूल-मास्टरो का काम है कि व्याकरण देखें और विराम-चिह्नी 
का विचार करें।” 

बापू सुझसे वेरीकोस (ए»7005८) | का अर्थ पूछने लूगे। मेने बताया। कहे 


“एक दार्शनिक सिद्धान्त, जिसका विकास निर्धारित दैवी उद्देश्य की सिद्धि 
के लिए होरहा है । 


|सस्‍्थायी सूप से नाडी का वढना या फँलना 


महादेवभाई के साथ चार दिन ३३ 


लगे, “नहीं, इसको धातु क्‍या हुँ? इसके क्या-क्या रुपातर होसकते है? क्‍हा- 
कहा यह झब्द इस्तेमाल होसकता है, सो सब बताना चाहिए ।” फिर कहने छगे फ्रि 
तेरे लिए रूंटिन सीख लेना जरूरी हैं। बोले, “में तुझे 'लर्नेंड डॉबटर' (विहान 
डॉक्टर) बनाना चाहता ह।” मुझे दाब्दकोश को सूमिका पढ जाने को सलाह दी, 
ताकि कोश को पूरी तरह समझकर देख सक्‌ । 
शाम को महादेवभाई इधर-उधर पडें छोहे के तारो को घटोरवार एक टोरटर 
वनाकर छायें। बापु को दिखाया। बापू बहत छूश हुए। बोले, “0२८८८४आए 5 ८ 
ग्यण्धाकण ० 7६ थाएटए ? फिर बोले, “इसकी गुजराती क्या होगी ?” महादेवभाई ने 
ज़रा सोचकर कहा, गरज ए शोध नी जनेता छें ।”* 
महादेवभाई रोज कहा करते है, “सरदार आजायगे तो बापु को खूब हसाया 
करेंगे । वे आजाय और उनके आने तक प्यारेछाल न आये तो फिर हम बडे जोर के 
साथ प्यारे८ाल को माग सकते हे ।” 
मीरावहन आज फिर सुझसे कहने रूगीं, 'महादेवभाई को सिर की मालिश 
की जरूरत रहती है।” मेने कहा, “मेने पुछ था, पर उन्होने करदाई नहीं ।” वे कहने लगी 
“कल से तुम बापु का विस्तर वगैरा छगा दिया करना। में उस वक्‍त महादेव के सिर की 
मालिश कर दिया कढूगी। मेरा खयाल है कि महादेव मुझसे मालिश करा लिया करेंगे।* 
मेने मजूर किया । बाद में में आज किर महादेवभाई के पास गई और पूछा, “क्या आप 
सिर को मालिश करवायेंगे ?” बोले, “क्या जरूरत है ?” लेकिन आवाज से मुझे ऐसा 
लगा कि थके तो है ओर आधा मन कराने को भी है। मेने कहा, “जर रत तो आपको रहती 
ही है, घर पर भी तो आप सालिश करवाते ही हे ।” 
बोले, “हा, वम्वई में लीलावती मरू देती थी ।” वे सकोच के वारण कहते नही थे 
और मुझे भी बहुत आग्रह करने सें सकोच होता था। मेने कहा, “जद मलवाना दाहै, 
आप मुझसे कह सकते है ।” ओर में चछी आई । 
शाम को महादेवभाई कह रहे थे, अगर बापू के उपवास की यह तलवार मेरे 
सिर पर लठकती न होती तो मंने कुछ पौण्ड वजन कमा लिया होता और थोडा शवित्त- 
सचय कर लिया होता ।” 
१४ अगस्त ४२ 
आज वाइसराय को पत्र गया । विचार हुआ कि पत्र के साथ बापू के भाषणों वा 
सार भी भेजना चाहिए । मगर वह तैयार नही था, इसलिए बापू ने पत्र तो भेज दिया 
और महादेवभाई से सार तैयार करने को कहा । नोह्स तो थे नहीं । सब छुछ जबानो 
दैयार करता था । श्ञाम से पहले महादेवशाई ने वह बापु के सामने रख दिया । 
बापू ने कर्नल भण्डारी से सरदार और भाई की खबर पुछवाई । उत्तर मिला 


श्र +झआवच्यवता खोज की जननी हूँ। 


शेड है बापु की काराबास-कहानो 


कि सरदार के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है, इसलिए तबीयत अच्छी ही होगी । भाई यहू 
है या नही, इसका उन्हे पता नहीं था । 

महादेवभाई आज फिर कहने लगे, “अब की से अपने साथ कुछ सामान ही नहीं 
छाया । दिल होता है कि गीताजलि भी होती तो उसके अनेक गीतो का गुजराती अनुवाद 
ही कर डालता ।” मेने कहा, 'चलिये, काम नहीं लाये हे तो मुझीको कुछ सिखा दिया 
कीजिये न! ” बोले, “मे तुम्हे कया सिखाऊगा । तुम्हीं मुझे थोडी-सी दवा-दारू सिखादो ।” 
मेने कहा, अच्छी बात है, आप दवा-दारू सीखिये ओर मुझे दूसरी चीज़ें सिखा दीजिये।” 

मुझे कल से थोडा जुकाम था और आज तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी । 
चुखार-सा लग रहा था। शाम को सहादेवभाई बापू के लिए रस निकाल रहे थे । मुझसे 
कहने लगे, तुम भी आज रस पीओ ।” जबसे महादेवभाई ने बताया था कि जेल में फल 
हमारे लिए नही आते है, मेने फल नही लिये थे। महादेवभाई बहुत इसरार करने लंगे। 
मेंनें टालने की कोशिश की । कहा, “मुझे रस पीने की जरूरत नहीं मालम होती ।” 
में दूसरे कमरे में गई । रौटकर देखती हू तो महादेवभाई ने रस का आधे से ज्यादा गिलास 
भरकर मेरे लिए तैयार रखा था । उसे गरम होने भी रख दिया था । कहने छूगे, “तमक 
और नीब्‌ के साथ गरम रस गले को बहुत फायदा पहुचाता है ।” में रस पीने बैठ गई । 
अग्रीठोी जल रही थी। महादेवभाई ने भी अपने लिए टोस्ट सेक लिये और उसी समय 
बैठकर खालियें । घमते समय आज महादेवभाई बापु को साबरसती आश्रम की किताबों 
के सम्बन्ध में कुछ कहते रहे । बापु ने आश्रम की पुस्तकें सहादेवभाई को सौंपी थी और 
उन्होने उनकी एक सदर लाइब्रेरी बनाली थी। 

प्रार्थना में महादेवभाई ने आज तुकाराम का जे का रजले गाजले, त्यासी, म्ह॒णे 
जो आपुले--अभग गाया और बाद में उसका अर्थ भी समझाया | उन्होने बताया कि 
इसी अभग के जरिये सबसे पहले उनका तुकारास के साथ परिचय हुआ था । गोखले ने 
एक जगह लिखा हूँ कि एक बार वे रानड्ड के साथ रेलगाडी की यात्रा कर रहे थे । सबेरे 
गाने की आवाज सुनकर जाग उठे । रानडे ध्यानावस्थित होकर जे का रजले गाजले' 
अभग गारहे थे। प्रार्थना के बाद महादेवभाई ने “रीडर्स डाइजेस्ट' में से द अमेजिय मि० 
क्रिप्स! (हेरतअग्रेज क्रिप्स) नामक एक लेख बापू को पढकर सुनाया । 

सोने का समय हुआ । मीराबहन कहने लूगीं, “तुम्हे सोजाना चाहिए । बापू 
के सिर की मालिश नही करनी चाहिए। तुम्हे आराम मिलेगा और बापू जुकाम को 
छूत के खतरे से बचेंगे ।” मुझे तो आराम की इतनी ज़रूरत नहीं थी। मगर में बापू को 
अपना जुकास दू , यह कैसे होसकता था ? इसलिए मेने महादेवभाई से कहा कि वे बापू के 
सिर की मालिश करदें। 

बापू पाखाने गये हुए थे । उस समय सहादेवभाई सरोजिनी नायडू के साथ बात 
कर रहे थे। बाद में सरोजिनी नायडू ने मुझे बताया कि कैसे उस रात पहली ही बार महादेव- 
भाई उनको अपने बापु के पास आने का किस्सा सुना रहे थे। किस तरह पहले बापु ने उन्हें 


महादेवभाई का अवसान ३५ 


ह 


वकालत छोडने से सना किया था और फिर कंसे एक दिन उन्हे बापू का एक पोस्टकाई 
मिला जिसमें बापू ने उन्हें वुछाया था । एक वार कलकत्तें में मुझे भी महादेवभाई ने णह 
: सारा किस्सा सुनाया था। उन्होने कहा, “फिर मुझे बापू का एक पोस्टकार्ट मिला। 
उनमें एक ही वाक्य था, “हु तमने सारी सोटमा इच्ट छु,* और बस मे चल्ला आया | ” 
' आह कहते समय उनकी भाखो में प्रेम के आसु छलऊक जाये थे । 

मेरे जाने के बाद बात फिर बापू के उपवास पर आकर रकी । आजकल महादेव- 
भाई इसके सिवा दूसरी किसी चीज का ज्यादा देर तक विचार ही नहीं कर सकते। कहने 
ऋरूगे, वायु के हरिजन-उपवास के दिनो में पडित सातवलेकर ने एक पचाग भेजा था, 
जिसमें करीब एक साल पहले से वापू के उपवास की निश्चित तारीख दी हुई थी । अब 
की फिर उन्होंने उनसे वह पचाग संगवाया । उनका उत्तर आया कि वह खुद पहले से 
इस पचाग की तलाझ में थे। १६४२ तक तो उसमें किसी उपवास का जिछ नहीं 
वा । उसके बाद वहु पचाग छपना ही बद होगया था । 

इस पर सरोजिनी नायडू महादेवभाई को अपने एक मित्र की बात सुनाने रूगीं । 
उसके पास एक विशिष्ट अन्तदु प्टि थी, जिससे उन्हें भविष्य में और इूसरी 
जगह होने वाली बातो का पता चल जाता था । सरोजिनी नायडू ने उनके ऐसे कई किस्से 
सुनाये । एक बापू के हिंटू-मुस्लिम-ऐक्य के लिए किये गए उपवास के बारे में था । दूसरा 
किसी के मरने के बारे में । इसी तरह जहाजो के ड्बने आदि के किस्से थे । महादेव- 
भाई वापु का सिर मलने आये तो इनमें से कुछ किस्से उन्हें सुताने लगे । में अपनी सटिया 
'पर पडी-पठी सुनरही थी । मेने कहा, “मुझे तो भगवान अन्तदं प्टि की यह विभूति दे 
सो भी मे इसे लेने से इन्कार करवू । पहले से ही आदमी दु ख आने वाला है यह जानकर 
दु सी क्यों हो ?” भगवान हसरहा होगा अगर अगले दिन सुबहु की घटनाओं को हम 
जानते होते तो उस रात कौन सोने वाला था ? 


2 


महादेवभाई का थवसान 


१५ अगस्त ४२ 

प्रार्थना में बापु और मे, दो ही सुबह उठा करते है। महादेवभाई उठना चाहते है, 

मगर रात में नींद दूट जाती हैं तो फिर चार बजे नहीं उठ पाते । आज सुबह भी मेने और 
बाप ने प्रार्थना की । प्रार्यना पूरी करके हम लोग वापस अपने विस्तरो पर गये, इतने में 





“में तुम्हे अपनी गोंद में चाहता हू। * 


शे६ बापू की कारावास-कष्टानी 


महादेवभाई उठे । बा से प्रार्थना के बारे में पुछने छूमे । बा ने उत्तर दिया, “हा, अभी-अभी 
खतम हुई ।” आज महादेवभाई का विचार प्रार्थना में आने का था, सगर उन्हे कोई आघ 
घटे की देर होगई । इससे वह न आसके । छ बजें बापू उठकर आये तो महादेवभाई 
ने उनके लिए रस निकालकर तैयार रखा था । बाद में जाकर टठोस्ट सेंके, चाय बनाई। 
सरोजिनी नायडू स्तान करके निकली तो मेज पर चाय आदि सब चीजें सजी हुई थीं । 
टोस्ट को काट-सेंककर खूब सुदर ढंग से लगा दिया था और खुद हजामत बनाकर वहा 
देठे थे। एक दिन बापू मुझसे पूछ रहे थे, “तुम ढोनो में कौन अच्छे दोस्ट बनाता है, 
तू या महादेव ?” आज मेने महादेवभाई से कहा, 'महादेवभाई, उस दिन बापू के पूछने पर 
में यह स्वीकार करने को तैयार नही थी कि आप मुझसे ज्यादा अच्छे टोस्ट बनाते हे ; 
मगर आज मुझे यह स्वीकार करना ही होगा और आपके सामने हार साननी ही पडेगी । 
सेंक-साककर आपने तो आज इनको इतने सुदर ढग से सजा भी दिया है| ” महादेवभाई 
कहुने लगे, “मुझें समय मिले तो में सब कुछ कर सकता हू, लेकिन रोज रात को नींद 
अच्छी नही आती । सुबह देर से उठता हु तो समय नही रह जाता ॥। आज जल्दी उठा 
था, इसकछिए इतना सब काम कर सका 

इतने में सरोजिनी नायडू आईं। वह भी सहादेवभाई को शज्ञाबाज्ञी देने रूगीं । 
महादेवभाई हसने रंगे । बोले, हा, अब मुझे आसानी से खानसामा की नौकरी मिल सकती 
हैं ।” सरीजिनो नायडू ने कहा, हा, बापू की गृहस्थी में । इस गृहस्थो में तुम क्या नही हो? ” 
सहादेवभाई मेरे पास हो बंठे नाइता कर रहे थे । मेने देखा कि उनकी प्लेट में एक टोस्ट 
पडा है, लेकिन उन्होने बीच में जो प्लेट रखी थी, उसमें से एक टुकडा और उठा लिया । 
में समझी, बापु महादेवभाई को कवि कहते है । बातों में भूल यये होगे कि उनकी अपनी 
प्लेट में भी दोच्ट पडा है । इसलिए वह टोस्ट मेने उठा लिया। लेकिन महादेवभाई ने 
तो उसे खाने के इरादे से ही रखा था। में वापस रखने लगी तो मना किया । बोले, 
“नही, अब तुम्ही खाजाओ ४” कहावत मशहूर है कि दानें-दाने पर मोहर होती है । 
महादेवभाई का हिसाव खतस होचुका था, सो उनकी प्लेट में सामने रखा हुआ दोस्ट 
भी उठ गया । 

भहादेवभाई की हजामत का जिक्र करते हुए सरोजिनी नायडू बोली, “आज जब' 
में बहाने गई, मेने महादेव को बडे आईने के सामने बेठा देखा। वे हजामत बना रहे थे, अपनी 
सूछो को छाट रहे थे और नाखून काटरहे थे । मेने मन-ही-मन सोचा, “ अरे, आज महादेव 
को यह हो क्या गया है ? अचानक उनको आज इस प्रकार सजने की कहा से सुझी ?” 
मगर वह तो कुदरत ही उनसे तेयारी करवा रही थी-- 

करले सिगार चतुर अलकबेली, 
साजन के घर जाना होगा। 

जब में वायु के साथ घूमने को निकली तो बगीचे के सामने के कोने से महादेव- 

भाई निकलकर आये और कहने लगे, “लूकडी की जाली का यह काम नया है, इसका दूसरा 


महादेवभाई का अवसान 2७ 


सबूत मुझे मिला है । यह देखिये, ऊकडो की चीपो का यह छेर छूगा पडा है। अब में 
इसका ठोक-ठोक उपयोग करा छूगा ।” 

घूमते समय महादेचभाई वलल्‍्लभभाई को दातें सुनाने लूगे । बताते थे कि वल्लभ- 
'भाई कपडो के बारे में कितने शौकीन थे । वे बहुत सफल बैरिस्टर थे । महीने में आठ- 
दस दिन ही अदालत जाते थे । बाकी वक्‍त क्लब में बैठकर 'ब्विज' खेला करते थे । तिस 
भर भी महीने में हजार-पद्रह सौ रपये क्रमा लेते थे । एक बार वे एक दोस्त के साथ 
बंठकर 'ब्रिर्जा खेलरहे थे । दोस्त के हाथ में पत्ते थें। एकाएक दोस्त ने पीछे हटकर 
अपना सिर कुर्सी की पीठ पर टिका दिया । पत्ते हाथ ही में रह गये और उनके प्राण-प्ेरू 
उड़ गये । तब से वहलूमभाई को ताश अच्छे नहीं लगते ।” हम सब सुनरहे थे । कौन 
जानता था कि दो घण्टे के अदर ही महादेवभाई का भी यही हाल होने वाला है ! 

आज महावेबभाई बहुत प्रसन्न दिखाई देते थे । बापूने नींद के बारे में पुछा तो खुश 
होकर कहने रूूगे, “आज पहले दिन ही गहरी नींद आई । इसलिए जल्दी उठ भी सका 
और अपना सब काम सबेरे ही कर लिया। में तो आज प्रार्थना में भी शामिल होने वाला 
था, लेकिन जरासी देर होगई । प्रार्थता समाप्त हुई कि मे उठा ।/ वह बहुत उत्साह में 
थें। दिन अच्छा शुरू हुआ है, इससे खश थे। बापू कहने लगे, “सो तो हूँ ही। तुम्हारी 
नींद सुधर जाय तो सब ठीक होजाय ।” फिर इधर-उधर की बातें करते रहे । जाज बगीचे 
की सफाई रोज से ज्यादा मुस्तेदी के साथ होरही थी । महादेवभाई कहने लगें, “आज 
इन्स्पेक्टर जनरल आलनेवाले है, इसी लिए यह सब सफाई होरही हैं ।” मेने कहा, 'इन्स्पेक्टर 
जनरल से मेरे लिए कुछ स्वास्थ्य-मबधी अखवार माग लीजियेगा।” बोले, “तुम खुद ही क्यो 
नही माग लेतीं ? ” मेने कहा, शायद उस वक्‍त मे मालिश में रह, इसलिए आपसे कहा है ।” 
बातो-बातो में सेने कहा, 'महादेवभाई, एक तरह से यह जेल अच्छी है। बापु भी बहुत्त 
थक यये थे, आप भी थके हुए थे । यहा जवर्देस्ती का आराम मिल रहा हैं । बाहर जाने 
के समग्र तक आप और बापु बाहर के काम के लिए काफी शक्ति का सग्रह कर लेंगे * 
इस पर वे बहुत गभीर होकर मेरी ओर देखने रूगे और बोले, “सो में नहीं जानता ॥* 

घूसकर हम लोग ऊपर आये। मे मालिश के लिए बायु के साथ चली गई। इतसे 
में आवाज से पता चला कि इन्स्पेक्टर जनरल आगयये है। में कमरे में कोई चीज लेने गई । 
महादेवभाई सरोजिनी नायडू वाले गुसलखाने में से निकल रहे थे। बगल में आर आब 
पलिविय' (जीवन-कला) नाम की किताब थी , लेकिन वे चुपत्नाप चले गधे । यह कुछ 
असाधारण-सी बात थी । नहीं तो उनसे कही भी मिले, कुछ तो वे कहते ही थे । उनका 
यह भी खबाल रहता था कि भाई यहा नहीं है, इसलिए मेरे लिए भाई की कमी को जितना 
युरा कर सकें, करें । खाने के समय भी हमेशा मेरी राह देखा करते थे । 

मेरे आने से पहले बापू के खाने के बरतन और उनके कपडे कंदी घोते थे। महादेव- 
भाई कभी अपने कपडे खुद घोते, कभी-कभी घुूवा छेते थे । सीरावहन अक्सर अपने 
कपड़े खुद धोती थी । मीराबहन ने बताया कि कैदी लोग वायू का काम करते खुश होते है 


इ््ट बापू की कारावास-कहानी 


तो उन्हे करने देना चाहिए । बापू की बातो से में समझी कि उन्हें कैदियों और सिपाहियों 
से सेवा लेना पसद न था । कहते थे, “मे नहीं चाहता कि वे छोग हमें अपना सरदार समझे ॥ 
हम भी उन्हीके जैसे कंदी है । मुझे तो अपना काम खुद कर लेना या अपने साथियो से करवा 
लेना ही प्रिय हैं।” इसलिए मेने वापु के बरतन खुद साफ करने शुरू कर दिये। कपडे तो अपने 
में धोती हो थी, बापू के भी धोचे लगी । बाप स्तान करके निकल आते तब में कपडे घोती 
और स्तान करती थी । सहादेवभाई बापु को खाना लाकर देते और फिर मेरी राह देखते 
रहते । 

दोनो गृसहूखानों के बीच जो दीवार है, वह छत तक नही गई, इससे आवाज एक 
गुसलखाने से दूसरे में आसानी के साथ पहुँच सकती हैँ । दाहिने हाथ वाला गुसलखाना 
बापू इस्तेमाल करते हू और दूसरे भी चाहे तो कर सकते हे । इस गुसलखाने में कमोड 
के ऊपर बत्तो है । बापू हमेशा पाखाने के समय सें पढते हे, इसलिए उन्होने यह गुसलूखाना 
पसद किया है, वर्ना यहा एक आदसकद आईना भी हैँ जो बापु के काम की चीज नहों । 
दूसरे गुसलखाने का इस्तेमाल सरोजिनी नायड्‌ करती हे और प्राय बा और मीराबहन 
भी । करीब हर रोज ही मे स्नान पूरा करने पर होती या कपडे पहनती होती, तभी महादेव- 
भाई सरोजिनी नायडू वाले गुसलखाने से निकलकर पुकारते, “ए सुशीला, कितनी देर है 
तुमको ?” पहले ही रोज उन्हे बहुत भूख लगरही थी । बापू ने आग्रह करके मेरे निकलने 
से चार-पाच मिनट पहले उन्हे खाने के लिए भेज दिया। बाद में बापु ने सुझे पुकारा 
और कहने लगे, “तुम बहुत वक्‍त लेती हो । तुम जानती हो कि महादेव कब से तुम्हारी 
राह देख रहा है ?” मेने महादेवभाई से कहा, 'महादेवभाई, आप मेरी राह न देखा कीजिये + 
खाने के लिए समय पर चले जाइये। मे आपके बाद ही आजाऊगी।” दूसरे दिन बापु 
के स्तावधघर से निकलने के समय मेने खास तौर पर उनसे जाकर कहा, “आप खाना खाने 
जाय । मुझे देर लगेगी ।” लेकित में स्तान करके निकली तो देखा, महादेवभाई मेरी 
राह देखते बेठे थे ! वे जानते थे कि मुझे अकेले भोजन करना अच्छा नहों हूगता ४ 
खाने की मेज सरोजिनी नायडू के कमरे में है और उनसे सेरा परिचय तो यहा आने से पहले 
नही के बरावर ही था । इसलिए महादेवभाई खाते समय मेरा साथ देते और दूसरे जिस 
काम में भी साथ देसकें देते थे । 

महादेवभाई सरोजिनी नायडू के कमरे में जाकर इन्स्पेक्टर जनरल से बातें करने 
लगे। में बापू को मालिश कर रहो थी। बातो के बीच-बीच में हँसी की आवाज आती रहती 
थी। मेने एक पर पुरा करके दूसरा पेर शुरू किया, इतने में सरोजिती तायडू से मुझे पुकारा, 
“सुशीला, यहा आओ ॥” 

मेने सोचा, “इन्स्पेक्टर जनरल सबको देखना चाहता होगा। दूसरा पेर जल्दी से 
खतम करल्‌ और पोछकर हो जाऊ ।” लेकिन इतने में तो दूसरी आवाज आई और साथ 
ही वा भागती-हाफती आकर बोलीं, “महादेव को कुछ होगया है । उन्हे फिठ आगया हैँ । 
समिरगी-सी दिखती है ।” मेने बापू का पाव छोड दिया। भागती हुई गई। सरोजिनो 


महादेवभाई का अवसान अं 


नायडू ने फिर पुकारा। से उनके कमरे में पहुँची । इसमें ज्यादा-से-ज्यादा एक मिनट 
रूया होगा । 

जाकर देखती हू तो महादेवभाई सरोजिनी नायडू के कमरे में परूम पर छेठे हुए थे, 
बेसुध । चेहरे पर ऐंठन होरही थी । मेरे देखते-देखते सिर से पर तक जोरका एक झटका- 
सा छगा। मेने नाडो देखी । नहों मिलरहो थी । रक्त का दवाव देखने की कोछित की, 
वहा भी कुछ नहीं, हृदय पर स्टेयास्कोप रखा--खासोद्ी ” हृदय की धदकल ही नहीं 
सुनाई पडरही थी । मेने कहा, “बापू को बुलाओ । ये जारहे हे ।” ओठो पर कुछ झाग- 
से थे। सास कुछ रुक-रक कर चलरही थी । में अपनी दवा की पेही राई, लेकिन वह 
खुलती हो नहीं थी । मे उसे खोलने की कोशिज्य कर रही थी, साथ ही हिदायतें भी देरही 
थी क्ि ब्राण्डी राजी, हृदय के लिए दवा दो । 

हाथ-पर ठडें होने लगें थें। दवा कोई मौजूद न थी। भडारी छेने गये थे ॥ 
सरोजिनी नायडू ने अ-द-कोलोन और जहूद दिया और कहा, “यह ब्राण्टी का कास करता 
हूं /” संने तो ब्राण्डी मालिश के लिए मागी थी। लेकिन जब सरोजिनी नायडू ने यह 
मिश्रण दिया तो उसे मेने महादेवभाई के मुह में डाल दिया। निगलमे की ताकत अभी 
उनमें कायम थी । निगल गये । मिस्टर कठेली ने दवा की पेटी का ताला तोडकर उसे 
खोल दिया था। उसमें से कंल्शियम ग्लुकोनेंद ही निकला । हृदय को बल पहुचाने 
चाली कोई भी दवा न थी । में दिल्ली से इतनो जल्दी सें निकली थी और बबई में भी 
ऐसी भाग-दीठ रही कि अपनी पेटी में वकत-जरूरत की दवाओ का संग्रह कर ही नहीं 
पाई थी। मेने महादेवभाई का हाथ उठाया, दिलकुल ढीछा पडा था। नस में 
कल्शियम ग्लुकोनेंट का इजेंक्शन देदिया । इतने में भडारी ब्राण्डी की बोतल लेकर 
आाणे। मेने कहा, “काडिएक स्टिम्युरण्ट्स कहा हैं ?” तो फिर नीचे भागे । इस वीच 
मेंते ब्राण्डी मुह सें डाली । लेकिन निगलने की ताकत बहुत मंद पड गई थी। काफी 
देर तक वह मुह सें ही पडी रही। बाद में बाप ने कहा, में तो तेरा हाथ पकड लेना चाहता 
था, मगर फिर रहने दिया, तेरी जगह कोई और होता तो में ब्राण्डी हरगिज नहीं देने देता ! * 

महादेवभाई को उल्दी होने रूगी । मगर उसे बाहर निकालने में मुह्िकिर पेश 
आई । मेने जबडे को सहारा देरखा था। सिर एक तरफ कर दिया, ताकि हवा की 
चली में उल्दी का कोई हिस्सा न चला जाय । बापु तो मेरे बुलवाने के बाद दो-तीन 
मिनट में ही आगये ये । वे कभी महादेवभाई का हाथ पकडते, कभी सिर पर हाथ रखते । 
वे उनकी आख की तरफ टकटकी रूगाकर खडे थे । कहते थे, “मुझे विश्वास वा कि एक 
वार भी महादेव मेरी ओर देख लेगा तो उठकर खडा होजायेंगा ॥” 

जब सरोजिनी नायड्‌ ने मुझे पुकारा था तो बापु समझे थे कि भण्डारी से मिलने 
के लिए बुलारही हूँ । जब वे बुलाने आई तव भी वापु ने यह नहीं सुना कि महादेवभाई 
को कुछ हआ हूँ । वे कुछ पढरहे थे। यही समझे कि भण्डारी के कारण ही मुझे बुलाते 
हैं। फिर जब मेरे कहने पर उस्हे बुलाने गये तब सी वे यही समझे कि भण्डारी से सिलने 


४2 बायू की काराबास-कहानो 


के लिए ही उन्हे भी बुहाया जारहा है । बाद में जब यह सुना कि महादेवभाई को कुछ 
हुआ है, तब भो वे यह नहीं समझे कि कोई गभोर घटना हुई है । यही खयाल रहा कि 
जैसे पहले कभी-कभी चक्‍कर आजाता था, बसे ही अब भी आया होगा ॥ जरा देर में 
अच्छा होजायगा । 

सरोजिनी नायडू ने बापु को बताया कि कमरे के बीच में महादेवभाई खडे थे। 
भण्डारी और सरोजिनी नायडू दोनो कुर्सियो पर बंठे थे। महादेवभाई कुछ बातें कर रहे थे। 
सज्ाक चल रहा था। सब-के-सब खूब हस रहे थे। इसी हसी की आवाज- हमें बाहर 
सुनाई पडरही थी। कुछ देर बाद महादेवभाई ने भडारी से मेरे लिए स्वास्थ्य-सबधी 
अखबार मागे और फिर एकाएक कहने लगे, “मुझे चक्कर आता है ।॥” भण्डारी ने कहा, 
“बदहजमी हागी, लेट जाइये ।” सहादेवभाई चलकर तीन-चार गज के फासले पर पड़े 
पलग पर जाकर लेट गये । भण्डारी ने नाडी देखी तो वह बहुत तेज और कमजोर थी । 
उन्होने सरोजिनी नायडू से कहा कि वे मुझे बुलायें और खुद फोन करके सिविल सर्जन को 
बुलाने ऊपर गये। महादेवभाई जब बात कर रहे थे, गरम वास्कट पहने हुए थे। खाट पर 
लेटते समय उन्होने उसे निकाल डाला होगा । जब से पहुची, वह आधी निकली हुई थी। 

उल्टी होने के साथ ही वे कराहने भी लगे । भयानक कराह थी, मानो किसी गुफा 
में से निकलरही हो ! कराहद न बापू से सही जाती थी और न हममें से किसी से । 
सास रुक-रककर चलती थी । ऐंठन तो जोर की नहीं थी, मगर कपकपी बीच-बीच में 
होती थी । एक बार तो चेहरा बिल्कुल टेढा होगया, मानो एक हिस्से को रूकवा मार 
गया हो । मेरे नन में आया-- कया इस किट के कारण ये अपग होकर रह जायगे ? 
फितु महादेवभाई के समान सुक्ृत आत्मा अपग क्यो होने लगा । एकाएक फिर एक जोर 
का झटका-सा लगा । जबडा इतने जोर से भिड गया कि मुझे लगा कि हड्डी टूट जायगी । 
उस वक्त में जबडे को पकडे हुए थी । फिर वह ढीला पड गया । कराहना कम हुआ 
सास ओर धीमी पडी । मेने बापू से कहा, बापू, जमनालालजी की तरह ये तो जारहे है ।” 
जब मेते कहा, जारहे हे! तब कही बापु समझे कि सचमुच स्थिति गम्भीर है और महादेव- 
भाई जारहे है । एक बार तो ऐसा आभास हुआ कि उन्होने आख खोली हे और बोलने 
की कोशिशञ्ञ कर रहे हे । मेने खुश होकर कहा, “ठीक है । वे सभल रहे हे ।” लेकिन 
यह निरा आभास ही था । फिर से आख बद होगई । सास तो रुक-रक कर चलती ही 
थी, और भो धोनो पड गई । शरीर काला पडने लगा 4 - है 

बायु तो सारा समय ठकटकी लगाकर उनकी आख की तरफ हो देखरहे थे । 
अपनी सारी शक्ति एकाग्र करके इसी बात में लूगारहे थे कि एक बार महादेव की आख 
उनकी आख से मिल जाय तो महादेव उठ बेढें । उन्होने बताया कि एक बार तो आख 
जरा खुली भी थी, लेकिन पथराई हुई थी । उसमें देखने की शक्ति नही थी । बोलने की 
तो कोशिश भी वे कंसे करते ! सिर्फ कराह ही सुनाई देती थी । 

लिखने में इतना समय लगा है, लेकिन यह सारा व्यापार तो विद्युत-वेग से हुआ था ॥ 


अग्नि-सत्जार ४? 


मुझे तो शुरू से अखीर तक एक ही क्षण-सा छगा । इधर मेने ब्राण्टी का चमचा मुह में डाला 
अर उबर भडारी दवा लेकर पहचे । मे इजेक्शन देने जानही थी फ्िि उन्होने नोजा। 
कहा, “एक नस में भी दो ।॥” सो एक पुठठे पर दिया, एक नस में । 
महादेवभाई अब पसीने से भीग रहे थे। शत से ही उनका चेहरा और हाथ 
संगमरमर की तरह सफेद पट गये थे । उस सफेद सगमनमर पर अब पसीने के मोती 
छिटक आये । इजेंक्शन का जरा भी असर नहीं हुआ । नाडी तो बद ही थी, ध्वास भी 
होगया । सिविल सर्जन आये तब तक पछी उठ गया था। सब सेल पतम 
'होचुका था । पूछने लगे, “क्या हाइ ब्लडप्रेशर' था ?” सेने कहा, “नहीं ।” बोले, 
“तो कारोनरी ओम्बोसिस होगा ? क्या इन्हें कभी दर्द उठता था ?” मंने कहा, 
“नहीं, छेकिन उन्हे चक्‍क्रर आया करते थे । इस हमले के वक्‍त भी फोरोनरी ।म्बोसिस 
का मुख्य लक्षण दर्द मौजूद नहीं था ।/ “मुझे अफसोस है-- कहकर वे चले गये। 


अग्नि-संस्कार 


जब मेने देखा कि सास भी धद होगई हैँ तो में दूसने कमरे में चलो गई कि कहीं 
कोई मेरी आखो में पाती न देखले । मगर वा पीछे-पीछे आई और बोली, “महादेव का 
चया हाल हूँ ?” म॑ बया कहुती ? चुप रह गई। वा अधीर होउठीं । वडी हिचकिचाहुट के 
दाद, मेने बा के कधे पर हाथ रखकर कहा, वा, वह तो गये |” बा चौख उठी, ए 
महादेव गये ? कहा गये ? अरे महादेव, ठुम कहा गये ?” बे फूट-फटकर रोने रूगीं 
दा के पीठेनीछे बापू भी आपहचे । उन्होने बाको दिलासा दिया । हम सब महादेवभाई 
के पास (वे अब कहा थे ? उनके शब के पास) छोटे । महादेवभाई का एक पेर सीधा 
या, दूसरा मुडा हुआ । मेने उसे सीधा किया । आखें आयी खुली थीं, उन्हे बद किया | 
क्या कभी स्व॒'न में भी मुझे यह्‌ विचार आसकता था कि महादेवभाई की आखें मुझे बद 
करनी पडेंगी ?” उनके चेहरे पर क्षयुर्व शाति थी, मानो कोई योगिराज समाविस्थ होकर 
पड़े हो | पास ही उनका अपना तौलिया पडा था । उससे मेने उनका मुह साफ किया था । 
'वायू कहने लगे, “महादेव की जेंबें खाली करले ।” मेरे लिए यह कठिन काम था । उनकी 
जेंब में हाथ डाला तो मुझे लगा कि हाथ टूट जायगा ! कया महादेवभाई सचमुच चले गये ? 
और में उनकी जेवें भी खाली कर रही हु ! कुर्ते की जेंबें जाली थीं। वान्फ्ट आधी 
उनके नीचे थी । वडी मश्किल से मेने उसे उनके नीचे से निकारा । एक जेब में से पेन 
बनिकला, दूसरी से गीताजी । बापू कहने रूगे-- विष्णव जन गाओ, रामधुन चलाओ । 
नें अपनी भजनावलों निकाहकर छाई । सरहद से लौटते समय दिल्‍ली के स्टेशन पर जब 


४२ बापू की कारावास-कहानी 


में और भाई उनसे (महादेवभाई से) अलग हुए तब उन्होने यह भजनावली मुझे दी थी 8 
उसमें उन्होने बीच-बी च में कोरे पन्ने लूगवाये थे । देने से पहले, रात भर जागकर, उन्होने 
उस भजनावलो में अपने हाथ से वे भजन लिख दिये थे, जो मझे प्रिय थे, पर भजनावली 
में नहीं थे। उनकी सूची भी तंयार करदी थी । आज वे सब स्मृतिया ताजी होउठीं 
यह भजनावली मेने महादेवभाई के सासने निकाली होती तो उन्हे अच्छा रूगमता । अब 
वे कभी यह जान भी न सकेंगे कि उनकी दी हुई भजनावली इस जेल में आपहुची है ! 
सगर अब यह सब सोचना तो व्यर्थ था। महादेवभाई की खाट के पास बैठकर प्रार्थना 
की । गीताजी के अठारहवें अध्याय का पाठ किया । 

बापू ने कर्मल भण्डारी से कहा, “वललभभाई और खेर वगेरा को यरवदा से मेरे 
पास भेज दीजिये । बाद में में विचार करूगा कि सझे शव किसके हवाले करना चाहिए ।” 
भण्डारी चले थये । उन्हे जाकर सरकार को खबर देनी थी और इजाजत लेनी थी कि 
आगे क्‍या करना चाहिए ३, 

बायू कहने रूगे, "अब से जाकर स्नान करलू । वल्लभभाई वर्गरा के आने से पहले 
में तेयार होजाना चाहता हूं ।” बे स्वान करने गये, लेकिन फिर तुरत वापस आगये ॥ 
बोले, “नहीं, में पहले महादेव को नह॒रादू , फिर खुद स्तान करूगा ।” 

मेजर अडवानी, (जो कर्नल भण्डारी के साथ आगये थे और अभी तक बेठे थे) 
मि० कठेली और कुछ सिवाहियो ने मिलकर शव को उठाया और गुसलखाने में लेजाकर 
बापु ने उसे टवके पास रखबा लिया। दंवयोग से महादेवभाई का सिर उत्तर की तरफ था + 
बाद में मुझे पता चला कि हिंदू रिवाज के मुताबिक शव का सिर उसी तरफ रखा जाता हैं । 
बापू ने उनके कपडे उतारने को कहा । धोती तो आसानी से निकल गई, मगर कठेली 
और अडवानी कुर्ता नही निकाल सके । वे उसे इतने भद्दे ढग से निकालने की कोशिश 
कर रहे थे कि मुझसे न रहा गया । में खुद जाकर मदद करने रूगी और कुर्ता निकाला । 
द्रीर इतना गरम और इतना कोमल था कि मेरा सिर घूमने लगा। बोली, “बापु, 
महादेवभाई कही जिदा तो नही है ?” बापू बोले, सो तो तू जान ।” मे फिर से स्टेथोस्कोप 
उठाकर लाई । लेकिन यह सब मूर्खता थी । हृदय को धडकन तो कभी की बद होचुकी 
थी। आईना लाकर महादेवभाई की नाक के सामने रखा । कुछ नहीं था। अडवानी' 
से कहा, “आप भी जाचलें ।? सगर वहा कुछ होता तब न ? डॉक्टर होते हुए भी में 
अपनी समता खोग्ठी थी । बापु कहने लगे, “जिदा हैं तो अभी गरम पानी डालने से उठः 
बेठेया ।7 तिपाही तो चले ही गये थे । अडवानी और कठेली ने पुछा, “हम जायें ?”* 
बापू ने कहा, “हा, जाइये।” मेने पूछा, “में भी ?” बोले, “हा! ” में आकर कमरे में खडी 
होगई । मगर सेने देखा कि पानी का डिब्बा उठाते हुए बापू के हाथ जोर-जोर से काप 
रहे थे और सारा शरीर भी सिर से पाव तक कापरहा था। मुझे छगा, कहीं बापू गिर 
पड तो ? इसलिए उनकी मनाही होते हुए भी से फिर उनके पास लौट गई। उन्होने 
मुझे रहने दिया । सचमुच ही उन्हे मदद की जरूरत थी। झायद पहले वे समझे होगे कि 


अग्ति-सस्कार ४३ 


में खुद जाना चाहतो हू, इसीलिए जाने की पूछरही हू । 

मेने पानी डालना झुरुू किया। बापू तौलिये से रगठ-रगड़कर महादेवभाई 
का शरीर साफ करने हूगे । मुह पर पानी डाला तो मजबूती से भिडे हुए ओठो पर पानी 
पडने से ऐसा आभास होने छूगा मानो वे खुद जोर से ओठ बद कर रहे हो--- ठीक उसी 
तरह, जिस तरह स्वान करवाते समय वच्चे अपना मुह और आख जोर से मौंच लेते है । 
पानी पडते वक्‍त चेहरे पर मुस्कराहुट का भी आभास होता था। बापु ने एक-एक अग 
साफ किया । सेने पेर साफ किये । महादेवभाई अकसर ने पाव घूमा करते थे, इसलिए 
तलवो में रम-सा चढ गया था। वायु ने उसे देखा । बोले, 'पाव बिल्कुछ साफ होने 
चाहिए ९! कंत्ता करुण दृश्य था ! पिता के हृदय की बेदना और प्रेम का वह सूचक था। 
मेने तौलिये में साबुन लगाकर पेरो को अच्छी तरह घिसा। आखिर पर साफ हुए । 
बापू कहने लगे, “अब तुम जरा इसे एक करवट पर लो तो में इसकी पीठ साफ करदू 7” 
महादेवभाई का शरीर बसे भी भारो था । शव ओर भी भारी होगया था। मेने स्तान 
वाले टव का विछली तरफ से सहारा लेकर बडी मुद्दिकल से उसे एक करवट पर किया । 
करवट बदलते समय मुझे सास की-सी आवाज सुनाई दी । मेने चाॉककर कहा, “बापू, 
महावेवभाई ने सास लो हैं ।” बापू हसे । बोले, “तू पगली हैं, सब ठेरी कल्पना है ।” 
मगर वह मेरो कल्पना नहीं थो । करवट पर आने से नीचे का फंफडा दव गया था और 
इस बोश की वजह से उसके अदर की हवा बाहर निकली थी । 

स्‍्तान समाप्त हुआ । कल महादेवभाई ने आज स्नान के बाद पहनने के लिए 
अपने कपडे घोकर रखे थे-- उनमें से एक धोती में उठा छाई । तौलिया तो उल्ठी पोछने 
के काम आचुका था, इसलिए बदन सुखाने को बापूजी ने दूसरा तोल्यिा भागा । भेरी 
भाभी ने अपने सृत का एक तौलिया मुझे भेजा था । मेरा विचार था कि वह बापु के काम 
आये । बुढिया सुनेगी तो बहुत खुश होगी । लेकिन उसका दुसरा उपयोग लिखा था । 
मेने बापु को वह तौलिया छाकर दिया । उससे हमने महादेवभाई का शरीर पोछा । 
अब शब को बाहर छाना था। सि० कटेली सिपाहियो को बुलाने लगे । मुझे लूगा, 
भूरा और मगन कंदियों को वुलवाना चाहिए। उन्हें अच्छा लगेगा। भूरा और सगन 
आये । दोनो ने अकेले ही दाव को उठा लिया । बापूजी के और श्रीमती नायडू के कमरो 
के बीच में एक छोटा कमरा है । इसीमें बेठकर महादेवभाई आज सुबह हजासत बना 
रहे थे । परसो शाम को यही बैठकर कातरहे थे और बहुत रूमन के साथ गारहे थे 

“भारी नाड तसारे हाथे हरि सभालजो रे, 
दिवस रह्या छे टाचा वेछा वालजो रे ।” 

--है हरि तुम सम्हालना, मेरी नाडी तुम्हारे हर हाथ में है । अब दिन थोडे ही 
रह गये है । 

इस कमरे की कुर्सिया बगेरा निकलवाकर महादेवभाई के शब को यही रखा गया । 
बापु ने जेल की एक चादर नीचे बिछवाई और एक ऊपर ओढवाई। बोले, “635 8 


है बापू की काराबास-कहानी 


कुआइ0रकः शाते ॥6 ग्रापक 89 45 8 97507८: * उनका चेहरा जात था, भगर बहुत 
हो गभीर और विचारमर्त । आवाज धीमी थी, कितु किसीके सामने उन्होंने अपनी 
आवाज में कपन या आखो में आयु नहीं आने दिये । 

लाहौर में गिरधारीभाई ने मुझे चदन का एक टुकडा दिया था । उसे वह बारडोली 
से लाये थे और सबको बादा था । तभीसे वह मेरे हेण्डबेग' में पडा था । मेने उसे मौरा- 
खहन को दिया । उन्होने घिसकर उसका लेप तेयार किया । बापू ने वह लेप सहादेवभाई 
के माथे और छाती पर लगाया । बगीचे से फूल इकट्टठे कियें गए । सीराबहन ने या किसी 
से एक हार बनाया । बापू ने वह सहादेवभाई को पहनाया । मीराबहन शव पर फूल 
सजाने रूगी । बापू स्तान करने गये। स्नान के बाद शव के पास आकर बेठ गये। 
मुझपते कहने लगे, अब तुम भी स्तान करलो । महादेव के कपडे तुम धोना । ये किसी 
और से नही धुलवायेंगे ।” जिस तौलिये से उन्होने महादेवभाई का शरीर साफ किया था, 
उसीसे अपना किया और फिर वह मुझे देदिया । बोले, इसे धोकर महादेव के कपडे 
के साथ बाबला के लिए रख देना ।” 

में स्‍्तान करके निकली तो सीराबहन फूल सजा चुकी थी । उठाने पर ये फूल 
हिल जायेगे, इस खयाल से सगन और भूरा अर्थी पर डालने के लिए फूलो को जाली बना 
रहे थे । बापु शव के पास बेठे गौता-पाठ कर रहे थे। बारहवें अध्याय से शरू किया 
था। में आई तो गीताजी मुझे दी । अठारहवे अध्याय तक का पाठ पुरा किया । 

इतमे में भण्डारी आये । उनका चेहरा सूखा हुआ था। मह से आबाज नही 
निकलती थी। बापु में पुछवाया, “बल्लभभाई आते हे क्या?” वे कहने लगे, “वे यहा 
नहीं हे । बापू से फिर पुछवाया, खेर ?” वह भी नही आसकते थे । किसीने कहा, 
+एक लॉरी आई है ओर एक ब्राह्मण ।” बाप चौके, किस लिए ?” किसीने उत्तर दिया, 
“यहा कुछ पुजा-पाठ कराना हो तो उसके लिए ।” बापू कहने लगे, “यहा का पुजा-पाठ 
होचुका है ।” 

भण्डारी बापू के पास आये। वे सरोजिनी नायड को आगे-आगे धकेल रहे थे । 
आप ने पूछा, “क्या खबर लाये हे ?” भण्डारी हिचकिचाते हुए बोले, “मेने सब इतजाम 
कर लिया है ।” बाप्‌ ने पूछा, “क्या इतजाम किया है ? क्‍या से शव को मिन्नो के हवाले 
कर सकता हू ?” भण्डारी फिर सरोजिनी नायडू को आगे धकेलने रूगे। उन्हे खुद कहने 
की हिम्मत न होती थी। सरोजिनी नायडू ने बताया कि सरकार शव किसीको 
देना नही चाहती । भण्डारी खुद जाकर घाट पर जला आवेंगे । बापू कहने लगे, “तो 
कया हममें से कोई शव के साथ जासकते है ?” उत्तर भिला, “नहीं ४ बापु ने पुछा, 
“तो क्‍या से यहा अपने सामने शव को जला सकता हु ?” फिर बोछे, “में लाग 
को आपके सुपुर्द कंसे करू ? क्‍या कोई पिता अपने पुत्र की लाश अजनबी 


+“बह कैदी है और उसे कैठी की तरह ही जाना चाहिए ।” 


अग्नि-सस्कार मम 


आदमियो के हाथ सौंप सकता हैं ?”* 

भण्डारी फिर बबई सरकार को फोन करने गये । बापू कह रहे थे, “श्रद्धानदजी 
के कातिल की लाद फासी के वाद जनता को देदी गई थी । लोगो ने उसको शहीद बनाया । 
उसका जलूस निकहा। उसमें से हिंदू-मुस्लिम फलाद भी सडा होसकृता था, मगर 
सरकार ने परवाह नहीं की । आज वह महादेव का शव नहीं देने देगी । में सोच रहा हू 
कि क्या मुझे इस प्रइन पर रूड लेना होगा, या कडुआ घूट पीकर रह जाना होगा । 
में इसी बात पर अड सकता ह कि नहीं, शव को मित्र ही जलादेंगे ! मगर वह महादेव 
की सृत्यु को राजनैतिक रग-देकर उससे फायदा उठाने-जसी बात होजायेगी। पिता 
अपने लूटे को मृत्यु का ऐसा उपयोग कंसे कर सकता है ?” 

सब लोग सास रोककर -इतजार कर रहे थे कि भण्डारी क्या उत्तर छाते है । 
बाहर क्टेली और अडवादी वबँठे थे । भण्डारी ऊपर कटेली के कमरे से फोन कर रहे थे । 
मेने कटेली और अडवानी को समझाने की कोशिश की कि भण्डारी पर जोर डालना चाहिए 
कि शव को यहा जलाने दें। बापू ने बहुत छोटी चीज की माग की हूँ । इसका जवाब भी 
नकार में मिला तो उस पर क्या असर होगा, कौन जाने ? कहों उपवास दगैरा पर पहुच 
गये तो हम सब मुश्किल में पड जाएगे । श्रद्धानदजी के कातिल वाली बात भी कही । 
वे दोनो ऊपर चले गये। थोडी देर के बाद भण्डारी आये । शव को यहा जलाने की 
इजाजन मिल गई थी। सरोजिनी नायडू ने और वाद में कटेली से कहा, “भण्डारी को 
मुब्किल से यह इजाजत मिली ।” 

दाह-क्रिपा के लिए जगह ढूटनी थी। सरोजिनी नायडू, भण्डारो और अडचानी 
बर्गरा जाफर जगह देख आये । तारो के बाहुर नजदीक ही घास का एक खेत था । उसमें 
से घास निकलवाकर जगह साफ करवाई । पास में एक तरफ दो-तीन ऊचे झाड थे | 
सामने पहाडियो का सुदर दृश्य दिखाई देता था । महादेवभाई को यह जगह बहुत पसद 
आती । घास साफ करके ब्राह्मग ने यहा थोडा जल छिडका, पूजा-पाठ किया । हमारी 
सीढियो के पास नीचे दगीचे में दररतो की टहुनिया तोडकर उनको अर्थी बनाई जारही 
थी। दापू शब के पास बेठे-बैठे या तो खुद गीताजी का पाठ करते थे या मुझसे करवाते 
थे। वा दापू के पास वेठी थीं। मीरावहन ने एक कटोरी में धूप, चदन वगेरा जलाकर 
सिर के पास रख दिया था और वही उसके पास बेठी-बंठी उसमें कपूर और चदन डालती 
जाती थी । सहादेवभाई का शरीर तो विज्ञाल था ही, लेकिन इधर कुछ अ्से से वे गरदन 
को एक तरफ थोडा टेढा करके चलते थे। दब बिल्कुल सीधा पडा था इसलिए और 
साथ ही ज्ञायद ढरीर के स्नायुओ आदि के शिथिल होजाने के कारण वह जीते-जी 
जितने लम्ते रगगते थे उससे ज्यादा लम्बे उस वक्‍त लूगरहे थे । चेहरे पर अपूर्व भाति थी , 
अपूर्व ओना । वापू शब को बाई ओर बेठे थे। सेने देखा कि महादेवभाई की बाई आख 


7 7९0 शिया एक वैद्यात 0.5 6 8006ए एम शा 500 [0 शाशाएुशड / 


४६ बापु की कारावास-कहानी 


आधी खुली थी । यह अकस्मात ही हुआ होगा । मेने तो मृत्यु के बाद दोनो आखें बद 
करदी थीं । आख फिर से क॑से खुल गई, में नहीं जानती । ऐसा प्रतीत होता था मानो 
अपनी सृत अवस्था में भी महादेवभाई बापु के दर्शन करता चाहते हो । 

बापु ने बारह॒वें से अठारवें अध्याय तक का पाठ पुरा होने पर फिर पहले अध्याय 
से शुरू करने को कहा । पहला अध्याय पुरा हुआ । दूसरा आधा हुआ था कि इतने में 
ब्राह्मण महाराज ने आकर कहा, “सब तेयार है ।” गीता-पाठ बद हुआ । मुख्य ब्राह्मण 
के सिवा चार और ब्राह्मण थे। सबने कुर्ते उतारे । जनेऊ दाहिनी तरफ किये और 
शब को मत्र पढते-पढले उठाकर अर्थी पर रखा । बाद में वे शव को रस्सी से बाधने लगे । 
मेने कभी देखा नही था कि शव को अर्थी पर कैसे रखा जाता है । रस्सी से बाधना मुझे 
चुभा। से रोकने ही वालो थी कि बापु ने टोक दिया । बोले, “शव को बाधना ही पडता 
है ।” ब्राह्मण ने एक जाल शब पर डाला जो मिल का बना था । मने बापु से पूछा, “क्या 
मिल की चादर डालनी है ?” कहने लगे, 'बस चलने दो ।” उन्होने सोचा होगा कि कंदी 
की हैसियत से हमें इन बातो की नुकताचीनी करने का हक नही है । 

अर्थो उठाकर सीढी से नीचे लाये । अब उसे उठाकर कन्धों पर रखने लगे । 
छ आदमियो ने मुश्किल से उसे कधो पर उठाया । बाकी सब पीछे चले । बापु ने आग 
को हुडिया उठाई । वे बा को भी सभालरहे थे । शव चिता पर रखा गया । बा के लिए 
दूर एक कुर्सी रखी गई । उनके लिए अग्निदान की क्रिया को देखना असहनीय था। 
वेदु ख से पागल-सी होरही थी। आसू-भरी आखो से दोनो हाथ जोडकर आकाश की ओर 
देखती थी और बार-बार कहती थी, “भाई, तु ज्या जजे सुखी रहेजे । भाई, तु सुखी 
रहेजे । ते बापुजी नी घणी सेवा करी छे। बधा ने सुख पहोचाड्यु छे । तु सुखी रहेजे ।/* 
ब्राह्मण का पुजा-पाठ समाप्त हुआ । शव पर रूकडिया रखी जाने लगी । चेहरे पर लकडी 
रखने लगे तो मे और बापु यत्रवत अपने आप दो कदम आगे बढ गये । ब्राह्मण ने हाथ 
रोक लिया । अतिस बार महादेवभाई का दर्शन करके हम लोग पीछे हटे । लकडिया 
चितदी गई । अत में बायु ने उन्हे अग्नि दी । यो पहली आहुति पूरी हुई ! 

बापु करीब घटा-डेढ घटा तो खडे ही रहे। फिर बहुत आग्रह करने पर कुर्सी 
पर बेठ गये । हमारी तरफ चिता चिनते हे तो नीचे भारी लकडिया रखते हे, बीच में 
पतली, ऊपर फिर भारी। यहा इन लोगो ने नोचे भारी लूकडिया लगाई, ऊपर सब पतली । 

९ की लकडिया जल्दी से जलकर राख होने छगी । मेने दो-तीन बार कहा कि इतनी 
'४ से शव पूरा नहीं जल सकता मगर किसीने ध्यान नही दिया। में चिता को 

देखरही थी । अग्नि को ज्वाला में नीचे एक पीला-सा बिदुु नजर आरहा था । धीरे-धीरे 
वह बडा होने लगा । जब ऊपर की लकडिया जलकर खतम होने रूगी, एकाएक उस पीले 


+“भाई, तू जहा जाय सुखी रहना। भाई, तू सुखी रहना। तूने बापूजी की बडी 
सेवा की है। सबको सुख पहुचाया हैं। तू सुखी रहना ।* 


अग्नि-सस्कार हट 


रंवदु की जगह पर अतडियों का समूह वेचेनी के साथ उभडकर इधर-उधर फँछता हआ 
चखाहर निकल आया। में वरवस बोल उठी, “बापू, अतडिया | ” दृश्य भयानक और बदा 
करण था। दो-चार आदमी दीडते हुए गये और हमारी जलाने की लकटी सें से लकडिया 
'छाकर ऊपर डालीं । ज्वाला भडक रही थी । सबके हृदय भरे थे । ऐसा लगता था, सव 
महादेवभाई के पीछे जाने वाले है । मेने कटेली से कहा, “सान लछोजिए कि हममें 
से कोई जिंदा बाहुर न निककछा तो आपको यह जगह महादेवभाई के लठके को दिसानी 
होगी ।” अडवानी भी सुनरहे थे । ये छोग स्वय बहुत दु सी थे । किसीकी तैयारो नहों 
थी आज की इस घटना का सामना करने की ! 

कोई तीन घटे बाद बापूजी शेष चिता को जरूती रखन का भार ब्राह्मणों को 
सोपकर वापस आये । वा रोरही थीं। बापू उन्हे जात कर रहे थे । घन सूना या । 
झुम सब अभीतक अपने आपको स्तव्ब-सा अनुभव कर रहे थे । 

बापू आजकल वाइबिल पटाया करते हे । जब वे वेसुध महादेवभाई के पास 
आये और जब महादेवभाई अनत निद्रा में सोगयें तव से अपने सन में सोचरही थी कि 
ईसा अपने भकक्‍तो को बचा लेते थे तो क्या बापू नहीं बचा लेंगे ? अब वह आज्ञा सतस 
हुई । ऐसी आशा का अब कोई कारण नहीं रह गया था ! डावटर के नाते मन में इस 
सरह के विचार को स्थान देना भी शरम की बात भी । किसु जब अपने प्रिय जनो पर भा 
चनती है--- उनका विछोह होता हँ-- तो आदमी समता खो बैठता है । 

बापू कहा करते है, भावना तो सहादेव की खूराक थी ।* 

बापू के उपवास की चिता ती उनके सिर पर हमेशा सवार ही रहती थी । उन्होन 
मुझसे कई दफा कहा था, “मे ईडवर से एक ही प्रार्थना किया करता हू कि झुझे बापू से पहले 
'उठाले और साथ ही यह भी कह॒दू कि ईइवर ने मेरी प्रार्थना को कभी ठुकराया नहीं 
हूँ । हमेझा पूरा किया हैँ ।” 

भण्डारी के साथ वात करते समय कौन जाने उनका कौनस' मर्म-स्थलू छूगया 
होगा, क्या विचार सन में आया होगा कि जिससे एकाएक ऐसा होगया हो । और इजेब्शन 
बेचारा तो न नुकसान कर सकता था, न फायदा । जब खून का दौडना हो बद होगया 
था तब नस में दिये हुए इजेक्शन का कोई मतलब ही नहीं था । वह हृदय तक पहुचे क्से ? 
हृदय तक पहचने के लिए तो उसे सुई हारा सीधा हृदय की मास-पेश्ी में 
दिया जाता तो बहु काम देसकता था । फिर सिर पर भूत सवार हुआ ॥। 
सीचा हृदय म इजेक्शन दिया होता तो वे उठ बठते । इस विचार ने मुझे बहुत अज्ञात 
कर दिया। मेने बापु से भी कहा । बापू कहने लगे, “होता भी तो से तुझे देने नहीं 
देता । जितना करने दिया, उसका भी मुझे अफसोस हैं । महादेव ने जीने 
+८ज॥0800ए #ए2व ०॥ 95 दाएाणा5 * 
[4८०४० इजेक्मन 


डेट बापू की कारावास-कहानी 


मोह छोड दिया था और मेने तो हमेशा कहा हैं कि जो आदमी जीने का मोह छोड़ 
देता है, उसकी देह अपने आप छूट जाती हूँ ।” 

पहले भण्डारी वगरा यहा दाहक्रिया करने का विरोध कर रहे थे। कहते थे, 
“कही पानी आजायगा तो क्या करेंगे ?” आकाश में बादरू थे जरूर, लेकिन अर्थी के 
उठाने तक ही थोडी बूद्दें आती रही, मानो आकाश भी आसु बहाता हो । चिता जलाने 
को गये, उसके बाद बारिश बिलकुल नहीं आई । जब चिता की जगह पहुचे तो आकाश 
में अधेरा-सा छूगा। मेने ऊपर सर उठाकर देखा तो ऐसा मालूम हुआ, मानो टिड्डी- 
वल आया हो ! लेकिन वह टिड्डो-दल नहीं था,, जगली मक्खियो का दल था। 
इससे पहुले या इसके बाद यहा कभी इतनी मविखया देखने में नहीं आई थी । 

ञअव जलाकर लौटे । बापु ने सबको हुक्म किया कि अब खाना चाहिए। पाच 
बज चुके थे। दो घटे पहले जहा शव पडा था, जहा बंठकर आज सुबह महादेवभाई से 
बापु के लिए रस निकाला था, वहीं बेठकर आज मेने मौसम्बी का रस निकाला । बापू ये 
दूध और रस लिया । हम लोग सरोजिनी नायडू के कमरे में खाने को गये । दोस्ट, दूव, 
चाय बगेरा लिया, चायदानी पर नई दी कोज्ञी (7०४-००४०)--चायदानी का 
आवरण--पडी थी । महादेवभाई या कोई और सुबहु चाय के लिए कभी-कभी जरा देर 
से पहुंचा करते थे। सरोजिनी नायडू ने मुझसे कहा कि एक टी कोज्ञी' बनादो तो चाय 
ठडी न हुआ करे । कल सेने अपना एक पुराना रगीन ब्लाउज्ध फाडकर टी कोज़ो' काटी । 
श्रीमती सीतलदास ने ऑर्थर रोड जेल से चलते समय थोडी रुई देदी थी । वही रुई भरकर 
दी कोज्ञी' तेयार की । शाम की चाय के समय तक वह मेज पर पहुच गई थी । महादेव- 
भाई उस दी कोज्ञी' को देखकर इतने खुश हुए कि उठकर पिविर पर पहनी । कहने लगे, 
“रग इतना ताजा हैँ, इतनी अच्छी बनी है, मानो अभी वाजार से आई हो ! ” मेने उनके 
सिर से वह खीचकर उतारली और कहा, “आप तो विदृषक बनरहे हे !” अपनी मर्यादा 
में रहकर वह खुद खुश रहना ओर सबको खुश रखना चाहते थे। 

शाम को घूसने निकले । में और बापू दो ही थे । कितु आभास ऐसा होता था, 
मानो महादेवभाई हमारे साथ-ही-साथ चल रहे हे । क्या सचमुच उतकी आत्मा आज यहा 
भ्रमण कर रही होगी, अथवा बहुत पहले पुण्यलोक में पहुच गई होगी ?--भगवान ही जाने ! 

सेरे सिर पर फिर वही सवाल सवार था। मेने बापू से कहा, हृदय में 
एड्रेनेलिन दी होती तो महादेवभाई आज इस तरह न जाते ४” बापू कहने लगे, 
/ नहीं, तेरे पास वह रहती भी तो में न देने देता ।* कै 

एड्रेनेलिन में तो जीव-हत्या होती है । मेने सोचा कि निरासिष बवावट भी तो 
होती है ! क्णे मेने वह अपने साथ न रखी ? फिर विचार आया, अगर मेरे पास 
एड्रेनेलिन होती तो ऊँसे ही मुझे सूझता कि वही एक बचाने वालो चीज है, में बापू से बिना 
पूछे वह उन्हे देदेती, मगर बायू भी ठीक हो कहते थे। ऐसे सयोग तभी मिलते है, जन्र 
आयुज्य रहती है । भगवान को जो करना होता है, उसके साधन भी वह पैदा कर देता है--- 


अग्नि-सस्कार ६ 


“जँसी हो भवितव्यता, तंसों मिले सहाय ॥” 

प्रार्थता हुई। महादेवभाई के बाद प्रार्यना कराने का कास मुज्न पर पडा | 
गला खराब था, तिस पर इतनी थकाबट । भजन गाना, रामबुन चलाना, रामायण का 
पाठ करना, सब कठिन था। रामघुन मीरावहुन ने उठाली । भजन और रामायण 
सा जिम्मे रहे । प्रार्थदा के लिए जाने से पहुले सिविल सर्जन आये-- वही, जो महादेवभाई 
के देहात के बाद आये थे । जब चिता जलाकर लौटे तो मेने भण्डारी को कई तात्कालिक 
आवश्यकता की दवाइयों को एक फेहरिस्त दी। वा को किसी भी समय कोरोनरी 
थाम्वोसिस (00ण07भए #णा5095 ) “ होसकता है, और बापू को काडिएक एस्थमा 
(क्नत80 35978)। आज की घटना की तरह फिर गफलरूत में पकडे जाना से 
नही चाहती थी । साथ ही मुझे यह भी रूमता है कि यहा की परीक्षा की घटी गई । अब 
फिर यहा ऐसी परीक्षा नही होगी । तो भी दवाइया सगवाली । 

मुझे लगा, आज शाम को सिविल सर्जन वापु की देख जायें तो अच्छा हो, क्योकि 
आज में इतना आत्मविद्वास खोवेठी हु कि अपने आपको निकम्मा महसूस करने लगी हू + 
मेने भण्डारी से यह कहा । उन्होंने सिविल सर्जन को भेजा । वे बेचारे आये । हाल- 
चाल पुछकर और नाड़ी देखकर चले गये । 

बाठ-साढे आठ बजे बापू विस्तर पर पडे । नो बजे भण्दारी का सदेश मिला । 
महादेवभाई की पत्ली का पता पूछते थे । शव को स्नान कराने के बाद दोपहर को भण्डारी 
ने बापू से पुछा था कि क्या महादेवभाई के घर खबर भजना चाहते हैं ? बापू ने कहा कि 
सरकार भेजनेदे तो तुरत भेजना चाहते हे, मगर उनका सदेश तुरत सीधा ओर वर्गर 
काठ-छाट के जाना चाहिए। उन्होंने उसी समय तार का मजमून लिसा-- घिमनलालक 
भाई के नाम। शुरू किया--३$०759, >ैशिश१८ए ताव्त शतंतध्याए. खेद कि 
महादेव की अकस्मात मृत्य होगई ।” मगर फिर रुक गये। खेद क्यों ? महादेवभाई 
अपने धर्म का पालन करते हुए गये है । इसलिए काटकर यह तार लिखा -- 

४80०९ वास्तव 5ए00वाए.. 04५९ पर0 ग्राताद्यधणा... 5ं60्छा फटी विष 
प्रशा. परकत छाध्येद्वित... जात प्रात प्री... 5परडंगांब गर्भा त0०08.- त्ते 
थी धारए ००एा०, 57 000 ग40 उगमीच्त 0त्ीलफ़ा56.. 5प05ग्रां जाएं 3ें. उथ0ी९ए 
5806५... 8007 उज़ाह एथ-०शीणीए 00एछा<व छात्र गी0फ़दा5 प्राएशाइट फाड़ 
$05गरां बात | कट्लफाह ताज. कीगीबतट2ए 45 ताल्त ए॥ए्ट्टॉं४. बाते एल 
वत्बक रचा! 09एछा89 उन्कीड भापे $प्रञगा ॥0 5070एछ शी0चलत॑. 075 09 
0ए%० इघट7 706 तत्यी.. (श्यक्वाणा बपाड एॉबएट गा: ए ग्राह. आधे) 
एटटए 8४ा6. 805९ एिपएइब सथाकाा स्‍ैडग्रशा एप: घाट ग्रावए 80 0 वध 





“हृदय की नाडियो में रक्षावट के कारण हृदय की नमो में रक्त की कमी या 
रक्त न पहचने की बीमारी । 
डे 


प्‌ बापु की कारावास-कहानों 


6०006 आई 56 गपहा. िफुन कभी जी 908 छा8एट क्रात॑ जाध्छथाल ग्राकला 
मी बाबत एॉ४०९७ च्रणागोए.. ॥.0ए६--कै3 शत 

तार भण्डारी को दिया गया । बाद्व में बापू ने मुझको फिर भेजा और कहा, 
“उनसे दुबारा कहो कि तार ऐसा का ऐसा, तुरत और सीधा न जा सकता हो तो मुझे वापस 
लौटा दे । एक्सप्रेस जाना चाहिए ।” मेने रसोईघर के पास जाकर भण्डारी को पकडा। 
वे एक अग्रेज़ पुलिस अफसर को तार दे रहे थे। मेने उन्हे बापु का सदेश सुनाया । 
कहने लगे, “लेकिन यह बात मेरे हाथ में नहीं हैं ।” मेने कहा, “तार वापस देदीजिये ।” 
भण्डारी बोले, “यह तो अब सीधा ही जारहा हैं । पुलिस अफसर को सौंप दिया हैँ ।” 
उन्होने फिर पुलिस अफसर से कहा कि तार अभो जाना चाहिए । मेने दुबारा कहा, 
“यह ज़रूरी तार के रूप में जाना चाहिए-- बिना कटे-छठे । वर्ना गाधीजी इसे भेजना 
नही चाहते ।” वह तार लेकर चला गया । लेकिन जब रात को फिर पता मागा गया 
तो हमें आश्चर्य हुआ । बापु ने समझाया, “वह तार तो हमारी तरफ से गया था न? 
सरकार को अपनी तरफ से भी खबर भेजनी ही चाहिए ! इसलिए अब पता सगवाया 
होगा ।” हमने याम-पता भेज दिया । 

जब बिस्तर पर लेटी तो मेरी आख के सामने महादेवभाई की मृत्यु का ही दृश्य 
था। महादेवभाई के कमरे में से होकर सरोजिनी नायडू के गुसलूखाने में जाना पडता था। 
उन्होने उस कमरे में दीपक रखने को कहा । जहा शव रहता है, वहा दस दिन तक दीपक 
'रखने की प्रथा हें । 

बापू अपने बिस्तर पर पडे करवटें बदल रहे थे। बा रोज भीतर सोया करती थीं । 
आज बाहर सोईं । मेने अपनी खाट बा को दी । महादेवभाई जिस खाट पर सोया करते थे, 
वह मुझे मिली । बाप कहने लगे, तुझे डर लगता हो तो वह खाट मुझे दे दे और मेरी तु 
ले ले ।” मगर मुझे महादेवभाई से डर क्यो लगने लगा ? सोने से पहले मेने महादेवभाई 


#-“-महादेव की अ्रकस्मात्त मृत्यु होगई। पहले जरा भी पता नहीं चला। 
रात अच्छी तरह सोये। नाइता किया। मेरे साथ टहले | सुशीला और जेल के 
डाक्टरो ने जो कुछ कर सकते थे किया, लेकिन ईइवर की मर्जी कुछ श्र थी। 
सुशीला और मेने शव को स्नान कराया। शरीर ज्ञाति से पडा, फूलो से ढका हैं, 
धूप जल रही है । सुशीला और में गीता-पाठ कर रहे है। महादेव की योगी और देश- 
भक्‍त की भाति मृत्यु हुई है। दुर्गा वाबला और सुशीला से कहो, शोक करने की 
मनाई है। ऐसी महान्‌ मृत्यु पर हर्ष ही होना चाहिए। अत्येष्टि मेरे सामने हो रही हैं । 
अस्म रख लूगा । दुर्गा को सलाह दो कि आश्रम में रहे, लेकिन श्रगर वह जाना ही 
चाहे तो घर वालो के पास जासकती है। श्राश्ा है, वाबला बहादुरी से काम लेगा और 
महादेव का सुयोग्य उत्तराधिकारी बनने के लिए अपने को तैयार करेगा । सप्रेम, 

““बापु 


विषाद की छाया ण्र्‌ 


की मेज्ञ की दराज़ खोली और उसमें से एक कायज़ निकाला, जिस पर वे डायरी छिसते थे । 
छोटे-छोटे सक्षिप्त नोद लिखे थे । मेंने उसी कागज के नीचे १५ तारीख से डायरी छिफनी 
शुरू की । इस तरह १५ तारीख से डायरी नियमित शुरू हुई । उससे पहले की घटनाए 
तो बाद में अपनी याद से और महादेवभाई के नोट्स की मदद से मेने लिखी हे। यहा १५ 
तारीख की घटनाए भी असल डायरी पर से नकल की हैँ । ब्यौरे की कुछ बातें उस रोज 


॥ ०. दीप 


की थकान में मेने नहीं लिखी थी । बाद में भाई के कहने से लिख डाली हूँ । 


९ पुएछ 5 


विषाद की छाया 


१६ अगस्त 'ड२ 

२॥ बजे बापू उठे | मं तो जागती ही थी। बापू क्षणभर भी नहीं सोये थे । 
में भी नहीं । बापू ने उठकर दतौन की । गरम पानी पिया । हमने प्रार्थना की । आज 
रविवार था। आठवें अध्याय में पढा कि जब सूर्य उस्तरायण होता है और शुक्ल-पक्ष 
होता है तब पुण्यात्मा देह छोडते हे और फिर वे इस लोक में नहीं आते । आजकल शुक्ल 
पक्ष है और सुर्य भी उत्तरायण हूँ | 

प्रार्थना के बाद बापू आध घटे तक मुझसे बातें करते रहे । वे हमें ज्ञात कररहे थे 
और विपक्षियो का सामना करने की तैयारी करवारहे थे। मृत्यु के बारे में ज्ञान-वार्ता कर 
रहे थे। शायद भाई भी जायें तो उसके लिए मेरी मानसिक तंयारी करवारहे थे। 
मेने कहा, “भले हम सब एक-एक करके चले जाय, पर आप अच्छे रहे और विजय- 
'पताका फहराते हुए यहासे बाहुर जाय, यही प्रार्थना आज तो हृदय से निकलती है ।” 

३॥॥ बजे बापू वापस बिस्तर पर गये । थोडी नींद छी । आज रात भर में उन्हे 
दो घटे की भी नीद नही मिली । में भी प्रार्थना के बाद थोडी सोगई । 

नाइते के बाद बापू चिता-स्थान पर गंये । चिता अभी जलरही थी। भगारे 
'धधकरहे थे। यह है हमारे प्रियतमो का अत -- मुट्ठी भर राख और अगरार ! 
प्रभू | धन्य हो तुम और धन्य हूं तुम्हारी लीझा ! एक सप्ताह पहले आज ही के दिन 
बापू और महादेवभाई आजादी की लडाई शुरू होने से पहले हो बबई में पकड लिये गए 
थे और आज महादेवभाई तो आजाद भी होगये । कौन कद कर सकता हैं अब उनको ? 

बापु के कहने से चिता-स्थान पर खडे होकर वारहवें अध्याय का पाठ किया। 
“तुल्य निदा स्तुतिर्मानी! (निंदा और स्तुति को एक समान मानने वाला, मौन रखने 
बाला) पढते समय आख के सामने तुल्य निदा स्वुतिर्माती महादेवभाई का शव पडा था | 
उस दाव के चेहरे की अधुर्व ज्ञाति और कान्ति सामने मौजूद थी । 


न 


प्र बापू की कारावास-कहानी 


पाठ करके हम लोग वापस आये । बापु के लिए सुबह का साग बचाने का काम 
मीराबहन ने लेलिया, शाम का मेने । रस निकालने का कास मेरा था | दोपहर को जार 
के लिए साग चढाने नीचे रसोई-घर में गई तो भूरा और मगन मेरे पास आकर खडे हो- 
गये । बोले, “बहन, बडा गज़ब होगया ! हममें से कल किसीने खाया नहीं । जब 
कल फूल इकद॒ठा करने को कहा गया, तो मेने सोचा, माताजी बीमार थी, वे गई होगी # 
लेकिन जब हमें ऊपर बुलाया तो सच्ची बात का पता चला । बडा जुल्म हुआ है, बहन ! 
सभी कैदी और सिपाही कापते है ।” 

सिविल सर्जन आज फिर आये । पूछ गये, क्या हाल है ? मेने बताया कि बापु 
बहुत थके हुए हे । कल की थकान और रात नींद का न आना, इसके कारण है । बापु 
की नाडी अटक-अटककर चलती थी (७8 5एश००७), सो भी भैने उनसे कहा । 
बेचारे क्‍या क्र सकते थे ? कहने रंगे, “मुझे आशा है कि दिन में कुछ नींद आयेगी। 
और वे हल्कापन अनुभव करेंगे ।” इतना कहकर वे चले गये । 

हम सबको ऐसा लूग रहा हूं कि महादेवभाई जिस 'लटकती तलवार के डर से 
गये, वह तलवार उनके चले जाने के कारण हमारे सिर से अभी तो उ७-सी गई है । महादेव- 
भाई के बलिदान ने बापु के उपवास को टाला है । बापू ने ऐसा कुछ कहा भी था, “महादेक 
का बलिदान कोई छोटी चीज नही हूँ । अकेला भी वह बहुत काम करेगा ।* 

सरोजिती नायड्‌ ने कहा, अगर कभी किसीने दूसरे के लिए अपना जीवन दिया हैं 
तो वह महादेव है । यीशु प्रभु की तरह वह इसलिए भरे कि बापु जीसकें ॥ मनुष्य दूसरे 
मनुष्य की इससे बढ़कर और क्या सेवा कर सकता है कि वह उसके लिए अपने प्राण ही 
न्योछावर करदे 7? 

शाम को घूमते समय बापू फिर चिता-स्थान पर गये । मुझे एक डिब्बी या बोतल 
लानेको कहा था। वे उसमें थोडी राख भरकर लाना चाहते थे । यो तो कल ब्राह्मण 
अस्थि, राख आदि इकद्ठा करने आवेगा ही, लेकिन कही रात में बारिश आगई तो राख 
का रग बिगड़ जायगा । इस विचार से बापु आज ही थोडी राख उठा लेना चाहते थे १ 
मेने अपनी स्वान स्थाही की झ्षीक्षी के साथ की गत्ते की. डिब्बी लेल्मे ॥ चितास्थान 
पर उज्ज्वल, सफेद राख की छोटी-सी ढेरी पडी थी। बापु के कहने से मेने सबसे 
सफेद राख जो वहा मिल सकती थी, अपनी, उस डिव्बी में भरली । राख को मुट्ठी में 
लिया तो पता चला कि अभीतक उसमें जलते अगारे थे । एक चम्मच सगवाकर बिना 
अगारो वाली राख निकाली, + तो भी छोटे-छोटे अगार आ ही गयें, जिससे डिब्बी थोडी- 
सी जल गई । इन अगारो में से कुछ तो, सचमुच अस्थ्िया थी; जो, अगार-सी लगती 
थी । 

बापू ने डिब्बी अपने पास अपनी सेज़ पर रखी. और उसमें से राख लेकर अपने 
साथे पर टीका लगाया । काल की गति क्या-क्या रग दिखाती: है । तुलसीदासजी ने सच 
ही कहा है: 


वियपाद की छापा ण्३ 


जिन चरणन को चरणपादुका भन्‍त रह्मो रूव छाई | 
शिव सनकादिक बर ब्रह्मादिक शेप सहस मुख भाई॥ 
तुलसीदास मारुत सुत की प्रभु निज मुख करत बटाई ॥” 
छ 
गास को प्रार्थना के समय फिर कल का-सा हाल हुआ | मे प्रार्यना में या विन्तर 
पर आख बद कर ही नहीं सकती । करती ह तो आख के सामने मत्यु-दव्या पर छटपढाते 
हुए महादिवभाई की तस्वीर ही सामने आजाती है । 
कठेली रात एक क्षण को भी नहीं सोसके। बेचारे को वहत जाघात पहुचा है। 
किसीने कल्पना तक न की थी कि महादेवभाई दस तरह बात-क्ी-बात में हमें छोड़कर 
चले जावेंगे । 
महादेवभाई के कपड़े इकट्ठे करके उनके बकस में रखे । बापू ने बवस का 
सामान उनके सामने रखने को कहा। चविंटिल फॉर एश्षियां नामक एक किताब 
थी। अगाथा हेश्सिन हारा महादेवभाई को भेंद कींगई बाइविक निकाली। 
& अगस्त का ईवरनिंग न्यूज़, पैसिफिक अफेयर्स! का एक अक, गुरदेव का मुवनवारा 
नामक नाटक, 'सिलवर स्ट्रीम, ए चाइनीज प्ले! और छुछ कपडे, बस इतनी 
चीजें थीं । 
बापू कहने रूगे, (इसमें तो छ महीने के अभ्यास का सामान हैँ ।” बाइविल 
पढना शुरू किया । दिंटिल फॉर एशिया! भी निकाली। “मुक्‍्तवारा भी पढना प्रारन 
किया । 
बापू मुझसे कहने लगे, “आज से, या जब से जाई हो, तब से डायरी लिखना शुरू 
ऋरदी ।” मंने कहा कि कल से में लिखने रगी ह। महादेवभाई की लिखी कुछ चीज़ें 
भी दिखाई-- नोद्स थे । बापू ने मेरी डायरी लेकर पढी-- एक-आध बात लिखना 
में भूल गई थी, उसकी ओर मेरा ध्यान दिलाया । जेसे, गीताजी का कितना पाठ किया था, 
बगरा । 
१७ अगस्त ४२ 
आज तीसरा रोज़ है । दापु अच्छी तरह सोये । मे आज भी नहीं सोसकी । 
मि० कठेली भी नहीं सोये । रात को ऊपर उनके टहलने की आवाज आरही थी । 
५ बजे बापू उठे। प्रार्थना की । नाइते के बाद चिता-स्थान पर गये। रात्त 
यानी की वूदें आई थीं । राख का रय काछा पड गया था । 
मृत्यु के एक-दो दिन पहले महादेवभाई बकरी का एक चितकबरा बच्चा उठाकर 
बापू के पास लाये थे। वे उसे वहत प्यार कर रहे थे। उसका मूह चूम रहे थे । बच्चा 
बहुत सुदर है। वह कुछ तो समझता होगा । जब हम चिता की जगह जानें के लिए 
नीचे आते है, वह आकर पावों में लिपटने लगता है । में उसे उठाकर चितास्थान पर छे- 
गई। वहा मुझे वारहवें अध्याय का पाठ करना था (यह रोज़ सुबह का नियम बन 


पड बापु की कारावास-कहानी 


गया है) । बकरी का बच्चा भी ज़रा चिल्लाने रूग गया था। में उसे छोडने लगी, 
मगर मीराबहन ने उसको मुझसे लेलिया । बाद में उन्होने बताया कि पाठ शुरू होते ही 
वह इतना ज्ञात होगया था, मानो ध्यान रूगाकर सुनरहा हो । 

स्‍्तान के बाद बापु ने फिर सहादेवभाई की राख का टीका लगाया । कह रहे 
थे, “यह राख में दुर्गा के पास लेजाऊगा । वह भले रोज़ इसका टीका लूगाया करे ।” 

ब्राह्मण आया हुआ था। बापू से पूजा, पिण्ड-दान, तपेण इत्यादि करवाया । 
द्ांति-पाठ किया। सरोजिनो नायड्‌ ने बाद में मुझे बताया कि पूजा करते समय बापू का 
चेहरा इतना गभीर और तना हुआ था कि देखा नही जाता था। में तो पूजा के समय 
पूजा की क्रिया को ही देखरही थी और शाति-पाठ को समझने की कोशिश कर रही थी ॥ 
मेने बापु की ओर ध्यान से नही देखा । २० मिनट में पुजा पुरी हुई । एक्र पिता के लिए 
अपने पुत्र की उत्तर-क्रिया करना बडे-से-बडे दु ख की बात होती है और बापु के निकट 
तो महादेवभाई पुत्र से भी अधिक » । लेकिन बापु कौन साधारण पिता हैँ ? कल 
कहरहे थे, “ईश्वर मुझे कैसा कसौटी पर कसरहा है! अगर में इन चीजो से विचलित 
होजाऊ तो मेरा कास केसे चले ।” 

बोपहर को खाने के समय बम्बई के गवर्नर का उत्तर आया। बहुत खराब था| 
भाषा भी उद्धत थी । बललभभाई को नही भेजा जासकता । अखबार वगेरा देने का भी 
अभी सरकार का कोई इरादा नही। यह उसका सार था। मेने डरते-डरते पतन्न बापु 
के सामने रखा--कौन जाने, उसका उन पर क्या असर होगा ? सगर इस उत्तर के 
लिए बापू की मानसिक तैयारी थी । हे 

आज सोमवार था। मौन था । दोपहर को मीराबहन ने कुछ पूछा । उत्तर 
में बापु ने लिखा, “मे उपवास के बारे में नही सोच रहा । न यह सोच रहा हू कि बाहर 
क्या होरहा है । में तो अपने यहा के काम और अभ्यास वर्गरा का ही विचार कर रहा हु ।* 
इन शब्दों से सबको बहुत आइचयं हुआ और आइवासन भी सिला । महादेवभाई को बापु 
के उपवास की चिता ही खाये जाती थी । उनके रहते बापु ने ये शब्द कहे होते तो उन्हे 
कितना चैन मिलता! शायद बापू के आज के इन शब्दों का कारण महादेवभाई की यह 
मृत्यु ही हो । 

मृत्यु की घटना पर सोचती हु तो अनेक तरह के विचारों की आधी-सी मन में 
आने लगती है । निदान के बारे में तो कोई शक नहीं रहा। था तो स्टोक्स एडम्स 
सिन्ड्रोम (80765 0675 $ज्ाता०ग)“, लेकिन उसका कारण हम दावे के साथ नही 
बता सकते। फिर विचार आता है कि एड्रेनेलिन की सुई अगर सीधी हृदय में लगादी 
होती तो ! कितु इस कोरे तकं-वितर्क से फायदा क्या ? जो शक्य था, सो किया। जैसा 
कि आज बापू समझारहे थे, हमारी परिस्थिति में जितना कुछ होसकता था, हमने 


4हुदय-सम्बन्धी एक विशेष रोग 


समाधि-यात्रा ण्दु 


किया | तो भी दिल से यह अरमान नहीं जाता कि ऐसे मरीज के लिए जितना होना 
चाहिए था, नहों हुआ ! 

बापु ने मुझे 'मुक्तवारा' यढने को कहा । बोले, “पिछले पन्नो पर सेने निशान 
लगाये है, शुरू में नहीं लगाये । तुम मेरे निशान देखकर शुरू के पन्नो में भी उसी तरह 
निशान लगा देना ।” में मुक्तधारा' पढ गई, वहुत दिलचस्प है । बापू को फिलसफी 
उसमें भरी पडी हैं । 

सारूम होता हूँ, मि० कटेली ने मेरी यह बात याद रखी है कि हममें से कोई 
भी न रहे तो आपको यह चिता-स्थान बावला को दिखाना है । आज उन्होने चिता-स्थान 
के चारो कोनो पर खूटिया गडवाकर डोरिया बधवादी थीं, ताकि निश्ञान रहे कि कौनसी 
जगह थी । 

आज मेने मालिश के समय बापू से पुछा, “सहादेवभाई शायद यहां घमते होगे । 
मृत्यु के बाद भी वे आपसे दूर नही जासकेंगे ।” बापु कहने लगे, “तू महादेव को पुण्यात्मा 
सानती है या नही ?” मेने कहा, “हा ।” 

#तो उसकी आत्मा क्यों भठकेगी ?” 

मंने कहा, “तो क्या आप मानते है कि वे कही नया जन्म लेने को भी चले गये ? 
कई लोग कहते हे कि जब एक शरीर छूटता हूँ तो दूसरा तैयार ही रहता है ।” 

बापू कहने लगे, “नही, कहा यह जाता है कि स्थूल शरीर छूट जाने पर आत्मा 
लिंग शरीर लेकर इहलोक से अन्य लोको में चला जाता हैं । बहुत अरसे तक वहा रहकर 
फिर समय आते पर जन्म लेता है ।” 


359 8 
समाधि यात्रा 


१८ अगस्त ४२ 

सुबह-शाम बापू महादेवभाई की समाधि पर जाते है । वापु इसे तीर्थयात्रा 

मानते हूं । न जाय, तो बेचन होउठें । जब बारिश होती रहती है तब छाता लेकर भी 

जाते है । मेँ थोडे फूल लेजाती हु । आखिरी दिन घूमते समय महादेवभाई बेलिया के 

पौधो को कलियो से लदा देखकर बोले थे, “अब फूल खूब आयेंगे ।” ये फूल अब खिलरहे 

है । सो थोडे लेजाते हूँ । जीतेजी हम लोग इन्सान की कदर नही करते । मृत्यु के वाद 

सभी श्रद्धाजलि चढाने को तैयार होजाते हैं । महादेवभाई की कोसत तो हम सव उनके 

जीतेजी भी जानते थे, सगर उनके जाने के बाद अब पता चलता हैँ कि शायद उनके जीवन- 
काल में हमने उनकी पुरी कीमत नहीं समझी थी । 


5६ बापू की कारावास-कहानो 


शाम को सिविल सर्जन आये। वापू गुसलखाने में थे। इंतजार करते रहे । 
मैने यहा के मेडीकल स्कूल के बारे में पुछा । कुछ बताते रहे । फिर बातो-हो-बातो में 
कह गये, “इस वक्त हमारा ध्यान पढाई में नहीं है । पढाने में कोई मज़ा नहीं आता ४* 
हँस समझ गये । जब विद्यार्थी ही न आय, प्रोफेसर को लेक्चर में क्या रस आसकता है ! 
बापु आये । “आप केसे हू ?” इतना पुछकर सिविल सर्जेन चले गये । 

हमारे पास कंलेण्डर नहीं था। सगर वापुजी €& अगस्त को रविवार के दिन 
पकड़े गये थे । उस पर से उन्होने मुझे कलेण्डर बनाने को कहा था। आज दोपहर मे 
चनाने बेंठी । बापू ने भी सदद दी । मुझे तीन बार कैलेण्डर बनाना पडा । कहीं-न-कहीं 
कोई भूल रह ही जाती थी। आबिर प्रार्यंना के बाद कंलेण्डर तैयार हुआ । कलेण्डर की खास 
जक्षरूरत तो' बा को एकादशो वगरा बताने के लिए थी । 

१६ अगस्त ४२ 

महादेवभाई की समाधि पर में रोज्ञ फूल छेजाती थी । आज मि० कटेली ने 
सिपाही से कहकर फूलो की एक पत्तल सजवाकर तैयार रखी थी । मि० कटेली पर भी 
महादेवभाई के आकर्षक व्यक्तित्व ने खासा प्रभाव डाला था । अपने फर्ज को अदा करते 
हुए वह जितनी सहानुभूति हम लोगो से रख सकते हें, रखते है । बापु कह रहे थे, 
“महादेव की मृत्यु के समाचारो से बहुतो के दिल दूद जायेंगे ।” 

यह अक्षरश सच था। जो उनके सम्पर्क में इतने कम आये थे, उनको उनके जाने 
से इतना सदमा पहुचा है तो उनके निकट के मित्रवर्ग का और सगे-सम्बन्धियों का क्या हाल 
हुआ होगा, कौन कह सकता हूँ ! बापु रोज स्तान करके महादेवभाई की राख का टीका 
लगाते है । वा कह रही थीं, “शकर तो विभूति लगाते थे, लेकिन मनुष्य को ऐसा करते 
देखा नहीं था ।' मगर बाप तो बापू ही है न ! 

हम सुबह समाधि पर बारहदें अध्याय का पाठ करते हैँ । पाठ करते समय 
आख के सामले निद्रा में चिता पर सोते हुए महादेवभाई खडे होजाते हे ॥ कभी-कभी 
तो ऐसा मालूम होता ह, मानो वे भी हमारे साथ खडे पाठ कर रहे है ! काम करते समय भी 
अक्सर उनकी मौजूदगी का आभास होने लूगता है । अच्छा मालम होता है । महादेवभाई 
की स्मृति हमारे सामने हमेशा ताज्ी रहे, ताकि हम उनके जीवन से सदा सबक सीखते 
रहे । उनकी अनन्य सेवा और भक्ति सदा सबके लिए पदार्थ पाठ रूप बने 

कई बार विचार आता हैँ, “कोन जाने, भाई को अभीतक यह खबर भी मिली 
होगी या नहीं । ” 

जाम को घूमते समय वापू ने कहा, “महादेव के नाम पचास हज़ार रुपये जमा है । 
वे जनता के है । महादेव से मे ने उसका टस्ट बना देने को कहा था, मगर वह कर नहीं पाया । 
भेने हमेशा कहा है कि हमें जनता के पसे को एक क्षण के लिए भी अपने पास नहीं रखना 
चाहिए । कौन जाने, कब मृत्यु आदबाये ! इसके मामले में ऐसा ही हुआ न ” अब 
मुश्किल पैदा होगी । शायद महादेव अपने कागज्ञो में इसके बारे में कुछ लिख गया हो । 


समाधि-यात्रा प्‌्छ 


यहा उसके जितने कागज़ है सव देख छेना । श्ञायद रामेब्वरदास, बावला और दुर्गा से भी 
इस बारे में कुछ पता चछे । उनसे भी पूछना । आज में तुम्हे यह सब इसलिए कह रहा हूं 
कि कहीं बाद में इसे भूल न जाऊ । हसमें से कोई थी वाहुर न जासके दो दूसरों की 
जानकारी के लिए इस सम्बन्ध का एक नोट हमें अभी तैयार करके रखना चाहिए ४?” 

आज मथुरादासभाई का पत्न आया । महादेवभाई की मत्य से उन्हे बहत सदसा 
पहुचा है । लिखते हे, “धन्य जीवन उनका ! कितु अत्यन्त वेग से पार किया । आपके 
निजी सम्पर्क में उनका स्थान कौन लेगा ? परम कारुणिक भगवान बुद्ध का एक ही 
शिष्य था, बसे ही महादेव आपके रहे ।”/ मथुरादासभाई के जजक्षर अच्छे थे। बापु 
कहने लगे, “बोमार होने से पहले मथुरादास के अक्षर जितने अच्छे होते थे, उतने इस पत्र 
में हैं ।” मेने कहा, हा, आदमी को जब कोई सख्त आघात पहचता है तो क्षण भर के लिए 
उसके दारीर में विशेष शक्ति आजाती है ।” ईइवर की लीला अपार हूँ ! 

२० अगस्त ४२ 

आज सबेरे नहाने के बाद मे और बापू फूल लेकर समाधि पर जाने को निकले । 
भीराबहन भी सबेरे तो आती ही है और मि० कटेली को तो दोनो समय कंदियों के साथ 
आना ही होता है । मि० कठेली थोडो हिचकिचाहुट के साथ कहने लगे, “तीन दिन तक 
यहा आने की इजाज़त भण्डारी साहब ने दो थो । अब हर रोज यहा भाने में दिवकत 
पेश होगी ।” इन शब्दों से बापू को बहुत आधात पहुचा । मगर बे तो विज्ञार हृदय हें, 
वीगये । बोले, “अच्छा, तो आज का यह आखिरी आना है! ” मि० कटेली को भी बुरा लूगा 
होगा । बोले, “में फूल वहा भिजवाता रहूगा । आप कहेंगे तो खुद जाकर चढा आया 
करगा । भण्डारी ने आज मुझको अपने घर बुलाया था, क्योकि फोन पर ऐसी बात हो नहीं 
सकती थी। कहने लगे, इस तरह हर रोज तार के बाहर जाने देने में आपत्ति उठ सकती है। 
इस बार सरकार का रुख दूसरे ही ढग का है ।' ” बापू बोले, “हा, सो तो में जानता हू। से 
आपको था भण्डारी को मुश्किल में नहीं डालना चाहता। लेकिन अगर भण्डारी को 
आपत्ति न हो तो में इस बात को अवब्य ही आगे बढाना चाहूगा । जरा उल्लेख तो रह जाय 
कि वे किस हद तक जाते हैे। आपने इस समाधि के चारो ओर पत्थर रखवाये 
है, लेकिन इतना में आपसे कहदू कि इस पर भी आपत्ति की जासकती हूँ ।” 

मि० कटेली चुपचाप सुनरहे थे । बापू फिर कहने लगे, “में तो यह मानता हू 
कि से जो कुछ कहरहा हू, सो ईइवर मुझसे कराता है । नही तो, से क्‍या हू-- एक दुर्वलू 
आदमी ! मेरी क्या शक्ति कि इतने बडे साम्राज्य के विस्द्ध लड सकू | ओर हिल्ुस्तान 
की प्रजा की क्या शक्ति, जिसके पास लाठी तक नहीं ” 

मि० कटेली से समाधि के चारो ओर पत्थरों की छोटी-छोटी दीवार खडी 
करदी हू । चिता की जगह पर पत्थर रख दिये हे । वा उसे देखकर छोल उठी, “यह तो 
कब्र का आकार होगया ।” सब हस पडे । वात ठीक थी । आकार से कोई भी उसे कुछ 
समझ सकता था, लेकिन असल में तो उस जगह की निद्ञानी रखने के लिए ही 


५८ बापु की कारावास-कहानी 


यह किया गया हैं। 
२१ अगस्त '४ड२ 

आज बापू ने लिखकर बताया कि सोमवार छ बजे तक का मौन लिया हैँ । 
सब मिलाकर ६१ घटे का सौन होगा । बुरा लूगा, मगर कुछ कहना फिजूल था। प्रार्थना 
के बाद बापू सोगये । 

नाइते के बाद हम रोज की तरह फूल लेकर चले। तारो बाला वरवाज्ञा खुला ॥ 
सगर हम उसके बाहर नहीं गये । सिपाही फ्लो का पत्ता लेगया। दरवाजे के इस पार 
खडे होकर हमने गोताजी का पाठ किया। जश्ञास को भी फूल लेकर गये । इस समय 
दरवाजा भी नही खुला । तार में से ही सिपाही फूल लेगया । 

बापू के मौन से दस घुटने लगा है । 

शाम को बकरी का दूध निकालना सीखा । मेरे पास अब खासा काम होगया । 
सबेरे नाइता तैयार करना, घूमने के बाद सुबह का साग चढाना, वा की मालिश, बापू की 
मालिश, कपडे धोना, बापु का खाना लाना, बरतन धोना, दोपहर को बापू के पेर मलता, 
दोपहर का साग चढातना, ज्ञाम को बकरी का दृण निकालना, रस निकालना, 
बरतन धोना, रात को फिर बापु के सिर और पैरो की सालिश करना, दबाना वेरा 
मेने खाना लाना तो शास को ही शुरू कर दिया है । दिन भर काम में जाता है, यह मुझे 
अच्छा लगता हैं । न मिकम्मे विचारों के लिए समय रहता है, न निकम्मी बातो के लिए ! 
घुमते समय सुबह-शाम महादेवभाई की ही बातें होती रहती हैं । बापु से पहले जाकर 
महादेवभाई उनके पुज्य बन गये हैं । भगवान भी भकक्‍त के वच्च में रहते हे । फिर बापु 
भक्‍त की समाधि को प्रणाम करें इसमें आश्चर्य की क्‍या बात है ! 

आज दोपहर को सिलवर स्ट्रीम' पुरा किया । 

बा कहरही थी, “देखो, महादेव गये । ज्नाह्मण की मृत्यु हुई, अपल्कुनी है न ! 
इतनी बडी ताकत के खिलाफ बापु लड रहे है, कंसे जीतेंगे |” बापु ने सुना तो कहने लगे, 
“में इसे शुभ दशकुन मानता है । शुद्धतम बलिदान हुआ है, इसका परिणाम अशुभ नही हो 
सकता ।” 


$ १२३ 


पुरयरमरण 
२२ अगस्त ४२ 
आज महादेवभाई को गये हफ्ता पुरा हुआ । आज सरोजिनी नायडू भी तार तक 
आईं। उनकी तबीयत अच्छी नही रहती, इसलिए वे रोज़ नीचे नही उतरती । हफ्ते 
सें एक बार उतरने का विचार किया हैं । 


पृण्यस्मरण ण्ट 


बापू का मौन था। मेने आज २४ घटे का उपवास किया । गौताजी का पारायण 
भी किया। गीताजी के पारायण का मत्र मुझे महादेवभाई से मिला था। विचार हूँ 
हर बनिवार को उपवास और गीताजी का पारायण कस्गी । 

अणे साहव का समवेदना का तार आया । बापु बोले, “हजारों तार और खत 
आये होगे । उनमें से एक मयूरादास का खत और बणेजी का तार हमें दिया हैँ, वयोकि 
मथुरादस मेयर रह चुके हूं, वम्बई सरकार के सब लोगो को जानते है. और अणेजी दो 
आज सरकार के ही हू ।” 

बापू का मौन था। वातावरण बहुत ही दम घोदनेवालानसा बन गया है। 

वीमन कॉल्ड बाइरड' (एतााथा 0शी०० एक) पठरही थी। हालिदे हदीद 
का वर्णन बापू को पढ़कर सुनाया । अच्छा था । 

२३ अगस्त '४२ 

आज बापू को यहा आये पुरे दो हफ्ते हुए । महादेवभाई ने तो यहा एक हफ्ता 
भी नहीं बिताया 

आज भी बापू का मोन हैं । अच्छा नही छूगता । ज्ञाम को ८ बजे बापू का रक्‍त- 
चाप लिया। ठीक था-- १५६/६६, नाडी ६६ 

आज सुबह कलेक्टर और प्रॉल नाम के नये सिविरू सर्जन आये । दोनो मह 
कुप्पा किये हुए थे । यत्रवत पुछते फिरते थे-- “आप कंपते है?” सरोजिनी नायडू ने उत्तर 
दिया, मेरी सेहत हस्व मामूल हूँ ।” 

बस, उन्होने वाक्य पकड लिया | हरएक को पुछने रूगे, “क्या आपकी सेहत 
हंस्व मामूल है ?” बापू से भी यही पुछा । सरोजिनी नायडू ने तो अपना कमरा सजाया था। 
नये फूल रखे थे । मगर वे लोग न एक मिनट के लिए कमरे में बेठे, न कोई बात को ॥ 
सरोजिनी नायडू को ब्रा रूमा । वहा हरएक को उनका बरताव बडा बुरा लूगा । 

दिन भर एक हो विचार आता रहता है भाई, दुर्गावहन और बावला 
के क्या हाल होगे ? भाई को कंसा लगता होगा ? इस युद्ध का बया नतीजा होगा ? 
इसमें किस-किस की अतिम आहति पडेगी ? सब कुछ होने के बाद भी आपिर बापू विजय 
हासिल करें, तो वस हूँ । 

२४ अगस्त '४२ 

आज दस दिन पूरे हुए । सुबह-शाम हम फूल लेकर तार के पास जाते और बहा 
खडे रहते हे । सिपाही फूल लेजाकर समाधि पर रख आता हूं। फूल हवा से उड 
जाया करते थे, इसलिए उन्होने सिर और पर दोनो ओर पत्थर खडे करके बहा छोदी 
कदरा-सी बनादी है । एक दृष्टि से देखें तो ऐसा मालूम होता है, मानों बह महादेव का 
मंदिर हो ! दूसरी तरफ से देखने पर ऐसा लगता हैं कि वहा कोई शव पडा है, जिसका सिर 
और पर उठे हुए है । तार ओर चिता-स्थान के बीच एक-दो झाडिया थी, जिनके कारण 
नजर चिता तक पहुच नही सकती थी। मि० कठेली ने उन्हे कदवा दिया हैं । अब तार के 


<्‌० बापू की कारावास-कहानी 


“पास से समूचा दृश्य नजर आता है । भविष्य के किसी चित्रकार के लिए बायू का तारो के 
“भीतर से महादेवभाई को पुष्पाजलि चढाना चित्रकला का एक खासा अच्छा विषय होगा। 
शास को ६ बजे बापु का मौन छूटा । ६१ घटो के बाद ! बहुत अच्छा लगा । 
मेरे सन में आज यह विचार आरहा था कि ढेव ने महादेवभाई को दस-पद्रह वर्ष 
और दिये होते हो उसका क्या बिगड जाता ! बापु के साथ घूमते समय यही उद्गार 
सेरे मुह से सहज ही निकल गया । बाद में शाम को बापू ने कहा, “महादेव का काम पुरा 
होचुका था । उसने ५० वर्ष में १०० वर्ष का कास पूरा करलिया था । वह और क्यो 
न्‍ठहरता ? भगवान उसे और क्यो ठ5हरने देता ?” 
मि० कटेली आज खबर लाये कि हम लाइब्रेरी से किताबें लेसकते हे। पहले 
हमें कहा गया था कि नही लेसकते । बापु कहने रूगे, “बाद में उन्हे शर्म छगी होगी कि 
“बे किस हुद तक जारहे हे ! 
आज भी भाई के आने वी कोई छबर नही मिली । महादेवभाई के जाने के बाद 
रूगता था कि अब भाई जन्दी ही आजायगे । मगर जंसे-जेसे दिन बीतरहे है, उनके 
आने की आज्ञा कम होरही है । अदर से चिता भो होती है, कौन जाने, उनका क्‍या 
हाल होगा ? कही उन्होने उपवास वगरा तो नही शुरू कर दिया है, जो ये लोग उन्हे 
ला नहीं रहे ? 
२५ अगस्त ४२ 
कुछ दिनो से बापु के लिए साग ऊपर पकाना शुरू कर दिया था । मगर कोयला 
कस है, इसलिए आज से फिर नीचे रसोईघर में पकाना झुरू किया हैं । महादेवभाई तो 
“वहीं से पकाकर लाते थे। सवेरे में मालिश में होती ह। सब्जी काटकर बरतन में 
भर देती हूं, बाद में कैदो रसोइया उसे लेजाकर चढा देता है। दो-चार दिन में सुबह 
आग वगरा देखने गई थी । अब तो बापु की मालिश से निपटने के बाद जब वे कमोड 
पर जाते हे, में साग देख आती ह॥ बापु जब स्तान करके निकलते हे तब कैदी रसोइया 
सब्जी ऊपर लेआता है । में उस ससय स्तान-घर सें होती हु ॥ वा आज कह रही थी, 
“देखो न, अब कैदी बापु का खाना लाते है । महादेव थे तो खुद लाते थे ।* 
कल मे रातभर सो नहीं सकी । एकाएक विचार आया-- आज बापू के पास 
पडे है । मगर कौन जानता है, यह कितने दिन रहनेवाली चीज है ”? इस विचार ने 
“रात के अधेरे में उग्र रूप धारण कर लिया । महादेवभाई की मृत्यु का दृश्य तो अभीतक 
आखो के सामने से हटता ही नही । सो इन दोनो चीज़ो ने मेरी नोद खाडाली । 
घूमते समय अभीतक महादेवभाई की ही बातें हुआ करती है। आज बापू कहने 
लगे, “अब तुम्हे इस बारे में अधिक सोच-विचार नहीं करता चाहिए। न महादेव 
की, न हमारी इस लडाई की और न मेरी ही चिता करनी चाहिए । में जान-बुझकर सरना 
-नही चाहता । लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति आ ही जाय तो कहा नहीं जासकता कि क्या 
करूगा। से चाहता हू कि तुम कुछ विचार करो । लेकिन उसे जबतक कार्यरूप में परिणत 


पुण्यस्मरण 4९ 


फू 


न किया जाय, वह निकम्मा हैं। इसलिए मे चाहता ह कि तुम कुछ दिपो । मेने पहले 
भी तुम्हे एक बार कहा था कि एक दफा सा ने शिखामर्णा (मा को सीख) नाम को गजराती 
की एक पुस्तक मेरे देखने में आई थी । अच्छी पुस्तक थी । उस तरह की कोई चीज तुम्हे 
लिखनी चाहिए, जिससे बहुनो ओर रूटकियो को स्वास्थ्य का जावह््यक ज्ञान मिल् जाय । 
में खुद भी लिखना शत करनेवाला ह। नोटबक मगवा केना।” 
२६ अगस्त ४२ 

आज भण्डारी आाये। कहने रूंगे, आप लोग जो किताबें मगवाना चाहे, मुझे 
बतायें । में ज़रीद छूगा । बाद में वे जेल-लाइब्रेरी के काम में जाजाबेंगी ।” साथ में 
बहत-सी क्तिाबें और कुछ स्वास्थ्य-सवधी अख़बार भी छाये थे। 

शाम को बापू विस्तर पर लेटे कि तभी मि० कदेली बम्बई सरकार के गृह- 
विभाग के सेक्रेटरी का भेजा एक हुकक्‍्मनामा छाये। उससें लिखा था क्रि बापु को 
अख़बार मिल सकते हैँ । वे फेहरिस्त भेजें, और हम लोग अपने घर के छोगो को 
घरेलू विषयों पर पत्र लिख सकते है । 

बापू रात ठोक तरह से सो नहीं पाये । जिस छर्ते पर पत्र लिखने की इजाजत 
आई थी, वह उन्हे मज़र नहीं है । 

बापू ने आज आरोग्य नी चाबी' को प्रस्तावना लिखी । यह बापुजी की पुरानी 
क्ताब गाइड दु हेल्‍थ! (१>ए्ा०6 ॥0 पिशक्') की नई आवत्ति होगी। मुझसे कहने 
लगे, “में जो लिखता ह, सो तुम्हे पद जाना है । कुछ सुझाव देना हो तो देना। 
मतरूब यह कि ज्गे काम महादेव करते थे, सो सब तुम्हें करना हुँ । और यह तो तुम्हारा 
विषय भी हूँ । इसे तुम महादेव से भी ज्यादा अच्छी तरह कर सकोगी ॥” 

आज महादेवभाई होते तो अखबार मिलने की खबर से ओर इस बात से कि वापू 
एक किताव लिखने लगे है कितने खुश होते । 

वा की तबीयत खूब अच्छी हैं । बापू के साथ सुबह-शाम आधा-पौच घटा तेजी 
से घूम लेती है, मगर दम फूलने लगता है । मेने एक-दो बार कहा भी कि यह अच्छा नही ।' 
कम धूर्मे या धीमे घूर्में, मगर वा या बापु कोई भी सुनने को तैयार नहीं । 

मेरी आख में आज बहुत दर्द रहा । 

२७ अग्रस्त ४२ 

आज बापू ने जखबारों की फेहरिस्त सरकार को दी । रोज़ाना, हपतावार और 
माहवार सब मिलाकर १६ अक्षवारों के नाम फेहरिस्त में थे । दोपहर को वम्बई सरकार 
के वाम पत्र लिखा कि वे बरसो पहले से गृहस्थ मिटाकर आश्रमवाती बन चुके थे । इसलिए 
सरकार की शर्त पर पत्र लिखने की इजाजत का वे कोई उपयोग नहीं कर सकते । पत्र 
में भाई का भी जिक्र किया था । लिखा था, 'प्यारेलाल को आप मेरे पास भेजने को तेयार 
थे, मगर अभीतक उन्हे भेजा नहीं है और तिस पर मे उन्हें पत्र भी न लिख सक्‌ तो पत्र 
लिखने की इजाजत मेरे किस काम की ? दुर्गाबहन वर्गरा को मे पत्र न लिख सकू, बत्लभ- 


हा बापू की कारावास-कहानी 


भाई को जो मेरे मरीज थे, उनकी सेहत के बारे में न पुछ सक्‌ तो और किसको 
4लिखू ?” 
रात वाइसराय का उत्तर आया । भाषा मीठी थी, सगर असल में जवाब कोरा 
इन्कारी का था। सीराबहन भादा को सराहने लगीं । बापुजी को भी सीठी भाषा अच्छी 
सो लगी, मगर हम जानते है कि ये लोग जहा बिना कुछ खर्च किये सौठी भाषा का उपयोग 
कर सकते हूं, कर छेते है । 
२८ अगस्त “४२ 
बापू ने अरबी की भी प्राइमर और उर्दू की दो किताबें जेंल से सगवाई है। रोज 
अरबी, उद्दृ, कुरान-शरीफ और बाइबिल का नियमित अभ्यास करते हैं। कभी-कभी 
उद्द पढते समय मुझे भी अपने साथ बंठा लेते हे । आज उन्हे थोडी इमला लिखवाई । 
घूमते समय भी बापु किसी विचार-धारा में ही मग्त रहे, यह अच्छा नहीं छूगता, 
क्योकि दिन में भी वे प्राय चुकचाप ही बेठते हे । मगर से बातें भी क्या करू ? सहादिव- 
भाई तो बहुत कुछ जानते थे। मेरा ज्ञान ही कितना है ! सो आज सबेरे घूमते समय 
शीताजी के बारह॒वें और तेरहँव अध्याय के इलोको का अर्थ कर गई। 
शाम को घूमते समय मि० कठेली साथ थे। बापु उन्हे चम्पारन को बातें सुनाते 
रहे। उन्होने थोडे में चम्पारन के सत्पाग्रह का सारा इतिहास उन्हे सुना दिया। 
हिन्दुस्तान में वह उनकी पहली लडाई थी। 
शाम को प्रार्थना के बाद रामायण का कही कोई अर्थ समझ में नहीं आता 
तो बापु से पूछ लेती हु । वे बहुत रस के साथ बताते है । कह रहे थे, रामायण तो हमारी 
खूराक है, उसकी भाषा इतनी मवुर है कि में उससे कभी थकता ही नही । ” 
आज सुबह नल का पानी बद होगया था । इसलिए बापू ने रात को सोने से पहले 
स्‍्तान किया । इससे सोने में कुछ देर होगई । 
बा की छाती में कुछ दर्द है । आज घूमने नही गईं । कल मेरे रोकने पर भी वे 
बापू के साथ ५५ मिनट तक तेजी से घूमी थी । शायद यह दर्द उसीका नतीजा हो १ 
२६ अगस्त 'ड-२ 
बापू गुड खाया करते है । बाजार के गुड पर सकक्‍खी वगरह बेठती हे, इसलिए 
उसे गरम करके शुद्ध करते है । उसमें मिट्टी, घास वगरा के दुकडे भो पाये जाते है। 
इसलिए पहले उसे पानी में घोलकर छान लेते है, फिर पकाकर पानी सुखा देते है । साफ 
भी होजाता है, शुद्ध भी। आज मेने पानी की जगह दूध डाला, अच्छी खासी टॉफो* 
बनगई । 
मुझे पढने के लिए बहुत कम समय मिलता है । सुबह प्रार्थना के बाद न सोअ 
तो एक धटा मिल सकता है । 


* एक अ्रग्नेजी मिठाई 


महादेवभाई के बाद ६३ 


आज उगनिवार है । महादेवभाई को गये दो हफ्ते पूरे हुए । में उपवास करना 
चाहती थी, मगर वापु ने रोक दिया । बोले, “ऐसा करके हम मृत व्यक्ति के साथ न्याय 
नहीं करते । एक तरह से हम उसे बाब छेते हूं ।” बाद में महादेवभाई की मृत्यु के क्या-बया 
कारण होसकते थे, इसको चर्चा करते रहे । इसलिए आज गीताजी का पाठ नहीं होसका । 
मुझे थाद आया कि ऐसे ही एक दिन जमनालालजी बेठे थे। कहने लगे, “यह पुनर्जन्म 
की ही कोई वात होगी, नहीं तो कहा तुम, कहा हम और कहा बापू! ” सच हैं। कंसे हम 
सब इकटठे हुए । 

रात भर पानी वरसा था । सुबह भी थोडा बरसता था । फिर भी बापू महादेव- 
भाई की समाधि पर पुष्पाजलि चढाने गये ही । जाना तो कटीले तारो की ह॒द तक ही 
था । वहा छातो के नीचे खडें-खडे गीताजी का पाठ किया । फ़िर वापस आकर ऊपर 
बरामदे में घमे । 

आज रसोइया मगन और भूरा दोनो नहीं आये। उन्हे उनकी म॒हत से पहुले 
ही छोड दिया गया था। जेल में राजनतिक कंदियों के लिए जगह की जर्रत थी। 


| 


न हे 3 


$ 
कु 


महादेवभाई के बाद 


३० अगस्त ४२ 
आज वापु को यहा आये,तीन हफ्ते पूरे छुए। जैसे-जैसे दिन जाते हैँ, महादेवभाई 
की कमी और अधिक महसूस होती है । बाहर जाने पर और भी होगी । 
आज फिर कलेवटर और सिविल सर्जन आये । सरोजिनी नायडू कहती थीं कि 
आज वे कुछ अधिक स्वाभाविक थे । 
शाम को धूमते समय बाबू कहने लगे, “छ महीनों के अदर हमें इस जेल से वाहर 
निकलना ही हूँ । हमारी छडाई सफल हुई तो भी, और छोग हारकर वंठगये तो भी । 
में नहीं जानता, लोग क्‍या करेंगे । लेकिन में यह जानता ह कि लोग लडाई के लिए तैयार 
नहीं थे । हमने तैयारी की ही नहीं थी, लेकिन अहिसा का काम करने का रास्ता दूसरा 
ही होता है । इसलिए हमें निराज्ञ होने का कोई कारण नहीं । हम नही जानते कि ईइचर 
ने क्या सोच रखा है । जो भी हो, लेकिन जितने आज इस लडाई के लिए निकल पढे है, 
उनकी मर मिटने की तंयारी होनी ही चाहिए । वे आजाद हुए बिना चेन नहाँ लेंगे । 
अगर आजादी के लिए लटते-लडते वे खत्म भी होगये तो खुद तो आजाद हो ही जायगे ।* 
मेने पूछा, “उस हालत में हम छोगो को सरकार का सामना किस तरह करना 
होगा, जिससे या तो उसे हिन्दुस्तान को आजाद कर देना पडे या हर्मी को रूत्म कर डालना 


द्डे बापु की कारावास-कहान 


् 


बापू कहने लगे, “सत्याग्रह करने के अनेक रास्ते होसकते है । अगर सचमुच हम 
मुद्ठी भर लोग ही सत्याग्रह करने वाले रह गये तब तो वे लोग हमें चुन-चुनकर मार 
डालेंगे 
मेने कहा, 'हा ठीक है, मगर यह सब तो छूटने के बाद की बातें हुई न ?” 
बापु कहने लगे, “छूटे बगेर हम रह नहीं सकते । बिना मुकदसा चलाये थे बरसों 
तक हमें जेल में बद करके रख नही सकते । और अगर मुकदमा चलाते हे तो किस बुनियाद 
पर चलायेंगे ? तुम्हे किस बिना पर पकडा ? बा को किस बिना पर पकडा ? उनके 
पास मुकदमा चलाने के लिए तो कोई सामान ही नहीं। क्‍या यह कहेगे कि तुम छोग 
सभा में जाकर भाषण करने का विचार कर रहे थे ? इरादे को जबतक कार्यरूप में परिणत 
न किया जाय, गनाह नहीं माना जासकता ।” 
३१ अगस्त “४२ 
आज बापु का मौन था । मौन के दिच वातावरण बहुत उदास-सा बन जाता है ॥ 
विषाद तो सचमुच महादेवभाई के जाने से ही छाया हुआ था। बापू के मौन के दिन वह 
और भी गहरा रूगने लऊूगता हे । 
शाम को मि० कठेली खबर लाये कि सरकार ने अखबारो की फेहरिस्त मजूर कर 
लो है। उन्होने मुझसे उसकी एक और नकल मागी, ताकि वे अलबारवालो को लिखकर 
उन्हे मगा सके । बापू ने आठ अगस्त से लेकर इधर के सब अख़बार मगाने को कहा । 
१ सितम्बर “४२ 
आज से नया वक्‍त शुरू होगया हैं । घडिया एक घटा आगे करदी गई है ॥ 
कारण यह बताया जाता है कि लोग काम से जल्दी छोटा करे। ब्लेकआउट'* के दिनो 
में इससे लोगो को सुभीता रहेगा । यहा बेठे तो यह परिवर्तन मनिकम्मा-सा लूगता है, इस 
लिए हमारी घडिया सब पुराने बकत के अनुसार चलरही है । 
दोपहर को आज का 'टाइस्स आवब इण्डिया और “बॉम्बे क्रामिकल' आये। टाइम्स 
के पाच-छ पुराने अक भी आज मिले, बाकी सब बाद में आयेंगे। अख़बारो ने काफी 
वक्‍त लेलिया। मालम होता है, जनता ने हिसा तो की है मगर उनकी जिस्सेदारी 
सरकार की अपनी है। जब सब नेताओ को पकड लिया गया तो लोगो को काबू सें 
कोन रखता ” 
मेने पुछा, /बाहर निकलकर हम लोग क्या करेगे ? ” बापू बोले, तब की बात 
तब सोचेगे ।” 
एक दिन मीराबहन ने कहा था, यहा से बाहर निकलने पर क्या आप यह 


*लडाई के दिनो में हवाई जहाजो के डर से रात को वत्तिया वद रखने 
का नियम 








लॉ 
ला रड 
हू 
ल्‍ः 
की बन 
कक 
न हि कमल 2 था 
का 
नह नल ने 
न 
» 
5 आ छा. 
ब््ः > न्‍ 
बीए 
न 
“04 
कि जा 
ा 
थ ल्‍ाा न्‍्ज अत गई का 
न कब 
७३०६: 422 
- ॒ 
2 5 20४6७: अ 
गा] ० /....४ 
/3+-ज-५न्‍>+--७-..००६०+- २७५.००--०३ .०-+-. >> जला विज सिल->७-ा “0-+»०-++.२००० ८ 


भाज़ादी के आखिरी युद्ध की घोषणा 
(कांग्रेस महासमिति के ८ अगस्त १९४२ के ऐतिहासिक 
अधिवेशन में बापू के साथ महादेवभाई का अतिम चित्र ) 


ब 
4 


भी 
ह/॥ 





हि 4 


भर 5 र्रट है छू हा 
लि हुए जि 
० चालक 7 लि पक रन है पे ०3८ डे डा 
महादेवभाई पुत्र नारायण (बाबला) श्रीसती दुर्गाबहन 
महादेवभाई . परिवार के साथ 
ब,जला ने कहा, काका, अब हम आ्राजाद हो गये वापूजी ने कह दिया है। 
प्रब हम आपकी नहीं मानेगे |” पृष्ठ १० ह 





'.. महादेवभाई की समाधि 


धया तो भारत आजादी प्राप्त करेगा या महादेव के पास 
सेरी भी समावि बनेगी ।--बापू, पृष्ठ ७१ 


ह 
कट शत" ट 


महावेवभाई के बाद दर 


चाहेगे कवि में जैसे गिरफ्तारी से पहले दौरा कर रही थी फिन वेसे ही करें ? !! 
बापू ने उत्तर दिया, “मेरा खयाल है कि अब से छ महीने बाद हिन्दुस्तान एफ 
बिलकुल बदला हुआ देव होगा। आज में नहीं कह सकता कि उस समय से तुमसे कया 
कराना चाहूँगा। ” 
२ सितम्बर “४२ 
आज भण्डारी आये । मंने उनसे भाई की छबर पूछी । उन्होने बताया कि वे अभी 
आर्थर रोड जेल में ही है । उनकी तवीयत जन्छी है। मंने कहा, “जैसे-जेसे दिन बीतते 
जाते हैँ, उनके यहा आने की सभावना दो कम ही होती जाती है न ? ” 
वे बोले, “नहीं, ऐसा कुछ नहीं है । ” 
आज बॉम्बे कनिकल' के ढो-चार पुराने अक मिले । सरकार लोगो पर पूव जुल्म 
कर रही है। डर है कि लोग इससे और ज्यादा हिंसक बनेंगे । बापू को छोगो की हिंसा 
से दु ख होता है। मगर वे यह भी मानते है कि सरकार ने उसे रुद मोल लिया है । 
इसलिए चुप बंठ हूं । दूसरी बात यह भी है लि अज़्बार आज सरकार के कब्जे में है। इनमें 
इकतरफा बयान ही ज्यादा आवेगे। ऐसे अख़वारों के बयानों पर कितना विब्वास कियः 
जासकता हैँ, यह निश्चय करना भी छठिन है । 
दोपहर को बापू समझसे कहने लगें, “तुम्हे जपने एक-एक मिवट का हिसाव रसना 
चाहिए। हिसा के इस समुद्र में अहिसा को अपना स्थान दूढ लेना हैं और यह हमारे 
जीवन को नियमित बनाने से ही होसकता है । 
भण्डारी आज कह गये थे कि में भाई को पत्र छिख सकती ह। मगर में तो अभी 
किसीको पत्र लिख ही नहीं रही । बापू ने कहा है कि वस्बई सरकार की तरफ से उनके 
पत्र का उत्तर आने तक मे राह देख । 
मीरावबहन को वम्बई सरकार का उत्तर मिला है कि वे अपने सित्रो को पत्र लिख 
सकती हु । 
आज ह्षष्गाप्टमी है । बहुत दिन पहले बापू ने मीरावहन को हाथी दात की बनी 
हुई वालक्ृप्ण की एक मूृत्ति दी थी। किसी ने वह बापू को भेंट की थी। मौराबहन पास में 
थीं। उन्होंने वह मीरावहन को देदी । कई वर्षों से वह उनके बक्‍्स में पड़ी 
थी। आज उन्होने उसे निकाला और उसकी पूजा की । वा की विन्दी के वारे में बात 
हुईं। बापू को पता ही नही था कि वा भी विन्‍दी लगाती है और बा दिन-रात वाघू की 
आए के सामने रहती है ! 
३ सितम्धर ४२ 
आज जखबार देर से आये। वर्षा के कारण लाइनें टूढ गई है। इसलिए ठाक देर 
से आई । ' 
बापू ने वाइसराब के नाम एक तार लिखकर दिया। उससें बताया कि अम्वारो 
की ख़बरों का उनके मन पर क्या असर ह्आ हैं । 


६६ बापू को काराबास-कहानी 


मेने आरोग्य नी चाबी' का हिंदी और अग्रेज्ञी अनुवाद शुरू किया। 
४ सितम्बर ”४२ 
बापू ने वाइसराय को तार के बदले पत्र लिखने का विचार किया। मि० कटेलो 
कहते थे कि तार यहा से नहीं जासकेगा। बम्बई की सरकार शायद अपने कोड' शब्दो में भेज 
सके। पहले बापू ने विचार किया कि भण्डारी से कहे कि वे फोन पर बम्बई सरकार से पुछले। 
मगर बाद में विचार बदल गया। कहने लगे, “तार में सब विस्तारपुर्वक कह भी नहीं सक्‌गा। 
इससे पत्र भेजना ही ठीक होगा। ” दोपहर को पत्र पूरा करके सोये। मुझसे कहा कि 
उनके उठने से पहले उसकी एक साफ नकल तंयार करके रख । मेने नकरू तैयार की । 
उठने के बाद उसे फिरसे पढने लूगे । पढते-पढते फिर विचार बदला और कुछ भी न 
भेजने का निवचय किया। कहने रूगें, “इस पत्र में मं कोई नई चीज़ नहीं देरहा । इससे 
उन लोगो को चिढ ही आसकती हूँ । वाइसराय अगर मित्र हैँ तो उसे चिढाना नहीं 
चाहिए । और मित्र नहीं हूँ तो दुश्मन को लिखने से फायदा ही क्या ? लोगो की हिसा 
को देखकर यदि में आन्दोलन बन्द करने का निश्चय करता तो बात दूसरी थी। मगर 
आज तो मेरे सपने में भी यह चीज़ नहीं हैं । तो फिर लिखने से फायदा क्या ? ” इतने में 
सडक पर से कुछ लोग जोरो के साथ महात्मा गाधी की जय पुकारते हुए गुजरे । बापु 
बोल उठे, “इसके साथ मेरे पत्र का क्या मेल | ” 
बा की तबीयत अच्छी नहीं है । छाती में दर्द रहता ही हूं 
शाम को समाधि पर तार के इस पार खडे होकर सिपाही को फूल देते समय 
ने कहा, “इस तरह यहा खडे होने से खूब अच्छी तरह मालूम होजाता हूँ कि हम कंदी 
और कंद चुभने लगती हूँ ।” 
मि० कठेली कहने लगे, “आप कभी जेल गई हे ? ” 
मेने कहा, “यह मेरी पहली यात्रा हूँ ।” 
बे बोले, 'लिकिन यह जेल नहीं है, यह तो महल है ।” 
मेने कहा, “बचपन में मेने एक छोटी-सी कविता सीखी थी । उसका भावार्थे 
है, मेरे पास एक छोटा-सा कबूतर था। वह मर गया। क्यो मरा ? मुझे लूगता हैँ, गम 
से मरा । मगर गम काहे का ? उसके पाव में मेने अपने हाथो से तैयार किया हुआ रेशमी 
चागा बाधा था । इस तरह यद्यपि धागा रेशमी था और प्यार-भरी उँगलियो ने उसे 
तैयार किया था, फिर भी वह वन्धन था और उसने बेचारे कबूतर को ख़तम कर डाला । 
इसी तरह यह महल कितना ही भव्य क्यो न हो, यह असल में जेल ही है। और जेलर 
कितना ही अच्छा क्यो न हो, आखिर तो वह जेलर ही है।” सब हसने लगे । 
५ सितम्बर “४२ 
आज पारसियो का नया साल है । सि० कदेलो सुबह ही वापु को दण्डवत प्रणाम 
करने आये । मीरावहन ने मि० कटेली के लिए नाइते की मेज पर सुन्दर फूल सजा दिये ।, 
जापू ने मुझे उनके छिए एक बटन-होल' (#णएा००-१००) तैयार करने को कहा । 


से 
डहृ 


हर 


वा अस्वस्थ द्दूछ 


इसी तरह वापू सेवाग्राम में मुझसे छॉर्ड लोवियन (7.00 7.0फशाक्षा) के लिए विटन- 
होल नैयार करवाया करते थे । वहा फूल नहीं थे | घाम से ही में बनाया 
करती थी और छॉर्ड छोथियन खुशी के साथ उसे अपने कोट में गाया करते थे । बाद में 
जब उन्हें भार्डर आऑँव दि थिसिल् (076० ०४० 7950०) “ मिला, वे नाइट बने, तो 
नुझे ऐसा छूगा मानो बापू ने पहले से ही उन्हें थिसिल्‍्न (7]797०) घास के बटन-होल 
पहनाकर उनको मिलने बाली इस पदवी की भविष्यवाणी करदी थी ! 


दोपहर को खबर आई कि हम काटेदार बाड के बाहर महादेवभाई को समाधि 
श्र जासकेगे। श्ञाम को हम वहा गये । 


बा अस्वस्थ 
वा का छाती का दर्द हृदय की बीमारी के कारण हूँ। उनके हृदय की पीड़ा के 
लक्षण इसके सूचक हे । दर्द आज अधिक था। मेने मि० कटेली से कहा, 'मुझे वा के 
लिए डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत हैं। ” उन्होने भण्डारी को फोन किया । भण्डारी रात 
को आये । बाद में डा० शाह आये । वह आगा खा के रिच्तेदार है । भले भावमी हूँ । 
'एमिल नाइट्राइट (070 उैसा7/6) की नलिया रखने को कह गये । नाइट्रो ग्लिसरीन 
(पर70 0]ए८८य०८) को ठिकिया तो मेरे पास थीं ही । लिक्विड कोरामीन 
(7पृणते (02््राा८) भी मगवाल्ी थी, ताकि धक्‍त जरूरत सामान तैयार मिले । 
६ सितम्बर “४२ 
आज सिविल सर्जन और कलेक्टर फिर जाये । भण्डारी ने सिविल सर्जन से 
नकहा था कि दीमारो को देखकर आइए, इसलिए उन्होने वा को, वापु को और सरोजिनी 
नायडू को देखा। कहने लगे, “बा के फेंफडो को झिल्ली का दर्द हैँ। ” मेने कहा, “इस दर्द 
का न तो सास के साथ सम्बन्ध है, वन खासी के साथ । दर्द का फैलाबच (7)5770प्रा07 ) 
हृदय से सबधित है ।” तब उन्होंने हिस्टरी टिकट पर लिख दिया, दर्द फेफडे की 
झिल्ली का है । उसमें हृदय भी आशिक कारण होसकता हैँ । हृदय में कोई विशेष 
विकार था दोष नहीं है ।/ | 
मुझे बहुत आइचर्य हुआ । वा के हृदय की स्थिति साधारण कहना कैसी अजीब 


“स्कॉटलेड की एक सम्मानसूचक उपाधि का नाम । 


(ककया 78 एथायार "फ्रश्ल प्रवए २६ ४06 ए.णाहए लैशपला। 85 फ़्टॉ, 
प्रद्या।, 9 9, 6.7 


६८ बापु को कारावास-कहानी 


बात है। वा को तो स्वास की नली की सुजन और उसके कारण कफ इकट्ठा होने की पुरानी 
शिकायत है । इस वास्ते सास लेने में कफ की घडघडाहट होती है । उन्होने कफ की 
आवाज को फेंफडो की झिल्ली की रगड की आवाज समझा होगा, भगवान ही जाने । 
दिल की मास-पेशियो की कमजोरी है । हृदय का बाया किनारा अपनी जगह से बढ़ा 
हुआ हूँ । दिल के परदे में सिकुडन के समय स्पष्ड आवाज होती है । बात तो यह हैं 
कि जब वह मन में दिल की बोमारी को शका रखते है तो उन्हें हृदय को झरा 
ज्यादा ध्यानपुर्वक्ष देखना चाहिए था। 

उन लोगो के जाने के बाद डा० शाह आये। 

वा कल से बिस्तर पर है। डॉक्टरों के आने का इतना फायदा हुआ कि वा समझ्न 
गई कि सचमुच बीमार है और उन्हे खाट पर पडे रहना चाहिए, नही तो पुरी कोशिश 
करने के बाद भी में आजतक उनको बिस्तर पर नहीं रख सकी थी । 

७ सितम्बर ४२ 

आज सबेरे कर्नल शाह और भण्डारी आये। भण्डारी कहने लगे, “अबसे ये 
ही यहा आया करेगे, सिधिल सर्जन नही। मुझे इन पर बहुत विश्वास है । इनके हाथ में 
इफा है । ” 

मेने बा के दिल की धडकन का ग्राफ--नक्‍्शा--बनाने को कहा। दोपहर को 
डॉक्टर कोयाजी आये और उन्होने वह नक्शा उतारा । सामान्यतया ऐसा चार जगह 
बिजली के तार रूगाकर किया जाता है, उन्होने सिर्फ पहले तीन स्थान से ही किया ६ 
मेने चौथे स्थान से भी लेने को कहा, मगर उन्होने कुछ ध्यान नही दिया। 

सडक की ओर से महात्मा गाधी की जय का नाद आरहा था। आज कोई 
बडी सभा हुई होगी । 

कैदियों से भरी तीन छारिया सडक पर से गई । मालूम होता है, सरकार ख़ब 
जुल्म कर रही है । मगर अभीतक तो लोग भी हिम्मत दिखारहे हे। कही-कही हिसा 
भी होती दीखती है। यह बुरी बात है । मगर नामर्दी इससे भी बुरी हैं । 

आज भण्डारी कहरहे थे, “एक-दो दिन में आप अपने लिए मदद की उम्मीद रख 
सकती हैँ ।” ज्ञायद भाई आनेवाले होगे। बापु से मेने जिक्र किया तो छहने लगे, “मुझे 
तो अब उसके आने की आज्ञा बहुत कम है । जब सामने आकर खडा होजायेगा तब 
मानगा कि आया। ” उसके बाद बताने लगे कि उन्हे आज ही स्वप्न आया था कि भाई 
उनके सामने बैठे है। कहने लगे, “स्वप्न क्या, में तो आधे से ज्यादा जाग्रत था। देखता हूँ 
प्यारेलाल सामने खडा है । उसके हाथ में एक कागज़ है । कहता था, मुझे तो आपके पास ये 
लोग (सरकार) रहने नही देगे । सब बाते मेने इस कागज पर लिख डाली हे, ताकि 
मुझे सब कहने का समय न मिले तो आप यह पढले ।” पहले तो मुझे आभास हुआ कि 
महादेव बाते कर रहा है, मगर फिर देखता ह तो प्यारेलाल है। उसने कागज मुझे देकर 
जल्दी-जल्दी कहना शुरू किया। बाहर की सब खबरे दी । कहा, लडाई अच्छी चल रही 


बा अस्‍्वस्य ६६ 


हैं। आर्धनायक्म सूच काम करता है, श्रीसन्नाराषण की कलम में अदभुत शब्ति 
आगई हूँ, वह भी बहुत काम कर रहा है। सरकार की तरफ से बहुत सस्ती होती है, 
इस चीज ने जनता के दिल में बडा घर कर लिया है । लोग सरफार के सामने जम 
गये है । आप पर भी खूब सस्ती करने व्यले है। मुझे आपके पास रहने नहीं देंगे, मगर 
सुशीला तो आप के पास हुं ही। उसके माता-पिता-भाई आज सब आप ही है । उसपर दया 
रखना और में तो जहा भी रहगा जाप ही का काम कर्ँगा। से आपके ढग से काम कर 
रहा हू, करता रहूगा। मेरे काम से आपको कभी सिर नोचा नहों करना पडेगा, आपको 
विश्वास दिलाता हू ४ इतना कहकर वह गायब होगया। में जाग उठा। ” 

दूसरे दिन सर्वोदिय ओर राष्ट्रभापा समाचार” इत्यादि मासिक पत्र जाये, 
उनमें देखा कि भाई ने स्वप्न में जो बाहुर की लडाई इत्यादि की खबरें दी थीं, 
ऋरीब-करीब सही थों। कॉमर्स कालेज वर्धा को सरकार ने वनन्‍्द करा दिया था। 
आर्य्पनायकमजी और श्रीमनूजी पकडे गये थे । खूब सस्ती चल रही थी, लेकिन लोग 
ययाशक्ति लडे जारहे थे। 

८ सितम्बर “४२ 

आज वा की तबीयत थोडो अच्छी हुँ। डा० शाह आये थे। डा० कोयाजी 
जो दवा बता गये थे, वह उनको नापसन्द है। कहने लगे, “दवा न देना, हृदय जब 
यथाशक्ति काम कर रहा हैँ तो चलते घोडे भो चावक वया रूगाना ! 

दिन शान्ति से गुजरा। यहा तो इतनी शान्ति मिलती हैं कि उससे थक जाते 
हु। बाहर जायेंगे तब क्या होगा, सो तो भगवान जाने, भगर जायेंगे तव न! 

ओभौर कब जायेंगे, कंसे जायेंगे, इस सब पर भविष्य का आधार होगा। महादेव- 
भाई अच्छे इन झझदों से मुक्त होगयें। कई बार मन में जिकायत उठती है, उन्हें 
इस तरह दगा नहीं देना चाहिए धा। मगर नहीं, वह अपना जीवन-कार्य पुरा कर 
गये, हमें अभी करना है । 

६ सितम्बर ४२ 

वा की तबीयत आज भी अच्छी है। डॉक्टर ज्ाहु और भण्डारी आये थे। 
थयहले तीन नक्शे उतारे गए थे। उनमें दिल की कोई खराबी दिखाई नहीं दी । 
अगर सेने कई बार देखा है कि पहले तीन नवगो में कुछ नहीं मिलता, मगर 
चौथे नवशे में खराबी पकडी जाती हैं। मंने कनेल भण्डारी से कहा कि चोथा 
लकक्‍्शा भी केसा चाहिए। उस रोज डॉक्टर कोयाजी से भी कहा था, मगर न जाने 
क्यो, उन्होने नहीं लिया। डॉक्टर जाह कहने लगे, सच तो यह है कि में इन 
भर इस तरह के दूसरे नए-नए आडबम्बरो में यकीन नहीं करता ।” 

जब सरोजिन्री नायडू के गुर्दे की हालत की जाच कराने की बात हुई थी, 
सब भी उन्होने आधुनिक विन्ान को प्रगति वर्गेरा में अपनी अश्वद्धा प्रकट की थी 
और बात दालदी थी । 


4 
७० बापू की कारावास-कहानी 


१० सितम्बर '४२ 
आज बॉसस्‍्बवे क्रानिकल' के सब पुराने अक आगये। मालूम होता है, महादेव- 
भाई की मृत्यु को देश ने चुपचाप सह लिया है। यह चीज बापू को काफी चुभी 
है। घूमते समय कहने लगे, “आख़िर तो महादेव इनके जेल में मरा है न? महादेव 
का खून इनके सिर है। में उस दिन गवर्नर को लिखने वाला था, मगर फिर काट 
डाला। जिन्दा रहा तो किसी दिन में जरूर उन्हें यह सुनाऊगा कि महादेव की मृत्यु का 
कारण आप हेँ। में मानता हू कि वह जेल न आते तो कम-से-कम इस वक्‍त 
तो हमिज्ञ न सरते। बाहर वह कई तरह के कामो में उलझे रहते । यहा वह एक 
ही विचार में डूबे रहे, एक ही चिन्ता उनके सिर पर सवार रहो। वहे उन्हें खागई। 
उनपर भावना का कुछ इतना जोर पडा कि वह ख़तम होगये। देश ने कुछ भी 
नही किया । बेकुण्ठ मेहता की श्रद्धाजलि तो आने ही वाली थी और बरेलवो की भी ४ 
सगर महादेव तो सारे देश के थे और देश के लिए वह गये हे। भगतसह की मृत्यु 
के बाद जब में छॉर्ड अविन से समझौता करके कराची जारहा था 
तो लोगो के झुड-के-झुड हर स्टेशन पर मेरे पास आते थे और चिल्लाते थे, 
“लाओ भगर्तासह को !” इसी तरह अब को भी वे सरकार को कह सकते थे, 
“लाओ महादेव को |” सरकार लाती तो कहासे ? कह देती कि जो छोग इतने भावुक, 
इतने विक्षुब्ध और इतने सवेदन-शील है, वे जेल में आते ही क्यो हे? न आयें--- 
वगेरा।” फिर बापु कहने छूंगे, 'सगर लोग शायद सोचते होगे कि आज सरकार 
के साथ ऐसा घमासान युद्ध चल रहा हैं कि उसमें दूसरी किसी चीज का विचार 
करने का अवकाश ही कहा रह जाता है?” मेने कहा, और आपने भी तो 
तार में लिखा था न कि जो किया जासकता था, किया गया! इसके कारण भी 
लोग शान्त रह गये होगे। समझे होगे कि यह तो स्वाभाविक मृत्यु थी, जो कहीं-भी हो 
सकती थी ।” बापू ने कहा, “सो तो है, लेकिन मृत्यु हुई तो सरकार के जेल में न ? ” 
बा अच्छी होरही है। बापु को आज एक पतला दस्त हुआ। दो-तीन दिन से 
आलू और सकरकद खाना शुरू किया था। शायद उसका असर होगा। 


१५: 
भाई आ पहुंचे 


११ सितम्बर डर 

आज दोपहर में खाना खाकर उठी तो किसी ने कहा, प्यारेलाल आगये। मेंने 

ऊपर देखा तो बे सामने बरामदे में खडे थे। बापू उनके आने की आशा छोड चुके थे। 
महादेवभाई को गये चार हफ्ते होने आये। ऐसा लगता था कि भाई को आना होतः 


भाई आ पहुचे ७९ 


तो जल्दी हो बभाते। सो बापु कल ही कह रहे थे, “अब तो मेरे सामने आकर 
वह खडा रहेगा तभी म॑ मानूगा कि वह आया।” 

महादेवभाई की मृत्यु से भाई को बटा धक्का छगा था। कहने लगे, “जाने 
की बात तो में किया करता था और चले गये बह!” 

भाई ने बताया कि जिस दिन महादेवभाई की मृत्यु हुई उसी दिन सबेरे करीब 
साढे आठ बजे उन्होने पता नहीं क्यो उपवास करने का विचार किया था। (यहा 
आगाखा महल में करोव साढ़े आठ बजे महादेवभाई की तबीयत बिगडी होगी । 
भाई को तब कुछ पता न था कि यहा क्‍या होगया है ।) 

फिर कहने लगे, “मेने विचार किया था कि इस बार तुझे यहा ग्रोताजी 
भर वाइविल--न्यू टेस्टामेंट--सिखाऊगा ।” बौर सयोग की बात कि यही दोनो चीजें 
यहा वापू मुझे सिखारहे हे” वापु ने जब यह सुना तो कहने लगे, “टेलीपेयी 
(7८०कआए) कितना काम करती हूँ ।” 

सि० कटेली को करीब महीने-भर के वाद कोई बात करने को मिला। बहुत 
खुश थे। खाने के बाद काफी देर बैठकर भाई के साथ बातें करते रहे। 

चचिल के भाषण से बापु को और हम सबको बडा आघात लगा। मन पर यह 
भी असर हुआ कि ऐसा भाषण लोगो को और भसडकायेगा, और कडा बना- 
देगा । 

महादेवभाई की मृत्यु पर बापू ने जो तार भेजा था वह आज अखबार में 
आया, मगर सेन्सर किया हुआ था। उसमें से दो-तीन वाक्य काट दिये गए थे। 
एक तो यह कि महादेवभाई देशभक्त और योगी की मृत्यु मरे हे और दूसरा बापु 
का आजा प्रकद करना कि उनका लडका उनके स्थान को सुझोभित करने के लिए 
अपने आपको तेयार करेगा। बापू ने साफ कहा था कि अगर तार जँसा लिखा है बसा 
ही न जासके तो वह भेजना नहीं हैं । जब मंने काटे हुए वाक्य उन्हें बताये तो 
वे बहुत चिढ गये। मीरावहुन कहने लगीं, शायद प्रेस ने काट दिये हो । यहासे तो 
पुरा-का-पुरा गया होगा।” बापु कहने लगे, “बहुत करके यहीं--जेल वालो ने--सेन्सर 
किया होगा।” मीरावहन कहने रूग्ी, “जब हम बाहर निकलेंगे तभी सचाई का पता 
चलेगा ।” बापु कहने छगें, ॥907 ए0ए 56० 3 हुए: 0प: 0गए 88 8 468 गाक्षा 
एल रत एा5 वह ॥०८००॥, ० 9 80 00 ॥6 5ए 7/वरा40९ए5 झपे& /*ै 

आज वापु का खून का दवाव खूब बढ गया (१८८।११२-११६) था। कहने 
लगें, बस कोई भी असत्य या बेईमानी की बात देखकर मेरा मिजाज बिगड़ जाता 
है / यह इगारा चचिल के भाषण की तरफ था। 





वध्तुम समझती नहीं हा कि में आजाद होकर ही वाहर निकलूगा | या तो 
भारत आजादी प्राप्त करेगा या महादेव के पास मेरी भी समाधि बनेगी ।” 


छ्र बायपु की कारावास-कहानी 


१२ सितम्बर ४२ 
दिन में कुछ खास खबर नहीं थी। भाई इधर-उधर को बातें सुनाते रहे । 
बाहर की खबर सनन्‍्तोषजनक है । बापु का विश्वास हैँ कि ईश्वर के हाथ के बिना ऐसा 
आन्दोलन बिना लीडरो के चल नही सकता--खास करके जब सब लीडरो को सरकार 
एकदम उठा लेगई हो । ह 
घूमते समय मेने कहा, “बापू, कोई चमत्कार ही हो तो आज हमारी सफलता 
होसकती हैं। मुसलमान तो ऐसे अकडे पडे है, सरकार भी उन्हे सिर चढारहो है। 
ऐसी हालत में हमारी सफलता कठिन हूँ ।” 
बापू बोले, हा, सो तो है, मगर जहा सत्य रहता है वहा चमत्कार भी होते है । 
मेने तो कहा ही है कि अहसा नये ही ढग से काम करती है। लोग चुपचाप बैठ नहीं जायगे 
तो सब अच्छा ही होगा ।” 
१३ सितम्बर “४२ 
आज कमिश्तर और सिविल सर्जेन के आने का दिव था। सगर सिविल सर्जन 
की जगह डा० शाह ही आये । वे भाई को जानते हे, ऐसा कहने लगे । कमिश्नर भी 
जब आते है, कुछ-त-कुछ बातें करते हे । सरोजिनी नायडू पहले दिन कमिश्नर और 
सिविल सर्जन से बहुत चिढ गई थी, मगर अब खुश हे । 
शाम को घूमते समय भाई बाहर की बातें सुनारहे थे। बापू कहने लगे, 
“अगर सरकार ने हमें पकडने को भूल न की होती तो आन्दोलन यह रूप कभी लेने वाला 
था नहीं। में अकेला भी बाहर रहता तो सभाल लेता । मगर अब तो में अकेला 
बाहर निकलना नहीं चाहता ।” मेने पुछा, “क्यो ?” कहने लगे, “उस वक्‍त इच्छा 
थी, श्रद्धा थी और शक्ति भी थी कि में सभाल लगा । मगर आज न इच्छा है, न श्रद्धा 
है, न शक्ति है ।” सेने कहा कि इसे जरा विस्तार से समझाइए । कहने लगे, “इच्छा 
होती है तो शक्ति भी आती है, श्रद्धा रहती हे, मगर जब इच्छा ही नही तो शक्ति कहासे 
आसकती है ? मेने तो अपनी इच्छा को भी ईश्वर के अधीन कर दिया है न! तो उसे 
जब जो मुझसे कराना होगा करायेगा। यो कहो कि आज ईइवर मुझसे कोई 
इच्छा नही करा रहा । ठीक है, ईश्वर को लगा होगा कि आदोलन ऐसे ही चल सकता है ।* 
प्रार्थना में मीराबहन ने भजन गाया । उसके बाद बापू का सोन शुरू हुआ । 
न १४ सितम्बर ४२ 
आज बापू का मौन था। मसहादेवभाई की समाधि पर जो पत्थर रखे थे 
उनका आकार कन्न का था। बापू को वह खठका । हम सबको भी । इस कारण दो 
रोज हुए उसे चौरस करवा दिया है । रघुनाथ वगैरा ने गोबर से वहा छीप भी दिया हैं। 
उस पर छेद करके फ्लो का ३४ बनाया । और जगह भी फूलो के लिए छेद किये। 
सजाने पर बहुत सुन्दर लगता है । मेने कहा, “बापू, महादेवभाई होते तो बहुत खुश 
होते ।” और कहते, “बापू, कैसा सुन्दर दीखता है?” 





बापू ओर प्पारेलालभाई । 
बापू बोले, “जहा सत्य रहता है वहा चमत्कार भी होते हूँ।” पृष्ठ ७२. 


भाई आ पहुचे ७३ 


आज बखवारो से पता चला कि बापू का तार दुर्गावहन वर्गरा को भेजा हो नहों 
याया था । ४ सितस्वर को वह दिल्‍ली से डाक के जर्यि भेजा गया । हम सबको इससे 
चबहुन जाधात रूगा । सरकार ने दुर्गावहन चगरा से तो माफो सागी है, सगर वह मागनी 
तो चाहिए बापु से । 

बा बच्छी है, वापु की तबीयत भी ठीक है । वर्षा खतम होगई। दिन में खूब धूप 
होती हैं। रात को आकाश तारो से भरा होता है । बापू रात में कहने रूगे, “में इन तारो 
के नीचे सोसक्‌ तो साचने लगू ।” मेने कहा, हमें भी अ्कादा-दर्शन करावें । 
कहने लगे, “हा, जितना याद हुँ उतना तो करा ही सकता हू । यरवदा में से बहुत आकाश 
देखा करता था ।” 

१५ सितम्बर ४२ 

आज समाधि पर गीता छेजाना भूल गई । बारह॒वा अध्याय कठ होगया 
है । इस कारण मेने सोचा उसके पाठ में कोई कठिनाई नहीं आवेगी, मगर पढते-पढते 
एकाब इलोक आगे-पीछे होगया । घूमते समय बापू इस पर कहते रहे, “पुरा बारहवा 
अध्याय तो तुम्हारे लिए एक इलोक के जैसा होजाना चाहिए, फिर उसमें भूल हो नहीं 
सकती । और फिर इस बात का घमड नहीं होना चाहिए कि तुमको सारा याद हैं । 
भादरियों को तो वचपन से ही वाइविल का अभ्यास कराया जाता हुँ । तो भी वे किताब 
सामने रखकर प्रार्यवा-समाज में 'वाइविल पढते हे, क्योकि कहीं भूछ होजावे तो 
सारे सप्ताज का तार दूटठता हैँ ।” 

इसके बाद बातो-वातो में बाहर जाकर क्‍या होगा, इस बारे में मेरे मुह से छुछ 
निकल गया । पर तुरन्त ही मेने सुधार लिया “मगर वह तो बाहर जावेंगे तब न ! 
कौन जाने महादेवभाई के साथ ही सचको यहीं रह जाना हो ।” बापु बोले, “बह तो है, 
और मुझे बहुत अच्छा छग्रेगा कि हम सब यहीं रह जाय ४” सेने कहा, “आप नहीं । 
आपको छोडकर वाकी हम सब ।” बापू इस वाक्य से कुछ चिढ्न्से गये। बोले, 
“हमेशा ऐसा कहना ठीक नहीं है । ऐसा करके छुम लोग मेरे शुभ सकलप को 
ठेस पहुचाते हो । इसीमें महादेव गया और अब तुम भी वही कहरही हो ।” _ मेने 
कहा, “आप नाराज न हो तो म॑ कहू कि क्यो मेरे मुह से ऐसा उद्गार निकला । कोई 
वी सेनापति-- जनरल--खुद मरने को जगह पर नहीं जाता, अपने सिपाहियो ओर 
अफसरो को भेजता हूँ । ऐसे हो आपका है । आप हुँ दो आजादी की लूडाई चलाते रहेंगे । 
अहिसा की छूडाई आपके साथ हूँ ।” यह सुनकर बापू कहने रूगें, मगर तू तो जनरू 
की भी सुपर जनरल (507०-0थाथ्य॥)--बडी जनरूू--वनती है। यही 
नैने महादेव को कहा था। जनरल जानता है, उसे कहा किसे भेजना है और कहा 
खुद जाना है । तूने 'मुक्तधारा' पढी हूँ ! वहा युवराज कैसे अपने भाई को रोक देता 
है। नहीं, मुझे हो इस काम में जाना चाहिए, तुमको नहों ।/ फिर विलियम आँव ऑरिन्ज 
4 ए,07 ०९ 0/शाह८) का किस्सा कहा, “ऐसे ही मुझे छूगे कि मुझे जाना चाहिए 


७४ बापू की कारावास-कहानी 


और तुम लोग मेरा विरोध करते रहो तो वह मेरी शक्ति क्षीण करने जैसा है । आज तो में 
कत्तेव्यमूढ बनता नही हू । लेकिन मुझे भी लूग सकता हैँ कि देखो न, महादेव कहता था,. 
सुशीला, बा, प्यारेलाल सब कहते है, तो श्ञायद वे कहते हैँ वही ठीक होगा । और धर्म- 
ग्रन्थों में भी कहा है, जो सो को खिलाता है वह रहे और पचास खाने वाले मरजाबें तो हर्ज 
नहीं, मगर खिलाने वाला भी चला जावे तो सब भूखो मरेंगे । इसलिए मुझे तो जिन्दा 
रहना चाहिए। मगर ऐसा है नही । जब खिलाने वाला कहता है कि में तो इस तरह 
जिन्दा रहू तो भी खिला नही सकूगा, में खुद भार-रूप बन जाऊगा, तो उसे रोकने से 
क्या फायदा ! सब खाते वाले उसके जाने से अपने प रो पर खडे होसकते है । में मरना 
चाहता हू, ऐसा नहीं हैं । देखती नहीं कि में तो पर्द्रह वर्ष के लडके के उत्साह से उर्दू 
सीख रहा हू और दूसरा अभ्यास भी करता हू, तेरे साथ खेलता हु। जो भी रस 
लेने लायक चीजें हे उनका रस में खींच लेता हु। सगर जब ऐसा मौका आजाय कि में 
लाचार बन जाऊ तब में क्‍या कर सकता हु |” मेने कहा, “जी, कोई ऐसा मौका आ-- 
सकता है जब कि आदमी अपना स्वाभिमान रखकर जिन्दा नही रह सकता । ऐसी हालत 
में जीने से क्‍या फायदा ? सगर ऐसा मौका न आवे, ऐसी इच्छा रखने में तो कोई 
हज नहीं है ।” कहने लगें, 'ऐसे तो महादेव भी मान गया था कि ऐसा मौका आसकता है 
कि उपवास करना धर्म होजाय । सगर यह बात उसके हृदय में बैठी नही थी । ऐसी 
इच्छा करने में दोष नहीं, मगर वह इच्छा तुम्हारे ही पास रहनी चाहिए ।” मेने कहा, 
“दीक हैं । आपका मतलब है कि आपके सामने उसकी बात नही करनी चाहिए । सूक 
इच्छा रखना ठीक है ।” बोले, “हा, मूक इच्छा ईश्वर के पास जाती हैं। अगर 
हम उसकी चर्चा करते हे तो उसकी शक्ति कम होती है और मेरे रास्ते में बह रुकावट 
डाल सकती है । ईश्वर के पास अपनी इच्छा रखो । जो उसे करना होगा सो करेगा, 
जो मुझसे करवाना होगा वह करायेगा ।” 
घूमने का वक्‍त पूरा होगया । भाई अब बापू की सालिश वग्गरा करते है । 
में बा का काम कर देती हू, सो खाने आदि का सब काम मिलाकर मेरा समय तो वेसा- 
का-वेसा ही भरा रहता है। दोपहर खाने के समय भाई के साथ बंठती हु। वह 
बहुत धीरे-धीरे खाते हे । मे खाकर उतने समय में साग भी काट लेती हु। आज 
भी ऐसा हो किया । इससे बापु के पैर सलने को जरा देर से पहुची तो डाट पड गई । 
कहने लगे, “हमारे पास जब काम पडा हो तब हम खाना खाकर मेज्ञ पर बंठे नहीं रह 
सकते ।* 
शाम को घूमते समय बाहर जो चल रहा है उसकी बातें होती रही + 
बापू बाइबिल--ओल्‍्ड टेस्टामेंट--की बात कर रहे थे--“ उसमे रक्तपात जगह-जगह 
आता है। ईश्वर को शरण जो छोग जाते है, मामूली भूलें करने वाले लोग 
जब ईदवर का आश्रय मागते हे तब ईश्वर उन्हे बचा लेता है । उनके दुश्मनों को मार 
डालता है, प्लेग भेज देता है इत्यादि । तो में तो उसमें से इतना ही सार निकाल लेत: 


भाई आ पहुचे जप 


हू कि ईइवर पर श्रद्धा वडी चीज है और ईश्वर सर्वशक्तिमान हैं । उसे जो करना है 
वह किसी की भी मार्फत करवा लेता हैँ । हिन्दुस्तान में भो उसे जो करवाना होगा करा 
लेगा ।॥/ 
१६ सितम्बर ८२ 

आज घूमते समय फिर वाहर की बातें होने लगी । भाई ने कहा, “जो फौज 
ओर पुलिस से आशा थी, वह तो कुछ फलो नहीं ॥ बाकी आम लोग आदोलन चलारहे 
हैं ।” बापू कहने छगे, “मेने फौज और पुलिस पर कभी आशा रखी ही नहीं थो । रूस 
में वेशक फौज और पुलिस जनता से आमिली, परन्तु वहा तो हिंसक कान्ति 
थी, हमारी अहिसक क्रान्ति हुँ । उसमें फौज, जो कि हिंसा की प्रतिमा है, कैसे आ- 
सकती हैँ ? वे छोग तब जनता के साथ आवेंगे जब सत्ता लोगो के हाथ में आ- 
जावेगी, क्योकि पीछे तो कोई चारा ही नही रह जाता । बे छोम तो जड हूं। पढे- 
लिखे सुशिक्षित लोग कमीशन लेकर बैठे हूँ, परन्तु किसी ने अपना कमीशन छोडा ? 
यह जडता की निशानी हैं 7 

आज रामेइ्वरी नेहरू की दोवारा गिरफ्तारी तथा अम्बारारू साराभाई की 
लडकियो तथा और जगह दूसरी स्त्रियो को गिरफ्तारी की खबर पढकर बापू ने कहा, 
#इसका में यह नतीजा निकालता हू कि कई जगह हिंसा की घटनाए होते हुए भी सब मिला- 
कर आदोलन अहिसक है, वरना इस तरह इतनी स्त्रिया--और कुलीन स्त्रिया--इससें 
हिस्सा नहीं केसकती थीं ।” 

कातते समय वापु को बाइविल--न्यू टेस्टामेंट--पढकर सुनाती हु । ऐसा करने 
से मेरा भी बाइविल का अभ्यास होजाता है । 

. आज मंथ्यू की कया पूरी हुई। बापू के मन पर उसका गहरा असर पडा। 
शास को मीराबहन से बोले, “ जब में अद्भुत सलीबव की ओर निहारता हू 
(जाला ॥ इलएटए 6 एएतात०ए०४ (7०5४). गासकोगी ”? आज मैथ्य्‌ 
को कथा पुरी हुई सुनकर मेरा दिल भर आया हैँ। में उससे भरा हुआ हू ।” 
मीराबहन कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहतीं, जिससे उनके ईसाई 
धर्म और यूरोपियन जन्म की झलक आसपास के छोग देख सकें। इसीलिए बापू ने उनसे 
पुछा कि यह ईसाई गोत गासकेंगी या नहीं । मोराबहन ने कहा, आपके सामने 
गाऊगी । बाहर जाकर औरो के सामने नहीं, क्योकि आपको तो कोई गलतफहमी 
नहीं होगी ।” मीराबहन ने बहुत अच्छी तरह गाया । रात जब बापु पलूग पर सोने 
गये तब मीराबहन ने आकर पूछा, “बापू, फिर गाऊ ?” बापू ने हा कहा और 
उन्होने दोबारा वही गीत बापू को सुनाया । उसकी ध्वनि को कान सें रसकर वायु 
सोगये । उनके सोने के थोडी देर बाद वा ने गरम पानी सागा । हममें से कोई 


#अग्नेजी, के एक भजन की पहली कडी 


७६ बापू की कारावास-कहानी 


' पास न था, हस छोय अभी भीतर बेठे बातें और काम कर रहे थे । सो वापूजी ने खुद 
उठकर उन्हे पानी दिया । वा की आज को रात अच्छी नही कटी । खाने-पीने में कुछ 


, बंदपरहेजी हुई भी । सुबह उठने पर उन्हे उल्टी कराई । तब जाकर उनकी तबीयत 
क्रुछ ठोक हुई । 


कु 0 
अहिंसा की कसोटी 


१७ सितम्बर ४२ 

सुबह घूमते समय बा की तबीयत की चर्चा करते-करते बापू अपने दक्षिण अफ्रोका 

के अनुभव की बातें सुनाने लूगे । पीछक ने उन्हे रस्किन का अन्टू दिस लास्ट” ('एग्रा० 

ध॥8 4.857) पढने को दिया था। पढकर बापू के सन पर उसका गहरा असर हुआ। 

दिमाग में वही विचार भरे थे। उसी रोज किसी भिन्न के यहा खाना खाने गये 

थे। वहा बहुत गरिष्ट भोजन हुआ । पेट भारी होने के कारण'रात में नीद नहीं आई-- 

अन्टू दिस लास्ट' के ही विचार आते रहे । बस आखिर में निश्चय किया कि अब मुझे 

“ऐसा खाना नही खाना है, सादा जीवन बनाना है, जयल में जाकर रहना है । दूसरे ही दिन 

साथियों की सम्मति लेकर जमीन के लिए विज्ञापन देदिया । हफ्ते भर के अन्दर जमीन 

सिल गई। बस रात भर में ही जीवन पलट गया। फिनिक्स (70०05) आश्रम 

की बहु जड हैं ।” 

शास को घूमते समय बापु ने भाई को खाने के समय का पालन करते को कहा । 

आज उन्हे बहुत देर होगई थी । सरोजनी नायडू नाराज होगई थी। बापु ने कहा कि 

वे यहा कुटुम्ब की मा बनकर बेंठी है । सबको मा की तरह प्यार से खिलाती है । उनको 
हमें शिकायत का सौका नहीं देना चाहिए। 

इन्डियन सेडीकल गजेट' के सम्पादक का ४ अगस्त का लिखा पत्र आज मिला है। 

मेरे लेख के प्रूफो के बारे में था। लिफाफे पर मोहनभाई के हाथ का पता लिखा था-- 

“()/० महात्मा गाधी, आगा खा महल, पूना । और हमें पत्नो पर हमारी नजरबदी की 

जगह लिखना मना है । क्या मजाक है कि जिसे सब जानते है उसे छिपाने की कोशिश की 

जारही है ! ५ 

१८ सितस्वर ४२ 

सुबह घूमते समय बापु मुझे कल की एक घटना पर शिक्षा देते रहे, “में कहता 

हू कि वह मूर्खता थी । महादेव की मृत्यु से और कुछ नही तो इतना तो सीखते कि किसी 





“जिसका अनुवाद बापू ने सर्वोदय' के नाम से किया है। 


अहिसा की कसोटी ७3 


चीज से परेशान होना ही नही चाहिए । बारहवा अध्याय रोज पटने का वया जब है २ 
स्थितप्रज्ञ के लक्षणों का पाठ करने का क्या अर्थ है ।” मुझे बडी चर्म आई। पहडे से 
ही झेंप रही थी मगर इससे और बुरा लगा । कितना सोचा था कि जपने आपको सुयारा 
है । छुई-मुईपन निकाल डाला है । मगर पहली ही परीक्षा में फेल होगई । 

दोपहर बापू जो पुस्तक लिसरहे हूं उसका कुछ तर्जमा किया, फिर काता। 
आराम नहीं किया । इससे शाम को जल्दी नींद आने रूगी । बापू की राह देखते- 
देखते मोगई, आबा घटा सोचुकी थी तब धापू आये । उन्हे उठने में देर होगई थी । 
बोले, “तु वक्‍त पर उठाने क्यो नही आई ? मुझे तो काम सें वक्‍त का ध्यान न रहे, पर तुझे 
तो मुझे कहना चाहिए था कि उठने का वक्‍त हुआ ४” मुझे अपने सोजाने का अफसोस 
हुआ । 

बावला और दुर्गावहन का बापु के नाम पत्र आया था। दुर्गावहुन का एक 
ही वाक्य उनके हृदय की स्थिति चताता था-- पत्थर की बनी है । सह रही हू । बावला 
का सुन्दर पत्र था-- पभिरे बारे में जो लिखा है वैसा करने का प्रयत्न तो करूंगा, पर मे 
तो बिलकुल क्षुद्र हु। वहा कंसे पहुच सकया !” मेने मन में कहा, “भगवान तुम्हे 
पहुचायेगा, तुम्हारे पिता की आत्मा तुम्हें पहुचायेगी ।” 

शाम को घूमते समय बापू बताते रहे कि कैसे वे एक बार कुतुबधीनार देखने गये 
थे। दिखानेवाला इतिहास का बडा विद्वान था। वह बताने रूगा कि कुतुब के बाहूर के 
दरवाजे की रीढी से लेकर एक-एक पत्थर मूर्ति का पत्थर हैँ । मुझसे यह सहन नहीं 
हुआ । में आगे बढ ही नहीं सका ओर मुझे वापस लेचलने को उन्हें कहा । और में 
वायस आगया। पीछे इस्लाम के बारे में बातें होती रही । बापु जानते है कि मुसलमानों 
ने कितने अत्याचार किये हे, फिर भी मुसलूमानो के प्रति बहू इतनी उदारता और इतना 
प्रेम बताते है । मुसलमान उन्हे गाली देते हे तो भी उनकी खातिर वह हिन्दुओ से लडते 
हैं। यह चकित कर देने वाली चीज है । उनकी अहिंसा की कसोटी हैं 

सहादेवभाई ने मेरी भजनावली में कुछ भजन लिख दिये थे उनमें से एक था 
“जाबे कि हो दिन आमार, विफले चालिये।” आज वह मेरे कान में गूजरहा था। 
सन में उठरहा था, क्या है हमारा जीवन ! ईइवर बापु को दीर्घायु करें ताकि बह 
अपना काम पूरा करें। हमारे जेसो की आयु भी भगवान उन्हे देदे तो उसका सदुपयोग 
होजावे । 

१६ सितम्बर ४२ 

सुबह घूमते समय वापू फिर परसों वाली घटना की बात करने लूगे । पोलक 
की बात बताने लगे, “वह बहुत जल्दी चिढ जाता था । वह और श्रीमती पोलक पहले 
मित्र थे। इथीक्ल सोसाइदी (छप्ााट्य 80८०५) के सदस्य बने, बहा से मित्रता शुरू 
हुई, आखिर मेने उनकी शादी कराई। वे सोचते थे कि कुछ पैसे होजायें तव झादी 
करें । मगर मेने कहा, यह निकम्मी बात है, ओर प॑से की जल्रत हो तो में भी तो 


७८ बापू की कारावास-कहानी 


'तुम्हारे पास पडा हु न |!” इसी तरह बापू ने अपनी टाइपिस्ट, मिस डिक 
की जो स्काच थी, ज्ञादी मि० संक्‍्डोनाल्‍ड से कराई थी। इसी प्रकार 
बापू ने मिं० वेस्ट को भी झ्ञादी करवाई थी। बापू बताने लगे, “पोलक 
का यह प्रेम-सम्बन्ध था। मगर वह कई बार अपना संतुलन खो बंठता 
था। बसे तो श्रीमती पोलक दो की चार सुनाने वाली थी, मगर जब पोलक गस्से में 
होता था तो उससे बडे प्रेम से पेश आती थी। कहती, “तुम्हे हुआ क्या है ?” और ह्स 
देती थी। में कहा करता था कि यह क्या बात हूँ कि पहले तो तुम इतने मित्र थे, और अब 
शादी होगई है तो क्या छडना ही चाहिए ? जेसे मेने तुम्हारी शादी कराई है बैसे ही तलाक 
-भी करवाना होगा क्या ? श्रीमती पोलक की कार्य-कुशलता का नतीजा यह है कि वे 
आज एक दूसरे को पूजते हें और मुझे छोड दिया है । ऐसा कइयो का हुआ है । कैलेन 
बेक सुझे कहा करता था, तुम इतनी तेजी से आगे बढरहे हो कि आखिर तुम्हे 
“सब छोड देंगे, वे तुम्हारे साथ आगे बढ नहीं सकेंगे । मंने कहा कि तुम भी छोड दोगे ? 
तो कहने लगा, “में केसे छोड सकता हू । हम तो एक जान दो शरीर जैसे हे, और मेने 
तुमको अपनी गरज के लिए दूढा है, तुमने मुझे नहीं ढूढा । में तो तुम्हे कभी नहीं छोड़ 
सकता । मगर अब तो वह भी छूट गया है । उसके विचार भी मुझसे अलग पड गये हें । 
यहूदियो के बारे में उसका इतना पक्षपात हैँ कि क्या कहना ! वह मानता है कि जमेनी 
यहूदियो का दुइ्मन है और जर्मनी से छडने वाले अग्रेजो के साथ में लडरहा हु । उसका 
वह समर्थन नहीं कर पाया । जब वह यहा आया था तब मेने उसे बहुत समझाया था 
कि क्‍यों मेने यहुदियों को हिसा से भरे हुए-कहा है । आज तो वे हिसा को ही अपने हृदय 
में पोषण देरहे हैं । मन में हिसा रहे तो बाहर की अहिसा का कोई अर्थ नहीं रहता । 
वह मेरी बात कुछ समझा भी सही । मेने उसे इंस आशय का एक खुला पत्र यहुदियों को 
लिखने को कहा था। उसने लिखा भी, मगर उसे ऐसा रूगता था कि इस बारे में उसकी 
कौन सुनेगा । इसलिए अखबारो में भेजा नहों। मेने कहा, भले न सुने, तुम अपना धर्म 
पूरा करो । भले हो फिलस्तीन में जाकर लडो और मर जाओ, यह में सहन करूगा, 
मगर आज जैसे यहूदियो का चल रहा हैँ वह असह्य हैं। हृदय में हिसा है तो बाहर इससे 
उल्टा बताने में कोई अर्थ नही ॥* 

मेने कहा, “आप ठीक कहते है, ऐसी चीजो से परेशान नहीं होना चाहिए, यह 
में समझती हू । मगर कई बातें हसारी बुद्धि स्वीकार करती है, तो भी कसौटी का मौका 
आता है तब फिसल जाते है ।” बापू बोले, “वह तो अभ्यास से होता है । और अभ्यासे- 
प्यध्समर्थोईसि, मत्कर्मस परमो भव । 

» मैने कहा, “सो तो ठीक है मगर जब-जब फिसलते हे तो निराशा तो होती ही 
है ५ और आपको भी होती ही होगी ४” वे कहने लगे, “मुझे क्या निराशा होगी, में तो 
किसी चीज की आशा ही नही करता तो पीछे निराज्षा कैसे !” मेने कहा, वह और 
भी अधिक दु ख की बात है, मगर मे अब ऐसी चीजो से परेशान नहीं होऊगी, ऐसी आशा 


अहिसा की कसौदी ७६ 


सो हैँ ।” कहने लगे, “हा आशा तो है! इतना कहना पडता है । ठोक है, कहना कम करना 
अधिक, यही अच्छा हैँ ।॥” 

दोपहर वापू बा से कहरहे थे, “तू मुझे अपनो मालिश करनेदे । में सुशीला 
से अच्छी कर सकता हू । इसका घना कहा मालिश करने का है ! वह तो डाक्टर है । 
हुक्म कर देती है कि इस मरीज को सालिश हो । इसको यह करो, उसको वह करो। 
यहा पर मालिश भी करे, सब्जी भी काटे, डाक्टरी भी करे, कपडा भी धोये ! ” मंने कहा, 
“इस लम्बी-चौडी बात का अर्थ तो इतना ही हैं न कि आप मुझसे अच्छी मालिश जानते 
है । हम सब आपका यह दावा स्वीकार करते हें ।” बापू हसने छंगे | बोले, “मतरूव यह हैं 
“कि बा मुझे अपनी सालिश करनेदे ।” फिर दक्षिण अफ्रीका की वात बताते रहे कि कंसे 
१४ दिन के उपवास के बाद उन्हें स्मदस ने बुरलूवाया था। चरूकर गये 
और रास्ते में टागो में इतना दर्द हुआ कि चिल्ला उठे । वा भी उनके साथ थीं। 
वह बीमार थीं, मगर तो भी पीछे रहने से ना करती थीं । कहने लगे, “तब में वा को सब 
'सेवा किया करता था, सालिश भी करता था ।” 

शाम को महादेवभाई के समाधि-स्थान से लछौटरहे थे तब बापु कहने लगे, 
“यहा आजाना मेरे लिए बहुत शातिदायक है और उससे जो प्रेरणा मुझें लेनी होती है 
में लेलेता हू ।/ मेने कहा, अब आप महादेवभाई से प्रेरणा लेते हे, कभी वह आपसे लेते 
थे |” कहने लगे, “क्यो नहीं, प्रेरणा तो एक बच्चे से भी लेसकते है, और बच्चा चला 
'जाता है, तो भी क्‍या ”? उसका स्मरण तो २४ घढें चलता ही हैं। जो राजाजी ने 
कहा हूँ वह बिलकुल सही हैँ। महादेव मेरा अतिरिक्त शरीर ($7श० 8009) 
था । कितनी दफा मेने उसे मेक्सबेंल के पास भेजा हूँ, इसरो के पास 
भेजा है। मान लेता था कि महादेव को काम सोंपा है तो बहु कर लेगा ।” पीछे 
कोटमेन (2४४ 000ए/थ्ा) के भाषण के विषय में बात करने लगे। कहने रूगे, 
“पहले क्रिप्स बोला, फिर राइसमन और अब कोटमेन । एक-दो रोज में हेलीफंक्स 
भी ऐसी बात निकाले तो मुझे आइचर्य नहों होगा । ऐसा रूगता है कि ये लोग मुझे 
बदनाम करने के लिए एक गदा जाल रचरहे हूं । लुई फिशर अमेरिका में मेरे पक्ष 
'की बात कर रहा होगा। उसको धोडालने के लिए भी यह सब प्रचार इन लोगो को 
करना चाहिए न । इन्हे झूठ से कहा परहेज हूँ । इनका काम तो चलता हूँ धोखेबाज़ी, 
पशुवल, झूठ और चापलूसी (सिव्वात, #िता०6, . केगेड्ली0०0१. क्षात घाभाटाए) 
से । कोई और ऐव हो तो वह भी रूगादो । में किस-किस को जवाब दू ? जो बातें मेने 
खुली तरह से कहों हू उन्हे ऐसा रूप दिया जाता है, मानो मेने कोई खुफिया साजिश 
'रची हो उसका में क्या करू ? मगर ईइ्वर हूँ न, वह तो सच्ची वात जानता ही है |” 
औरे मुह से निकल गया, “मगर अभी तो ईश्वर भी हमारे ही विरुद्ध गया न। देखिये, 
कैसे महादेवभाई को लेगया /” बापू बोले, “यह तेरी अश्रद्धा बुलवाती हैं। वह 
अपना काम पुरा कर गया । बुद्धिवाद से तू कह सकती हूँ कि वह्‌ २५ वर्ष और जिन्दा 


८० बापू की कारावास-कहानी 


रहता वो ईइवर का क्या जाने वाला था, हमें तो फायदा होता हो । मगर श्रद्धा से देखो 
तो हम कहा ईश्वर की सब कृतियो को समझते हे!” महादेव ने अपना डेस्क हमेशा 
साफ रखा, सो उसने अपना जीवन-कार्य पुरा किया। आगे चलकर वह क्‍या कर पाता 
या न कर पाता वह हम क्या जानें !” मेले पुछा, वायु ! आपको इतनी च्गोट किसी 
और को मृत्यु से नहीं लगी होगी ।” बोले, “नहीं, मगनलाल, जमनालाल, महादेव तीनो 
अपनी-अयनी जगह स्तम्भ थे। अद्वितीय थे। छेकिन और किसीको में अपना दूसरा 
शरीर नहीं कह सकता, मगर उससे भी तो ज्यादा महत्त्व की चीजे दूसरी होसकती है ४ 
जो मगनलाल कर सकता था और उसने किया, वह महादेव कभी नहीं कर सकता था ६ 
सहादेव कितना उसकी मृत्यु पर रोया है | जो महादेव कर सकता था वह जमनालारू 
नही, मगनलझाल नहीं। जो जमनाराल कर सकता था, महादेव॑ या मगनलरूाल नहीं ॥ 
तीनो के जाने से जो जगह खाली हुई वह भर नहीं पाई ।” 

बाघ प्रार्थना से पहले और पीछे रामाण्ण का अर्थ करते रहे, बा के लिए चुनी हुई 
चौपाइयो का गुजराती अनुवाद भाई से करवाते है । फिर उसे खुद सुध्यरते है । उसको 
दुरुस्त करने में आज बहुत समय गया । 

दोपहर बस्बई सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी को बापु ने पत्र लिखा ॥ 
उसमें पूछा कि महादेवभाई की मृत्य के बारे में बापु का तार पत्र क्यो बनाया गया था ? 
इतनी देर से क्यो दिया गया, और इसके लिए खेद-प्रकाश तक नही किया, यह कैसी 
बात ? जेल से पत्र लिखने के बारे में बायू ने सरकार को जो पत्र लिखा था, उसका सरकार 
ने उत्तर नही दिया । यह शिकायत भी इस पत्र में की । 

रात बापू थके थे। खून का दबाव २००/११२/११६ था। चिन्तः हुई । रात वे 
सोये भी अच्छी तरह नहीं । विचार चल रहे थे । 

आज महादेवभाई को गये पाच हफ्ते पूरे हुए । समाधि पर के सारे फूल बदले, 
नया ३# बनाया (रोज मुरझाए हुए फूल ही बदलते थे), लाल देहलिया (097॥9) 
के फूलो का स्वस्तिक बनाया । मन में आया, महादेवभाई यह देख सकें तो कितने खुश 
हो ! मगर प्राणी कहा जाता है यह कोच जानता है ! 

सरोजिनी नायडू भी आज समाधि-स्थान पर आई । झनिवार को वे आती है। 
वा भी आना चाहती थी, मगर उन्हे चलने की इजाजत नही । अगले शनिवार को सहं श 
इतना कहकर बैठ गई । दोपहर वा कुछ निराश थी । बाहर जायेंगे तो क्या करेंगे, 
यह बात चलती थी। एकाएक बोली, “मेरा तो पता नही कि जाऊगी या नही । भेतो 
अब हु और शाम को नही, ऐसा होसकता हैँ ।* 

बायू बोले, 'ऐसा तो सबके लिए कहा जासकता है । यह सुशीला अभी 
एम डी होकर भाई है, तो भी होसकता है कि अब है और ज्ञाम को नहीं । महादेव का 
ऐसे ही हुआ न ! तू और में जो बीमार पडे है, बैठे रहे । तुझे तो अच्छी होना ही है 
जो चाहिए सो सेवा छे। चिन्‍्ता न कर 


अहिया की कसोौटो ८१ 


२० सितम्बर “४२ 
बापू का खून का दवाव सबेरे उतर गया, १६०/१०० था, दोपहर को १८६/६२ 
होगया । घूमते वक्‍त बताते रहे कि रात उनके मन में क्या विचार चलते थे । बाद में 
सूरदास और तुरूसीदास की बातें करते रहे । 
दोपहर मेने सरोजिनी नायटू के कहने से गाजर का हलवा बनाया और देगन का 
भरता ॥ तौन घटा रसोई में लग गया । थक गई । दोपहर दूसरा काम था । 
शाम को सवा चार बजे सोगई । पाच बजे उठी । पीने पाच बजे बापु को साना देना था, 
५-१० पर देसकी! बुरा रूगा। बापू कहने लूगे, “अगर ऐसी थकी थी तो ३-३० पर 
बाइविल पढचा छोडकर सोजाना था और किसीको कह देना था कि समय पर जगादे । 
ऐसी छोटी-छोदो बातो से हमारी परीक्षा होजातों है ।” 
रामायण के एक-एक दाव्द के अर्थ पर दापु किसी समय दस मिनट छूगा देते है ॥ 
कहरहे थे, “में ऊपर-ऊपर से कोई काम कर हो नहीं सफकत्ता ।” यह बापू की विद्येपता हैँ । 
प्रतिभाशाली व्यक्ति (५९४०५ ) की व्याख्या की बात होने पर एक दिन मेने कहा, “मेरा 
चित्रकला का शिक्षक कहा करता था कि जीनियस (प्रतिभाशाली) बहु हैँ जो 
कभी एक ही गलती दोबारा नहीं करता ४”” बापू कहने रूगे, “नहीं, प्रतिभाशाली की 
सच्ची व्याए्या है बारीक-से-वारीक विगत में उतरने की अपार शविति ॥५ 
शाम को घूमते समय फिर करू की बात निकली । के भाषण से बापू 
को भारी आघात पहुचा है । दोपहर सरकार को पत्र लिसना शुरू किया था कि उनके 
लिए बापु के तथा काग्रेस के सामने इतना झूठ चलाना ठीक नही है। मगर पीछे. के 
भाषण की बात सुनी तो कहने लगे, ” ऐसा कह सकता हैँ तो और किसोको में क्या 
कहु ? अग्रेजो के दोप इससे धुल जाते है।.. का और मेरा कितना सम्बन्ध रहा ! 
वाइसराय को मेंदे ही कहा था. को अपनी कौंसिल में बुलाओ, वह वुद्धिशाली हूं, 
मेहनती हूं, विश्वासपात्र है । आज में कष्ट कि चहू झूठ बोलता हैँ तो वाइसराय कहेगा कि 
तेरे पक्ष की बात कहे तो वह भला, नही तो बुरा । मे अपनो के बारे में कुछ कह हो नही 
सकता। मंने कभी ऐसा किया ही नहीं हूँ। अम्बेडकर साहव से तो दूसरी आशा ही नहीं थी । 
बह मेरा हमेशा विरोवी रहा है। वह मुझे मार भी डाले तो मुझे अफसोस न होगा। फीरोजखा 
नून तो गाली ही देसकता है । ये सब मेरे विरुद्ध भले कुछ कहे । सगर ऐसे कहे 
वह तो ऐसा हुआ कि राजाजी मेरे विरुद्ध इस तरह कहे तो उसे मे क्‍या उत्तर दू ? 
« मेरा सिनत्र रहा। उसे एक वार सत्याग्रह में मं डिक्टेटर भी बनाया था, मगर 
सरकार के घर बैठकर लोग पुरानी बातें भूल जाते है । तो सरकार को अब कुछ लिखने 
के लिए मेरी कलूम नही चलती ।” अत बापू ने बहू पत्र लिखना छोड दिया । 





कर 


+;(5&पा75 48 096 एञ0 6065 700 00पा: ए6 इश्ञा॥6 प्राशशए एए]०७ 


[परमार ०७एथ्यए क्‍0 80 प्राए प्र ग्रागप्राव्क तंथनां हर 


<२ बापु की कारावास-कहानी 


शास को वापु ने ७-३५ पर मौन लिया, खून का दवाव आज फिर बढा-- 
१६६/११२ था । 


२१ सितम्बर “४२ 
आज वापू का मौन था। दोपहर भारत-सरकार के गृह-मत्री को उन्होने पत्र 
लिखा । जो झूठ चलरहा है उसका प्रतिवाद किया था। उन्होने यह भी लिखा कि 
देश में जितनी वर्बादी हुई हैं उस सबकी जिम्मेदार सरकार है। बहु काग्रेस के लीडरो को 
इस तरह न पक्॒डती तो कुछ भी हानि होनेवाली नहीं थी। सरोजिनो नायडू की सूचना 
थी कि इस सब झूठ का विरोध करने की ज़रूरत नहों, यह्‌ आपकी ज्ञान के खिलाफ 
हु। 
रात फिर बाप का खून का दवाव बहुत ज्यादा था--- २०८/१२६ । सहादेवभाई 
का वाक्य याद आरहा था, “वाप्‌ तो ज्वालामुखी है। कब वह भडक उठेगा, कहा नहीं 
जासकता ॥ 
२२ सितस्वर ४२ 
आज सवेरे गीता-पाठ करते-करते म॑ कई जगह अठकी । बापू ने भाई को करू 
से गीता का क्रम चलाने को कहा । 
प्रार्थना के बाद वा के सिर में दर्द था, बापू खुद दवाने लगे । पाच-सात मिनट 
तक दबाया । जिनको से पत्र छिखना चाहू उन रिह्तेदारों की मि० कठेली ने सूची मुझसे 
भागी थी। ज्ञाम को मुझे बापू ने बताया कि उन्हे क्या उत्तर देना चाहिए । 
बापू का सरकार के नास नया पत्र अभी गया नहीं । बापू ने खुद पत्र लिखने 
इत्यादि के बारे में जो पत्र वस्वई सरकार को २७ अगस्त, १६४४२ को लिखा था उसका 
उत्तर अभीतक नहीं आया । मि० कठेलो ने उसके लिए फिर से याद दिलाया था । 
आज उत्तर आया कि सरकार बापू के पत्र का उत्तर नहीं देगी, ऐसी बात नहीं, मगर अभी 
समय छूगेगा । 
आज बापू का खूच का दवाव कुछ कम रहा--१८०/१०६॥। रोटी-मक्खन आज 
अन्द किया । 

२३ सितम्वर ४२ 
आज सवेरे भाई ने प्राथंना चलाई । घूमते समय में गीता याद कर रही थी। बापू के 
कहने से बोलकर याद करना शुरू किया । १६-१७ अध्याय कठ कर लिये । बापू मानते 
हैँ कि घूमते समय कास की वात करना तो उनके लिए अच्छा नहीं, मयर कुछ वात न करे 
ध्यानावस्थित ही रहे, तो वह भी उनके लिए अच्छा नहीं। सो बापू कहते थे कि मेने 
गीता याद करना शुरू किया । यह अच्छा हुआ। गीता उन्हें प्रिय हैं और उसका 
उन्होने इतना अभ्यास किया है कि वह सुनने में या उसकी वात करने में उन पर किसी 
प्रकार का श्रम नहीं पठता । 

दोपहर भारत सरकार के मत्री को बापू का पत्र गया। मेने तकल की, उसमें थोड़ी 


रा 


अहिसा की कसौटी ८३ 


आप. 


गरूती होगई थी। बापू नकल भेजना चाह॒ते थे। कहने हूगे, “इसमे तू सौसेगी और मागे 
के लिए होशियार होजाबेगी |” मगर मुझे वहु ठीक न रूगा। मेरे वहत कहने पर 
दूसरी नकल करनेदी । 
मेने इण्दियन में डीकल गज़ेट' के सम्पादक को पन्न लिखा। मि० कठेली को, अपने 
घरवालों को पत्र लिखने के बारे में जवाब दिया | बापु ने मसविदा बना दिया था। में 
उसकी नकल कर रही थी। इतने में मीरावहन आई और कहने लगीं, “ऐसा करने में फोई 
अर्थ नहीं हैं। चापू का मासला अलग प्रकार का हूँ । वे इस तरह किसी को भी पत्र लिसने 
से इन्कार कर सकते है । मगर हम उस श्रेणो के नहों हे ।” मेने कहा, “वापू को मेरा यही 
जवाब देना ठीक रूगता हूँ ।” ज्ञाम को वा कहने लूगों, “तुम माताजी को क्यो नहीं 
लिखती हो ? बापुजी कहते हे कि उन्होने तुम दोनो भाई-बहन को घर लिखने को 
कहा हूँ ।” मेने समझाया कि वापू न लिखें तो हम कैसे लिसें ! सरकार बापू को 
उनकी दार्त पर पत्र लिखने नहीं देती, उस पर हम अपनी नाराजगी केवल इसी 
तरह बता सकते हू कि हम भी न लिखें। बापू को यही ठीक लगता हैं । 
भाई ने भी कटेली को उत्तर दिया कि सरकार की छर्त पर वह पत्र नहीं लिख 
सकते। उनके लिए अपने घरवाले ही केवल कुटुम्वीजन नहीं है, इत्यादि 
हम लोगो ने जवाब लिखा । उसके बाद बापू के पत्र के उत्तर में सरकार का 
'यन्न आया कि वे सेवाग्रास में किस-किस को लिखना चाहते है उनकी सूची दें । सगर 
चे घरेलू मामलो के बारे में ही लिख सकते है । सरोजिनी नायडू ,मीरावहन वगेरा को मेने 
यह पत्र दिखाया तो सब उत्सुकता से पूछने लूगों, “अब कया बे लिखेंगे ?” मेने कहा, 
5“नहीं, मुझे नही लगता कि बे इस शर्त पर लिखें ।” 
दोपहर घर से पत्र सिले । बहुत अच्छा छगा ॥ यहा पर एक पत्र सिल जाये 
सो मानो वडी बात होगई। माताजी का मिले तो बस खुशी का कहना क्‍या ! उन्हें 
हमारे पतन्न न मिलने से आघात पहुचता होगा, इस विचार से मन में दु ख होता है । बा 
कहने रूगीं, “एक वार तो लिखो, फिर न लिखना। बूढ़ी मा को लिखना ही चाहिए ।” 
मेने कहा, “बा, ऐसे नहीं लिखा जासकता। मा को न लिखने की इच्छा का सयम॒ आसान 
चात नहीं । सगर तय किया हूँ कि नहीं लिखना तो नहीं ही लिखना | 
र४ सितम्बर ४२ 
सुबह घूमते समय मंने बापू से पूछा, “मीराबहन वर्गरा को मेरा घर पत्र न 
लिखना एक हास्पास्पद चीज़ लगती है। श्ञायद ऐसा भी लगे कि मेने अपना महत्त्व बढाने 
के लिए ऐसा किया हैँ। वा भी रात को कहती थीं कि घर पर पत्र क्यो नहीं लिखती। मेने तो 
ऐसी किसी भावना से न लिखने का सोचा नहीं। आपको मेरा न लिसना ही ठोक लगा, 
सो न लिखने का निर्णय किया । मगर वा के कहने से में ऐसा समझी कि आप चाहते है कि 
से लिखू।” इस पर बापू ने कहा, “मे नहीं चाहता कि मेरे कहने के कारण तुम न लिखो। 
सगर तुम मुझसे पुछो कि मुनासिव क्या हे तो मेने बताया हूँ कि तुम्हे नहीं लिखना चाहिए। 


८४ बापू की काराबास-कहानों 

तुम्हे यहा पर अकेले थोडे रखनेवाले थे । यहा रखा तो मेरे कारण । तो तुसको रूगना 
चाहिए कि जब मेरा स्थान ही बापू के कारण से हैं तो जो हक बापु नही छेते उसे 
से कँसे लेसकती हु। सरोजिनी नायडू को वह चीज लागू नही होती। वह कोई आश्रमवासी 
तो है नहीं, बहुत चीजो में मेरा विरोध भी कर लेती हुँ। में तो 
गुणो को ही देखता हु। में खुद कहा दोषरहित हू कि किस्रीके दोष देखू ! 
वह तो अपना स्वतन्त्र स्थान रखती है । उसने अपना सार्ग निकाल लिया है 
मीराबहन तो आश्रमवासी रही । घर-बार, माता-पिता का त्याग करके आईं। उसको तो 
जो चीज़ प्यारेछाल को लागू होती हैँ उससे भी ज्यादा लागू होती है । वह यद्यपि अपने 
को मेरी लडकी कहती है, मगर उसका भी तो अपना स्वतस्त्र स्थान बन गया है। अपने 
आप उसको लरूगता कि उसे नहीं लिखना चाहिए तो अलग बात थी। तुमने सुझसे पूछा 
तो मेने तुम्हे तुम्हारा धर्म बताया । पहले तो मेने तुमसे यही कहा कि मेरे सरकार को लिखे 
पत्र का उत्तर आजाने दो । बाद से यह सूत्र बतायाः कि बापू न लिख सके तो तुमः 
भी नही लिख सकती। अगर तुम उसे समझ गई हो तो तुम्हे अपने आप ऐसा लगना चाहिए 
कि में नही लिख सकती । फिर किसी की हुसी की परवाह नहीं होनी चाहिए, नही तो 
बूढे, उसके लछडके और गधे की ईसय-वार्तावाला हाल होगा । तुम्हारे मन में इस बारे 
में अगर शका है तो में कहता हूँ कि लिखो। कटेली को कल जो लिखा है वह वापस लिया 
जासकता है। मगर मेरा कहना दिल में बेठ गया हो कि बापु न लिखे तो में भी नही लिख 
सकती, तो फिर शका का स्थान नही रहना चाहिए । जब मेने यह पोशाक अल्तियार की 
तब मुझे तो हसी क्र काफी डर था। खास करके मुसलमानों से, क्योकि उनके धर्म में 
यह है कि शरीर टखनो तक ढ़का होना चाहिए। में मद्राप्त जारहा था, रास्ते में मौलाना 
मुहम्भदअली को सरकार ने पकड़े लिया। बेगम सुहम्मदअलो मेरे साथ थी और बुरका' 
ओढे थी। वह मद्रास तक मेरे साथ आई। मुसलूमानो को यह पसन्द नहीं आया कि वह मेरे 
साथ इस तरह घमें । सो मद्रास से वे अलग हुई। वहा सभा में जो लोग आये सब 
विदेशी कपडे पहले हुए थे। मुझे दु ख हुआ। में क्या करूँ ? छोगो ने कहा, खादी मिलती 
नहीं। सो मेने सोचा कम-से-कम कपडे से कंसे काम चला सकते है, यह में ही करके 
दिखाऊ। उमर सोबानी से सलाह की और नई पोशाक धारण करने के बारे में उन्हे 
विचार करने को कहा, खासकर मुसलमान के नुक्तेनिगाह से । उन्होने मेरा विचार 
पसन्द किया और खुद लगी पहननी शुरू की। सेने एक वार जब नई पोशाक पहनने काः 
निइचय किया तो फिर किसी की हसी-सजाक की परवाह नही की । विचार किया, 
और उसे अमल में रखा। यानी नई पोशाक धारण करली। उसमें तीनेक महीने रूग 
गये होगे। उससे पहले तो में काफी कपडे पहनता था।” मैने कहा--जी हा, महादिव- 
भाई बताया करते थे कि कैसे वे आपका खाना पकाते थे, आपको खिलाते थे ओर सब 
बडे-बडे कपडे भी घोते थे। बापू हसने रूगे, 'हा, तब कपडे धोता सचमुच बडा काम 
था। अब तू जो धोती है वह तो खेल है। और इस सारे काम के साथ महादेव को 


बहिसा क़ी क्‍्सोटी प्‌ 


लिखना-पढना, यग इण्डिया! का काम करना, लोगो से मिलना बगरा यह सब जरना 
हीता था। उप्तके पाम एक सिनट की फ्रसत नहों रहती थी ४” मंने ऊहा, “तथद 
आप साथियों के आराम्र के बारे में इतना जाग्रह भी नहीं रखते थे। बाज तो 
हूम छोगो को समय पर सोना, आरास करना, साना यह सब आपके ध्यान में 
'रहता हूँ और उस पर आपका जोर का आग्रह रहता है । आपकी अपनी जञार्ीरिक दापित 
कम होगई है । इसलिए दूसरो में भी आप कम गविति का अनुमान करते है ।” बापू बोले, 
यह ठीक है, इसीलिए मेने कहा है कि अब में आश्रम चलाने के छायक नहों रहा हु । 
में तो जपने गज से ही सवका साप निकालूगा न | मं प्रार्थना सोते-सोते कर लेता हु । सब 
एंसा करने लगें तो कैसा दृष्य वन जाय ? मगर छोग मुझे नहों छोटते है तो चलाता हु । 
जितना कर सकता हू करता हू ।” 
सरोजिनी नायडू की बात करते-करते गोसले की बात बताने छगे । गोखले का 
'उनके बारे में मत बताने लगे । कहने लगे, “में तुझसे वबहत सी बाते कर लेता हू जो 
किसीसे नहीं करता । करने की हूं भी नहीं । ऐसे ही गोखले मेरे साथ सब बाते कर लिया 
करते थे। उनके मित्र तो बहुत थे, मगर ऐसा कोई नहीं था कि जिसके सामने मनिसकोच 
अपने मन की सारी बाते वे कह सके। मुझे उन्होंने विव्वास-पात्र समझा और एकएक 
आदमी का प्‌ वक्‍करण करके बता दिया ।” 
कुछ देर बाद बोले, “आज तेरा गीता का पाठ नहीं होसका, मगर यह्‌ भी तो गीता 
ही है न। में जो वाते कर लेता हु, बे निकम्मी तो होती ही नहीं । उनमें से जो कुछ ले 
सकती हो लेलेना (” 
मुझे बाइविल का वाक्य याद आया--“कानोचवाले सुनें, आखोवाले देखें ॥/* 
बापु के पास तो ज्ञान का सागर पडा है। जितनी जिस इन्सान की शक्ति है, उत्तना सीस 
सकता हूँ । उस सागर में से हरेक अपना प्याला भर सकता हु, किसीका प्यारा छोदा हो, 
या दुदा हुआ हो तो उसमें वापु क्या करे 
२५ सितम्बर “४२ 
आज वापु ने सरकार के पत्र का उत्तर रिखा। इसलिए इमला नहीं लिख सके । 
सुबह कलेक्टर और डा० शाह आये । शाह पहले आये । वापु का खून का दबाव बढा और 
अह सुनकर बापु से कहने रंगे, “सि० गाघी, में समझता था कि आप तो बडे तत्त्वजानी 
हूँ ॥ जिन चीजो के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उनकी चिन्ता क्यो ?”] 
कलेक्टर सबको पुछ जाता हैँ, “कोई खास वात तो नहीं हूं?” जब वे छोग 


> गुफठघ6 पाबा व्र4ए९ ध्वा5 (6 पिदया वी, 056 घौधा ॥856 €ए25 
[6 शा) 5९८ ? 


ई 7एछ एथावा, 4 एण्ड: पए्णप उछाल व हास्श एगर050एाष7... एण7 
गए 70: छणाए ४0०पा प्रा85 परणप दया वै० )7रणगगड्ठ ४00७ ?े? 


८६ बापु की कारावास-कहानी 


आये तब भाई वहा न थे। इनके मिलने के लिए भाई की खोज होने लगी मगर वे मिले 
ही नहीं । बापू ने बाद में कहा, “जब ये ल्वोग आते हे तब हम सवको एक जगह 
रहना चाहिए, ताकि उन्हे हमें खोजने की तकलीफ न उठानी पडे । हमें भूलना नहीं 
चाहिए कि हम कंदी हें ।” 

आज सुबह बापू छ बजे उठे। में तो चार बजे प्रार्थना के समय जाग उठी थी । 
सगर वक्‍त का पता नही था। सबको सोता देखकर पडी रही । पीछे सोगई। बापु जब 
उठे और सुना कि में प्रार्थंवा के समय जाग गई थी, मगर वक्‍त का पता न होने से पडी 
रही तो नाराज होगये, “क्यो पडी रही थी ? यह कोई बात हैँ ! नीद खुल जाय तो उठना 
ही चाहिए । अपने आप पर भी वे बहुत नाराज होने लगे कि क्यो शरार्थना के समय 
वे उठ नहीं सकें। नाते में दूध नही लिया | खाली फल का रस लिया। 

बा को आज सेने शहद में विटासिन की गोली दी। बापू ने कल कहा था कि 
शहद में मिलाकर देना । में समझी स्वाद खराब न लगे, इसलिए शहद में देने को कहा 
होगा । मगर बापु चाहते थे कि वा को पता ही न चले ऐसी तरह देना है। घमते समय 
इसी बारे में बात करते रहे । 

शाम को घूमते समय मेने १६, १७, १८ अध्याय गीता के जवानी सुनाये। मेने 
बापू से कहा, “महादेवभाई बताते थे कि एक बार जल में वे आपसे अलग रखे गये थे । 
तब वे रोज घ्‌मते-घुमते सारी गीता का पारायण किया करते थे। करीब डेढ घण्टा लूग 
जाता था। ऐसा करते-करते उन्हे गीता याद होगई थी। उन्होने तय किया था कि जब- 
तक आप से अलग रहेंगे तवतक रोज गीता का पारायण करेगे।” बापू टंडी सास लेकर 
बोले, “हा, उसने मुझे यह सब बताया था और अब हमेशा के लिए अलग होगया ।” 

२६ सितम्बर “४२ 

आज दनिवार था। महादेवभाई को गये छ हफ्ते पूरे हुए। उनकी समाधि पर सब 
गये, फूल सजाये। उसमें आधा घटा रूगा। घूमते समय गीता-पाठ किया। बापू थके-से 
लगते थे। गरमी काफी बढ गई हैं,'यही कारण होगा । खून का दबाव ठीक था, मगर 
खून के दबाव के होजाने से भी तो थकान होती है न । 

आज सरोजिनी नायडू का जन्म-दिन है । उसके लिए उन्होने शाम को आइसक्रीमः 
बनवाई थी। दोपहर के खाने के समय बापू के लिए सद्वाद अच्छी तरह सजाई। नास्टशेस* 
के पत्ते और फूल, बीच में टमाटर, मूली, खीरे के दुकडे बहुत सुदर दीखते थे। बापू को; 
भी आइसक्रीम खिलाई। बकरी के दूध की बनाई गई थी। कल मुझसे गाजर का हलवा 
बनवाया था, रामनाथ (रसोइया) ने बालाई बनाई । वह हुवे पर रूयाई गई । 
मटर का पुलाव बना; भाई ने जिन्‍्जर केक और कढी बनाई । कटेली साहब ने सुरती 





*एक प्रकार का पौधा जिसके फूल और पत्ते का स्वाद राई की तरह तीखा 
और चरपरा होता है । 


अहिंसा की कसौटी ८७ 


मिठाई का पाल सगवाया था। मीराबहन ने कमरे में नये फूल सजाये । बिजलों के 
चूल्हे तक के चारो ओर फूल रखे गये । सरोजिनी नायड्‌ सूच उत्साह में थीं। ठादवाद 
से तैयारी कीगई थी। इस कारण खाना आधवा घटा देरी से परोसा गया । वे बहुत 
खुश थीं। उनका एक गुण हुँ कि जो भी छोग कुछ काम करें उनकी तारीफ करना, सचफ़ो 
रिझाकर काम करवाना। दोपहर को सब फंदियों को जो वहा काम करने आया करते थे, 
और सिपाहियो को चिवडा बोर केले बाटे। उन्हें बहुत अच्छा छगा। बापु से वाते 
करते समय कहने लूगीं, “संचमुच समझ में नहीं आता, माताएँ ऐसी पगली क्यो 
होती है |” 

शास को घूमते समय अग्रेजी न जानने वालो की बाते चलीं । चर्चा मौरावहन ने 
चलाई थी। मेने कहा, “'जमनालालजी भी तो अग्रेजो नहीं जानते थे, मगर वह अपना 
काम खासा चला लेते थे ।” बापू कहने लगें, मगर,जमनालारू अग्रेजी की बाते सब समझ 
लेता था। अग्रेजी में प्रस्ताव वर्ग रा आते थे, उनमें वह एक भी चीज छोडता नहीं था । 
व्याकरण नहीं जानता था, मगर शब्दों का उपयोग ठीक जानता था । इसलिए अपने 
भाषणों वर्गरा का तर्जमा दुरस्त किया करता था। उसके जैसा वारीकी से हरेक चीज 
को पक्टनेवाला आदमी भाग्य से ही कही मिलता है। जमनालाल किसी चीज को विंग 
कमेटी में छोडता नहीं था। वह बुद्धिशाली था ओर व्यवहार-कुशल भी । वह अपनी जगह 
पर अहितीय था ।” 

रात को में और भाई महादेवभाई की बाते करते-करते ११ बजे तक चघंठे रहे 
जीवित के हम गुण और दोष देखते हे ।कई बार दोषो को देखकर गुणो को भूल भी जाते हे। 
मगर मृत के दोप अपने आप लोप होजाते है। गुण-ही-गुण स्मृति में रह जाते हैं । महादेव 
भाई का चित्र आज हमारे सामने तो एक आदर्श और सम्पूर्ण जीवन का चित्र है। उससें 
कोई कमी दिखाई नही देती । 


घूमते-फिरते सामान्य शिक्षण 


२७ सितम्बर '४२ 
« घूमते समय मेरे हाथ में अक्सर कंची रहती है । फूल काटने के लिए 
रखती हु। वापू कहा करते हे कि कैंची से ही फूल काटने चाहिए, मरोड- 


3 


कर फल तोडने में हिंसा और जगलीपन है। घूमकर लोटने पर उसे अपने 





बप्नुर्टशए ] 6070 [प0ए एीए ग्राणील$ शा 80 श्र 


<८ बापू की कारावास-कहानी 


ठिकाने रख देती हु। कई दफा हाथ के नाखून उससे काटने लगती हूँ । आज बापू 
कहने लगे, “यह या तो व्यर्थ ही हरकते हे, या तुझे सचमुच ही नख काटने की 
जरूरत है ?” मुझे कहना पडा कि जरूरत तो नही थी । बापु बोले, “तो इसको से सहन 
नही करूगा।” मन नाखून काटना बन्द कर दिया। एक-दो चक्कर लगाये कि फिर यन्त्रवतत 
मेरा नख काटना शुरू होगया । तुरन्त सुझे स्मरण हुआ कि बापु ने मना किया है। बन्द 
'किया, मगर बापू ने काटते देख लिया था । कहने लगे, 'सेरो आख बहुत-सी चीजें देख 
लेती है, मगर में हमेशा टोकता नही हू । अगर ऐसा करूँ तो तेरा और सेरा दोनो का 
खात्मा होजाय ।” मेने कहा, “आपने जिस प्रकार आज कहा है, उस प्रकार कहे तब 
तो घबराहट नही होती, मगर जब आप चिढ जाते हे तब में परेशान होजाती हू । मेरी 
ग्रहण-शक्ति कुठित होजाती है । गुस्से में में कभी कुछ सीख ही नहीं सकी हु । और 
हर किसीसे भी से नही सीख सकती ।” बापु ने कहा, “यह तो बच्चों की-सो बात हुई । 
उन्हें रिश्ला करके सिखाना पडता है । तू कबतक बच्ची-सी रहेगी ” कान पकडकर तुझे 
क्यो नहीं बताया जासकता ? अगर तू इस चीज़ को अपना गुण मानती है 
तो यह भी तेरी भूल है । में चाहता हु कि हरेक से सीखने की शक्ति रख। दत्तात्रेय के 
२४ गुरु थे। उन्होने पवन, पानी, वृक्ष आदि हरेक गुरु से कुछ-न-कुछ सीख लिया था (* 
मुझे याद आया कि जब मेने अग्नेजी पढ़ना शुरू किया था तब जो भी हमारे 
वहा आजाता था उससे में एक पाठ सीख लेती थी। मेने कहा, “हरेक से न सीख सकना गृण 
नही मानती हू। मेने तो जो मन में आया सो कहा। सबसे और हर हालत में से 
ग्रहण करने की कोशिश तो करती ही हू । आप कभी कोई बात चिढ़कर बताते हें 
तो पीछे से तो उसका भी असर होता ही है मगर उस वक्‍त दिमाग सुन्न होजाता है । 
छुटपन से कभी किसीसे में गुस्से से नहीं सीख सकी ।” बापु हँसने लगे, “तो एक से 
तो सीख । . - : की तो से बहुत-सी चीज़े देखता हू। पर उसे कभी कुछ कहता ही नही, 
कहने से कुछ फायदा भी नही |. भी बहुत-सी ऐसी बाते कर लेती है, जो मुझे अच्छी 
नही लगती । उसे भी अब कुछ नही कहता । एक बवत था कि उसे काफी कह लेता था 
और वह मुझसे कहती थी कि और भी बताते जाओ। मगर अब वह सिलसिला दृढ गया 
है । तुझे बताता रहता हू। जबतक तू सुनेगी, बताऊंगा ।” मेने कहा कि में सुधारने की 
कोशिश तो करती ही हूँ। बापू बोले, “तभी तो में बताता हु। जो बताना ही चाहिए उतना 
कहकर सस्तोष मान लेता हू । काफी छोड भी देता हू ।” मेने कहा, “आप छोड देते है, 
तो उससे मन में घोखा-सा पंदा होता हे कि अब सीखने-जेसा कुछ रहा ही नही, हमने 
सब सुधार लिया है ।” बापु बोले, “अगर ऐसा हो तो वह होने देना चाहिए। में अभी 
बाइबिल में जोब (]09) का वर्णन पढ रहा हू। वह ईइवर का परम भक्‍त था। 
ईइवर ने शैतान को बुलाकर कहा कि तु उसकी परीक्षा कर सकता है, पर एक बात है, 
सब कुछ करना, सगर उसे मार न डालना। शैतान एक बार हारकर आता हैं। 
ईइवर उसे दुबारा भेजता हैं। जोब को 'किस्मत से राम मिला जिसको! इस भजन 


घूमते-फिन्ते सामान्य शिक्षण <८& 


में बताई तीनो जगह मिलती है । पीछे वह्‌ चिल्ला-चिल्लाकर ईदवर की दिकायन करना 
हैं। लोग उसे समझाने जाते हे तो चिढता है, “मेरे पास एक वाचा रह गई है। में 
ईब्वर के पास चिल्लाकर शिकायत करता हू तो उसमें तुम्हारा क्या जाता है ?” जब जोब 
जैसा भक्‍त भी कडी परीक्षा सहन नहीं कर सका तो साधारण लोगो की तो बान ही 
है ?” मेने कहा, “में प्रयत्त तो करती ही रहती हूँ कि में छुई-मुई न वनी रह । यद्रपि 
कई बार असफल होजाती हू, तो भी कुछ तो सुधार होगा ही । माताजी ने ठो कुछ नहीं 
कहा, मगर कई ओर कहा करते हूं कि वापू के पास जाकर तुझे इतना तो फायदा हुआ 
हैँ कि तेरा गुस्सा बहुत झान्‍्त होगया है ।” 

बापू हसने छूंगे, “तो उसका यद्य भी मुझे मिलता है तुझे नहीं (/ फिर गम्भीर होगए 
और कहने रूगे, “यह हम लोगो की विशेषता हूँ । अच्छा होता हूँ तो य्र मुझे देंगे, किन्तु 
थुरा होता हूँ तो दोष नहों देंगे । अग्नेज्ञो का दससे उलठा है । थे अब मुझे सबसे अरूग 
करके सारे तूकान की जड मुझे ही साबित करने की कोशिश कर रहे हूँ । मुझे अपना 
सबसे बडा दुबमन सानते है ॥/ 

मेने कहा, “वे भी एक दिन समझेंगे, इसमें झक नहीं हूँ ।” 

बापू बोले, “यह तो है, मेरे जीतेजी नहीं समझे तो मेरे पीछे जोन आब आफ 
(०2१ 06 57८) जैसा होनेवाला हू । और मेरी मुन्यु से लोगो की गवित तो बढने ही 
थाली है ।” 

मेने कहा, “मानिये कि सरकार आपको मार डाले तो इससे जरूर एक 
इक्ति प॑दा होगी, मगर आप खुद उपवास करके या स्वाभाविक मृत्यु से चले जायें तो उसमें 
इतनी शक्ति पैदा नहीं होसकती ।” 

बापू बोले, हा, यह में मानता हूँ । इसीलिए तो बैठा हु । भगवान्‌ 
को जो करना होगा करेगा। मेरा अध्ययन भी ऐसा बन गया है। बाइबिल हे तो 
उसमें भी बस ईदवर की ही महिमा भरी है । और उसमें भी मे अब भजनो के हिस्से पर आ- 
गया हु। छुई फिश्र की किताव[ भी उसी तरह नियमित रूप से थोडी-बोटी रोज़ पढता 
हू और रामायण को तो मे सर्वोपरि ग्रल्य मानता हूँ ।” 

मंने दीच में कहा, “आपके राम में आर तुलसीदास के राम में बहुत साम्य हैं । 
राम के पास बन्दर थे, आपके पास बिना हथ्यारवाले स्त्री-पुरप और वालूक । राम भी 
अक्त-बत्सल थे। जेसे वह सबके साथ मनुप्य होकर रहते थे, वंसे आप हमारे बीच 
रहते हे । 

बापू बोले, “यह तो दूसरी बात हुई । रामायण की भाषा मुझे पकड लेती हूँ । 
सगीत भी पकड लेता है । मेने अपना अभ्यास ऐसी चोज़ो का हो रसा है । दूसरी चोज़ें 
जान-वृझकर छोडदी हू, नहीं तो में साहित्य तो बहुत पढ सकता हु। रस तो भरा ही पदा 


जो 





नील) & ?70आग259 छए 7,0एा5 शाष्याशाः 


रु 


६० बापू की कारावास-कहानी 


है । कोई रस सुखता नही है । मगर मंते अपने काम की चीज़ें चुनली हैं । में सरकार को 
भी आज पत्र लिखता हूँ तो सिफ उसकी जानकारी के लिए, दलील करना मेने छोड 
दिया हैँ । भाषा का डक निकल गया है । शुद्ध अहिसा ही उसमें भरी है । में देखता हु कि 
बाहर कुछ हिंसा भी होती हैं । मगर अधिकतर तो अहिसा ही चलरही है । इसीलिए 
मेने मिह्चय किया हैँ कि इस बार आदोलन बन्द नही करूगा। यह आस्दोलन अग्नेज्ो के 
प्रति भेरे प्रेम का नतीजा हूँ। मे उसे बन्द करूँ तो उनके प्रति और सबके प्रति अपना धर्म 
चूक्‌ 

शाम को घूमते समय गीता का क्रम चला । ८-२० पर रात बापू ने मौन लिया ४ 

हि २८ सितम्बर “४२ 

सबेरे साढे तीन बजे बापु ने प्रार्थना के लिए उठाया। मंने बापु को पीने के लिए 
गरम पानी दिया। फिर दतौन करने जारही थी कि इतने में भाई अपना हजामत का 
सामान लेने आए और बस खडे-के-खड ही रह गये । हृदय के पास जोर का दर्द हुआ ४ 
दर्द बाए कधे में जाता था। नब्ज धीमी थी। नागपुर जेल में भी ऐसा ही दर्द उन्हे हुआ 
था। मगर उसके वर्णन से मुझे ऐसा छूगा कि दर्द हृदय से सबन्ध नहीं रखता, छाती 
के स्तायुओ से रखता है। मगर आज का दर्द एजाइना पेक्टोरिस (28778 |2९८०75 ) * 
जैसा रूगा । 

मेने उन्हे छिटाया । कम्बल ओढाया । बा के लिए ऐसे दर्द के लिए जो दवा आई 
हुई थी उसका असर देखने के लिए मेने वह उन्हे सुधादी । बाद में भी उन्हे छाती में 
कुछ खिचाव - सा छूगता रहा। मगर दर्द चला गया। में काफी डर गई थी। मगर हृदय 
को मज़बूत करके सब करती रही । सोचती थी, ईइवर अब और क्या करने वाला है । 

प्रार्थना के बाद बापू फिर सोगये । सुबह घूमते ससय गीता पढी ॥ 
भाई को बहुत कहा कि आज आराम करे, मगर वे नही माने । कहने लगे, “अब तो! 
कुछ है ही नही । में तो भूल भी गया हू कि कुछ हुआ था ॥” 

डा० शाह आये। भाई से कहने लगे, “मेने तुम्हे जवान-तन्दुरुस्त आदमी समझकर 
छोड दिया था। डाक्टरी परीक्षा तक नही की थी। सगर अब तुम परेशान करने लगे हो | ” 
उन्होने अच्छी तरह परीक्षा की, सगर कुछ मिला नहीं। 

शाम को ससाधि-स्थान के लिए फूल इकट्ठे कर रही थी, इतने में बापु निकल गये ॥ 
मेने उन्हे जाते देखा नही। समाधि पर पहुचकर थोडी देर उन्हे मेरी राह देखनी पडी ॥ 
समाधि की दीवार सजाने के लिए भी फूल लेगई थी। मौराबहन नाराज होगई। बोलीं, 
“क्यो इतने फूल लाती हो ? बापु का भी समय जाता है ।” फूल सजाने की सारी खुशी 
सारी गई । 

दाम को कुछ जुकाम-सा लग रहा था। मीराबहन ने गले पर सालिदा की ४ 


4 हुदय का खतरनाक दर्द, जो प्राय प्राण-घातक सिद्ध होता है | 


4 


घूमतें-फिरत सामान्य शिक्षण ह्र्‌ 


सोने को कुछ देर से यई। सरोजिनी नायटू से बाते होरही थीं हि बापू के जन्मदिन को 
क्या करना है । 
गर्मी बहुत पडने छूगी है । दोपहर को तो दम-सा घ॒ठता है । 
२६ सितम्बर ८२ 
* सुबह समाधिस्थान से छोटरहे थे तब धुव थी। उसमें टूर के आये छिते वक्ष देख- 
कर भाई बोले, “यह चित्रफारी में कितना अच्छा दिशखे। अब तुम फिर चित्रकारोी शुरू 
करदो । उससे पहले ड्राइग अच्छी तरह सीख लेना । ” मेने कहा, 'मिरे पास इतना 
समय कहा हु ?” इस पर कहने लगे कि हार मान बंठने की तेरी मनोवृत्ति बन गई है । 
हँसी की बात थी । इतने में हम बापु के पास पहुच गये । मेने उनसे कहा, “भाई कहते 
हैं, ड़राइग सीखो, चित्रकला, सगीत व साइन्स का गहरा ज्ञान हासिल करो, भाषाएं सीसो । 
में कहती है, यह सब नहीं होसकता तो नाराज होते हू । या तो में चयचाप सुनती नह 
उत्तर न दू यह समझकर कि यह सुनने की वात हूँ करने की नहीं, या साफ कहुदू कि आप 
जो कहते है बह मेरे-जेसा तो कर नहीं सकता, कोई विलरक्षण शक्तिबाले लोग भले 
कर सके ।” 
बापु कहने लगे, “वह जो कहना चाहता है, वह यह हैं कि सच्ची शिक्षा में चचपन 
से ही सगीत सिखाया जाना चाहिए । इससे कठ का विकास होगा । चित्रकला, ड्राइग 
इत्यादि ही से हाथ का विकास कराया जायगा, इसका आर्थ यह नहीं कि हर कोई संगीत 
और चित्रकला के विशारद होजावेगे। मगर वे इन चीज़ो को समझ सकेगे, थोडा-बहुत गा- 
सकेगे, थोडी बहत चित्रकारी कर सकेगे। यही भाषाओं के बारे में हैं। ” मेने कहा, 
“छुटपन से सब किया हो तो अलग बात हैं । सगर आज में किस-किस चीज़ के पीछे भागू ? 
बापु कहने लगे, “हा, आज तो तु एक ही चीज़ के पीछे पागल बन सकती है। बह हूँ 
डाक्टरी, जिसके पीछे इतने साल खर्च कर चुकी है ।” 
भाई बोले, “डाक्टरी के बारे में भी में कहता हू तो यह ऐस्ग ही जवाब देती है ।' 
अच्छा डाक्टर बनने के लिए इसे रसायन-झास्त्र का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, रोग' 
के कारण शारीरिक विकार को समझने के लिए रेडियोलॉजी (7२४०00०१9) ओर 
पैथोलॉजी (?४7००४९) | का खास ज्ञान होना चाहिए। एक्सरे की मश्ञीन में साधारण 
खरादी होजाय तो उसे ठीक करना आना चाहिए या नहीं ” डाक्टर के पास समय नहीं 
रहता, इसलिए भले वह सब काम खुद न करे, किसो और से करवाले, मगर उसका 
ज्ञान तो इतना होना ही चाहिए कि जरूरत पड तो सब कुछ खुद कर सके । 
मेने कहा, “में तो मानती हूँ कि इनमें से हर-एक चीज़ का पूरा ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए आजीवन मेहनत की आवश्यकता है। नहीं तो डाक्टरी की इतनी शासाए 


#टरीर के भीतर के चित्र उतारने का भास्त्र 
पूरोग-निदान 


न्थ्रे बापु को कारावास-कहानी 


बनती ही क्यो ? एक आदमी सब कुछ करना चाहे तो रोगी को न्याय नही देसकता। 

बायोकेमिस्ट्री, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी इत्यादि की रिपोर्टो पर से निर्णय पर आने 

की कला तो डाक्टर जरूर जाने, मगर हरएक शाखा का सूक्ष्म ज्ञान और उसकी कुशलता 
रखना में असम्भव मानती हूँ । डाक्टर एक विषय का विशेषज्ञ हो और अन्य सब विषयों 
का एक सामान्य डाक्टर के जितना ज्ञान रखे। विशेषज्ञ न हो तो काम चलाना ही पडता 
है। सेवाग्रास सें मेरे पास सुक्ष्मदर्शी यत्र है, मगर जो सब परीक्षाएं एक अच्छी खासी 
प्रयोगशाला में होसकती है, सेवाग्राम में आज नहीं होसकती । अगर रोगी को न्याय 
देना हो, प्रत्येक वस्तु की सर्वोत्तम चिकित्सा करनी हो तो सब विशेषज्ञ मिलकर काम 
करे ताकि एक फीस में से मरीज को सबकी सेवाए मिल सके। मगर हरएक सब चीजो के 
विद्येषत्ष बनना चाहें दो बह कठिन काम है ।” 

बापु बोले, “यह सब तो हुआ, मगर मे पूछता हूँ कि व्या आज ये सब बाते अप्र- 
स्तुत नही हे ” जब बाहर जायगे तब देखा जायगा। हमारे सामने भगीरथ काम पडा है | 
हम पुरानी दुनिया में वापस नही जाना चाहते। या तो आजाद हिन्दुस्तान में बाहर जायगे 
या यही मर सिटेंगे, यह हमारा सकल्‍प हू, यदि प्रभु ने उसे फलित किया तो ।” मेने कहा 
कि फलित क्यो नही करेगा? बापू बोले, “कैसे करेगा, क्यो करेगा, अगर हम जो इस भगीरथ 
काम के मुखिया हैँ वही अपना समय फिजूल बातो में खोदेते है । हमारा तो एक-एक 
क्षण, एक-एक सास उसी काम की साधना में जाना चाहिए। हम एक-एक इब्द तौलकर 
बोले, अनावश्यक बात बिल्कुल न करे, तब कही हम अपने काम के निकट पहुंच सकते 
है । आज हमारे सामने जेल है । हम यहा अपने समय का उपयोग कैसे करे, यह सवारू 
है। में देखता हूँ, यहा कितना ही समय नष्ट होता रहता है। मुझे यह चुभता है। मेने खुद 
तो अपना कार्यक्रम बता लिया है । अपने-आप वह बन गया हू । बाइबिल हु, लई फिशर 
की किताब है, उर्दू है, कुरानशरीफ हैँ। इस सबका अभ्यास नियमित चलता हैं । 
सुशीला का भी कार्यक्रम बना है, उसे वह पूरा करे। सो आज तुरत हमारा क्या धर्म है, 
हमें उसीका विचार करना चाहिए ।” 
इसके बाद प्रसंग बदलते हुए बापु ने कहा, में तेरे साथ मौराबहन की बात करना 

चाहता था। कल फूलो की बात पर तू इतनी घबराहट में क्यो पडी थी ” यहातक कहने 
लगी कि में अब फूल इकट्ठे नही करूँगी। ऐसा क्यो ? जो हमारा धर्म है उससे क्यो चूकें ? 

कोई भले ही कुछ कहे ।” मेने कहा, इसमें धर्म की बात नही, फूल लेजाकर हम मृत 

की तो कोई सेवा नही करते, अपने सन्‍्तोष के लिए लेजाते हेँ। भीरावहन नाराज 

हुईं तो सैने सोचा अब नही छाऊगी ।” बापू कहने लगे, “हा, किन्तु यदि फूल चढाकर 

उसमें से हम कुछ प्रेरणा लेते है, हमारी निष्ठा को कुछ दृढता मिलती है तो ठीक हैं । 

अगर ऐसा नही है तो यह फिजल ही है । मगर मे तो यह कहना चाहता हूँ कि छोटी-छोटी 

बातो से उद्विग्न क्यो होना चाहिए और इतनी जिज्ञासा भी क्यो रखनी चाहिए कि हमारे 
-बारे में किसीने क्या कहा था हम उसी हृदतक जानने की इच्छा रखें जहातक वह हमारे 


॥ 


जेल म बापू का पहुला जन्म-ददिन 


#2८॥ 
रे 


आत्म-सुनार के लिए आवब्यक हूँ, जिज्ञासा की सातिर नहीं ।* 

रात भेरे सिर में खूब दर्द था। मीरावहन ने प्पार से आकर सिर पर दर्द की दवा 
लगाई । विल्‍ायती मगनेशिया के जुलाव की एक मात्रा पिलाई, बिम्तर में सुठाऊर दयाने 
लगीं। सेने इन्कार किया, मगर उन्होने नहीं माना। मेने कहा, “मौरायहन, दस बीजिए | 
मुझे इसकी आवश्यकता नहीं हू । इसमें में परेशानी महसूस करती हूं । मेने इस फ्स्मि फी 
सेवा किसीसे नहीं ली ।” वह बोलीं, “तव तो और भी जररी है कि तुम ऐसी सेवा लो ४ 
बहुत प्यार से मुझे चादर ओढाई । दो-चार मिनट छोटे बच्छो की तरह थपक्री देकर कहने 
लगीं, “अच्छी, नन्‍्ही बकरी !“* सब हस पडे । सीरावहन दकरियो को इत्तना 
प्यार करती हूँ कि अपनी कोमलतसम भावनाओ को व्यक्त करने के लिए उन्हें बकरियो 
का सहारा लेना पटा । 


ह ३० सितम्बर “४२ 
सुबह घूमते समय मेने बापू से मौरावहून की बकरीवाली बात कही । कहने 
लगें, “मीराबहन में एक बडा गण हू। उसके निकट मनृष्य, पश्, दृक्षों और फूलो 
में कोई फर्क नहीं है । उसे वकरियों से वाते करते तो तूने सुना होगा। फूल-पत्तो से भी 
वह बाते करती है । और कल रात उसने बिना किसीके कहे वह सब तेरे लिए किया ।” 
मेने कहा, “उनमें गुण तो भरे ही हूँ, नहीं तो अपने राजा-समान पिता के घर को 
छोडकर वह यहा भागकर क्यो आतोीं ४” बापु बोले, “हा, यह बात तो है ।” 
आज मेने उपवास किया। खाली सुप पिया। शास को अच्छा लगता था। मीरावहन 
पुछने आई कि कोई सेवा या मदद चाहिए तो बताना । सरोजिनी नायडू कहरही थी, “मौरा 
तुम्हारे लिए कल रात बहुत चिन्तित थी । वह तुम्हे बहुत चाहती हू और मुझे मालूम 
ही न था कि वह प्यारेलाल को भी इतना चाहती हूं ।” मेने उन्हे कल रात की बकरी- 
वाली बात बताई । कहने लगीं, “चकरी के साथ उपमा देने से अधिक प्रशसा बह फिसी- 
की और क्या करती 7?” 


£ पद: ] 


जेल में बाप का पहला जन्म-दिन 


आज हम सबने काफी समय यह सलाह करने में सर्च किया कि बापू 
के जन्म-दिन को हमें क्या करना हूं। सरोजिनी नायडू ने वात शुरू की। पीछे 
सब अपने-अपने सुझाव देने रूगे। रात को म॑ आई तो आठ बजकर दस सिनट 
होगये थे । बापू कुछ समझ गये होगे । कहने लगे, “तुम लोग क्या हवाई महल बनारहे 


* गुल [तता6 एएथ 


न्ध्डि बापू की कारावास-कहानी 

थे ?” वे हसरहे थे। मेने हसी में कहा, “बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ो की बाते कर रहे 
थे। उत्तमें बाइबिल भी थो। सरोजिनी नायडू विचार कर रही हे कि यहा जो लोग 
हैँ उनके सामान्य ज्ञान की परीक्षा लोजाय, इसलिए पर्चा तैयार कर रही हे । उसमें 
वाइबिल के उद्धरण भी आवेगे |” 


बा की रात अच्छी नही गईं। बापू को शक था कि कुछ खाने में बदपरहेजी हुई 


होगी । 


$ 


१ अक्तूबर “४२ 
कल बापू का जन्स-दिन है । बापु के घूमने जाने के बाद फूल लटकाने के लिए 
दीवारों में कीले लगादी गई । बापु ने दोपहर को कहा, “देखो, सबसे कहंदो, सजावट 
नही होनी चाहिए। सजावद हृदय के भीतर की हो ४” मेने हँस दिया। सरोजिनी नायडू नें 
मुझे बापू को यह सदेश देने को कहा था कि वे कल दोपहर तीन बजे का समय खाली 
"रखें। जब में यह सदेश देरही थी तब बापु ने सजावट न करने की बात कही । फिर 
पूछने लगे, “तीन बजे क्या है?” भाई कहने लगे, वह तो अत्यन्त गुप्त वस्तु है। सरोजिनी 
नायड्‌ से मेने बापु का सजावट न करने का सदेश कहा तो हंसने लगी, बोली, “बापु 
हमको, खासकर मुझे, अपना दिल बहलाने से नही रोक सकते ।” 
मीराबहन ने यह सुना तो कहने लगी, “बापु ऐसा कहते है तो फूल सजाने की 
बात छोडदे ।” सरोजिनी नायडू ने कहा, “नहीं, तुम सब दोष मुझ पर डाल देना। 
मुझे यह आदेश कहा दिया गया था कि जेल में भी गाधीजी के हुक्म का पालन करूँ | / 
बा दो तीत-दिन पहले कहरही थी, “बापु के जन्म-दिन पर हम हमेशा गरीबो को 
खाता बाठते है । इस बार ऐसा नही कर सकेगे ।” मेने कहा, क्यो नही ? ” बा ने उत्तर 
दिया, ' बापू कहते है, यह जेल हैं और सरकार का पैसा इस तरह खर्च नही किया जासकता ।* 
मेने बा को बताया कि हम लोग अपने-अपने पैसो से सामान मगवारहे है, सरकार के 
पैसे से नही, और सबको बाटेंगे। बा खुश हुई । मालिश के समय बापु की गादी के ऊपर 
कील ठोकने के निश्ञान देखकर बोली, “यहा फूल नहीं रूगाना । दरवाजे में तोरण 
भले बाधो । यहा यह सब ढोग नही चाहिए।” सिपाही उस वक्‍त तो चला गया, सगर 
'पीछे से कील लगा गया । लेडी ठाकरसी के यहा से सब्जी की ठोकरीं लेआया । 
पहले शहद आया था, फिर गुड भी । गुड की ठाफी सेने कल ही बनाली थी । बापु 
से सरोजिनी नायडू कहने लगी, “बापू, कल आपको एक सभ्य सनुष्य की तरह भोजन 
सिल्लेगा ।” ५ 
बापु हँस दिये । पुछा, “वह केसे ?! 
श्रीमती नायडू ने उत्तर दिया, “विद्येष प्रकार का सुप, फूल गोभी, रोटी, कच्ची 
सब्जी आदि सभी वस्तुए बारी-बारी से और ठीक तरीके से परोसी जायगी ।” बापू हस 
दिये । सरोजिनी नायडू को इन्कार न कर सके । 
हमारे जेल सुपरिस्टेन्डेन्ट बहुत-से फूल लाये। हम लोगो ने उनके हार बनाये। बापु 


4॥ 


जेल में बापू का पहला जन्म-दित ६ 


' 
के सोने के बाद बायु के दरवाजे में बैठने क्षी जगह पर, दीवार पन्‍, सामने जामारी 
पर, महादेवभाईवाले कमरे में और सरोजिनो नायडू के कमरे के दरवाजों पर माडाए 
रूटकार्दी । सीढियों पर मेने और भाई ने “जीवेम शरद झतम्‌” यह पूरा मत्र सफेद 
रागोली में लिखा । भाई ने पहले कोयले में लिखा। उनके जक्षर ज्यादा अच्छे है। मेने 
उस पर रागोली डाली । एक-एक सीटी पर मन्त्र की एक-एक पकित थी-- 

जीवेम शरद दतम्‌, 
पद्येम शरद शतम्‌, 
श्वणुयास शरद शतम्‌, 
प्रक्रवाम घरद शतम्‌, 
भूयठ्च शरद झत्ात्‌ 
दूसरी तरफ सीढी पर उसी तरह---असतो मा सदगसय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 
सृत्योमामृतयमय' यह मत्र भाई ने लिखा। इसका आये का मु बाहर की ओर था और 
अथम मत्र का भीतर को ओर । विचार था कि एक ओर से वापू को घूमने के लिए नीचे 
लेजावेंगे और दूतरी ओर से वापस छायेंगे ताकि एक मत्र उतरते समय्र सोना सामने 
हो, दूसरा चढते समय । दोनो तरफ की सीढिय्गे की बीच की जगह पर रागोली से चित्र 

बनाये थे। वरामदे में सुस्वागतम लिएा। यह सब लिखते-लिखाते मुझे रात के १२ 
बज गये। मुझे डर रूगा और भाई भी डरे कि कहीं वायू उठ गए तो नाराज होगे । कहने 

'रूगे, “अब जो रह गया हूँ सो छोडदो, मुबह देखा जायगा ॥” 

सुबह उठी तो देखा रागोली खतम होगई थी । अत जो रह गया था, रह ही गया। 
सरोजिनी नायडू ने रात को साढे ग्यारह बजे चाय बनाकर पिलाई। कहने रूगीं, इससे ताजा 
छहोजाओगी | जिस टोकरो में में महादेवभाई की समाधि पर रोज फूल लेजाती थी, उसमें 
फल, बादाम, ढठाफो की बोतरू, गहद की होतरू आदि सामग्री रसी गई। उसे फूलों से 
मीरावहन ने सजाया । उनमें कला-वृत्ति स्वाभाविक रुप में हैं। सब जगह फूल सजाने का 
भार उन्होने रिया था। सरोजिनी नायडू के जिम्मे सामान्य देखरेख थी । वे वेठी-बेठी कल 
के लिए रात के साढे बारह बजे तक मटर के दाने निकालती रहीं । 

मीरावहन ने सबेरे खाने के समय वकरी के बच्चे को बापू से प्रणाम कराने को 
लाने का विचार किया था। भाई ने सूचना की कि उनके गले में सहनाववतु+ बाला 
अस्च लिखकर ऊूटका दिया जाय । मीरावहन को यह विचार अच्छा नहीं रूगा । पहले 

'तो वे इधर-उधर के ऐत्तराज करती रहीं मगर सरोजिनी नायडू ने बताया कि उनके सयाऊ 
से जो विचार मूल में मीरावहन का था, उसमें दूसरे लोग दखल न दें तो अच्छा है । भाई 





अआश्रम में भोजन करते समय इससे आरभ किया जाता था । वह मन यह है - 
सहनाववतु, सहनीभुनकतु, सहवीर्य करवावहै । 
तेजस्विनाववीतमस्तु, मा विद्विपावहै ॥ 


६६ बापू की कारावास कहानी 


ने उनकी अरुचि देखकर फौरन ही अपनी सूचना वापस लेली । मुझे यह थोडा चुभा ४ 
मेने भाई से कहा, यह अफसोस की बात हैँ कि मौराबहन ने आपकी सूचना नापसद 
की ,-उससे तो बापू खुश होते और बकरी के बच्चों से प्रणाम करवाना बहुत शोभायसान 
होता ।” भाई ने उत्तर दिया, “हा, बकरी के बच्चो के साथ ऐक्य की बात से बापू बहुत 
खुश होते, मगर उसे छोडना ही ठीक था । आखिर आज के दिन की खासियत तो यही है 
न कि हम सबके साथ एकरस हो, परस्पर मिठास हो और जो चीज किसी और को 
पसन्द न हो उसे खुशी से छोडदें ।* 

रात को सेरे सोजाने के बाद मीराबहन अपने-आप भाई के पास आई और बकरी के 
बच्चे के लिए सहनाववतु वाला मत्र लिखने का अनुरोष किया। वह साबुन का एक 
खाली डिब्बा छाई । उसमें से पान की शकल के गत्ते काटकर भाई ने उन पर 'सहनाववतु' 
मत्र लिखा और नीचे लिखा 'मोटा भाई घणु जीवो' (बडे भाई आपको बडी उम्र हो) । 
ये गत्ते बकरी के बच्चे के गले में लटकाये जावेंगे । बापु बकरो का दूध पीते है, तो बकरी 
के बच्चो के बडे भाई हुए न। में रात वारह-साढे वारह बजे बिस्तर पर पडी थी, आखें 
जलती थी । भाई ने मिट्टी की पट्टी आख के लिए बनादी थी, आख पर रखकर सोई; 
पर नींद नही आई । एक बजे के बाद सोसकी । नींद ही उड गई थी । ३-२० पर 
बापु ने प्रार्थना के लिए उठाया । मिट्टी की पट्टी से आख को बहुत आराम मिला था 8 

हि २ अक्तूबर “४२ 

सरोजिनी नायडू ओर मीराबहन, दोनो ने उन्हे प्रार्थना के लिए आज जगाने को 
कहा था। में गई तब सरोजिनी नायड्‌ तो जग ही रही थी। वह रात भर सो ही नहीं 
सकी। मीराबहन को गहरी नीद से जगाना पडा । बापु के लिए पहला आइचर्य तो इन 
दोनो का प्रार्थना में आना और दरवाजे और दीवार पर लगे हुए फूल देखना था। मीरा- 
बहन ने भजन गाया, 'जागिये रघुनाथ कृबर ४” उन्हे सुबह का एक यही भजन जाता 
था, ऐसा उन्होने मुझसे कहा । प्रार्थना के बाद मेने देखा कि एक सिपाही रागोली भर 
रहा था। वा भी आज प्रार्थना के लिए उठी थी। मीराबहन ने प्रार्थना से पहले बापु 
को प्रणाम किया, मेने, भाई और बा ने प्रार्थना के बाद । बापू प्रार्थना के बाद सोगये, 
बा भी । सरोजिनी नायड, सीराबहन, भाई और मेने स्तान किया। से बापू के लिए 
मौसम्बी का रस निकालरही थी तभी बापू उठकर भीतर आये। 

प्रार्थना के समय दीवार पर फूल देखकर बापु ने बा से कहा, “तू नही रोक सकी 
नइनको ? ” बा ने कहा, “मैने मना तो किया था सगर नहीं माने ।” बापु ने सरोजिनी नायडू 
से कहा, “मुहब्बत भी किसी पर लादनी नही चाहिए (” सरोजिनी नायडू ने दीवार पर से 
फूल उतरवा दिये और सीढी के पास रख दिये । 

नाउते के लिए बापू आये तो फल की टोकरी सजी हुईं सामने रखी हुई थी ॥ 
सरोजिनी नायडू ने आकर फूल का हार पहनाया और मोराबहन ने सूत का। हमारे जेल 
सुपरिल्ठेन्डेन्ट मि० कठेली ने भी फूछ का हार पहनाया। साथ में ७४) 5० हरिजन 


जेल में बापू का पहला जन्म-दिन ६७ 


काम के लिए भेंद किये और सादर प्रणाम किया। मैने अपने सूत का हार बनाया था । 
भाई आये, कहने रूगे मुझे भी वनादो । वह रस निकालने लगे । मेने उनके और या के 
सूत के हार बनाये । रागोलो के ७४ निशान सूत के हारो पर रूगाये । नीचे एक गेंदे 
का फूल बाध दिया । भाई ने पूछा, “क्या महादेवभाई का सूत नहीं है ?” मंने जल्दी से 
सिकालकर एक हार उसका भी बनाया ! 

बापू चाइता कर रहे थे, इतने में मीरावहन और भाई एक-एक बकरी के बच्चे 
को लिये हुए आपहुचे । दोनो बच्चो के गले में फूल-पत्तो के हार और 'सहनाववतु' 
सत्रवाले गत्ते लटकरहे थे। मोराबहन ने उनकी ओर से एक छोटी-सी सुन्दर स्तुति 
कही और बकरी के बच्चो से हाथ जोडकर प्रणाम कराया । फिर बापू के हाय से उन्हें 
रोटी दिलवाई | मगर उससे पहले हो उन्होने एक-दूसरे के गले के फूलो और कोमल 
पत्तियो के पहनाये हुए हारो को ही खाना शुरू कर दिया था । बापू बहुत हसे । मेने 
उन्हे अपने और बा के सूत का हार पहनाया । वा ने कहा था कि उनके सूत का हार 
भी में ही पहना दू । भाई ने अपना हार पहनाया। इसके बाद घूमने को निकले। 
रास्ते में बापु ने हमारी रागोल़ी और सीढी पर लिखे मत्र देखे । सारी फूल मालाए 
और टोकरी के फूल महादेवभाई की समाधि पर लेगये । बहा दीवार पर सब सजा 
दिये । रोज की प्रार्थता की । प्रार्थना से पहले भाई ने महादेवभाई के सूृत का हार 
बापू को पहनाया । वापु और भाई की आखो में पानी आयया । आज सास तौर से 
प्रार्थना के समय ऐसा आभास होता था मानो महादेवभाई हमारे साथ ही फडे प्रार्यना 
बोलरहे है । 

घूमते समय वापु ने पुछा, “तूने भत्‌ हरि की कथा सुनी है ?” मेने कहा, “जो हा, 
सुनी तो है ।! बापू बताने लगे, “योगी होने के वाद अन्त में भरत हरि को अपनी पत्नी के 
पास भीख मागने जाना था। जाता हैँ तो अपने भाई का और उसके प्रति अपने बर्ताव 
का स्मरण करके कहता है, अरे जखम जोगे नहीं जशे।* यहो वात महादेव के चले जाने 
के घाव पर भी छाग होती है ।” यद्यपि बापु अपना दुख व्यक्त नहीं करते, मगर 
महादेवभाई के जाने से उन्हे बहुत गहरा घाव लगा हूँ । 

बा को मालिश और स्नान करवाकर मे सरोजिनी नायडू की मदद के लिए गई । 
उन्होने मटर का पुलाव बनाने को कहा था। बेगन का रायता बना दिया । बापु के खाने 
की त॑यारी की । मौरावहन ने खाने की सेजपोद के किनारे फूलो की बेल ओर फूलो 
का सुन्दर स्वस्तिक बनाया। दरवाजे पर लाल रागोली का सुन्दर स्वस्तिक वनाया था । 
एक तद्तरी में फूलो से सनाकर फल रखे । मोरावहन ने कच्ची सब्जी भी सुन्दर ढंग से 
सजाई । टमाटर को गुलाब के फूल के आकार में काटा था। 

साढे दस बजे कलेक्टर और डा० शाह आये। डा० शाह तो अच्छी तरह 


*योगी होने पर भी यह घाव मिट नही सकता ।' 


€८ बापू की कारावास-कहानो 


बातें करते रहे । कलेक्टर ने तो इतना ही कहा “अपनी वर्षगाठ के दिन आप कंसे 
है ?” बापु कुर्सो पर बेंठे थे ताकि उसके आने पर खडे होकर हाथ मिला सकें। 
नीचे गद्दी पर वेठकर उठना उनके लिए कठिन रहता है। कलेक्टर के आने पर खडे हुए, 
हाथ मिलाया। मुझे यह अच्छा नहीं रूगा, बापू क्यो कलेक्टर की खातिर खडे हो ? मगर 
बापू तो मर्यादा की मूर्ति हे । जो करना चाहिए उसमें कभी नहीं चूकते । वे दूसरा कर नहीं 
सकते थे । कंदी की हैसियत से उन्हें कलेक्टर का समान रखना चाहिए था। नाइता करते 
हुए बापू ने कहा कि में जन्म-दिन पर उपवास किया करता हु और दूसरो से भी उनके 
जन्म-दिन पर करवाता हु। आज मुझे फल और सब्जी पर ही रहनेदें। मंने कहा, 
“नहीं, फल और दूध लीजिए।” सरोजिनी नायडू ने कहा, “साग तो खाना ही होगा।” आखिर 
एक रोटी को छोडकर वाकी सब कुछ लिया। खाने के बाद पर के तलूवो पर मालिश 
करवाकर बापु सोगयें। वा भी आज उत्साह में थों। उन्होने कल आज की तैयारी में 
सिर घोया था। आज नया टीका लगाया, बालो में फूल लगाये । खाया भी अच्छी 
सतरह । में और सीराबहुन दोपहर काफी सोये, बा भी । सब थक गये थे । 
सरोजिनी नायड्‌ ने दोपहर को आराम नहीं किया । सिपाहियो और कैदियों के 
लिए दाल, सेव, पेडे, जलेबी और केले मगाये थे। सबका हिस्सा करके उन्होने रखा । 
यह सब अपने, मीरावहन के और मेरे पैसे से मगाये थे ॥तीन बजे सब केदी आकर लाइन 
में बेंठ गये । बापू ने आकर उन्हे दर्शन दिये-- नमस्कार किया । वा ने सबको खाने 
का सामान बाटा । वह बहुत खुश थीं। बापू भी कंदियों को खाते देखकर बहुत खुश 
हुए । आज सुबह सब सियाही बापु को प्रणाम करने आए थे । सबको बापू ने कुछ-न-कुछ 
फल दिये थे । घूमते समय बापु कहरहे थे, “सिपाहियो को तो फल दिये, भगर केदियो 
को तो कुछ दिया ही नहीं ।” मेने कहा--देंगे । आप देखते रहिये । दोपहर को कंदियो 
को खाने की चीजें मिलती देखकर वे बहुत खुश हुए । जेल में कैदी लोग मामूली-मामूली 
चीजो के लिए भी तरस जाते हू । कटेली साहब ने सबके लिए आइसक्रीम बनवाई । 
बापु के लिए तो बकरी के दूध की बनाई और अपने हाथ से मशीन चलाई । आज बापू 
ने शाम को खाने के समय तीस वर्ष के बाद थोडी आइसक्रीम सरोजिनी नायडू के आग्रह 
के वश होकर खाई । हम सबने पेट भरकर खाई । सब सिपाहियो और कंदियों को 
भी दी। बापू खुश हुए। बोले, “इन लोगो को जेल में ऐसी चीजें देखने को भी नहीं 
मिलती ।” श्ञास को महादेवभाई को समाधि पर नए फूल रखे। 
शाम को प्रार्थना में बैष्णबजन तो' भजन गाया। प्रार्थना के बाद में बापू को 
धरामदे में लेगई । फव्वारे और रेलिंग पर दीपसारा थी। सुन्दर दृश्य था। वा ने 
कहा, “शंकर (महादेवभाई) के वहा भी दीया रख आना (” से और भाई सिपाहियो 
के साथ वहा सात दीये रख आये । 
रात हम सबने और आइसक्रीम खाई। इससे मेरा पेट विगडा। बापू रात 
बिस्तर पर लेटे तब कहने लगे, “यह सब जो तुम लोगो मे किया है, उसके औचित् में मुझे 


जेल में बापू का पहला जन्म-दिन ६६ 


आक है ।” उन्हें लगता था कि हम कैदी है और कैदियों को ऐसे उत्सव क्य। मनाना था ? 
३ अक्तूबर ४२ 
सुबह प्रार्थना के बाद में फिर सोगई । रात की आइसक्रीम ने कुछ तबीयत 
वबिगाडी थी । घूमते समय वापू ने सुबह न उठ सकने के बारे में कुछ पुछा तो कारण बताना 
'पडा, (हालाकि सरोजिनी नायडू ने कहा था, (हुआ क्‍या, रोज-रोज थोटे ऐसा होता है । 
न्‍्अब इस चारे में वापु और मौरा को न बताना । मीरा तो सालभर के बाद भी आइसनीम 
को दोष दिया करेगी |”) वापू सुनकर हस दिये। बोले, “मेरे कहने से तू न सातो तो इतना 
असर नहीं होसकता था। मगर भव तकलीफ हुई । इसलिए शायद आगे ऐसी भूल न करेगी ।” 
'फिर बाधु बताने लगे कि जिन लोगो ने ये सब खाने की चीजें निकाली हे उन्होने अपने 
आप उनके लिए छोटे-छोटे बर्तन भी वनालिये है । आइसक्रीम कभो बडे बर्तनों में नहीं 
खाई जाती हूँ । अलग नहीं पी जाती । द्ोरी (दक्षिणी स्पेन की सफेद शराब ) का 
"गिलास अलग होता है, पोर्ट (इूसरी तरह की शराब) का अलग । व्हिस्की कभी अकेली 
नहीं पी जाती, सोडा मिलाकर पीते हे । हम नकल करनेवाले यह सब तो जानते 
नहीं, प्याले भर-भरकर गठटक जाते हुँ और पीछे तकलोफ उठाते हैँ ४” फिर कहने लगें, 
“मेने रात भी कहा था कि यह सब जो तुम लोगो ने किया है, करने जैसा नहीं था। सरोजिनी 
नायडू काम तो बहुत वढिया कर लेती है, मगर सच्ची सस्कृति की कीौमत देकर । जो 
चीज में कहता हु उसमें सच्ची सस्कृति हैं । जो सब तुम लोगो ने किया, उसका मजाक 
भी उडाया जासकता है । किन्तु यदि हम जेंल में सरकार का टूध-मकक्‍्सनतक न खाय, 
सुखी रोटी खाय तो उसका कौन मजाक उडा सकता हूँ ? मेने यह सब सहन किया, 
अड जाता तो तुम लोग नहीं कर पाते । मगर मेने देखा कि आसिर तो इसमें शुद्ध प्रेम 
ही भरा है, अत होने दिया और कैदियों को तो देना अच्छा ही लूगता हैं, मगर यह सब 
हमारी मर्यादा से वाहर है ।” 
बोपहर पाच बजे पता चला कि जिन बकरी के बच्चो को कल मीरावहन वापू 
के पास लाई थीं, उनमें से एक मर गया हूँ । चार वजेतक अच्छा था, पाच बजेतक 
खतम होगया । किसी जहरीले साप के काटने का शक था। सबके मन में आया कि 
बह कल बापूके हाथ से रोटी खाने के लिए ही जिन्दा रहा था । कैदी और सिपाही लोग 
सब कहरहे थे कि उसकी गति तो अच्छी ही होगी । 
आज महादेवभाई को गए सात हपते पुरे होगए । 
४ अक्तूबर ४२ 
मेरा अग्रेजी व्याकरण अभीतक बहुत कम होपाया है । ७ तारीसखतक कंँसे 
पुरा होगा ? ऐसा रूगता है कि हो नहीं सकेगा । यह चुभता है । वायू कहरहे ये 
कि सें उनका सव काम छोडदू और सारा समय व्याकरण को दू । मगर उनका तो 
मेरे पास आजकल काम हुँ ही बहुत कम । वा का हैँ, वह तो छूठ नहीं सकता । दिनभर 
थोडा-योडा निकलता रहता है । पढाई का समय ही नहीं मिलता । वीच में आस के 


ढ 


१०० बापू की कारावास-कहानो 


कारण दो दिन निकल गये । 'यह सब मेरी पहली एम डी की परीक्षा के जैसा हा ॥ 

आज बापु को यहा आये आठ हफ्ते पूरे होगये हूँ। देखें और कितने पुरे 
करने पडते हे । 

बापु की सलाह से मेने मि० कटेली से कहा था कि बह मेरे घरवालो को खबर 
देदें कि उनके पत्र मिल गए है और मेने न लिखने का निःचय किया है । उन्होने वम्बई 
सरकार के गृह-विभाग के सेक्रेटरी को लिखा, क्योकि वह स्वय सीधे नहीं लिख, 
सकते थे । 

५ अक्तूबर “४२ 

भारत सरकार के गृह-विभाग का आज उत्तर आया कि सरकार यह सन्देश नहीं: 
पहुंचा सकती, में खुद ही उन्हे इस बारे में लिख सकती हू । बापू ने लिखने को कहा 

वा को दी रोज से अच्छी नींद नही आती गर्मी काफी है, मच्छरदानी में दम घुटता 
है । आज वा कमरे में बिना मच्छरदानी के सोई । कमरे में हुवा खूब आती है । भाई 
उनके पास सोये । वा को लगता है कि बापू रात को उठे, किसी चोज की जरूरत हो तो 
भाई शायद जल्दी न उठें, में तो उठ ही जाऊगी, इसलिए मुझे बापु के पास से नहीं हटने 
देती । बा आज बहुत अच्छी तरह सोईं । आधी रात के समय बापु ने मुझे जगाकर 
पुछा कि क्‍या वा सोरही है ” उसकी कुछ आवाज ही नही आती। मेचे कहा, “सोती नहीं 
तो आप क्या समझते है ?” बापु से कहा, “कोन क्या कह सकता हैँ ?” से देख आई ॥ 
वा गहरी नींद में सोरही थी । बाप के मन॑ में डर पेंदा होगया है कि कहीं वा को सी तल 
यहा खोना पडे । किन्तु यदि बा का यह निश्चय कायम रहेगा कि अच्छा होकर बाहर 
जाना है तो सब अच्छा ही होगा । 

६ अक्तूबर '४२ 

कल बापू का मौन था। कल ही कर्नल शाह के आने का दिन था समर बे नहीं 
आये, इसलिए आज आये । कल फिर भडारी के साथ आवेंगे । 

बापू ने कहा, “इस वक्‍त मेरे जन्मदिन के लिए कुछ भी बाह्य समारोह मत 
करना।” देशी तिथि के अनुसार कल उनका जन्मदिन होगा । हमने काते का प्रोग्रास 
रखने और खाने की जगह फूल सजाने की इजाजत उनसे लेली । 

सरकार ने मि० कठेली को लिखा था कि वह खतो के बारे में मेरा सन्देश मेरे 
घरवालो को नही पहुचा सकती । में इस बारे में खुद लिखू। मेरे पत्र का मसविदा 
भाई ते बनाया। बापू ने उसे नापसन्द किया। कहने लगे, “बिल्कुल सामान्य और 
सक्षिप्त होना चाहिए ।* 

आज माताजी आदि के पत्र मिले । बापू घूमते समय कहने लगें 
कि बम्बई सरकार के दफ्तर में तेरी साख जम गई मारूम होती है। में समझी नही 0 
पुछा--कैसे ? कहने लगे, “इस वक्‍त खत जल्दी देविये है, कुछ काटा-छाटा भी नहीं ॥ 
उन्हे लगता होगा कि यह तो ठीक चलती है, हमारा काम भी कर लेती है । तेरे बिना 


श् 


जेल में बापू का पहला जन्म-दिन १०१ 


था को थे लोग यहा रख नहीं सकते।” वा बीसार रहती हे। टावटर साथ है इसका सरकार 
को बहत सहारा हैं 
७ जवतूबर ४२ 
आज देशी तिथि के अनुसार बापू का जन्म-दिन था । सवेरे प्रार्थना में वा उठी । 
बापू ने आज केवल क्षनपका खाना खाने का निश्चय किया था। नाचते में सतरे-मौसम्धी 
का रस लिया । सबेरे प्रार्यना से पहले गरम पानी और शहद लिया, दोपहर को भी । 
११ बजे टमाटर का रस, बादाम-क 'जू , गाजर-मूली पीसकर व किशमिश भिगोकर साफ 
करके सामने रखीं । सब चीजें सतरे के छिलके की कटोर्या बनाकर उनमें सजाकर 
रखी थीं। सुन्दर रूगती थीं। खाने की जगह पर राष्ट्रीय पताका और 'भारतमाता 
की जय फूलों में लिज़ा बहुत सुन्दर लूगता था । 
मीराबहन, वा, भाई ख्ौर मेने बापू को सृत के हार पहनाये । बा के कहने से मेने 
बापू को टीका भी रूगाया । दोपहर आधे घटेतक कताई का दगल हम । बापू, भाई, 
मीराबहन और मे चार कातनेवाले थे । मेरा नम्बर पहला जाया। 
भडारी बौर ज्ञाह आये । हमने भडारी से एक हिरण देने को कहा। बह 
हुमारी कटीलो बाड़ के बाहुर अलूग हाते में रहता है । हम घूमने निकलते है तो हमारी 
तरफ ही देखता रहता है । हमने सोचा हमारे पास आजायगा तो उसे भी राम होगा, 
हमें भी। भडारी हा कह गये, सगर बाद में मरोऊिनी नायडू नाराज हुई। कहने 
रूगीं--- वह तो बगीचा उजाड देगा। उसका जिम्मेदार कौन होगा ? सो भडारी ने भी 
विचार बदल दिया । 
शाम को बापू ने फल, काजू, वादाम और टमाटर का रस लिया । फलो की 
सक्त्तरो बहुत सुन्दर सजाई थी । बा ने भी आज दूध और फल ही खाये । 
शाम की प्रार्थना में मीरावहन ने प्रेमल ज्योति” भजन गाया। सरोजिनी 
सायड ने सध्याकालीन प्रार्थना का आह्वान नाम को अपनी कविता पढी। मेने 
ओर भाई ने कुछ इलोक पढें । बड्ड अच्छे थे। प्रार्थना के बाद भाई 'छाल्दोग्य- 
उपनिपद्‌' में से वापु को कुछ मत्र वत्तारहे थे, जिनका भावायें था कि जिसकी सब 
फ्रिपा यज्ञ़मय होगई है वह ११६ वर्ष तक जीता हूँ । 
बापू ने व्याकरण की परीक्षा के लिए मुझें १५ दिन का और समय दिया । इलोक 
के बारे में मजाक करने लगे, “कुछ समझी या भट्टजी के वेगनोवाली बात रही 
जानवझकर अज्ञता प्रकट की। मेने कहा--नहीं समझी। बोले, “यह तो मत्र हे न, इसका 
जप करने से सिद्धि मिलती है । जैसे गायत्नी मत्र से, मगर समझकर कोई करे तो ! 
तुझे ११६ वर्षतक जीना हैँ क्या ?” मेने कहा, “जो नहीं, वह आपके लिए हूँ । हमारे 





“प्‌ ६३४6 70]ए सश्ा 
शी ७0 एएथ्णएट्ठ छाग्एटा 


१०२ बापू की कारावास-कहानी 


जैसे ११६ वर्ष जीकर क्या करेंगे ?” फिर मेने पूछा, “मगर मन्न के जप के बारे में क्‍्यए 
आप सचमुच ऐसा मानते है कि वह फलदायी है ?” 

बापू ने कहा, “में तो रामनाम के बारे में कह सकता हू । वह मेरा नित्य का अन- 
भव है, रोज नया, आज भी हुआ। मेने बहुत लडके-लडकियो से कहा है कि रामनाम जपो ॥ 
वे कहते है कि गदे विचार आते हे, तो में कहता हु कि उन्तको निकालने का प्रयत्न न करो। 
उन्हे कहोगे कि जाओ-जाओ' तो यह भी उन विचारों की एक तरह से पुजा ही हुई । 
उसके बजाय दूसरे अच्छे विचार भरो, रामनास जयो। गदे विचार अपने आप भाग 
जावेंगे । में आठ वर्ष का था, भूत-प्रेत से डरता था, तब मेरी धाय रभा ने कहा, राम 
नाम जयो तो सब भूत भाग जावेंगे ।/ उस वक्‍त से यह चीज शुरू हुई । पीछे रामायण 
दाखिल हुईं । इस प्रकार उन छुटपन के सस्कारो ने गहरी जड पकडी । उस वक्‍त भूत 
भागे कि नही, यह मुझे याद नहीं, सगर आज किसी भी अनावश्यक विचार को भगाने के 
लिए रामनाम का अद्भुत असर होता है । जो मुझे कहते है कि असर नही होता उन्हे 
में कहता हु कि और जयो । असर हुए बिना रहेगा नहीं ।” फिर स्टीवेंसन इजीमनियर का 
किस्सा बताने लगे। उसे कहा गया कि यहा इतना पानी हुँ कि इसे कोई भर नही सकता, 
पुल बाध नही सकता। उसने कहा कि कितना भी गहरा हो उसे आखिर भरना ही है ४ 
और उसने वहा पुल बनाकर ही छोडा । 


४ 76:६५ 


ईद का त्योहार 


८ अक्तुबर ४२ 

सुबह घूमते समय आज मेने फिर गीता के अर्थ शुरू किये । २५ इलोक होगये ४ 
बापु कहने लगे कि यदि नियमित करे तो बहुत होजाय, मगर तू कभी तो करती है और 
कभी नहीं करती । मेने कहा, “समय मिले तो-कर लेती हू, पर कोई बात करनेवाले 
आपके साथ घूमते हो तब कैसे होसकता है ?” बापू कहने लगे, 'हम अपने लिए बचाक 
कभी न ढूढें । दूसरे के दृष्टि-बिन्दु को देखे की कोशिश करे । ऐसा करने से एक तरह 
की सरलता आजाती है । ग्रहण-शक्ति बढती है । यह चीज आजाय तो तेरे बहुत 
ऊचा चढने के रास्ते में से रुकावट निकल जाय ॥* 

दोपहर को बापु के कमरे के कालीन वगेरा निकाल कर सफाई करवाई ! 
बहुत धूल निकली । बापु सफाई से बहुत खुश हुए । 

बा की तबीयत थोडी अच्छी है । 

शाम को घूसते समय बापू कहने लगे, “मेने बाहर के जगत के साथ कोई सम्बन्ध 
नही रखा। उससें से में तो रस के घूट लेरहा हू ।” 


ईद का त्यौहार १०३ 


६ अक्ठूघर “४२ 
चार-पाच रोज से सरत गर्मी पडती हैँ । आज श्ञास को स्व बादठ आए । 
एसा लगा, जोरो से पानी वरसेगा । मगर दो-चार छींटे आने के चाद बादल चले गये । 
महादेवभाई को समाधि को आज छीपा और नए फूल सजाए। बहुत सुन्दर लूग 
रहा था । 
भाई रामायण का अनुवाद कर रहे है। बापू ने उसमें मुझे चौपाइया छिसमने 
को कहा था । आज मेने लिखना शुरू किया, सगर मेरी व्याकरण की किताब अभी पुरी 
नहीं हुईं। इसलिए बापू ने रामायण लिखना छोडने को कहा। में ने कहा--पद्रहु सिनट की 
तो बात है । मुझे लिखना अच्छा भी रूगता है, लिखने दीजिए । बापु बोल उठे, “वया 
तेरे पास पंद्रह मिनट की कोई कीमत ही नहीं है ? और तुझे वहुत चीजें अच्छी लगतो हे । 
इसका अर्थ क्या ? रस तो में भी बहुत्त चीजो में रखता हु । सगर में अपने मन को रोक 
लेता हु । इंसके बिना आदमी कुछ भी कर नही पाता ४” 
१० अक्तृबर ४२ 
दिनभर गर्मी कुछ कम रही, शाम को खूब बढी | बादल भी घिर आये । सगर 
जब कल के काले बादल बिना बरसे ही चले गये तो आज के बादलो पर क्या आद्या रसी 
जासकती हूँ ? 
वा काफी अच्छी हूं । अब वह सब जगह घृ मती हे । हर काम में कुछ-न-कुछ उन्हे 
कहने को रहता है । खाने-पीने को भी मन होआता है । 
शास को महादेवभाई की समाधि पर थोडे फूल लेगये । मुझे ऊगा, आज धूप 
नहीं थी, सुबहवाले सूखे नहीं होगे । मगर वे तो सूख गये थे । स्वस्तिक बनाने को 
तो फूल नहीं थे, मगर एक क्रॉस बत गया। बापू को वह बहुत अच्छा रूगा। बापू ने ही 
बनाया था । 
आज कई दिनो के बाद फिर महादेवभाई की मुत्यु का चित्र सारे समय मेरे सामने 
रहा । 
शाम को बापु तस्माय परिहायेंडर्थ, नत्वशोचितुमहंसि'वाले इलोफ का मनत 
करने को कहरहे थे । अपने लोगो में जो दोष है उन्हे हमें बिना समता खोयें खूबसुरती 
से सहन करना हैँ, ऐसा बतारहे थे । 
मेरे गले में आज फिर दर्द हैं । * 
११ अक्तूबर “४२ 
आज सबेरे सहादेवभाई की समाधि पर में नए फूल रखने लगी। उसमें 
मुझे पाच-सात मसिनः रूग गये । साधारणत सुबह हम प्रार्यना में ही समय देते है । 
फूल शाम को सजते हे, वे दूसरी सुबहतक ताजे रहते है । 
बापू आज अपने सिर की चसडी को छूने से भी दर्द होता बताते थे। पहले सोचा 
कि खून का दबाव वढा होगा । मगर देखा तो खून का दबाव १६६/१०० ही था। तो 


५०्ड बापू की कारावास-कहानी 


फिर इस दर्द का कारण कब्ज होना चाहिए। कल रात उन्होने नींद भी अच्छी नहीं 
की थी। यह भी कारण होसकता हे । 

सरोजिनी नायडू ने वापू से कल ईद की सेवेया खाने को कहा था । बापु ने कहा, 
“मुझे खजूर खानेटों । हजरत मुहम्मद की तो वही खुराक थी न |” दे भान गई। 
बा को पता लगा तो पूछने लगी, “आप कल फलाहार क्यो कर रहे हो ?” बापु सोमवार 
का मौन लेचुके थे । लिखकर बताया, “ईद के कारण ॥” वा ने कहा, “मुसलमान तो 
कल सब कुछ खायेंगे, आप क्यो उपवास-सा करते हो ?” बापु ने लिखा, “दक्षिण अफ्रीका 
में तो तुम जानती हो न, महीना-भर मेने रोज़्ा रखा था। इस समय तो एक भी रोज़ा 
नहीं रखा! तो कल ईद के रोज कुछ तो त्याग करलू । पैगम्बर की प्रिय खजूर और दूध 
लऊूगा और मेरी प्रिय रोटी और साथ छोड दू गा ।” 

बा आज राजनीति को बहुत सारी बातें कर रहीं थीं। कहती थी, 'एमरी कहता 
हैं कि गाधी और जिन्ना एक-दूसरे से बात भी नहीं करते, मगर गाधी तो जिन्ना के घर गया 
था। महादेवभाई ने सव लिखकर रखा है। में तो लिखित सबत सबके आगे प्रकट करने- 
बाली हूँ ।” मेने कहा, बा, इसीलिए तो सब एमरी को झूठा कहते है न?” कहने लगी, 
“हा, ये लोग बडे खराब है ।” 

रात मेने बापू का काम भाई पर छोड विया। मीराबहन के सिर में दर्द था, सो 
उनके सिर में सालिश की और सरोजिनी नायडू की ठागो की भी सालिश की। रोज 
मीरावहन उनकी सालिश किया करती थीं। सवा दस बजे सोई । 

शाम को ईद का चाद बापू ने सबसे पहले देखा । मौन थे। मुझे बुलाकर दिखाया । 
फिर मेंने सबको बताया । एक मुसलमान सिपाही हैँ, मुहम्मद खा। उसे चाद बताकर 
आपु ने उसे मौसम्वी दिलवाई। सब चाद को देखकर ऐसे खुश होरहे थे मानो रमजान 
हमीं लोगो ने रखा था। 

१२ अक्तूबर ४२ 

आज ईद थी। सबेरे बापु ३-१० पर प्रार्थना को आये। प्रार्थना के बाद 
सोगये । आज उन्होंने सिवा उबले दूध के वाकी सब बिन-पका खाना खाया। 
खजूर, टमाठर, सतरा, मूली, बादाम वगेरा । श्ञाम को प्रार्थता पर भाई ने कुरान 
की आयते पढीं और सरोजिनी तायड्‌ ने अपनी एक कविता। श्ञाम की प्रार्थना के बाद बापु 
वा को पढारहे थे। आज फिर एक भंजन का स्वर उन्हे सिखारहे थे । सरोजिनी नायडू 
हसने लूगीं। बोली, “७४ वर्ष के बूढ़े नव विवाहित दम्पती का स्वागन्सा रच 
आनन्द लेरहे हू । 

मैने उन्हे ७ तारोख के 'टाइस्स आँव इण्डिया! अखबार में से &१ वर्ष के पुरुष 
और ७६ वर्ष की स्त्री की ज्ञादी की खबर पढकर सुनाई । हसने लगीं। वोलों, “इसके 
सामने तो ७४ ब की स्त्री बच्चो के समान है ।” बहुत हसी होती रही । 

सीराबहन ने सहादेवभाई की समाधि पर रोज न आकर हपते में एक बार आ नें 


सत्याग्रह में मात्महत्या ? 9०५ 


की इजाजत बापू से मागली । बापू ने खज्ी से दे-दी । 

घूमते समय बापू फिर मेरे ऐसे समय बम्बई पहुंचने और यहा आने की घटना पर 
आइचर्य कर रहे थे। बोले, “अब इसे ईव्वर का चमत्कार न कहा जाय तो क्या कहा 
जाय ? इसी तरह यह भी तो ईब्वर का चमत्कार ही हैँ न कि इतनी बदी सल्तनत 
से में लडरहा हू, वे इतना धमकाते भी हे मगर मुझ पर कुछ असर ही नहीं होता । न 
डर हूँ, न निराशा, न गुस्सा ही आता हूँ, बददुआ कभी मेरे हृदय से उनके लिए 
ईनिकरूती ही नहीं ।” 


+ हक | कर 
| छ 


सत्याग्रह मे आत्महत्या ? 


१३ अक्तूबर ४२ 
मकान के सामने एक फवच्वारा हूं। चहा घूमते समय बापू हम सवके साथ मकडी 
के जाछे देखते रहे । कैसे मकडी इतना पानी पार करके जाती होगी। इस प्रचन पर गहराई 
से विचार होता रहा । वापु किस-किस चीज में रस लेसकते हे, यह चकित करनेवाली 
चीज़ हूँ । 
वा खत लिखना चाहती थीं। बापू ने उनके लिए कनु के नाम एक पत्र का और 
घनुप तकली पर लगानेवाले राल का मसारा मगवा देने के बारे के पत्र का मसविदा 
खनाकर दिया। मेने उनकी साफ नकल करके वा के दस्तखत लिये और पत्र भेजें। 
जा बहुत खुश थीं कि अब उत्तर में और पत्र आवेगे। 
महादेवभाई की समाधि पर फूलो का ३४ बनाया। वह बहुत अच्छा लूमता 
था । स्वस्तिक चिह्न की जगह ऋस बनाना शुरू किया हूँ। फूल कम होगये हूं, इसलिए यह्‌ 
परिवर्तन शुरू हुआ हू । मगर बापु को अब ऋस ही अच्छा लूगता हूँ । 
१४ अक्तूबर ४२ 
ऋतु एकदम वदल गई हुँ। गर्मा बढी हूँ । फूल एकाएक मानो झुरूस ही गये हूं, 
'संकडो एक साथ सुख रहे है । महादेवभाई को समाधि पर आज एस्टर (3507) के 
कूलो का ३# बनाया। कर्तेछू भण्डारी और कर्नल ज्ञाह दोनो आज आणे। जाह तो करू 
नी आये थे। वापु को मालिश वर्गरा में इस कारण देर होगई । 
बापु वा को आज दोपहर गीता सिखारहे थे। रात को एक घटा गुजराती लिसाते 
हुँ, गाना भी । वा कहरही थी कि पहले से मंन्ते इस तरह सीखा होता तो कितना 
सीख लेती । मगर वापु ने कभी इस तरह उन्हे समय दिया ही नहों । अब भी देते 
"रहे तो अच्छा हूँ। 
घूमते समय बापू अपने जीवन की बातें चतारहे थे । कहने लगे, “किसी पर 


१०६ बापू की कारावास-कहानी 


ही ईइवर का इतना अनुग्रह होता होगा, जितना मुझ पर हुआ है, नही तो वेहया के घर 
जाकर कौन बच सकता है ? मगर मुझे तो वहा मन में किसी तरह का उद्देग, शरीर 
में किसी त्रह का सचारतक नही हुआ ४ 

मि० कठेली ने बाहर की हरी बाड में से निकलकर सामने की तरफ जाकर 
घूमने का रास्ता बडा करवा दिया है । उधर छाया रहती है, सो सबेरे उधर घमने" 
जाते है । बाप को कठेलो साहब का अपनेआप उनके आरास का इतना ध्यान रजनी! 
अच्छा लगा । सिपाही लोग बगीचे की पगडडिया भी अच्छी बनारहे है । 

रघुनाथ जसादार को आज कु्नेन का दूसरा इजेक्शन दिया । पहला परसो दिया 
था। उसे बहुत सख्त किस्म का मलेरिया है । अच्छा होरहा है। यहा मेरी डाक्टरी 
अपने साथियो, सिपाहियो और हमारा काम करनेवाले सजायाफ्ता कैदियों तक सीमित 
है। कोई बीमार सलाह लेने आता है तो अच्छा लगता है । 

१५ अक्तूबर “४२ 

आज महादेवभाई को गये दो महीने पूरे होगये । जगत चलता ही रहता हैं ॥ 
मनुष्य आता हैं और चला जाता है, किस्तु जगत की गति में फरक नहीं पडता । 

थोडी-थोडी सर्दी शुरू हुई है, अब सबेरे घूमते समय 'हिसालय' में सर्दी छूगती ह॑ । 
सामने की ओर मि० कटठेली ने जो घूमने का रास्ता तैयार करवा दिया है, वह हमारे यहा 
के कुटुम्ब में 'हिमालय' कहलाता है । 

घूमते समय जेल में उपवास की नौबत आवे और जेल-अधिकारी जबद॑स्ती खाना 
खिलावें तो सनुष्य क्या करे, इस प्रदन की चर्चा उठी । बापू बोले, बाह्य उपायो को 
सोचना ही क्यो ? जिसकी सचमुच जीने की इच्छा उठ गई है, उसका द्ारीर अपने 
आप गिर जायगा । अलकार में कहू तो वह योगारित प॑ दा करके उसमें भस्म होजायगा ॥ 
इतना प्रतिरोध करेगा कि उसमें टूट जायगा ।” भाई ने कहा, /सिद्धात में यह ठीक 
है, मगर कहातक में खुद यह कर पाऊगा, इसमें मुझे शका हे । ठब बाह्य उपाय भी 
सोच रखना चाहिए न ?” बापू बोले, “जो बाह्य उपाय का ही विचार करता रहता 
है, वह अन्दर की अग्नि पैदा कर ही नहीं पाता । सगर कोई बाह्य उपाय का आश्रय ले 
और ऐसी हालत में आत्महत्या भी करे तो में उसे दोष नही दू गा ।” 

भाई ने बाह्य उपायो में अपने उस्तरे से खून की कोई बडी नाडी काट लेने की 
बात की । मेने पुछा, “यदि कोई रात को चुपचाप अपनी एक बडी नाडी काटले 
और खून निकल-निकलकर ही वह सुबहतक मर जाये तो क्‍या वह ठीक होगा ? जेल 
में उपवास का हेतु मरना नहीं है । हेतु तो सत्ताधारियों का हृदय बदलना है| सामने- 
वाला देख भी नहीं पाता और हम चुपचाप आत्महत्या कर छेते हे तो उसमें सामनेवालले 
का हृदय-परिवततेत कैसे होगा ?” 

बापू बोले, “इस समय हृदय-परिवतेन की बात नही होरही है ।. आज प्रयोग 
बहादुर की अहिसा का नहीं, कमजोर की अहिसा का हैं। यहा भी नेता के पास तह 


सत्याग्रह में आत्महत्या ? १०७ 
श 


हृदय-परिवर्तन की बात रहती हैं। मगर सर्वसाधारण छोगों के लिए ऐसा मौका आ- 
सकता हूँ कि वे किसी अपमान को वरदाइत न कर सके और उससे बचने का उनके पास 
वूसरा साधन नहीं है तो वे मर जायें | तब उनका कार्य अहिसक ही होगा, चाहे उस 
कार्य की मात्मा शायद अहिंसक न हो ।” सेने पुछा, “यह कंसे ?” बापू समझाने छगे, 
“एक आदमी को फासी की सजा मिलतो है । जो सिपाही उसका रसचाला हूँ उसकी 
रक्षा करता हुँ । उसे फासी मिलनेतक अपनी जान देकर भो उसकी रक्षा करता हूँ। 
उसका कार्य तो अहिसक है, मगर वह कहा जानता हूँ कि उसमें अहिंसा 
है! 

“तो इस दुर्बलछ की अहिसा को मुझे आजमाना हुँ । मेने देखा है कि सारे देश 
को में बहादुर की अहिसा आज नहीं सिखा सकूगा । मगर यह दुर्वल की अहिसा कुछ 
फल लावे तो दुर्बल प्रजा के हाथ में अपनी रक्षा के लिए एक साधन आजाता हैं और उसमें 
से बलवान की अहिला भी निकल सकती है। अगर दुर्वल की अहिंसा फल ला- 
सकती है तो सच्ची बहादुर की अहिसा की ताकत का अन्दाज लगाया जासकता है ४ 

बा काफी अच्छी है । बापु के पास से सीछती है, मेरे साथ भी पढती है, भाई 
के साथ भी । इससे उनका मन बहला रहता है । 

१६ अक्तूबर ४२ 
राजाजी के भाषण की रिपोर्ट अखबारो में पढी । मगर वह रिपोर्ट शायद दुरुस्त 
न भी हो। एक-दो दिन में पता लग जायगा । 

वा की खासी बढी है । बेचारी का एक दर्द बेठता हैं और दूसरा पडा होजाता हूँ। 

सरोजिनी नायडू अभीसे फिक्र में हे कि मौरावबहन के जन्म-दिन को क्या-क्या 
किया जाये । मीराबहन जिस रोज वापु के पास आई थों, उसे अपना जन्म-दिन सानती 
हुँ। वह हूं सातवा नवम्बर । इस वर्ष दिवाली भी उसी रोज़ पडती है। सरोजिनी 
नायडू कुछ खएने की चोज बनाने को कहतो थीं। एक डलिया में साबुन-तेल वगैरा 
रखकर सोराबहन को देने का विचार हूँ । 

आज कलेक्टर और डा० दाह आये । मोराबहन के सिर में दर्द रहता है यह 
सुनकर डा० शाह पूछने लगे, “दात में तो कोई तकलीफ नहीं [है ?” मगर उनके सिर 
दर्द का कारण दूसरा ही है । कर्नल दाह हर दर्द का कारण दातो में ढूढते 
हे । 

आज महादेवभाई की समाधि को छोषा था । शाम को नए फूल सजाए + 
गुलाबी एस्टर का 5७ और सफेद एस्टर का कॉस बनाया । बहुत सुन्दर लगते थे । 
पाव के पास फूल सजारहे थे। अचानक उनका आकार गुजराती जी' बन गया । 
बापू को बहुत अच्छा रगा। कहने लगे, “महादेव के पाव के पास यह 
अच्छा लगता । मेरे कानो में महादेव को “जी की ध्वनि गूजने लूगतो 


>> 2 


हो 


5०८ बापू को कारावास-कहानी 


१७ अक्तूबर *४२ 
कल से बा ने मेरे साथ बापू को आरोग्य-सम्बन्धी किताब” के सिवा गीता 
पढना भी शुरू किया है । बापू के साथ भी खूब पढती है । तबीयत अच्छी नहीं 
-तो भी पढने का शौक खूब रखतो हैं । इसका एक उपयोग यह भी हुँ कवि बा को 
'सिखाते समय बापू के लिए थोडा दिल-बहलाव होजाता है । 
टाइम्स! ने राजाजी के भाषण पर आज एक अग्रलेख लिखा है । ऐसा 
अखबार ऐसी चीज़ से फायदा उठाने का सौका भला क्यो छोडने वाला था | 


2 हू. 8 
बा की पहली सख्त बीमारी 


१८ अक्तूबर “४२ 

आज बा को बुखार हे। मलेरिया हो या शायद ब्राको निमोनिया (87ण८0- 
776पशण78 ) ।. फेफडो में पुराने ब्रान्काइटिस (80775) वगेरा के निशान 
हैं। नया कुछ नहीं सुनाई देता। मगर इस तरह के ब्रान्काइटिसवाले फेफडो में 
नए निशान ढके रहते है । नई बीमारी दूृढनी कठिन होजाती है । सि० कठेली नें 
डा० शाह को बुलाने को पूछा । मेने और बापू ने पहले तो कह दिया कि आवश्यकता 
नहीं है । मगर बाद में मेने कहा, “आपको लगे कि उन्हे बताना चाहिए तो भले बता- 
इुए।” सि० कठेली ने जाम को टेलीफोन किया। रात आठ बजे डा० शाह आये और 
तबीयत कंसी है, यह पूछकर चले गये । मुझसे कहने लगे, . मझे लगा कि मुझे देखने आना 
चाहिए। में जानता हू, मेरे लिए कुछ करने को रहता नही, मगर न आता तो मुझे चिन्ता 
लगी रहती । इसलिए आगया ।” मेने कहा, आप आगये यह अच्छा हुआ । बा इतनी 
कसजोर हूँ कि उनके बारे में चिन्ता होती ही है ।” 

आज दशहरा हैं। सब कैदियों के लिए सब्जी बनाई। बाकी उन्हे कच्चा सामाच 
दिया । उन्होने अपना पकाकर खाया । 

शाम की प्रार्थना में सरोजिनी नायड्‌ ने कालीदेवी के बारे में अपनी लिखी एक 
कविता पढी । अच्छी थी । मैने कई बार महा है कि कुछ नया लिखिए, महादेवभाई 
के विषय में अथवा बापु के विषय में, सगर वे नही लिखती । शायद प्रेरणा नहीं होती 
होगी । 





“बापू ने जेल मे आरोग्य-सब्ध। अपनी पुरानी किताव को फिर से किखना 


शुरू किया । मुझसे रोज जितना वे गुजराती मे छिखे उसका हिंदी और शग्नेजी 
अनुवाद करने को कह रखा था । वा बापु का लिखा मेरे साथ पढा करती थी । 


वा को पहली सरल बोसारी 9०६ 


बा को सुबह १०० २ बुखार था तो भी बापू से पढा । बाद में याट पर जा लेदों । 
उनके सिर में बहुत दर्द था। खासी-जुकाम तो हुँ ही । 

दोपहर खाने-पीने में विधि-निषेध की बातें होरहों थों । मेने वायू से कहा, 
“आदमी कोशिश करे तो धीरे-बीरे काफी चीजें पचा सकता है, आदत पडने में बोडा समय 
जाता हूँ सही । मिसाल के तौर पर अब में घर जाऊ या घर ने आश्रम आऊ तो पाने 
के बारे में जादत बदलने में कुछ ममप लगता है । दोनों जगह का खाना अरूग फ्िस्म 
का रहता है । मगर कुछ दिन पीछे उस खाने से कुछ तकलीफ नहीं होती ।” वापु कहने 
लगें, “जल्दी से आदत बदल सकना गुण है। ऋतु बदलती हैँ ठो हमें अपनेजापको 
उसके अनुकूल करना पडता है । वह स्वाभाविक अनुकूलता हुई । मगर जिस तरह को 
तुम बात कर रही हो वह अस्वाभाविक हैं ।॥ इस तरह नए खाने के बनुकूल होने के लिए 
ताकत खर्च करना तो शक्ति को किजूल सोना हैँ। अनुचित भी है। इस तरह 
करने से आखिर धरीर क्षय होता है और बुद्धि का भी क्षय होजाता है । घरीर का क्षय 
तो आपिर होने ही वाला है, मगर म॑ मानता हू कि बुद्धि का क्षय नहीं होना चाहिए । 
अब देखूगा कि मेरे साथ आखिर क्या होता हुँ । हो सकता है कि मेरी बुद्धि का अन्त में क्षय 
हो । अगर ऐसा हुआ तो कहुगा कि मुझे उससे बचने के लिए जो कुछ करना चाहिए था 
वह मेने नहीं किया ।/” 

१६ अक्तुबर “४२ 

बा की रात काफी बेचेनी में गई। डा० ज्ञाह सुबहु फिर आए, बा सोती थीं । 
दाम को आने को कह गये। शाम को आये तो कहने लूगें, “आप वा के शरीर को 
पहचानती हो । दवा वरगरा जो देनी हो तो देती जाओ। में दसल नहीं दूगा।” मेने 
कहा, “ठीक हैं, मुझे सदद की जरूरत होगी तो आपको कह दूगी।” उनकी नम्रता 
और शराफत आदमी को मुग्ध कर लेती है । 

वा को सल्फा (5$प्राए्ठ8) दवा की गोलिया देना शुरू किया है। शाम को 
बुखार ६६ होगया । आज्ञा है, जल्दी अच्छी होजायगी । 

आज सरोजिनी नायडू कहने लगीं, “वा प्यारेलाल को बहुत प्यार करती हूँ । 
में नहीं समझती कि उनके अपने लडकों ने भी मा की कभी इस तरह सेवा की होगी, 
जैसी प्यारेलाल कर रहा हैं! वह भी उन्हें अपने लडके की ही तरह प्यार करती 
है। कहना होगा, मुझे भी प्यारेलाल का बहुत सहारा हैँ । वह कुछ खास मेरे लिए 
करते नहीं है, मगर उनमें कुछ ऐसा आकर्षण हूँ, जो खीच लेता है (” 

शाम को भाई से कहने लगीं, “मेने आज तुम्हारी बहुत तारीफ कर ठाली हूँ । 
अपनी बहन से पूछो ।” भाई कहने लगे, “अगर मेरी निन्‍्दा की होती तो पूछने में अर्थ 
भो रहता । तारीफ के बारे में जाकर क्या पूछ ;$; 

बापू का मोन दाम को सवा सात बजे खुला । वा की तबीयत इस वक्‍त अच्छी 


लगती है । 


४१० बापु की कारावास-कहानी 


२० अक्तूबर ४२ - 

आज बा की तबीयत काफी अच्छी है, सगर रात नींद कम आईं । साढ़े 
सीन बजे सबेरे भाई ने मुझे जगाया, “बा घबराती है । नाडी बहुत तेज है, गिनी नहीं 
जाती (” में घबरा उठो। देखा तो नाडी अच्छी थी, बहुत तेज भी नही थी, १०० के 
अन्दर थी। बा कहने लगीं, “मुझे नीद की गोली दो ।” नींद की गोली तो थी ही नहों, 
मगर सोडा बाईकार्द (5002 8८७7४) की गोली थी । एक दिन इसो तरह बा को सींद 
व्नही आती थी तब नींद के नाम से मेने वही गोली देदी थी। विचार के असर से ही 
'उस रोज बे सोगई थी । आज भो मेने वही गोली दी। शहद और गरम पानी 
“पीने को दिया । बापू नें प्रार्थना बा के कमरे में करवाई । प्रार्थना के बाद बापु को 
सुलाकर में आई कि भाई को छुट्टी दिला सक्‌ू। मगर देखा तो बा और भाई दोनो 
छोटे बेटे और मा की तरह साथ पडे सोरहे थे । छ बजे से पहले बा जाग गई । घुमने 
के बाद उन्हे स्‍्पज किया । पानी पिलाया। दवाई दी। पीछे संने उन्हे धीमे-धीमे 
भजन सुनाना शुरू किया । सिर पर धीमे-धीमे हाथ भी फिराती जाती थी । बा 
सोगईं । छोटे बच्चे को लोरी देकर सुलाने-जैसी बात थी। मुझे याद आया, मेरी 
टाइफाइड की बीमारी में कई बार माताजी ने मुझे इसी तरह सुलाया था। साथ ही 
ध्यान आया कि सेने अपनी माँ की कभी कुछ सेवा नहीं की । 

घूमते समय बापु बा की बीमारी की बात कर रहे थे कि केसे वह एक क्षण में जा- 
सकती हैं । 

२१ अक्तुबर '४२ 

रात वा को फिर नीद नही आती थी । ११-३० पर सेने नींद की एक गोली 
-दी । बस फिर तो रातभर सोई और दिनभर भी । खाने के लिए भी जगाना 
पडता था। 

आज मेरा व्याकरण पुरा करने का आखिरी दिन था। कल बापू परीक्षा लेंगे। 
जेल की नीरसता में ऐसी चीजो से ही वे दिल बहलाते है । 

आज भडारी और डाक्टर ज्ञाह आए। बा का हाल पुछकर चले गये । 

२९ अक्तूबर “४२ 

आज बापू घूसते और कातते समय मुझसे व्याकरण के प्रइन पूछते रहे। बाद में 
कहने लगे, “आधा घटा व्याकरण पढने के लिए रोज रखना ४” व्याकरण की दूसरी कितादें 
सी मगवारहे है। कहते हे कि व्याकरण पर पूरा काबू पाना अच्छा हैं, जरूरी है। बापु 
को व्याकरण का बहुत शौक है । 

दिन में आज भो गर्मी थी । रात को ठड होजाती है । चादनो रातें है। रात 
को सोते है तो फव्बारे के पानी का नाद सुनाई देता है। आजादी में ऐसी जगह पर 
थोडे दिन आरास मिले तो सबको कितना अच्छा छंगे! मगर आज तो यह सब 
काटता हैं । 


न 


० ब 
 + 


मच्ची वेज्ञानिक के प्रति भावना 


२३ अक्तूबर “४२ 
आज बा बहुत उदास हू । 
बापू मैडम क्‍्यूरी की किताव पढरहे है । कहरहे थे, “बह तो सच्ची तपस्चविनों 
थऔी। मेरे मन में होता है कि पेरिस जाकर उसका घर देख आऊ। हमारे किसी वैज्ञानिक 
ने इतना ढु ख नहीं भोगा । नतीजा तो में यह निकालता ह कि हम पर अग्रेजी की 
मओहरबानी होने के कारण हमने अग्रेजो के ढग से ही काम करना सीसा । झोध-विभाग 
इत्यादि के सफेद हाथी खडे कर लिये । इतना पैसा सच्चे होता है । इतनी बडी प्रयोग- 
जशालूाए टाटा ने खडी कीं, सरकार से भी की, पर काम वहा पर फितना होता हूं ?” 
शाम को बापु कहने लगे, “व्याकरण सीखनेवाला किसी चीज का सार समक्षकर 
सन्तोष नहीं मानता।” बात कवि वर्डस्त्र्थ की ड्यूटी ( फ़0705७9०775५00०१0 00७?) 
नाम की कविता के अर्थ की चर्चा में से निकली थी । कहने रूगे, “व्याकरण जाननेवाला 
एक-एक दाव्द के अर्थ को गहराई से समझता है । वारीकी से हरेक पहलू समझने की 
जादत डालता है। ऐसा करते-करते एक-एक शब्द के विचार में घण्टो दीत सकते है 
बा की बापू को काफी चिता है, मगर करें कया ? सेहत के कारण वा छट तो 
आज सकती हैँ, मगर छुटकर थे और घबरायगी । बापु के बिना उन्हे बाहर 
जरा भी अच्छा नही लगेगा । शायद बापू का वियोग सहन ही न कर सकें और चल भी 
लें ॥ जिस रोज वापू पकडे गये थे उसी रोज बा को दस्त आने छूगे थे । दो दिन बाद 
यहा पहुचते ही अपने आप अच्छे होगये ॥ दो-एक रोज वा और यहा न आतों तो शायद 
खत्म होगई होती । 
२४ अक्तूबर “४२ 
कल रात बापू बहुत कम सो पाये । वा उदास थीं। वापू उनकी चिन्ता से सो 
नहीं सके | आज अपने पलंग का रुख़ बदल दिया ताकि सारा समय वे वा के पलग पर 
सजर रख सके । 
मैडम क्यूरी की किताब से तो बस वापु चिपक गये है । उसकी एक लडकी दिल्‍ली 
में बापु से मिलने आई थी--वह थी ईव क्यूरी, इस किताब को लेखिका । आज वापु बहुत 
अफसोस से कहरहे थे, “मुझे दु ख है कि सेने उस लडकी के साथ अच्छी तरह जान- 
पहचान नहीं करली ।” श्ास को मुझसे बोले, “तुझे इस किताब का हिन्दी में सुन्दर 


११२ , बायु की कारावास-कहानी 


अनुवाद करना है। ” पीछे भाषा में गहरे उतरने का महत्त्व और उसकी आवश्यकता 
बताते रहे । 

सुबह गीता-पाठ में मुझे कई बार नीद आजाती है। आज बापू ने दखित होकर 
कहा, "में सोचता हू कि गीता को छोड ही दिया जावे । ” मेने मत में मिइचय किया 
और बापू से कहा कि अब ऐसा कहने का आपको कभी अवसर नही दूगी। 

सरोजिनी नायडू आज कहरही थी, “प्यारेलाल मुझे मेरे लडके बाबा की याद 
दिलाता हुँ और तुम लोलामणि की ।” मेने कहा, “यह तो अच्छी बात हैँ। आपको 
अपने घर का-सा वातावरण मिल गया । ” वे बेचारी काफी हृदतक हम सबकी मा बन- 
कर बंठी हे । मा की तरह हम सबके खाने-पीने की देखभाल रखती हें । 

मीराबहन के दाद होगया है। कहासे उसे लेआई है, इसका पता नही चलता। 

भाई ने बताया कि कल बापू बा के बारे में बहुत चिन्तित थे । उनसे कहने लगे, 
“बा की मुझे बहुत चिता रहती है । महादेव के जाने के बाद मुझे कबूल करना पडता 
है कि मेरा सन कमज़ोर पड गया है । कई बार चिता होने रूगती है कि कही बा को भी 
न खोना पडे । सन मे तैयारी तो मेने इसकी भी कर रखी हूँ, लेकिन जहातक मुझसे 
बन सकेगा, में अब ओर किसीको नहीं खोना चाहता। ” 

' बा अखबार में एमरी, क्रिप्स वर्ग रा के भाषण देखती है तो बहुत चिढ जाती हें ॥ 
हमारे लोगो पर सरकारी सख्तियो की ख़बर पढती हे तो दु खी होती हू । आज कहने लरूगीं, 
“यह सरकार बहुत घमड कर रही है। सारी हालत आज तो डावाडोल हैं । कब और 
कंसे इसका अत होगा ? ” 

फिर कहने लगी, 'लिकिन पाप का घडा भरने पर ही फूटता है। इसलिए 
जितना झूठ ये बोलना चाहे, बोलनेदो । आखिर भगवान तो है न” 
इन विचारो ने और इन सरकारी झूठे आरोपो के प्रति गुस्से ने उनके मन में इतना 
घर कर लिया हैँ कि कही भी मौका हो तो वे इस विषय पर बात करने लगती हे ॥ 
एक रोज डा० शाह से कहने रूगी, “ये लोग इतना झूठ क्यो बोलते है ? उन्हे मना कौजिए 
न? ” बेचारे डा० शाह क्या कहते! बोले, “माना, आपको गुस्सा नहीं करना 
चाहिए। वह आपकी तबीयत के लिए अच्छा नही है । झूठ बोलते हे तो बोलनेदो । जब 
कोई झूठ ही बोलने पर तुला हो तो क्या एक और क्या बीस ! एक ही बात है । ” 
४ नवम्बर “४२ 
आज दस दिन के बाद डायरी उठाती हू । मुझे शक होगया था कि मुझे भी दाद 
होगया है। बा की मालिश वगैरा का काम छोडकर सारा समय मैडम क्यूरी' को पढने 
में लगाती ह्‌ । बडी उत्साहवर्धक किताब है । बापू ने पूरी पढी है। मुझसे फिर कहरहे थे 
कि तुम्हे इसका अनुवाद हिन्दी में करना होगा। क्यूरी-दम्पती ने इतने कम साधनों 
के साथ इतनी बडी शोध की, इसकी तुलना हमारे यहा आज जो शोध का काम 
होता है उसके साथ करते हुए बापू कहने लगे, “हमने तो अग्रेज्ञो से यह सब काम सीखा 


था की पहली सस्त बीमारी ११5 


हैँ न, सो उनकी तरह पैसा उडाना भी सीखा । उडाने के लिए पैसा हो या न हो, शोप हम 
क्या कर पाये हूं ? में एक भी शोधक हिन्दुस्तान में ऐसा नहीं जानता, जिसने क्यून्यों 
की तरह तयदस्तो भोगी हो । पश्चिम में तो ऐसे असरय लोग पढे हे । तभी तो दे 
विज्ञान को इतना देसके हे ।” 

भंने सोचा था कि दो दिन की डायरी उकद्ठी लिस डालूगी, मगर तौसरे दिन 
बुसार आगया और ऐसे जोर का कि उसने मुझे निकम्मा बना दिया । 

भाई ने हफ्ताभर दिन-रात काम किया । बापु का सारा काम और मेरी 
बीमारी से कुछ थोडा-बहुत वा का काम भी उनके सिर पर आपडा। मेरी देखभाल 
तथा दूसरे अनेक कामो के कारण एक सिनट की भो उन्हे फुर्सत नहीं मिलती थी । जब 
यह निश्चय होगया कि मुझे मलेरिया है, टाइफाइड नहीं, तब सबकी चिता टूर हुई । 

बुखार में ही डा० लाजरस का खत आया । मेने अपनी अगस्त और आधे 
सितम्बर की तनखा मगवाई थी। कहती है, “तुम्हारा इस्तीफा हमने सात अगस्त से 
स्वीकार कर लिया है । ” मगर मेने इस्तीफा सात अगस्त से दिया हो नहीं या। परमों 
उसके पन्न का उत्तर लिखकर वापु को दिया था। आज होसका तो उसे भेज दूंगो 
तीन-चार सौ रुपए हज़म कर गई है । कॉलेज कंसे मेरे हुक की छुट्टी मार सकता हूँ ? 

मेरी बीमारी में सरोजिनी नायडू वापु की काफी सेवा करने रूगी है | भाई कह- 
रहे थे, “ऐसा लगता है कि बापु को सेवा की छुत उन्हे भी लूग गई हूँ। उनमें सेवा- 
भाव तो काफी है। हम लोग मेज पर खाने को बंठते हे तो जूठे ब्तंनतक उठाने लगती हे । 
कोई चीज चाहिए तो सबसे पहले उठकर लाने को चल देती है । हम लोग सकोच में 
पड जाते है । हरएक की आवश्यकता को, इच्छा को, वे पहुले से ताडकर पूरा करने का 
प्रयत्त करती हे । मि० कटेली की सेवा तो इस तरह कर रही हे कि कोई मा क्या करेगी 
अपराधी वदियो, सिपाहियो, सबको खिलातो रहती हैँ ।॥ एक कंदी को बुसार 
आगया तो मेरे पास आईं और बोलों, “मुझे इसके लिए कोई ताकत की दवा लिख- 
दो । ” एक सिपाही के घर लूडका हुआ । उसके बच्चे के कुरते के लिए उन्होने रेशमी 
कपडा देदिया । ये सब चीज़ें उनके स्वभाव का एक अग हूँ । 

कल रात मौरावहन और सरोजिनी नायडू मेरे कमरे सें आकर ऊची आवाज़ से 
कविता पढरही थीं। मीरावहन रावर्द बर्न्स को कविताओ में से कुछ गाकर भी सुनारही 
थीं। सौरायहन का कविता पढने का ढग बहुत अच्छा और प्रभावकारी हू । 


रे: 
मीराबहन की सालगिरह 


५ नवम्बर ४२ 

आज बापू ने लार्ड लिनलिथगो को लछार्ड हेलीफक्स के लडके की मृत्यु पर शोक- 
समवेदना का पत्र भेजने के लिए लिखा। बापू अग्रेज्ो की बहादुरी की स्तुति कर रहे 
थे, “कोई उमराव नहों है जिसके अपने लडके युद्ध में न गये हो, तभी तो जनता में भी 
त्याग-वृत्ति पेदा होसकती है, उत्साह आसकता है। ” मेने कहा, मगर वहा तो जबरन 
सबको फौज में जाना पडता हु न! वे अपने लडको को ,घर पर रख कंसे सकते है?” 
बापू कहने रूगे, “वह अलूग बात हूँ, मगर वे रखना चाहे तो कई तरीके निकाले जा- 
सकते हें ।” 

डा शाह आज फिर कुनीन का एक इन्जेक्शन मुझे देगये। उन्हे खुद मलेरिया आ- 
रहा है। कहते थे, “मुझे भी आज इन्जेक्शन लेना चाहिए था, मगर औरते ज्यादा बहादुर 
होती हू । में इन्जेक्शन लेने का इरादा नहीं कर पाया। ” फिर अहमदाबाद में जब वे जेल- 
सुपरिन्टेण्डेन्ट थे, तब के अपने अनुभव सुनाते रहे ओर बताते रहे कि सरकारी दफ्तरो 
में कितनी ढील से काम लिया जाता हैँ । 

इतने दिन के बाद आज शाम को बापू मुझे महादेवभाई के स्थान पर लेगए। 
अच्छा लगा । वहा पर अब छोटे-छोटे शखो का ३» बनाया हैं। फूलो के <& जितना 
सुन्दर वह नहीं लूगता, मगर फूल तो सूख जाते है, रोज ताज़े नहीं मिलते । मिलते हें 
तो शखो पर लगा देते हैं । 

शाम को बापू के एक पन्न की नकल नहीं मिलरही थी। बापू भी चिन्ता में थे । 
इतने में वह मुझे मिल गई। बापू को बताया तो हसी में कहने लगे, “यह शुभ चिह्न है । 
अभी जब में उसके पाने की आशा छोडने रूगा था तो सोचा था कि याद से उसे फिर 
लिख डालंगा। इतने में त्‌ आगई। देखने में चाहे आज निराशाजनक परिस्थिति हो, 
'तो भी छ महीने में हमारा बेडा पार होनेवाला है। 

रात को मीरावहन भाई के साथ चर्चा कररही थीं। कहने रूगीं, 'साम्यवाद और 
गाधीवाद में एक समानता है। दोनो गरीब-से-गरीव की सेवा करना चाहते है । दोनो की 
समता की बाते लोगो के सामने रखी जावे तो वे बहुत प्रभावकारी हो ।” भाई ने कहा, 
“ठीक है, पर यह समता साम्यवादियो के लिए बहुत महत्त्व नहीं रखती । बसे तो साम्यवाद 
को सब या बहुत-सी अच्छो चीज़ें बापू के कार्यक्रम में आजाती है, परन्तु भेद साधनों में 





टहलते समय बापू के साथ मीरावहन 


ढ 


“इसके भोलेपन और ठसकी कल्पना-शक्तति का फोई पार नहीं हु ” पृष्ठ ४१७ 


सीरावहन की सालगिरह ११५ 


है 


है । साम्यवाद आज एक सास पद्धति और जीवन-मीमासा का नाम है ।” मीरावहन 
कहने लूगीं, “हा, मगर बापू पृजीपतिणे के पीछे काफी हाथ घोकर नहों पड़े । 
पूजीबाद को मिटना होगा। ट्रस्टीजशिप का सिद्धात जमली रूप में चलनेवाला नहीं ।” 
'भाई समझाते रहे कि सम्पत्ति का आर्य क्या है, ए्जोदाद को समिट जाना होगा-- 
इसका अर्थ क्या हूँ और कहने लंग्रे कि बापू के साधन अलग हे । सत्य और अहिंसा के 
जरिये बापू को काम करना है, इसलिए उनका काम करने का ढग भी अलूग है और होना 
ही चाहिए। दूसरा रास्ता हो नहीं है । 

मीरावहन साम्यवाद का सिद्धात समझने के ऐीछे पड़ी हे । सावर्सवाद का सूब 
अध्यास करती हे। 

दो रोज से रात को सासी सरदी पटने रूगी है, मगर मौसम धोखेवाज़ञ हैं। शाम को 
कई बार खासी गर्मी रूगने रूगती है । अब तो दिवाली आनेवाली हैं। दिवाली तो हमारे 
यहा सर्दी की ऋतु का त्योहार ही माना जाता हूँ । दिवाली के नाम से घर की स्मृति ताजी 
होजाती है और कॉलेज की भी । वेचारी माताजी को हम छोगो की उस दिन बहुत 
आद आवबेगी। 

६ नवम्बर “४२ 

परसो दिवाली है । कल मीरावहन बापू के पास आईं। दिवाली के दिन उनकी 
अठारहवीं सालगिरह है। सरोजिनी नायड्‌ ने विचार किया था कि मीरावयहुन का जन्म- 
दिन और दिवाली का समारोह साथ कर दिया जाय। मीरावहन के लिए उन्होने 
आमन्ध्र की खादी की एक बारीक साडी तिकालो और उसे मीराबहन को ओढनी 
बनाने के लिए भेंट करने का विचार किया। विन्दी और इलायची मगाई और अपनी वासुरी 
अजया कृष्ण! पर लिखी हुई एक कविता, इन सबका अपनी तरफ से एक वण्डल बनाया। 
मेने बाजार से सीता और राम की एक-एक मृत्ति मगाई और अगरबवत्ती का एक 
वैकिट । बादाम बर्गरा डझालकर टॉफी बनाई और उसका एक पैकिट बनाया--यह सब 
मेरी और भाई की भेंट थी। सि० कटेली ने मोरावबहन के लिए इकतारा 
बनवाया, फिर कपटे धोने के सावुन, स्नान करने के साबुन, तेल, दतमजन वर्गरा 
'का एक बण्डल बनाया । भाई ने एक खत टाइप किया | भारत सरकार के गृह-विभाग 
ने मीरावहुत को लिखा था कि आपके नाम से एक पार्सल आया है। उस पर लिखा था, 
“दिवत्व के पश्चात्‌ दूसरा दर्जा स्वच्छता का ही है। वह हम भेजते हे। ” यह सब रात को 
हमले छिपाकर रख दिया। मीरावहन को ज़रा भी शका न हुई कि हम लोग कुछ कर 
रहे है । 

वा को कल दोपहर बापू की राह देसते-देखते बहुत भूख लम आई थी। बापू 
आधा घटा देरी से साने को पहुचे । वा उनकी वाट तो जोहती रहीं, सगर उनके देर से 








#८८()67त॥7८55 35 छ€४ (0 000॥प655 7 


११६ बापु की कारावास-कहानो 


आने के लिए बहुत नाराज़ हुई । बापु ने कारण बताने की कोशिश की, पर बा मानने- 
वाली थोडे ही थी ! 
आज सुबह में करीब आधा घटा घृमी । अब दरीर में शक्ति आगई हैं। इससे थकान 
नही हुई । रघुनाथ जमादार को आज फिर बुखार आगया । बापू कहने लगे, “कुनीन के 
इन्जेक्शन के बाद भी बुखार आता है तो इन्जेक्शन किस काम के ? वह एक बार इन्जेक्शनः 
लेचुका हैं।” मेने बताया कि जहा मलेरिया के मच्छर भरे पडे हे, वहा दुबारा 
मच्छर के काटने से दस दिन में नया सलेरिया आसकता है। कुनीन हमेशा तो खून में 
बेठी नहीं रहती । रोग से लडने की हम अपनी ताकत बढाले, जिससे सच्छर के काटने से 
भी बुखार न आवे, तो दूसरी बात है। लेकिन इससे बापु की शका मिटी नहीं । 
सहादेवभाई की समाधि पर दीसक इतनी बढ गई थी कि पार न था। गोबर की 
लिपाई बन्द करने से सब दीसक चली गई । इस बार मिट्टी में थोडा चूना डालकर लोपा 
था। लिपाई के बाद समाधि बडी सुन्दर- दिखाई देती; है । ऊची सफेद शखलों की कतार 
के साथ जमीन भी सफ़ेद होगई है । 
७ नवस्वर “४२: 
आज सुबह नाइते के समय सरोजिनी नायडू ने मीराबहन से कहा, “तुम्हारे लिए 
एक चिदृठी और पार्सल आया है । दूध पीकर ज़रा खोलो तो $ कंसे मौके पर आया है। ” 
नाइते के बाद मौराबहन ने पार्सल खोला । पहले तो वे मान गई कि पत्र सरकारी लगता है, 
मगर बाद में समझ गईं। बोली, हा, कल रात प्यारेलाल टाइप कररहा था ।” पार्सछ 
खुलरहे थे तो बापू भी आपहुचे । घूमने जाने के लिए उठे थे । सब हसरहे थे। इतने 
में मीराबहन का हाथ लगा और इकतारा गिर गया। मेने जल्दी से पीछे से रघुनाथ को दे- 
दिया कि ठीक करा लाओ । कही मोराबहन फूटा देखें तो उसे अपशकुच न समझने लगें! 
शास को रधुनाथ नया इकतारा लेआया | मीरावहन बहुत खुश थी । 
दोपहर को कंदियो को चाय तथा कुछ खाने-पीने की चीजें-- केले आदि दीगई 8 
बापू आकर उनसे पुछने रूगे, “जानते हो, यह क्यो मिलरहा है” मीरावहन यहा आकर 
हम लोगो-जेसी बन गई है । उस दिन को आज सत्नह साल हुए है । दिवाली भी हैं ॥ 
सरोजिनी नायडू ने सोचा कि तुम्हे यह सब दिया जावे |” एक कदी आज पहले ही दिक 
आया था । बापु को उसने पहले कभी नही देखा था ।७ बह उठकर बापू के पाक छूने 
को आया । बस फिर तो ताता लग गया; । लोग उठ-उठकर पाव छूने के लिए 
आधे लगे। 
बाद में सरोजिनी नायडू कहने लगी, “बापु को इन गरीब कैदियो को पार्टी देनए 
अच्छा लगता है। उन्हे राजाओ की पार्टिण्णे में रस नही आता, मगर इन लोगो को 
पार्टियों में आता है। हम इन लोगो का खयाल रखते है, इससे बापु को खुशी होती 
है | 2 
आज सुबह घूमते समय बापू गीता के वारहवे अध्याय की चर्चा कररहे णे - 


मीरावबहन की सालमिरह ११७ 


श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात्‌ ज्ञानात्थ्यान विश्िप्यते । 
ध्यानात्कर्मफलत्याग-. त्यागाच्छातिनिरतरम्‌ ॥ 

कहने लगे, “अभ्यान का अर्थ हृठयोग, ज्ञान का श्रवणमननादि और ध्यान का अर्थ 
में करता हू उपासना । वा जैसी स्त्री, जिससे पूछो कि तीन सौ से पहले बया, तो दो 
सौ नहीं बता सकेगी, सगर हवेली (मदिर ) में जाकर उसे दिया जलाना हो या ज्ञाड़ू लूगाना 
हो तो उस काम को वह बहुत प्रेम से करेगी । वह भक्ति हुई । ऐसे छोगो के लिए हूँ 
ध्यान। और चौथा तो कर्म-फल है ही । श्रेय का अर्थ में करता हु आसान ज्ञान से ध्यान 
आसान है और सबसे आसान है कर्मफल-त्याग ।” ध्यान का यह अर्य मुझे विनोवा मे 
बताया था । जब मेने 'अनासक्ति योग लिखा तो उसे विनोवा फो पढने को दिया था । 
उसके कई स्थलों पर हमारी चर्चा हुई थी । उसमें यह इलोक चर्चा का विषय था ॥/ 

८ नवम्बर ४२ 

आज महादेवभाई फ्री समाधि पर शस्गे का नया ७ बनाया। बापू ने गीली मिट्टी 
सँंयार कराई। मिट्टी का ४ बनाकर उसमें शख रूगाने थे। बापू सुबह ठीक साढे सात 
चजे नीचे जाते है, आज सवा सात पर निकले । मीराबहन को वुद्ाया । वे आईं 
और उन्होने मिट्टी नापास की । कहने लगीं, “बहत ढीली है । कल बनाएगे ।” मगर वापु 
आज ही बनाना चाहते ये । आखिर *& वनाया और बडा सुन्दर बन गया । 

जब बनाकर निकले तो आठ बज गए थे। पौन घटा रूगा । बापु बहुत खुश 
ओ-- आज के शुभ दिन में नाकामयाव होकर नहीं जाना चाहता था ।” घूमते 
ससय मीराबहन मिलों । बापू ने उन्हे बत्ताया कि ३+ सुन्दर बना है । फिर उन्हे तार में 
से दूर से दिखाने भी लेगए। मीराबहन कहने छूगी, “हा बापू, बन तो सकता था, मगर 
कच्चा बनता । इसलिए में बनाना नही चाहती थी | ” दापु कहने लगे, “मुझे उसको 
परवा नहीं। भले एक दिन ही दिके, मगर हम बनाकर देखें तो सही । अनुभव करना 
अच्छा हैँ ।” 

शाम को वा ने मश्नससे कहा कि बावु के जन्मदिन पर जैसी रागोली दरवाज़े पर 
को थी वैसी करो ओर ३७ बनाओ | मेने छूने का <# बना दिया, मगर वा को पसल्द 
नहीं आया । सिपाहियो ने तुलसी के पास लाल रागोली के चित्र बनाये थे । वे वा को 
अच्छे ऊूग्रे । अपने दरवाजे क्रे सामने छाल चित्र उन्हें पसलद आया । 


“इस श्रर्थ मे कुछ कमी' रह जाती है। '“ब्यानात्कर्मफलत्याग ' का बर्थ यहा जैसा 
श्री वेलवलकर ने बताया है, इतना ही है कि उपासना से कर्म-फल-त्याग सहज हीं प्राप्त 
होता है , क्योकि उपासक अपना सवकूछ देवार्पण करता हूँ । इसीमें वह परम आनन्द 
का अनुभव करता है। आर कोई फल वह चाहता ही नहीं। इसमे उसे अ्नत जाति मिलती 

'विशिष्यते' का अनसधान ऊपर ही रूतम होजाता है। भाई ने वापू को यह 
चताया तो उन्होने उसे स्वीकार कर लिया । 


११८ बापू की कारावास-कहानी 


शाम को प्रार्थना के बाद महादेवभाई की समाधि पर में, भाई और सरोजिनी 
नायडू गए । शखो के बीच-बीच में अगरवत्तियो की कतार रूमाई। अधेरी रात में वह 
इतनी सुन्दर छगरही थी कि क्या कहना | सरोजिनी नायडू कहने लगी, 'जओहो, यह तो 
एक खूबसूरत-सी कविता दीख पडती हैँ ।” आकर हमने वापू को बताया। कहा, "आपको 
दिखाने के लिए हमें एक दिन फिर ऐसी ही वतक्तिया लगाकर जलानी होगी। ” 

श्री कंटेली बाहर गये हुए थे। कौन जाने कितने दिनो के बाद आज निकले होगे ॥ 
लोटे तो सरोजिनी नायडू ने उनसे भी कहा, “आज आपने एक सुन्दर दृब्य खोदिया है। ” 


४ :$ २४७: 
एक ओर उत्सव 


६ नवम्बर ४२ 
आज बापू की और हमारी गिरफ्तारी को पूरे तीन महीने होगए है । बापू को 
विश्वास है कि हमें छ महीने से अधिक यहा नही रहना होगा । 
आज गुजराती का नया वर्ष शुरू होता है । 
भंडारी और ज्ञाह साढे दस वर्जे आए। बापू ने उन्हे मीरावहन के लिए बनाई 
गई टाफियो में से कुछ दी । 
सरोजिनी नायडू ने वा को एक साडी भेंद की। मेरे लिए भी एक साडी और ब्लाउज 
निकालकर लाई, मगर सेने लेने से इन्कार कर दिया। उन्होने बहुत आग्रह किया, पर 
मुझे इस तरह भेंट लेना उचित नही मालूम पडा, खासकर इस परिस्थिति और इस 
वातावरण में। बापु ने मेस समर्थन किया । 
कल से कातना शुरू किया है। वापु कहरहे थे, 'अब तू इतनी अच्छी होगई है कि 
कातना शुरू करना चाहिए। ” रात को आजकल बापु के सोने के समय ही सोजाती हू, 
यानी नौ सवा नौ बजे और सुबह छ बजे उठती हू। बीच में प्रार्थना के लिए एक 
घंटा उठ जाती हू। उसके वाद सोना नहीं चाहिए, मगर बापू आग्रह करने लगते हैं और 
मुझे भी बुखार से डर लगता है। इसलिए बहुत कम काम करती हु। काफी समय 
आराम में जाता हूँ । 
१० नवस्वर ४२ 
सुबह घूमते समय बापू कहने लग, “महादेव को मेरा वारिस होना था; पर मुझे 
उसका वारिस होना पडा हैं। मीराबहन को महादेवभाई की समाधि पर मेरा जाना 
खटकता है, सगर मेरे लिए वह्‌ बिलकुल सहज बन गया है। में न जाऊ तो बेचेन हो- 
जाऊ। वहा जाकर में कुछ करना नही चाहता, समय भी नही देना चाहता, मगर ही- 
आता हूं, इतना ही मेरे लिए बस हूँ । अगर, से जिन्दा रहा तो यह जमीन आगाखः 


एक और उत्सव ११६ 


से मागलूगा । वह न दे, यह सभव होसकता हैँ । मगर फ्रिसों रोज तो 
हिन्दुस्तान आजाद होगा। तब यह यात्रा का स्थान बनेगा। मे वहा जाता ह तो महादेव 
के गुणों का स्मरण करने के लिए, उन्हें प्रहण करने के लिए । में उसकी स्मृति को पोना 
नहीं चाहता। और जिस तरह से वह यहा मरा, उससे उसके, उसकी स्त्री औए 
लडके के प्रति मेरी बफादारी भी मुझे बताती है कि मुझे बहा नियमित रूप से जाना 
चाहिए। होसकता है कि मेरी जिन्दगी में यहु जगह मुझे न॒ मिल सफे और इस जगह 
को यात्रा-स्थल बनते में न देख सक्‌, मगर किसी-न-किसी दिन वह॒ जरूर बनेगा, इतना 
में जानता हू । आज तो में सब काम उसका काम समझकर करता हू । बाहर जाऊंगा 
तब भी उसीका काम करूया ।/ 
मीराबहन ने आज कहा कि वह वा की मालिश नहीं कर सकती हूँ । उनके 
पास सुबह समय नहीं रहता । करू से मे कर्गी । 
११ नवम्बर “४२ 
आज से सेने वा की मालिश शुरू को। मोौराबहन की तबीयत आज ऐसी है कि 
वह कोई भार उठा ही नहीं सकतों । 
शाम को घूमते समय चचिल के आज के भाषण की बात आई। मेने कहा,/बोडी- 
सी विजय होगई तब तो ऐसा बोलने लगे हे, आगे क्या होगा ?” बापू कहने लगे, “अग्रेज 
लडाई जीतले, पीछे हमारी लूडाई और तीत्र बनेगी । आज तो असवारवाले भी कुछ 
खास नही कह सकते । बाद में वे काफी काम कर सकेगे । अग्रेज जितने आज बिगडे हे 
उससे ज्यादा और क्‍या बिगडेंगे ” मगर पिछलो लडाई में इनकी जीत हुईं थी । उसके 
बाद रोलट ऐक्ट आया था। अब भी ऐसा होसकता है । मगर में मानता हू, ऐसा कुछ वे 
करेगे नहीं । करेगे तो उनकी बडी बदनामी होगी । वे बदनामी की भी परवा न करे, ऐसा 
होसकता हैँ, मगर हम ही चिन्ता क्यो करे ? हम तो आजाद होगये। उस रात उन दो रूडको 
ने महादेव से कहा था न कि हम आज़ाद होगयें। वह ठीक था। मे उसे मानता हू । जितना 
ज्यादा ये लोग जुल्म करेगे, जितना विगडेंगे, उतनी ही जल्दी हमारी आज़ादी आयेगी । 
मे नही चाहता कि इस कारण वे पशु बने। मगर मेरे कहने या न कहने से होता क्या है | ” 
आज अखबार में जयप्रकाश के जेल में से भाग जाने की खबर थी । 
१२ नवम्बर ४२ 
बापू ने जब अहिंसा इत्यादि एकादश ब्रत आश्रम में प्रचलित कर दिये थे तब के 
अपने अनुभव और दूसरो द्वारा उनकी टीका की बाते आज वतारहे थे । फिर उनके 
प्रयोगो की बात करने लगें--आत्मवचना बहुत आसान चीज़ हुँ । आदमी का साप तो 
छोटी-छोटी चीज़ो में से ही निकल आता हूँ । 
१३ नवम्वर ४२ 
सरोजिनी नायडू की ऊूडकी पद्मजा का मगल को जन्मदिन है । बापु कहने लगे, 
#हुमें उसके लिए कुछ करना चाहिए ।” आखिर नि३चय हुआ कि खादी के स्माल बनाये 


१२० बापु की कारावास-कहानी 


जावे। बापू को यहा एक बहन ने दो जोडे घोतियो के भेजे थे। बापू ने घोतियो 
में से थोडे-थोडे टुकडे निकाल लिये थे। ओढने का टुकडा वैसा-का-वैसा रखा था। 
धोती में से निकला हुआ एक दुकडा काम आया। उसमें से पाच रूमाल बनाए । 
उस पर कढाई करने बगेरा का काम मेरे सिर आया। दो दिन उसमें रूंगे। 
कल विचार हुआ कि कुछ चाकलेट बनाकर उनके साथ रूमाल भेजे जावे तो अच्छा 
रहेगा । 

वाइसराय ने राजाजी को बापू से मिलने की इज़ाजत नहीं दी। इस बारे में 
बाते होती रही । 

१४ नवम्बर ४२ 

आज महादेवभाई को गए पूरे बारह हफ्ते होगए । जो लोग जीवन में सबको 
सुख देते हे, वे मरते समय भी किसीको दुख नही देते और जल्दी ही इस जग से 
चल बसते हे । जिन्हे अपना किया भुगतना है, वे अपने लिए भाररूप होकर दूसरो के 
लिए भी भाररूय होजाते है और रूम्बे अर्सेतक पृथ्वी का बोझ बढाया करते हे । ईश्वर 
का यह कंसा विधान हे 

आज चाकलेट बनाये और पाचो रूमाल पुरे किए । 

बापू ने वाइसराय को पन्न लिखा । वे उसे आज ही भेजना चाहते थे, मगर समय 
पर तैयार न होसका । अच्छा ही हुआ । अब इसमें और सुधार होसकेगे । रात को वह 
यत्र बापू ने भाई को दिया और उसके विचार तथा भाषा-सम्बधी त्रुटियो को दूर 
करने को कहा । 

शाम को घूमते समय जनरल स्मट्स की बाते चली। भाई कहने लगे कि यह सत्या- 
अ्रह को खूबी है न, कि आठ वर्ष की सख्त लूडाई के बाद इस तरह मिठास और सुगधि 
रहे । बापू कहने लगे, “वह तो है ही । आठ वर्ष में स्मट्स को मेरी ओर से कोई कदु 
अनुभव हुआ ही नही । उसके पास में जब भी जाता था हसाकर आता ,था।” भाई डा. 
राधाक्ृष्णन्‌ूवाली पुस्तक में बापू पर स्मद्सवाले लेख की बात करने लगे । किताब 
सें लिखना तो आसान है, मगर गोलमेज कान्फ्रेंस के अवसर पर भी उसने हिम्मत से 
अच्छा वक्‍तव्य निकाला था और आज फिर ऐसा ही किया हैँ । आज वह बापु के परम 
मित्रो में से एक है। फिर लार्ड अविन की बात आई। बापू कहने लगे, 'अधिन ने खूब 
सख्ती करके अत में थककर कहा था, या में सारे हिन्दुस्तान को कब्र बनादू ” आखिर 
उसने समझौता कर लेना ही उचित समझा। वेजबुड बेन ने भी तार द्वारा समझौता कर 
लेने का आग्रह किया | सो वह हुआ । सत्याग्रह में आखिरी शक्ति भगवान की रहती 
है । हम क्‍या जानते है कि इस समय उसने क्या ठानी है ?” 

रात को महादेवभाई की समाधि का नक्शा बनाने की बात बापू ने कही। बोले, 
“अगर हममें से कोई भी जिन्दा बाहर न जावे तो यह नक्शा हमारे सामान में महादेव 
को पत्नी और लडके को मिले। ” 


एक और उत्सव 9०१९ 


2०५ सपयस्वर ४२ 
आज महादेवनाई को यए पूरे तीन महीने होगए । हम यहा जाए थे तब ज्ापना 
भी नहीं की थी कि यहा महीने गृजारने पडेंगें । वाइसराय को १४ अग्रस्तवाडा पत्र 


राह तो देखेंगे ही। उसमें दस-पद्रह डिन छूग जावेगे और पद्रह दिन में नो बहन कुछ हो- 
“सकता हैं ।” उनके सिर पर एक ही विचार भूत के समान सवार था--कौन जाने बापू 
कब उपवास की बात पर आजावबे ? 

बापु कल कहरहे थे, “में नहीं चाहता कि में इस जेल में मत, मगर ईश्वर को 
क्‍या स्वीकार है, यह कौन जानता हैं ? ” 

भाई रात को बारह बजेतक वाइसरायवाले पत्र पर लगे रहे । सुबह दाप्‌ नें 
'उ्ते देखा । बाद में बाइसराय को जो पहला सत लिसा था उसकी और भारत सरकार 

गृह-विभाग के भत्नी को भेजे गये पत्र को नकछे मागीं । उन्हें मालिश में साथ लेगए । 

खाना खाते समय कहने लगे , “बाइसराय को पत्र नहीं जाएगा ।” कल सरोजिनी नायडू 
ने कहा था, “बापू को पत्र नहीं लिखना चाहिए। बापू का पहला पत्न सम्पूर्ण था। 
अब बापु क्यो बार-बार लिसकर इन छोगों को मूह लगाए? बापू इतने महान है कि उन्हें 
इन लोगो को बार-बार नहीं लिखना चाहिए। उन्हें चुपचाप बेठे रहना चाहिए। आपिर 
अप्रेज मजबूर होकर बापू के पास आयेंगे ।” उस समय तो बापू ने उनकी बात पर सास 
अ्यान नहीं दिया, मगर बाद में रात को उस पर और विचार किया । सुबह पुराने पत्र 
पढे तो उन्हें उनकी बात ठीक लगी । पत्र लिसनेका विचार छोड दिया । सरोजिनी 
नायडू उधर से गुजररही थो, उन्हें बुलाकर कहने छरूगे, “अम्माजान, मुझे 
लुम्हारें सामने स्वीकार करना होगा कि कल जब तुमने वाइसराय को जानेबाले 
मेरे नए पत्र के बारे में राय जाहिर की तो मेने उसे कोई महत्त्व न दिया । मेने गर्व में 
सोचा कि अम्माजान तो वूढी होगई है । ये बाते ठीक तरह नहीं समझतीं । वाद में 
मेने इस बारे में फिर सोचा । आज सुबह मेने सुझीला से वाइसराय वर्तरा के साथ 
का पुराना पत्र-व्यवह्ार लाने को कहा। मालिश में उसे साथ लेगया । मालिश के शुरू 
में १५ सिनट्तक में काफी काम कर लेता हू । वह पत्र-व्यवहार पढने के बाद तुम्हारी 
बलील का वजन मे समझा और संने अपनेआप सोचा कि अम्माजान तो जवान होरही 
हे--हम बढे होरहे है और सठियारहे है। सो बहू खत अब नहीं जाएगा ॥” बीच- 
बीच में हसी भी खूब चलती थी । जब बाप ने कहा, मेने गर्व में सोचा ” तो सरोजिनो 
नायड्‌ ने मजाक में उत्तर दिया, “हा, जवानी के गर्व में सोचा ।* 

रात बापू उर्दू लिखरहे थे। मीरावहन आई और कहने लूयों, हा बापू, यह 
लीक हैं। आप अपनी उर्दू को न छोडिए 

मेरे चित्रकारी के रम आज आए हैं । मीरावहन ने उनसे एक सुन्दर चित बनाया । 

आज भडारो और ज्ञाह आए तब में स्वानघर में थी । वापु ने बताया कि उन्हें 


१२२ बापु की कारावास-कहानी 


सपग्रधा के उपयोग के बारे में मुझसे कुछ पुछवा था। सो मेने सब कुछ लिखकर भेज दिया। 


थोडी-सी दवा भी भ्ेजदी । अब वह रविवार को आया करेगे । दूसरे दिन मोटर नहीं 


मिल सकती । उनके बच्चो को स्कूल जाना होता है । 
१६ नवम्बर “४२ 
आज बापू का मोन था। कल शास को भाई के कहने से जल्दी मौन लेलिया था, सो 
आज प्रार्थना से पहले छूट गया । कल और आज बापु ने पद्मजा के लिए जो रूमाल बनाए. 
थे उन पर चार भाषाओ--गुजराती, बगाली, हिन्दी चौर तमिल--में 'प ' लिखा। पाचवा 
मेने उर्द में लिखकर उन्हे बताया। रूमाल और चाकल्षेट पेक करके आज सरोजिनी नायड 
को पारससल देआई । वह उसे पद्मजा के पास कल जन्म-दिन पर भेजेंगी । 
वा की तबीयत आज फिर कुछ बिगड़ी है । भाई की रात भी बहुत खराब गई ४ 
उन्हे कुछ दिनो से रात को बहुत कस सोने को मिलता हूँ । कारण कई है । एक कारण 
बा की तबीयत भी है । यह चिता की बात है । 
१७ नवम्बर ४२ 
आज पद्मजा का जन्म-दिन था। सुबह सरोजिनी नायडू स्नानघर में थो तब 
मीराबहत ने उनका कमरा सजाया । पीछे उन्होने 'खाखरे' बनाए। मेने पुछाव और साग 
बनाया । कैदियों को आज खिचडी, आमटी, केले, मूली, साग, पापड इत्यादि खाने 
को दिये गए । सिपाहियो को भी खाना सिला । दिनभर धूमधाम में गुजरा । पकाने 
में इतनी देर ऊगी कि कंदी लोग दो बजे खाने को बैठे--सिपाही उससे भी आधा घटा 
बाद । केदियो का खाना सिपाहियो ने पकाया, सिपाहियो का सरोजिनी नायडू ने और 
उनका याने घर के लोगो का मेने और सीराबहन ने । 
१८ नवम्बर ४२ 
कल पद्मजा के जन्म-दिन के लिए जो खाना पकाया था वह मेने उन्हे खुश करने के 
लिए थोडा खाया था। मे तो कई दिनो से कच्चा साग ही खाती हू, मगर सरोजिनी नायडू 
ने आग्रह किया तो थोडा पका सागर इत्यादि चख लिया ताकि उन्हे बुरा न छमे । आज 
सुबह घूमते समय बापू कहने लगे कि वह नहीं करना चाहिए था । पीछे बताने लगे 
कि अक्सर उन्हे खाने के कमरे से हम लोगो के हसने की आवाज़ आया करती है ॥' 
हम लोग भूल गए छगते है कि यहा हम किस हेतु से आए है । हससा बुरा नही है, पर 
हसने के योग्य चातावरण होना चाहिए । ऐसे व्यर्थ हो खाने की मेज पर बेठे इधर-उधर 
की बातो में पडने से क्या फायदा ? यह थकान उतारने का सच्चा तरीका भी नहीं । 
यहा हमें गम्भीर रहना चाहिए । 
एक कौदी की आख के पास फोडा था। आख सृजकर बन्द होगई थी। दोपहर उसे 
चीरा लगाया। वापु बडी दिलचस्पी के साथ सारा समय पास खडे, रहे और जो मदद दे-- 
सकते थे, देते रहे । अत में पट्टी बाधी तो वह कुछ छोटी निकली । दूसरी उसके साथ 
जोडी तब कास पूरा हुआ । बापू कहने लगे, “मेरा आपरेशन करती तो तू कभी छोटी 


एक ओर उत्सव 


नि 
ल्‍्प 
पं 


पट्टी छिकर शुरू न करती । पहले से पट्टी बडी रखनी चाहिए थी |” 

कंदी ने ऑपरेशन बडी बहादुरी से कराया। भाई को डर था कि बह चीरे के दाम 
से ही डर जाएगा । इायद बेहोश भो होजाए । इसीलिए सलाह देस्हे थे कि उसे लिदा- 
कर चौरा रूगाना चाहिए । मगर बापू कहने रूगे, “नहों, ये लोग तो बहादुर होते / । 
तुम्हे जेसे सुविधा हो बसे करो ।” मेने उसे विठाकर ही चीरा रूमाया। बाद में इस पर 
वापु कहने लगें, “सर्जन सोच समझकर ही निःचय करता हैं, फिर उस पर पपक्त 
रहता हू । किसीके कहने से वदरूता नहों | ” 

डा० लाजरम का उत्तर आया कि म॑ सात को दिल्‍ली से चली यो और आद 
की आधी छुट्टी डा० एचीसन से ली थी । इस तरह उसने मेरो सारी एट्टी मारली हूँ । 

१६ नवस्वर ४२ 
बा को आज दिल की घडकन का दौरा हआ | सालिश करने से दव गया । 
वापु ने डा० रछाजरस को सरत उत्तर देने को कहा है । अब वह तंयार करना 


होगा । 
२० नवम्बर “४२ 

कल डा० ग्रिल्डर इत्यादि सबके पकड्ड जाने के बारे में दापु बाते कररहे थे, 
“सरकार की नीति इस समय लोगो को त्रस्त करने की है, जैसे भी बने भयभीत 
करना । यह उसके लिए बुरी बात हूँ। इसमें उसका अपना अहित है ।” 

भाई पद्रह मिनट घूमकर चले गए । वापु और में घूमते रहे । बापू दक्षिण अफ्रोका 
की बाते करने रूगे--कंसे कलेनरवेक को उनके पास उनका एक साथी, सोजा मुसलमान, 
जो खुद बहत व्यभिचारी था, लाया। उनके जीवन पर बापू कोई असर न डाल सके 
सगर कंलेनवेक का जीवन, जोकि उसी मुसलमान के जैसा गदा था, बिलकुल पलट 
गया । फिर बापु वा के प्रति अपना भाव बताने लूगे--ऊँसे दा ने हमेशा उनका साथ दिया, 
सब रिव्ितेदारों ने भी वा को यही शिक्षा दी कि वे उनके पीछे चले | दाद में कैलेनवेक 
वगरा का स्त्रियों के बारे में क्या मत था, बापु का अपना वया मत था, यह बताते रहे । 
कंसे बापु अपने अह्मचर्य के प्रयोगो पर आए, उनका सिद्धात, उनका प्रयोग, स्तियों पे 
साथ उनका व्यवहार--यह सब समझाया । उनकी राय में नवविध बाढ़ के अन्दर 
रहकर जो ब्रह्मचर्य रा जासके, वह उनकी दृष्टि से सच्चा बह्मचर्य नहीं है । 

दोपहर को में सोगई। आख खुली तो डा० राजरस के पत्न का उत्तर सोचती 
रही। फिर सरोजिनी नायडू को इजेक्शन दिया । जिस कंदी को चीरा रूगाया था उसको 
पट्टी की । उसकी सुजन तो सब चलो गई है और घाव भररहा है। बापू कल भी पट्टी के 
समय आकर खडे होगए थे और गाज भी। मुझे लगता हुँ कि महादेवभाई ने भी रोगियो 
की सेवा का शौक वापु से ही लिया होगा । 

वा की तबीयत आज अच्छी रही । उदास तो चह हूं ही। लोहा देना बन्द 
किया है, क्योक्ति लोहे से कब्ज़ बहुत रहने लगा हूँ । 


र्र४ बापू की कारावास-कहानी 


आज डा० झाह और कलेक्टर हूलन आए । कुछ नई दवाइया उनसे कहकर 
ज्यगवाई । 
सरोजिनी नायडू की तवीयत अच्छी नही है । आज दस्त होगए, थकान है । वजन 
तो कम हो ही रहा हैं। उनके लिए यहा भोजन अनुकूल नहीं है । वे मासाहारी भी 
है, यहा शाकाहारी बनी है । मगर शरीर को यह परिवर्तन अनुकूल नहीं है, ऐसा रूगता 
“है। बापु ने समझाने की कोशिश की कि मास खाए, मगर वे नहीं सानती । आखिर इतना 
मानी कि अडे हफ्ते में दो दफा खाएगी। 
बापू ने अकवर इल्ाहाबादी की कविता पढनी शुरू को है और बहुत रुचिपुर्वक 
पढते हैं । अकबर की टक्कर का व्यगस्रय कविता लिखनेवाला कवि हिन्दी में शाथद 
कोई नही हुआ है, इस बात की भी चर्चा वापु आज सुबह कररहे थे। 
२१ नवम्बर “४२ 
कर रात में थोडी देरतक पढने को बैठ गई। नींद नहीं आई थी। बिन में 
काफी सोई थी। बिस्तर पर पडे इधर-उधर के विचार आरहे थे। मुझे रूगा कि समय का 
उपयोग क्‍यों न करू । पढने को बेठ गई। इस पर बापु नाराज़ हुए । बोले, “सोने के 
'समय सोना ही चाहिए ।” 
शाम को डा० ज्ञाह, नेत्र-चिकित्सा-विज्येषज्ञ डा० पटवर्धन को लेकर आए । भाई 
'की आख दिखानी थी। ऊपर डाक रूस बनाया था। सरकार ने भाई को अस्पताल में ले- 
जाने की अनुमति नही दी । बाप ने पुछा कि क्‍या वे ऊपर आसकते है? डाक्टर ने 
इन्कार कर दिया। मेने समझा--मुझे तो आने ही देंगे । पूछा तो उसके लिए भी मना 
कर दिया । डा० शाह बार-बार कहरहे थे, “आशा है, आप लोग बुरा नहीं मानेंगे । 
“यह मेरे हाथ की बात नही । ” 
बाद में बापु कहने लगें, “बात यह हैं कि सरकार नहीं चाहती कि डाक्टर मुझसे 
मिले। सिलेगा तो वह मेरे असर के नीचे आसकता है। और ऊपर न जाने देने का 
दूसरा कारण यह भी है कि कहीं कोई दूर से मुझे देख न छे। ” 
करीब एक घटा आखें देखने में लगा । देखकर वाहर से ही डाक्टर चले गये। 
वा की तबीयत अच्छी है। सरोजिनी नायडू की अच्छी नहीं मालूम 
होती, मगर वह तो हिम्मतवाली है। बीमारी की उपेक्षा करके उसे दबा देना 
चाहती हैं। 
लार्ड हेलीफैक्स के लडके की मृत्यु पर बापु के समवेदना के सदेश की पहुच 
का आज वाइसराय की तरफ से समाचार मीठी भाषा में आया। 
भाई ने बताया कि रात को प्रार्थना के बाद बापू अकबर की कविता-- कहो 
करेगा हिफाजत मेरी खुदा मेरा--” की नकर करते रहे। उन पर उसकी गहरी छाप पडी 
हैं। कहरहे थे कि गीता की तरह इसे घोलकर पीजाना चाहता हू । कल रात सोत्ते 
समय उसे जबानी याद करने को कोशिश कररहे थे। एक पद याद नही आता 


सनयुग॒ की कल्पना १२०७ 


था। भाई से पूछने छूगे । उन्हें भी याद न था। पद बहुत सुदर है। बाप के भाव जो 
पुरी-पुरी प्रतिध्वनि उसमें से आती है । 


43 482 
सतयुग की कल्पना 


२२ नवम्वर “४२ 
आज सबेरे घडी देखने में भूल हुई । इसलिए प्रार्थना के लिए ३-१० पर उठ 
गए। मगर सुबह उठने का वक्‍त हुआ तो बापू को छूगा कि उनकी घडी पीछे होगई हैँ । 
सो सवा पाच बजे उठ गए । इतने में भाई ने आकर बताया कि अभी तो सबेरा है, सो 
फिर सोगए और सबसे आखिर में जागे । 
घूमते समय बापू पहले तो उर्द के कबियो की बातें कहने छूंगे । भाई उन्हें गालिब 
की कविता के बारे में बताते रहे । ऐसे ही इकबाल, जौक, अकबर बमरा की वाते चलती 
रहीं। बाद में बात चली कि कंसे अब भग्रेज़ी वोलनेवाले प्रदेश पूर्वी अफ्रीका की 
तिजारत को अपने काबू में रखने की योजना में रूगे है । बापू कहने लगे, “इस योजना 
में इग्लेण्ड ही अकेला नहीं , अमेरिका भी इसके साथ हैं। अमेरिका आज इतना पैसा 
लडाई में उडारहा है कि जिसका हिसाव नहीं, क्योकि न उडावे और जर्मनी जीत जावे 
तो अमेरिका को तो वह निगल ही जावेगा । अमेरिका जब इतना सर्च करता हैँ तो उसे 
और पँंसा चाहिए ही। अमेरिका के पास आबादी तो है, पर उसकी वास्तविक 
शक्ति उसके पैसे में है । मगर में मानता हु कि अमेरिका पर हिन्दुस्तान का असर इतना 
है कि अमेरिका हमें लूटने में नही शामिल होगा, और हो भी तो भले हो । योद्धा को जँसे 
सामना करनेवाले को देसकर ज्यादा जोश और उत्साह आता हूँ, बही मेरा हाल है। 
में चाहता हु कि जमेनो और जापान की जीत न हो । जिस शत्रु को हम जानते है उसके 
साथ निपठना ज्यादा आसान हुँ। जर्मनी और जापान के पास नया कुछ भो नहीं है । 
पुराने ढग की भो जो चीजें हं थे भी सडी-गलछी हूं । उन्हीको उन्होने अपना आदर्श मान 
लिया है। दूसरी ओर अभी रूस हैँ । उसके पास भली-बुरी, फंसी ही हो, कुछ नई चोज 
है । अगर रूस आज मिट जावे तो गरीबो के पास कौनसी आज्मा रह जावेगी ? रस ने 
पाशविक वल का बहुत इस्तेमाल किया हैँ, तो भी वह वरू और सत्ता जनता के हाथ में 
है न। यह चीज़ आजकल के मेरे पढने से मुझ पर और स्पष्ट होरही है । किस बहादुरी से 
वे लोग आज लडरहे हू । अगर अग्रेज जीतेंगे तो रूस को बहादुरी के कारण। अब मे जवाहर- 
लाल की चिन्ता को समझ सकता हु । वह मुझसे कहता है, 'गरीबो के लिए तो दो ही 
चीजें हैँ, या तो तुम्हारा रास्ता या रूस का । तुम्हारा प्रयोग तो जब सफल होगा 
तब देखेंगे, मगर रूस ने तो सफल कर दिखाया हूँ ।” रस मट्यामेट होजाबे, यह कंसे 


१३० बापु को कारावास-कहानी 


कि मानो घडी को देखकर कुछ पक्षो वारी-बारी से आकर नीचे तार पर बैठते हे । उनमें 
दो उल्लू है । वे ज्ञाम के ६-१० पर जाते है । 

मौरावहन आज यह विचार कर रही हे कि सारी दुनिया में केसे ऋति होसकती है। 
उन्तकी मान्यता हूँ कि पहले कुछ नेता रूस जावे, फिर हर गाव से कुछ किसान वहा भेजे 
जाऊें, वे आकर बाकी लोगो में प्रचार करे। मीरावहन का दिमाग आज रूस और मास से ही 
भरा हुआ हैं। बापू कहरहे थे, यह एक छोटी-सी मिसाल है कि कैसे उनका मन एक बालक 
की भाति कल्पना के घोडे पर सवार होकर कहा-से-कहा पहुच जाता है, नहीं तो आज 
इस जेल में वठे हुए रूस जाने का प्रइव ही कैसे उठ सकता है ? और फिर क्या हम 
इतने कगाल हूँ कि रूस जाने के सिवा और कुछ कर ही नही सकते २?” 


२७ नवम्बर ४२ 
प्रात घूमते समय बापू भाई के साथ फिर इतिहास और ऐतिहासिक प्रक्रिया की 
चर्चा करने लगे। चर्चा साक्स के शिक्षण पर आई। बापू कहने लगे, “माक्स का कहना 
है कि पाच इद्रियो से जिसे पहचाना न जासके उसको मानने की जरूरत नहीं, मगर में 
कहता हू कि इन्सान कितनी ही होशियारी से काम करे तो भी कुछ-व-कुछ छिद्र रह जाने- 
चाला है । यह अज्ञात तथ्य मनुष्य के हिसाब को गलत सिद्ध कर सकता है। इसे ही 
गीता ने दवा के नाम से पुकारा है--देवचेवात्र पचमम्‌' । मार्क्सवादी उत्तर देंगे कि 
आज हमने कुदरत पर पूरी तरह काव नही पाया , मगर कभी नही पाएगे, यह मानने का 
आपको अधिकार नही है । तो मे कहता हू कि जब पाओगे तब की बात तब, मगर आज 
आपको इस अज्ञात तथ्य को अपने सासने रखता ही होगा ।” 
फिर रूस की बात करने लगे, “रूस ने इतना किया है तो भो में कहता हू कि रूस 
का काम तबतक टिक नहीं सकता, जबतक कि उसके साधन शुद्ध नहीं होते । मेरे सामने तो 
एक ही चोज़ हँ--सत्य', वह भी पूर्ण सत्य--भले ही वह पाचो इद्वियो के द्वारा न अनुभव 
किया जासके। तो भी वह है, जैसे कि यूक्लिड की छाइन भले ही कल्पना में रहे तो भो उसका 
अस्तित्व तो है ही । सो सत्य है और उसे हमें दूढना हैं। उसे दूढने का एक ही साधन है--- 
अहिंसा । उसमें हमें चाहे हजारो वर्ष छग जाय, लेकिन हम उसे प्राप्त करेगे तो हमारा 
कास पायदार होगा--टिकनेवाला होगा । ” पीछे माक्संवाद की पुस्तक की बात चली । 
बापू कहने छूगे, “उसने अच्छी किताब लिखो है, तो भी उसमें कई त्रुटिया है। वह पुस्तक 
आज अमर होगई है , क्योकि लेनिन ने उसमें बताए सिद्धात पर असल कर दिखाया। 
पुर्णतया तो वे भी नहीं कर पाए, तो भी उन्होने काफी कर लिया है। इसी तरह हमें भी 
अब करके दिखाना है।” 
भाई पूछने रूगे, “प्रकृति के नियम स्वतत्र, सनातन ओर झाइवत है। उनका त्नोत 
सनुष्य का मस्तिष्क नहीं। इसी तरह आज पूजीवाद का कानून जो मार्क्स बताता है, वह 
भी सत्य माना जाता है। क्‍या वह उपरोक्‍त अर्थ में ठीक है ” या यह कहा जाय कि ऐसे 


भेसालीभाई का उपवास १३१२ 


'कानूनो की उत्पत्ति मनुष्य की कल्पना में से होती है और उसका समर्थन करनेवादी ऐतसि- 
हासिक युक्तित इन्सान वाद में दूढ लेता हूँ ? अर्यात्‌ ये सब कानून मनुष्य दे बनाए हए है 
और मनुष्यों से अछग इनका कोई स्वतत्र पस्तित्व नहों हैं ?” बापू कहने लूगें, “कुदरत 
के कानूनों का तो स्वतन्न अस्तित्व है । मनुष्य हो या न हो, सुर्य की गति कायम रहेगी। 
गुरत्वाकर्षण शक्ति काम करती रहेगी, मगर पूजीवाद के कानून का तो आधार ही मनुप्प 
है। मनुष्य के अनुभव, मनुष्य के सन पर जो प्रतिक्रिया हुई, उसमें से वह कानून निकाला 
गया है। इसलिए उसकी से कुदरत के कानून से तुलना नहीं करता हू । उसको इम तरह 
तीनो काल में सच्चा नहीं मानता हू । ” 
आज शुक्रवार था, इसलिए कलक्टर और डा० जाह भाए । शिप्टाचारवश 
पुछकर चले गए कि आपको कोई शिकायत तो नहीं है ? 
रात को बापु के लिए एक नई बकरी आई। बहुत सुन्दर हैँ । मीरावहन बडी 
खुश है । उसे वायू के पास लाईं। कहती थीं, “वहत्त अच्छी मसल की बकरो है । इसकी 
नाक रोमन है |” भगवान जाने, बकरियो के रोमन नाक फंसी होती होगी । 


२८ नवम्बर ४२ 

आज सुबह घूमते समय बापू से भाई ने कहा, “लोग पुछते हुँ कि अहिसा के द्वारा तुम 

लोग धनवानो के फदे में से घतहीनो को कैसे छुडबा सकते हो ?” बापू कहने लगे, “मे तो 
'इसके उत्तर में यह कहुगा कि अगर घनहीन को अपनी दावित का ज्ञान होजावे तो फदे 
में फसा नहीं रह सकता । मे तो खुद धनहीनो में से हु। मुझसे कोई भी जैसे चाहे, काम नही 
करवा सकता । माना कि पहले तो में नोकरी करके रोटी कमाता था, फिर मुझे ज्ञान 
हुआ कि नौकरी क्यो ? मेरे पास चर्खा हैँ। में कातृूगा और उसकी कमाई से गुजारा 
करूगा। किसी के सामने छाचार नही बनूणा । जो में कर सकता हु, बहु सब कर सकते 
है ।” इस विचार-श्रेणी पर ही समाज-क्राति की मंने अपनी कल्पना की नींव रखी है । 
भाई ने बताया कि कुछ लोगो ने उनसे चर्चा करते हुए पूछा था, “युवक वर्ग 

सो उत्साह और आवेश पर ही चलता हैँ। उनके सामने हम अपनी कल्पना को एक 
पुरी तस्वीर रख सक्के तो अच्छा हो ।” इसका भाई ने क्या उत्तर दिया था, यह भी 
खताया तो बापू ने कहा, “तो यह चीज तुम लिख डालो। उसमें अपूर्णता रह 
जायगी तो उसे देख लेगे।” भाई ने चर्चा करनेवालो से कहा था कि हम बाद 
में इस काम के लिए शासन-ततन्न की सदद भी छेगे, इत्यादि। बापू ने कहा, “इस 
उत्तर में विचार-दोष हुँ। आज हमारे पास सत्ता नहीं हूँ । सत्ता इस्तेमाल करने की 
बात क्यो करना ? वे लोग तुम्हे जबाब देंगे कि ऐसे तरीके से तुम्हें सत्ता मिल नहीं 
सकती । कांग्रेसी मिनिस्ट्री (मत्रिमण्डल) आगई। वहु तो एक सयोग की बात थी-- 
'ऐसा समझो । बाइसराय भो इस वात पर तुले थे कि समझीता करना है। वह सुद १६३५ 
के कानून के निर्माता हैँ । उन्हें लगा कि यह चल जावे तो अच्छा हूँ । ऊण्रसे भी उन पर 


श्र बापू की कारावास-कहानी न्‍ 


दबाव था कि कुछ करो। सो मिनिस्ट्री आई। मगर बाद में वे लोग उसके गर्भित अर्थ को 
समझे । ऊपर से तो गवर्नर तारीफ करते थे, मगर खुफिया-रिपोर्ट में जाता होगा कि 
ये लोग खरीदे नहीं जासकते । इनके साथ हमारा काम नहीं चल सकता। सब मन्रिमण्डल 
केद्रीय कांग्रेस पार्मेण्टरो बोर्ड के द्वारा चलाए जाते थे ॥ सो वह बहुत दिन चलनेवाली 
चीज नही थी । आज तो युद्ध के कारण हम मिनिस्ट्री में से निकले, वरना कौन जाने, 
कसी परिस्थिति में निकलना पडता। सत्ता हाथ में आजावे फिर तो ऐसे सुधार 
करने में कुछ कठिनाई नहीं आती और फिर इन चीजो के बारे में शका करनेवाले भी 
नहीं रहेगे । राजकोट एक छोटी-छी जगह थी। वहा जब हमें सफलता मिली थी, 
उसके बाद गडबड नही होगई होती तो काठियावाड का तो रूप ही बदल जाता और सारे 
हिन्दुस्तान पर उसका असर पडता । मगर आज सत्ता हमारे पास है नहीं । ” 

आज महादेवभाई को गए पद्रह हफ्ते होगए। समाधि पर एक हफ्ते से ३» नही 
बनाया। लिपाई वगरा होरही है। पत्थर लूगाए है, सो हम फूल रखकर ही चले आते है । 

श्रीमती नायडू और सि० कटेली के लिए आज पुरिया बनाई, मीराबहन और बा 
के लिए मेथी के पराठ। शाम को मी राबहन की तबीयत बिगडी। पेट खराब था। सिर में 
दर्द और €६€ ६ बुखार, ऊपर से मचली होती थी। सुबह ही वे कहरही थीं कि जो आज 
अच्छा नहीं है । बाद में खाना वगेरा खाया तो उससे जी और बिगड गया । 


२६ नवम्बर ४२ 

आज सुवह भण्डारी और ज्ञाह आए। कटेली साहब ने बात की कि सच्तेजिनी नायडू 
की लडकी को हमने टॉफो बनाकर भेजी थी। वे लोग मजाक करने लगे, “हमें क्यो नही 
दी ?” श्रीमती सायड्‌ मुझसे कहने लगीं कि अब फिर ये लोग आवबे तो उनके लिए टॉफी 
तेयार रखना । 

सुबह घूमते समय भाई के साथ खुराक वगरा के बारे में बाते होती रहीं ॥ 
उनकी खुराक काफी नही और सो बहुत्त ही कम पाते हे । 

शाम को घूमते समय भाई के साथ कलवाले प्रइन पर आगे चर्चा करते हुए बापू 
बोले, “में मानता हु कि अहिसा के द्वारा सब प्रइदन हल होसकते हे । यह भी मानता 
हु कि अगर कोई देश तैयार होसकता है तो हिन्दुस्तान ही इस तरह से प्रइन हल करने कोः 
तैयार होसकता हूँ । 

“मनुष्प-स्वभाव ऊध्वेगामी है, क्योकि में जानता हु कि मेरी दलील को काटने का 
काफी सामान मनुष्य-लमाज को आज की परिस्थिति में पडा है। सब-के-सब त्यागी नहीं 
बनने वाले । जापान के चिथडे अगर आज उन्हे मुफ्त मिले तो सब लेगे। उनमे अनक 
त्रटिया है। माक्से पूजीवाद की चर्चा करता है और कहता है कि आखिर ये लोग जावेगे 
कहा ? ऐसे ही से कहता हू कि आज का मनुष्य-स्वभाव हमें लेजायेगा कहा ? अगर अहिंसा 
की न अपनावे तो लडाई-पर-लछडाई होती ही रहेगी । सुधरा हुआ मनुष्य-प्माज इस 


सटाली थाई का उपयास 


श्ञ 
श्छ 
३७ 


चीज को कैसे सहन कर सकता हूँ ? बौर घनवानों के वर्ग में से सावरस-पदनिवाओं 
बड़े-बटो को मार डाला । छोटे-छोटे धनवान तो उन्हे भी रुपने पटे, क्योकि उन्हें भी 
मारने जाते तो उनकी अपनी पार्टी में बहुमत और जल्पमन के बीच झगडा उठ सा होता 
नो जैसे हमारे यहा पाटीदार पडे है, ऐसे उनके यहा जझुछाऊ परे है । सत्ता सो उनके हाथ 
ही नहीं । अहिसा-पद्धति के द्वारा हम बड़े घनवानों को भी सार नहीं डालते, जगर 

'उनकी सत्ता घनटहीन चर्ग पर से उठ जाती है । 

भाई कहने रूगें, “आप इसे एक दर्शन का रूप देकर इस पर एक पुस्तक्ष छिस 
डालिए।” बापू कहने लगे, “मुव्किल यह है कि यहा पर मास भी में ह और लेसक भी 
मेँ हु। पुस्तक तो मेरे मस्तिष्क में पडी हूँ । जब मौका आता है तब मे उसमें से मतलूव की 
चात्त निकाल लेता है ।” भाई कहने छगे, “जाप तो परिस्थिति देसकर क्या प्तरना है इसका 
निःचय कर लेते है। आपके मस्तिप्क्त में वह सब है, मगर आपके बाद लोगो का मार्म--दर्शन 
कौन करेगा ? जाज तो मौका आने पर आपकी ज्ञानेन्द्रिय जाग्रत होजाती है और आप 
काम कर छेते हूं । मौका न हो तो चरनोतक चुप ही चैठे रहते है ।” बापू कहने लगे, 
#हा, बहु ठोक हुूँ। मौका आने पर मेरी छठी ज्ञामेनल्द्रिय जग उठती है और बाद में फिर 
सोजाती हूँ । मगर तुम जो कुछ कहरहे हो वह में कर नहीं सकता । वह मेरी ऋवित से 
बाहर है । काका ने भी यही कहा था । मंने कहा, 'काका, में स्मुतिकार नहीं हू / कुछ प्रेरणा 
हुई तो कह दिया। जबतक परिस्थिति मेरे सामने आकर खडी न होजावे, मे निदचय नहीं 
'कर सकता कि क्या करगा। तो मे स्मृति कैसे लिसू ? जभी इस लठाई में ही मेने पहली 
लूडाइयो से उल्ठा किया हैं । पहले यह था कि कैदियों की तरह का बर्ताव जमलूदारों 
के साथ करना है, उनका हुक्म मानना है। वह अहिसा में से निकछा था। आज उसी 
अहिसा में से उससे उल्ठा निकला है, मगर इन दोनों का विरोब मात्र ऊपर का 
विरोध है, सच्चा विरोध नहीं । सो यह अहिसा की कार्य-पद्धति तो घीरे-घधीरे विकसित 
होरही है और होती रहेगी । मेरी इच्छा होते हुए भी म॑ स्मृति नहीं लिख सब्तूमा। 

पीछे मिल के कपडे की बाते होने छूगीं। वापू ने कहा, सच जानते हूँ कि में तो 
मिलो का सात्मा चाहता हु, मगर आज मे उसके लिए वायुमण्डल तंयार कर रहा हु । 
जो खादी नहीं पहनते, वे भी जानते हे कि असल चोज तो एादी ही हैँ । मगर वे अपना 
शौक नहीं छोड सऊते या कृदुम्व में मह॒गी खादी सरीदने की झव्ति नहीं रफते, पर उनमें 
से अधिकतर का मन खादी के लिए तंयार है । इस तरह वातावरण तंयार होरहा हैँ । 
समय आने पर बाकी काम कानून से होजायगा ॥ 

जाम को ७-२५ पर बापू ने मौन लिया। _मीराबहुन आज भी बीमार हो है । 
ज्यादा रूम्यी बीमारी न चले तो अच्छा है । 


जप! 


आज बापू का भौन था। सो घूमते समय भाई ने कल को वात के सिलसिले में 
ही कुछ प्रदन बापू के विचारार्थ उनके सामने रखे । उनमें से दो तो ये थे (१) नण्याण्ही 


श्र बापू की कारावास-कहानो 


जड़वत क्यो लगते है ? (२) चर्खा और दूसरे ग्रामउद्योग हिन्दुस्तान की गरीबी को" 
दूर करने के लिए काफो है, भले हो वे दु्भिक्ष से लोगो को बचाने में समर्थ न हो ? ग्रेग 
ने जो उत्तर दिया है, वह सततोषजनक नही है । 

श्री कटेली ने कुछ सब्जिया बोई हे। ज्ञाम को हम उनका साग-भाजी का बगीचा 
देखने गए। गोभी बोई है, सगर उसके तैयार होने में अभी दो महीने और लगेंगे। तबतक 
छ सहीने के हिसाव से तो हसारे यहा से जाने के दिन आजावेगे। मन में आता है कि चार 
सहीने के करोब तो गजर गए, अब दो महीने में क्या एकाएक कोई चमत्कार ह्ले 
उठेगा कि परिस्थिति बदल जायगी ? मगर बापू की श्रद्धा है कि कुछ होगा और हम दोः 
महीने में जेल से निकल जाएगे। कहते है, विश्वास से पर्वत भी हिल जाते है । 

मीराबहन आज अच्छी हे । आशा हूँ कि कलतक बिलकुल चगी होजावेगी । 

बा के नाम आज पार्सल आया । उससें जमीकद था, काला शहद और खज्र ।, 
नक्षत्र-सण्डल पर एक पुस्तक भी थी। सब चीजें शातिकुमारभाई ने भेजी है । पहले भेजी 
थी तो सरकार ने यह कहकर कि बा ने ये चीजे नही मगवाई हे, पार्सल लौटा दिया। पीछे 
दातिकुमारभाई ने पुछवाया । अब पार्सल फिर वापस आया है। बा खुश हे । 

भसालीभाई की कोई खबर नही । बापू का तार और पत्र वर्गंरा सब सरकार 
हजस कर गई लगती हैं । 

बापू रात को १२ बजेतक सो नही सके । बहुत थके-से थे। विचार भी चलते 
थे। रे 

सर्दी काफी पडने लगी है । रात को और सुबह ठड होती है । बाद में दिन भर 
सर्दी भाग जाती है । बादल दो-एक रोज आए और बिना बरसे चले गए । आज आकाश 
बिलकुल खुला हैँ । 

पुराने फूल करीब-करीब खतम होगए हूँ । माली नए फूल लगा गया है। कोई 
महीने भर में नए फूल निकल आवेगे । 

महादेवभाई की समाधि पर 5७ आज भी नही बना सके । एक-दो लिपाई और 
होगी, तब जगह तैयार होगी । 


0 


ट्स्टीशिप का सिद्धान्त 
१ दिसम्बर “४२ 
आज महीने के शुरू का दिन बुरा गया। जाम को घूमते समय बापू ने भाई के 
इन प्रइनों का उत्तर दिया--“राजनैतिक प्रइनो में तो हमें वैधानिक अकुश चाहिए. 
तो फिर अर्पथक क्षेत्र में हम सरक्षकों को दया पर क्यों रहे ? क्‍यों न इन पूजीपतियो पर: 


टुस्टीशिप का सिद्धात 


खत 
श्प 
रथ 


भी कानून का बधन हो और सबको कानून से ट्स्टी बनना पटे २” 

उत्तर में बापु ने कहा, “मेने ऐसा नहीं कहा कि आये जाकर बेपानिक अजुण 
नहीं होगा । आखिर कानून से उनका भी कमीशन--बेसल बयेगा । सिफ हतना 
ही हैँ कि में उनका हनन नहीं करना चाहता । उनकी दविति का उपयोग कर लेना 
चाहता हू, जैसे कि जमनालालजी थे। उनकी सम्पत्ति का उपयोग समाज के रिए दो 
तो भले ही वह सम्पत्ति जमनालालूजी को कहलाए । रस में पृजोपतियो का सर्वेनाण 
किया गया और उनसे कहा गया, “आपको यहा रहना है तो किसान बन जाओ ।” मगर 
में कहता हू कि तुम्हे किसान बनने की जरूरत नहीं | तुम्हारे हृदय का परिवर्तत होजाय 
तो मेरे लिए बस है।” भाई कहने लगें, “सच्ची ट्रस्टीशिप की स्थिति न आए तबतक 
इस बीच के समय में क्या हम सिद्धान्त में ढील नहीं देदेते? ” बापु कहने लगे, “अहिसा 
में समझोते को हमेशा स्थान रहा हैं । समझौता अहिंसा का शरीर है--ऐसा कहा जाए 
सकता हूँ । मगर इस चीज में समझोते की बात नहीं आती । ट्रस्टीशिप कोई आरजी चीज 
नहीं हूं । बह तो स्वय एक आदर्श है ॥ पृजीपतियों के लिए टुस्टीशिप की यह मेरी बनाई 
अतिम स्थिति है । इससे आगे जाने को गुजायश नही । हमारी (काग्रेस को) सस्‍्या स्वत 
इच्छा से सघटित लोगो से बनी है । हम पृजीप्तियों से स्वत्त अपने हको का त्याग करने 
को कहते हूं । हम आज उनके सामने यह नहीं रख सकते कि तुम पाच संकदा कमोद्न लो 
या दो सैकडा। जितना त्याग वे स्वय करे उससे मुझे सतोप होजायगा मगर कोई ऐसा 
निकले कि वह दो सेकडा लेना चाहे तो म॑ उससे यह थोडा कहूगा कि नहीं, तुम दस सैकडा 
लो । इस तरह अच्छा वातावरण पैदा होजाएगा । सानो कि एक पूजीपति टेढा निकला । 
कहने छूगा कि जाओ, मे कुछ नहीं छोडता | तो मे कहुगा कि तुम्हें छोडना पडेगा--कानून 
से मजबूर होकर छोडना पडेगा । आखिर पूजीपति अल्पमत में हूँ । उन्हे बहुमत के सामने 
झुकना ही है । मुझे उनसे वहुत-सी चीजें छीननी होगी, ज॑ंसे कि खिताब हैं, वर्ग-भाव' 
हैँ) मगर मे उनकी पूजी छीनना नहीं उाहता १ उसका समाज के लिए उपयोग चाहता 
ह््‌ || (8 

जाज भीरावहन अच्छी हैं । डा० शाह आए थे। देखकर चले गए। श्रीमती नायडू 
के हाथ को रात में पोस्त का सेंक दिया। वा को त्रिफला लेने से बहुत फायदा हुआ है । 


२ दिसम्बर “४२ 

आज सुबह घूमते समय भाई ने बापू से कहा, हमें यह हिसाव निकालना चाहिए 

कि सामान्य मनुष्य की आवद्यकताए क्या-दया हूं, उन्हे पूरी करने के लिए मेहनत की 
कितनी इकाइयो (2/(शा-70एा5 ० ]8000) को आवश्यकता हैं” हाथ से 
काम करके वह पुरी होसकती हूँ या मशीन का आश्रय लेना पडेगा ? छेना ण्य्ेगा तो 
किस हृदतक ?” खापू कहने रूगे, “इस बारे में काफी विचार होचुका 7 । पूरा 
काम नहीं हो पप्या, इतना में मान छेता हू, मगर मेने विनोवा, कुमारप्पा, रृष्णदास, 


१३६ ह बापू की काराबास-कहानी 


अभुदास और नारायणदास से काफी हिसाब करवाया हैँ । वह हिसाब हरिजन में 
समय-समय पर छप भी चुका हुँ । एक बात के बारे में मेने पूरा विचार नहीं किया । वह 
हैं जमीन। जमीन के बिना अकेले चर्खे और अत्य ग्राम-उद्योगो से लोगो की गरीबो 
दूर नहीं को जासकती । जमीन का प्रइन कसे हल होगा, यह में प्री तरह से आज 
जानता नहीं ह।” 

भाई कहने लगे, “साक्स के सिद्धात का बहुत-सा हिस्सा ज्यो-का-त्यो स्वीकार 
किया जासकता है । हा, जहा वे हिसक बल के उपयोग की बात बताते हूं, बहा हम आहिसक 
बल रखदें। लोग क्यो मान छेते हूँ कि आहिसक बल उतना काम नही देसकता ? आज का 
अनुभव हमें इससे उछूटा सिखाता है । मरने की तेयारी तो दोनो में चाहिए ही। इतना हो 
तो अहिसक का आत्म-बलिदान सामने के पक्ष को हिसा की अपेक्षा कही अधिक प्रभावित 
कर सकता हैं । ” 

बापु बोले, मरने की तेयारी तो आवश्यक है ही, मगर आज तुम देखोगे 
कि मरने की तैयारी भी उन लोगो की अहिसावादियो से ज्यादा है। और केवल मरने की 
तेयारी से काम नही चलता । जापान के हाराकिरी' (आत्मघात) करनेवालो को देखो । 
बे छोग मरने को कोई चीज नही समझते , साथ ही उन्होने हिसा को धर्म बना रखा हैं । 
जब दोनो के मरने की तैयारी एक-सी होजायगी तब हम भत्यक्ष रूप में देख सकेगे कि 
अहिसक बल हसक से बहुत आगे बढ जाता हैं । आज तो कबूल करना होगा कि हिसको 
में मरने को तेयारी और शक्ति बहुत अषिक है ॥” 

भाई कहने लगे, “हिसा से वे छोग जो परिणाम लाना चाहते है, वे उनके साधनों 
के आतरिक दोष के कारण स्थायी नहीं होसकते, पूर्ण नही होसकते और अत में समय 
भी ज्यादा लेते हें। रूस को लीजिए। उसको मान्यता है कि शासन-ततन्न (90८) 
को आखिर अनावश्यक होकर निकल जाना हु, मगर वास्तविक परिस्थिति उससे उल्टी 
हैं। वहा शासन-तत्र तो दिन-प्रतिदिन ज्यादा मजबूत होता जारहा हैँ । स्टालिन इसका 
कारणभूत नही माना जासकता । एक भी साम्यवादी के सुह से यह उत्तर नही निकल सकता , 
क्योकि इन लोगो की फिलॉसफी में व्यक्ति को कोई महत्त्व नही दिया जाता। जो होरहा 
है, जो हुआ है, वह उनके साधनों के दोष के कारण हुआ हे । ये दोष उनके साधनो के गर्भ 
में रहे है ।” 

बापु ने कहा, “किसी कच्चे साक्संबादी पर ऐसी बातो का प्रभाव पड सकता 
है, मगर पक्के जयप्रकाश-जैसो पर नही, जो आज सत्ता को बलपूर्बक छोनने की तैयारी 
कर रहे है ।” 

भाई कहने लगे, “आप ठोक कहते है । इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम उनका 
हृदय पलठ नहीं सकते । हमे उनके साथ मिलकर कास करना होगा और उनकी विचार- 
धारा में अहिसा को जिस हृदतक दाखिल किया जासकता हू, करना होगा। क्‍या इसका 
अर्थ यह भी होसकता है कि जो आदर्श वे हमारे सामने रखते है, वही सच्चे है ?” 


ट्रस्डीशिप का सिद्धात $३७ 


बापू बोले, “में यह नहों कहना चाहता । कारण साफ हूँ। वे लोग अपने अनुभव 
से कहते है कि अहिसा चलनेवाली चोज नहीं । वे हमारी अहिसा फो भी आपसे हिंसा 
की तैयारी के रुप में हो देख सकते हूँ । मगर मे कहता हू कि मुझे आप लोगो की मान्यता 
से कुछ लेना-देना नहीं है । मेरे सामने एक चीज आगई है । उसकी किननी झम्ति है, वह 
क्या-क्या कर सकती हूँ, यह बतौर एक वेज्ञानिक के मुझे देखना है । वयूरी ने जब रेडियम 
को शोध की थी तो पहले उनके पास रेडियम प्रत्यक्ष नहों आगया था। उनके प्रयोगों से 
उन्हें पता चल गया थ्य कि रेडियम-जैसी कोई चीज है सही, सगर जगत कहता या, 'जबतक 
सुम रेडियम हमारे हाथ की हथेली पर रख नहीं देतीं, उसके छक्षण और गुणो का ठीक- 
ठोक वर्णन नहीं कर सकतीं, तबतक हम नहों मानेंगे ।” सो वह काम करतो गई | जासिर 
थोडा-सा रेडियम उन्होने तेयार किया, उसके गुणो की भी शोध की । तब जगत माना । 
थीछे दुनिया को उसी चीज का गुणाकार करके आवश्यकतानुसार गेडियम तैयार कर 
केना पडा । वही बात अहिंसा के साथ भी लागू होती है। जगतके सामने जबतक एक 
सम्पूर्ण प्रयोग नहीं आजाता तबतक उसे वह शका की दृध्दि से देखेंगा। शका रखने का 
जगत को हक हुँ । में इस प्रयोग को पुरा करने का प्रयत्न कर रहा ह। परिणाम फ्या होगा, 
यह में नहीं जानता । ” 
दोपहर को भसालीभाई की खबर गुजराती असवार से मिलली। बीस रोज उपवास 
को होचुके हैं । श्री मुशी उनसे चिमूर के रास्ते पर जाकर मिले थे । बापू कहरहे थे, 
“यह कंसी दुख की बात हूँ कि अग्रेजी अखबारों में दम ही नहीं है, नहों तो भसालो- 
भाई की खबर छापे बिना वे कैसे रह सकते हैं ? आज अखबारों में जो चलरहा हूं बह 
ल्‍ोकमत को ठीक रास्ते पर चलाने के लिए नहीं, सरकार का मुह रखने के लिए ही 
होरहा है ।” 
घाम को घूमते समय कुछ दिन पहले के इस परइन के उत्तर में कि सत्याग्रही जड- 
चत-से बयो लगते हूँ, वापु ने कहा, 'सत्पाग्रही जखबत लगते हूं, यह में स्वीकार कर लेता 
हुं। इसके कारण को ढूढो तो पहली याद रखनेबाली व्यत यह हूँ कि किस वर्म में से मेरे 
चास सत्पाग्रही आए । लेनिन के पास काम करनेवाले घनहीन थे, क्योकि वह उनके 
लिए काम कर रहा था। कुछ भी हो, छेनिन को उनसे सतोष मानना था। इसी तरह मेरे 
भास जो कार्यकर्ता हे उनसे मुझे भी सतोष मानना हुँ । दूसरी बात यह है कि जबतक 
थे लोग मेरे अकुश के नीचे रहकर काम करते हे, उन्हे जडबत रूगना हो हैँ । कारण यह्‌ 
हुँ कि सत्याग्रह का सचालक में रहा। मुझसे आगे उनमें से कोई कंसे जासकता हू ? वे 
लोग अपनी बुद्धि चलाने लगें तो उनका राजाजो-जेसा हाल होगा। मेने राजाजी से 
कहा था कि जबतक में हू, तुम मुझे समझाने का प्रयत्व करो । न समझा सको नो अत्त में 
तुम्हे मेरी वात मानकर चलना चाहिए ॥ थे कहने लगे, “कभी नहीं ।” तो मने कहा, 
अच्छी बात है । ऐसे ही कह तो जवाहरलाल भी देता हूँ कि 'कभी नहीं! मगर पीछे करता 
यही हूं जो म॑ कहता हु । ये सत्याग्रही भी दूसरे विपयो में तो जड-से नहीं हैं । एक सम्याग्रह 


/ँ 


१३८ हैं बापू की कारावास-कहानी 


के विषय में हे । मोतीलालजी-जेसे भी जबतक मेरे साथ काम करते थे, अपनी नही चल 
सकते थे । के० टी० श्ञाह को देखो, मेरे साथ था, तो हर बात मुझसे पूछकर लिखता 
था। उसका तेज ढका रहता था। मेरा विरोधी बना तो एकदम लोगो को वह एक महान्‌ 
अर्थशास्त्री और तेजस्वी आदसी रूगने रूगा । ऐसे ही कुमारप्पा हैं । आज वह मेरे साथ 
जड़वत लगेगा, अलग होजावे तो चमकने छगेगा । आयेनायकम क्या कर सकता है ? 
गुरुदेव के पास वह बडा विद्वान था, मगर मेरे पास आकर वर्धा शिक्षण-प्रणाली में पडा ६ 
वहा उसे मुझसे पूछ-पुछकर काम करना है, क्योकि वर्धा शिक्षण-प्रणालो की उत्पत्ति 
मेरे मस्तिष्क में से हुई । ” इस प्रकार की दो-चार मिसालें बापू ने और दी, जहा बापू को 
(छोड देने के बाद लोग एकदस ऊपर चढ गए-से रूगते थे। उनके कहने का तात्पर्य यह था 
कि सत्याग्रहियो की जडता देखने में जडता-सी छूगती है, पर यह वास्तविक जडता नही 
है। 

आज सरोजिनी नायडू के विवाह को ४४ वर्ष हुए। वे आइसक्रीम बसाना 
चाहती थी, मगर में और भाई नही खानेवाले थे, इसलिए उन्होने भाई से सबके लिए 
फलो के रस का एक पेय तेयार करवाया। सबने बडी प्रसन्नता से पिया । 


३ दिसम्बर ४२. 
आज दस दिन के बाद भसालीभाई के विषय में बापु के तार का सरकार ने उत्तर 
दिया, “आपको प्रो० भसाली के साथ तार या पत्र-व्यवहार करने की इजाजत नही दी 
जासकती, मगर सानवता की दृष्टि से आप उनका उपवास छुडवाना चाहे तो आपकी: 
सलाह उन्हे सरकार को तरफ से पहुचादी जावेगी । ” बापू की तो ऐसा उत्तर पाने के 
लिए तेयारी थी ही । तो भी अच्छा तो किसीको नही लूगा । 
आज हिन्द अखबार में प्रो० भसाली के उपवास की छोटी-सी खबर थी। उसमे से 
नई बात यह मिली कि उपवास के शुरू होते ही श्रीमती जानकीदेवी बजाज ने बापू को 
उनके उयवास के बारे सें पत्र लिखा था। वह पत्र सी पी सरकार की मार्फत दिल्‍ली सरकार 
के पास गया। उसने उसे बापू के पास भेजने से इनकार किया।_ खबर सुनकर बापू 
कहने लगे, “इस वक्‍त सरकार चाहे जो करे, मेरे मन में निराशा तो आती ही नही है ! 
जो जहा पडा है, अपना-अपना काम अपनी शक्ति के अनुसार पूरी तरह मन से कर रहा: 
है । मुझे इससे बहुत सन्तोष होता है । 
आज सुबह घूमते समय फिर द्रस्टीशिप पर चर्चा छिडी। भाई कहने लगे, “आफ 
कहते है कि पूजीपतियो के हृदय का परिवर्तेत होगा और उससे आज की सारी अर्थे- 
व्यवस्था बदल सकेगी, मगरः समाजवादी कहते है कि पूजीवाद और निजी मिल्कियत की 
प्रथा मिटेगी तथा वातावरण बदलेगा तभी एक वर्गविशेष के रूप में पूृजीपतियो का 
हृदय भी बतौर एक वर्ग के बदलेगा । जब आप भी कई बार कहते है कि दलोल से ये लोग 
नही समझेंगे, परिस्थिति इन्हे अपनेआप समझा देगी तो आप माक्सवाद के उस सिद्धातः 


ट्ृस्टीशिप का सिद्धात १३६ 


ग 


का समर्थन नहीं करते कि भौतिक वातावरण मूल वस्तु हुँ । विचारप्रणालो और आादछ- 
वाद उसका फल हूँ, उसकी प्रजा हैँ ।” 

बापू कहने लगे, “से इसे स्वीकार नहीं करता कि पच महाभूत-जगत से परे कोई 

' तत्व हो नहों हूँ, परन्तु इतनी बात है कि उस पर तत्व का अस्तित्व पाच इन्द्रियो द्वारा 

सिद्ध नहीं होसकता । वह स्वयप्रमाण है । मनुष्य के आतरिक अनुभव द्वारा उसका 
साक्षात्कार किया जासकता है । जबत्तक हम यह चीज मानते है तबतक हम यह बात 
स्वीकार नहीं कर सकते कि मनुष्प का आचरण और स्वभाव उसके बाह्य वातावरण पर 
ही निर्भर है । 

मेने पूछा, ट्स्टो बनने पर भी उन लोगो के सन में घमड तो रह जावेगा न कि 
हम धनपति है, हमने इतना त्याग किया हैँ, और घनहीन उनकी दया और उनका घन 
दान-रूप में स्वीकार करें तो क्या अपने स्वमान की हानि न करेगे २”! 

* बापू बोले, “दान का सवाल ही नहीं उठता । द्रस्ट के ट्स्टी थोड़े ही ऐसा 
समझते हूं कि उन्होने दान किया * मेने दक्षिण अफ्रीका में अपनी सब जायदाद का दुस्ट 
किया था, मगर न मेरे और न किसी के मन में भी कभी आता था कि मेने दान किया हैँ । ” 

मेने कहा, “मगर आज हमारे पास ट्रस्टीशिप का कोई नमूना हैं तो जमनालाल- 
जी का हैं । जमनालछालजी की बहुत चीजें सेवा के काम में इस्तेमाल होती थीं । कितनी 
ही जायदाद उन्होने दे भी डाली । तो भी उनके मन में यह तो था ही कि बे देते हें--दान 
करते है ।” 

बापु कहने लगे, “जमनालालजी ने महा प्रयज्ञ किया, मगर वह पुरी तरह से 
हस्टी बन नहीं सके । बहु उनकी अपुर्णता का नतोजा था । 

भाई बोले, “एक व्यक्ति जिसके पास इतने साधन रहे, सत्सग रहा, अच्छा 
अनुकूल वातावरण रहा, उसके लिए अपने-आपको बदलना इतना कठिन सिद्ध हुआ तो 
सारे-के-सारे पजीपति वर्ग का बदरूना कितना कठिन होगा ? ” 

बापु कहने लगे, “नही, शुरू में रास्ता निकालनेवालो को मुश्किल आती हैँ, मगर 
बाद सें उसका अनुकरण करनेवालो के लिए वही चीज सरल बन जाती हैं। में मानता 
हु कि सनुष्य-स्वभाव ऊध्वंगामी हूँ । में डाबिन के सिद्ठात को नही मानता कि मनुष्य 
बदर में से निकला हैं । ” 

भाई ने कहा, तो क्‍या आप यह मानते हैँ कि सब जीव अरूग-अलूग 
($०एशश० (ध्थ्गण) बने ? 

बापु ने उत्तर दिया, “में नही कह सकता कि में क्या मानता है, मगर बदर से 
मनुष्य का विकास हुआ है, यह नहीं मानता । 

मेने कहा, “तो अगर डाविन का सिद्धात सही हैं तो आपके उसको न मानने से 
हानि होसकती है , क्योकि गलत जगह से शरू करने से हमारे नतीजे भी गलत होगे । / 

बापु कहने लगें, “वहू होसकता ह। 


१४० बापु की कारावास-कहानो 
इस पर भाई इसका उभय पक्ष सामने रखकर बोले, “वह तो तब न, जब 
हम मानें कि साइस ने जो कहा है वह अतिम वचन है। आज तो साइस का आधार ही 
बदलरहा है। हम क्या जानते है कि अन्त में क्या रह जावेगा, क्या नही ? ” 
बाप ने कहा, “इसका अर्थ यह होता है कि जबतक हमारी मान्यता गलत सिद्ध 
नही होती, इस श्रद्धा से चले । ” 


* २८३ 
गोलमेज परिषद्‌ के कुछ संस्मरण 


दोपहर और श्ञाम को बापू से भाई गोलसेज परिषद के बारे में कुछ बाते पूछते 
रहे । हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के लिए क्या-क्या कोशिशों हुई, कैसे हिन्दू-मुस्लिस को एक-दूसरे 
से समझौता करने को कहकर दूसरी तरफ से सरकार चुपके से साम्प्रदायिक निर्णय तैयार 
कर रही थी। एक रोज बापू को मुसलरूमानों ने अपनी सभा में बुलाया । वहा पर सब 
बापू की चापल्सी करने लगे, “आपके लिए क्‍या मुश्किल हे साहब, आप श्री जिन्ना की 
१४ सागें पुरी करदें।” आगाखा ने शुरू किया, “आप बडे महात्मा हैं । आपके लिए 
इतना कर देना एक खेल है. ” वबगेरा-बगरा। बापु ने कहा, “आपको इस तरह 
मेरी हसी उडाना शोभा नही देता। में कौन हु ? आपके तो इतने अनुयायी है । भेरे 
'पीछे कौन है ? मुझे काग्रेस ने एक काम के लिए भेजा है। दूसरा काम करने का सुझे काग्रेस 
ने अधिकार नही दिया। इसके लिए डा० अन्सारी की मदद को मुझे जरूरत है । ” 
शौकतअली भी कहने लगे, “सरकार, आप इतना करदें । आपके लिए यह कौन- 
सी बात है ? ” बापु कहने लगे, 'शोौकतअलछो, तुम्हारे लिए यह मुनासिब नही है । तुम 
आज कहा मेरे पीछे चलते हो ? फिर में तुम्हारा सरकार' कंसे रहा ?” वह कहने लगे, 
“नही सरकार, आप इतना करदें, फिर हम आपके पीछे ही है । * 
बापु ने आगे बात चलाते हुए कहा, “श्री जिन्ना तो पूरे राजनंतिक तरीके से पेश 
आए। एक बार उन्होने मुझे अपने निवासस्थान पर बुलाया था। अगीठी के सामने 
मेरे साथ जमीन पर बैठ गए । कहने रूगे, “आप तो बडे महात्मा है। ये तो मामूली चीजें 
है। आप इसको सजूर करले । ” मेने कहा, “में यह सब तबतक नहीं कर सकता जबतक 
डा० असारी से पूछ त लू । हिन्दू-मुसलूमान के मामले में वही मेरा रहनुमा है । उसके बिना 
में एक कदस नही उठा सकता ।” उन्हे वह मजूर न था। फिर मजलिस में आए। बेगम 
शाहनवाज भी वहा थी और वे भी उसी रण में रगी हुई थी । उसी तरह मुझसे कहने 
लगी, “आप महात्मा हे । इतना कर देने में क्या मुश्किल हे ?” तब में रो पडा। मेने कहा, 
“और सब तो इस रग में पूरी तरह रगे जाचुके है, मगर औरत होकर तुम भी इसमें हिस्सा 
लेती हो--यह मुझसे सहन नही होता ।” हिन्दू-मुसलमानो के समझौते की बातचीत दूदी 


योलूमेज परिषद के कुछ सस्मरण 2१ 


और दूसरे रोज सुबह ही सरकार का साम्प्दायिकत निर्णय हमाने हाथो में जागया । वह 
रातोरात थोचे ही तंयार हुआ था। बहू तो तैयार पटठा हो था। ऊपर से मुह-दियावे फे 
लिए हम से कहा जाता था कि आपस में फैसला करो, और ऐसा किया ज्ञाता या कि 
आपस में फंसला हो ही न मफे । घिलायत से आने से पहले मे रॉयट जाऊं, 
वाल्डविन आदि से मिला था । 

लॉयड जार्ज से मिलने वापु जब गए थे तद का एक मनोरजऊक किस्सा उन्होने 
कुछ दिन पहले सुनाया था। बापू वहा रात के १०-१ पर गए। एक पालतू बिल्ली, जिसने 
गले में एक पट्टा पडा था, आकर बापू फी गोद में बैठ गई। बापू वहा करीब दो घटे बैठे । 
सारा समव वायु उसको पीठ पर हाथ फिराते रहे और वह बंठी गुर्राती रही । छॉयट 
जार्ज ने कहा, “दो रोज पहले यह बिल्ली एकाएक यहा आपहची | मेने सब मित्रो से पूछा 
कि किसकी हूँ ? छेकिन पता नहीं चला । ” दुमरे रोज लॉयड जा्ज के यहा से आदमो 
पूछने आया , क्या वह्‌ बिल्ली आपके साय आई हैँ ? ” बापू ने कहा, “नहों । ” बिल्ली 
बापू के आने के बाद एकाएक गायब होगई थी। वच्य प्रयत्न किया गया, परन्तु कुछ पता 
नहीं चला कि वह कहा चली गई । 

बापू कहने लगे, “लॉयड जार ने सब बाते धोरज से सुनों, पुरी सहानुभूति 
दिसललाई। कहने लगे, आपका केस तो सम्पूर्ण हैं। जब आयरलंण्ट का सवाल चलता 
था तब सत्ता मेरे हाथ में थी। आयरलूण्ड की माय का विरोध किया, मगर बाद में 
मेने देखा कि अब उनके साथ समझौता होना ही चाहिए और बंसा ही किया । यहा भी 
एक-दो हफ्ते में फंसला होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता हैं । मगर आज मेरे पास सत्ता 
नहीं । में किसी का नुमाइन्दा नहीं हू। मेरी आवाज अरण्यरोदन के समान है। में 
किसी चीज में दखल नहीं देता । / 

बापु ने आगे कहा, “बाल्डविन तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता था। सर सैमु- 
एल होर ने उनसे मिलने का प्रवध कर दिया । वह भी हार्ड लिनलियगो की तरह बाह्म 
शिष्टाचार खूब बरतता था। वाल्डविन के पास तो म॑ पद्रह मिनट भी नहीं वंठा । मेने 
अपना केस रखने की कोशिश की । बताया कि हम तो ऐसा मानते हूँ कि अग्रेजी राज्य 
में हिन्द का हमेशा अहित ही रहा हैं। आप लोगो से हमने कुछ सीखा है, मगर वह आप 
लोगो के सम्पर्क में आने के कारण । आप राजा न होते और हम आपके सम्पर्क में भाते 
तब भी सोखते--तव शायद ज्यादा सीसते । आपके पास सुन्दर भाषा हूँ । उसमें इतना 
क्वाम किया गया हूँ, इतना साहित्य लिखा गया हैँ ॥ उसकी हमें कदर है । हम हि दुस्तान 
में सीमित होकर नहीं रहना चाहते । सारे जगत के साथ सम्बंध रखना चाहते है, मगर 
आजाद होकर । हमें स्वतत्नता चाहिए । अग्रेजी भाषा में इन्डिपेन्टेन्स' शब्द का जो अर्थ॑ 
है, वह स्वत्तत्रता हमें चाहिए, किसी सास तरह की नहीं, क्योकि हम मानते हूँ कि हिन्दुस्तान 
में अग्रेजी राज बुरी चीज हूँ। वह कहने लगा, इसमें हमारा मतभेद है । मुझे तो जपनी 
कौम का और भारत में अपने शासन का गर्व है ।” मेने कहा, “ऐसा हैँ तो मुझे आपसे और 


“श्ढेर बापु की काराबास-कहानी 


न्कुछ नहीं कहना ।” 
“वेजबुड बेन उसी समय हिन्द-मत्री के पद से हटा था । उससे मेने पूछा, “यह 
“अल्पसतवालो के प्रतिनिधि आपने किस तरह चुनें है ? मुसल्‍ूमानों में डा० असारी को 
कंसे छोडा जासकता था ? यह हुआ जैसे ? म॑ समझता था कि हिन्द सरकार ने अन्सारी 
के रास्ते में र्कावट डाली होगी, क्योकि विलिगडन से जब सेने कहा कि अन्सारी को 
जाना चाहिए तो उसने कहा था कि म॑ उन्हे नहीं जाने देसकता ।” मगर वेजबुड बेन ने 
कहा, “इस बारे में मुझे कबूल करना चाहिए कि भूल मेरी हुई । मुसलमानों ने कहा कि 
अन्सारी को नहीं बुलाना चाहिए। वह आवेगा तो हम नहीं बेठेंगे। मेने उनकी बात 
मानली, सगर अब मे देखता हु कि वह मेरी भूछ थी। लेकिन अब हो क्या सकता है ? ” 
“बेजबुड बेच ने भी स्वीकार किया कि मेरा केस सही था। उन्होने मेरे साथ खुलकर बात- 
चीत की । 

“सर सेमुएल होर से तो बहुत बार मिलता था। इतना मुझे कहना चाहिए कि 
वह मेरे साय साफ दिल से बात करता था। यह नहीं था कि मेरे साथ एक बात ओर दूसरे 
के साथ दूसरी वात । सबके साथ उसने एक ही बात की । वह साफ कहता था, “सत्ता तो 
हमारे हाथो में है । तुम लोग मुझे सलाह देसकते हो । उस पर अमल करना न करना 
हमारे हाथ की बात है । वह तुम्हे हम पर ही छोडना होगा । ” मेने कहा, “आजादी तो 
जब आवेगी तब, मगर आज इतना तो हो कि उस आलनेवाली आजादी की कुछ झलूक 
आपके कामो सें दिखाई दे । कानून चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रथा तो ऐसी बने की हमारे 
कामों में हमारी सलाह से आप चले। अभी घनदयामदास और पुरुषोत्तमदास हमारे अर्थे- 
शास्त्री है। अर्थशास्त्र में वे हमारे नुमाइदे हे। हिन्द के अयेज्ञास्त्र के मामलों में आप 
उनकी सलाह से चले ।” मगर वह कहने रूगा, “यह तो हो नहीं सकता । ” 

“प्ेकी तो बिलकुल अवसरवादी आदमी था। जयकर-समप्रू वगेरा उसकी तारीफ 
करते थे । मुझे इससे आइचयें होता था । * 

भाई कहने लगे, “कई छोग आजतक टीका करते हे कि क्यो अकेले ज्राप गोल- 

“मेज परिषद में गए। वे नहीं समझते कि वहा का काम कितना कठित था। अगर आप 
अकेले नहीं होते तो सब विगडने ही वाहा था। 

वापू बोले, “इसमें तो शक ही नहीं। इतना कठिन काम था कि अगर में 
अकेला न गया होता तो हमारी धज्जिया उड गई होतीं। ऐसे मौको पर अकेला आदमी 
ही काम कर सकता है ।” 

भाई कहने लगे, “अल्पसंख्यको के बारे में जब समझौते की बातचीत दूदी तब जेम्स 
मिल्‍ज तो करीब रोने जैसा होगया था। कहने छूगा, “ये लोग कहते है कि अब हमने गाघी 
का खात्मा कर दिया है । ” मगर जब आपने साम्प्रदायिक निर्णय पर भाषण दिया तब 
बह खुश होगया, नाचने रूगा और कहने रूगा, “अमेरिका से तार आते हे कि हम अब 
-समझे।” और इवेब ने तो यहातक कहा था कि इस्लास कबूल करने के सिवा बापू नेजो 


चर्खा और ग्रामोद्योग ८३ 


२ 


कुछ उनकी ताकत में था, वह सब उन लोगो को सतोप देने के लिए किया । मगर कुछ 
फायदा न हुणआ। और सच्ची बात तो यह हूँ कि अगर बापु मुसलूमान होने को तैयार 
होजाते तो भी मुझे यकीन नहीं कि वे छोग उन्हें स्वीकार कर लेते ॥” 


र& $ 
चर्खा ओर ग्रामोद्योग 


४ दिसम्बर ४२ 
सरकार के पत्र का बापू ने उत्तर दिया कि उन्हे पहले भसालोभाई के उपदास का 
सच्चा कारण जानना चाहिए। जबतक उन्हे यकीन न होजाय कि भसालो भाई का 
उपवास गलत हूं, वे उन्हे उपवास छोडने को सलाह नही देसकते । अखबारों की रिपोर्ट 
सही मानी जाबे तो उनके उपवास का सास कारण है । इतने महत्त्व के तार का जवाब 
सरकार ने दस दिन बाद दिया | इस पर बापू ने अफसोस जाहिर किया । 
सुबह घूमते समय चर्खे ओर ग्रामोद्योग के बारे में चर्चा चल पटी। बापू कहने 
लगे, “अकेले चर्खे और ग्राम-उद्योगो से शायद हम यह नहीं कर सकेगे । साथ में जमीन 
का सवाल भी हल करना होगा। जमीन के वारे में मेरा ज्ञान अपूर्ण है। सिफ पशु जौर 
मनुष्यों की मेहनत से ही हम जमीन में से कितना धन पैदा कर सकते है, यह हिसाब हम 
आजतक नहीं निकाल सके । मगरनछाल होता तो बहुत-कुछ होगया होता । खेती के 
'साथ-ही-साथ गोरक्षा का भी सवाल पडा हैँ। मेरे पास रायबहादुर गगाराम के खत आया 
करते थे । वह बडा इजीनियर था । उसने मुझसे कहा, “मुझे मशीन दाखिल करने दो । 
देखोगे कि कितनी जल्दी में सावरसती को नफा देनेवाली सस्‍्था बना देता हू। म॑ आपका 
विशेषज्ञ बनूगा । पीछे में आपको शक्ति का उपयोग कर छूगा। मेने ना की, क्योंकि में 
जानता हू कि पशु और आदमी की मजदूरी से यह काम होसकता हैँ, मगर उसे सिद्ध 
करने के लिए वह करके बताना चाहिए। सरकार ने बारडोली में मशीन एक हृदतक 
दाखिल की हैँ । में अपने प्रयोग सब उनसे नहीं करवाना चाहता, मगर मुझे तो यह सुद 
करके देखना ही है ।” 
भाई कहने लगे, “यही तो में आपसे अगले रोज भी कह्रहा था कि हमें अपनी 
आवध्यकताओ का माप निकालना चाहिए और फिर हिसाव लगाना चाहिए कि क्या 
अकेले सनुष्य और जानवर की मेहनत से वे पुरी होसकेगी या हमें मशीन की सदद 
लेनी होगी । मशीलें लेनी ही होगी तो हम उन छोटी-छोटी मशीनो को पैदा करेगे जो 
मजदूरो की जगह न ले, वल्कि उनको मजदूरी की शवित बढाएं ।” 
बापू बोले, “हिसाव एक हृदतक सेने रलूगाया है। सबको पूरा अन्न चाहिए, 
आधा सेर दूध और फल, साग-भाजी, घी, तेल, खाड--सबक्ो मिलनी चाहिए | कपडा 


श्डेड बापू की कारावास-कहानो 


तो चाहिए ही, साथ ही घर भी अच्छे होने चाहिए। सो इतनी कम-से-कम जरूरतों की 
मेने हट बायी है। यह पूरी होनी.चाहिए । अमेरिका को,तरह में हरेक के लिए मोटर पैदा 
करने का ध्येय नही रखता, सबके पास खालो समय भी चाहिए ताकि वे अभ्यास करके 
अपनी बुद्धि का विकास कर सके |” 

मेने कहा, यह तो आपकी कम-से-कम मर्यादा है । अगर बाद में इतनी मजदूरी 
ओर समय हमारे पास रहे कि हम मोटर वना सके तो क्यो न बनावे ? ”? 

भाई कहने लगे, “हमें कोई मर्यादा तो रखनी ही पडेगी । हम बडी मशीनें दाखिल 
करेगे, तो वे पीछे हाथ की मेहनत, छोटे उद्योगो और छोटी मशीनों को खाजाएगी।” 

मेने कहा, “में तो यह समझी हू कि जीवन के लिए जो चीजें आवश्यक है, जैसे 
रोदी, कपड़ा, उनके लिए हमें हाथ की सेहनत का ही आश्रय लेना है। बाद में दूसरी चीजें 
रह जावेगी । उनके लिए मशीन इस्तेसाल करने में कोई हर्ज नही। इतना ही नहीं, बल्कि 
उसकी आवश्यकता हूँ, जैसे कि डाक्टरी सामान की बात ले, सुक्ष्मदर्शक यंत्र है, शीशे का 
नाजुक सामान है, यह सब हम हाथ से ही थोडे बना सकते हुँ । उन सबको छोडना अथवा 
विज्ञान की प्रगति का त्थाग करना शवक्‍य नही, योग्य भो नहीं । ” 

बापू कहने लगे, “यह ठीक है (” भाई कहने लगे, “नही, हमें इनमें से कई चीजों 
का त्याग करना ही पडेगा। विज्ञान के विकास से प्रगति ही हुई है, ऐसा भी हम कँसे निश्चय 
कर सकते है? डाकटरी ने लोगो का स्वास्थ्य सुधारा नही है । / 

मेने कहा. “जहा डाक्टरी ने सच्ची प्रगति की है, चहा उसने कई बीमारियां 
जड से उखाडदी । छोगो की आयुष्य बढी है, मृत्यु-सख्या कस हुई है।” 

भाई कहने लगे, “विज्ञान से जितनी बीमारियों का इलाज हुआ है, अस्वाभाविक 
जीवन के कारण उनसे अधिक बीमारिया पैदा होगई है । ” 

शाम को घुमते समय फिर दुस्टीशिप पर चर्चा चली । भाई कहने लगे, “धनवान 
अपनेआप अपने धन का त्याग करदें और समस्राज के सेवक बन जावे तो अच्छा 
है, मगर वह तो बिल्ली के गछे में घटी बावने-जेसी बात हुई। बिल्ली के गले में घटी हो 
तो चहे अपनेआप बच जावे, मगर सवाल यह कि बाघे कौन ? ” 

बापु कहने लगे, “ऐसा कुछ हैं ही नहीं । हमें धनिक वर्ग मिटाना हूँ । उसके लिए 
घनवानो को मार डालने की आवश्यकता नहीं। उनके धन, उनकी कला और शक्ति 
का उपयोग हम लोगो के लिए कर लेते हे । यह आसान-से-आसान और सस्ते-से-सस्ते 
रास्ते है । 

भाई बोले, “इसका अर्थ यह हुआ कि आखिर कारवार चलाने के लिए 
शासनतत्न को कोई-न-कोई एजेंट चाहिए ही । दूसरो को ढढने के बदले हम उन्हीं धनवानों 
को लेलेते है । उनसे कहते हूँ कि आजतक तुमने अबने लिए प सा इकट्ठा किया, उसे सम्भाला॥ 
अब वही कास तुम शासनतत्न के लिए करो। फर्क इतना होगा कि अब पेसा तुम्हारे 
नाम नही जमा होगा, बल्कि शासनतत्र के नाम होगा। तुम्हारे नाम भी हो तो ट्रस्टी की 


चर्खा और ग्रावोद्योय श्द्पर 


हँसियत से। तुमको आत्म-रक्षा के साथ-साथ नई समाज-रचना में हिस्सा ठैने का 
अनमोल अवसर मिलता हैँ । इससे तुम्हें सत्तोष होना चाहिए, नहीं तो तुम्हे मिदना 
होगा । 

चापू कहने लगे, 'यह बात ती ठीक है, लेकिन अहिंसा के बारे में जिनकी अश्रद्धा 
है, वे इन दलीलो को स्वीकार नहीं कर सकते | हुँ भी ठीक, उनकी जगह में नी ऐसा हो 
करता । 

भाई ने कहा, “यह ठोक है, आज पक्के साम्पवादियों का तो एक छोटा-ना 
गिरोह हूं, मगर एक बडा गिरोह ऐसे लोगो का है जो समाजवादियों के और हमारे 
बीच में हे। उन्हे अहिसा में अश्चद्धा नहीं, मगर उनके सासने हम शुरू से अत- 
तक एक पूरी तस्वीर नही रख सके कि हम किस प्रकार की समाज-रचना करना चाहते 
है, वह क से बनेगी और केसे उसे सफल बनाने को आशा रखते है । इसलिए थे छोग ठावा- 
डोल हूँ । यह सवाल-जवाब उनकी मदद के लिए हे, जो काम तो वरते है, मगर फच्चो 
बुद्धि से । ” बापू ने इस दलोल के साथ अपनी सहमति बताई । 

आज वापु को बहुत कब्ज था। स्नान से पहले उन्होने एनोमा लिया । वैसे तवीयत्त 
ठीक थी । 

५ दिसम्बर '४२ 

आज सहादेवभाई को गए १६ हपते पूरे होगए है ५ जब बवत जाने ऊूपता है तो 
बस भागने लगता हूँ । इस जेल में बँठे हुए भी पता नहीं रलूगता कि कब हफ्ता सतम हो- 
जाता हैं । शाम को महादेवभाई की समाधि पर शखो का 3३# बनाया । करीब सारा समय 
उसीमें गया। घूमने को दस हो मिनट सिले। सेने बापू से कहा, “आज सवा छ बजेतक 
घूमिए। / मगर वे नहीं माने । ऐसा करने से उनका सारा कार्यक्स बिगड़ता था। वे 
यन्नवत समय पर चलते हे । कल हो सुबह कहरहे थे, “में अपनेआपको पूरी तरह नियम 
में रखता हु । यहा पर नियम को कोई आवश्यकता नहीं, मगर तो भी मेरा सारा कार्यक्रम 
घडी की तरह चलता है । अहिसक व्यक्ति के लिए व्यवस्थित चित्त और व्यवस्थित कार्ये- 
ऋम अत्यावश्यक है । इसके सिवा अहिसा काम नही कर सकती ॥ ” 

आज सुवह घूमते समय भाई ने पूछा, “कांग्रेस मिनिस्ट्री के पास तो सत्ता नामसात्र 
की ही थी | तो भी जितनी थी, उससे हम प्जीपतियो को तो छू भी नहीं सके । पूरी सत्ता 
मिल जावेगी तब भी अहिसक मर्यादा में रहकर हम क्या कर पायगें ? यह समझ में 
नहीं आता, क्योंकि देश में और स्वय कामग्रेस में घतवानो का स्वार्थ इतना फेला हुआ 
है कि उन्हे उखाड फेंकरना बहुत कठिन काम है ३” 

बापू ने उत्तर दिया, “अहिसा के द्वारा यह चीज निकाली जासकती।है, ऐंसी 
मेरो मान्यता है। शुरू-शुरू में जब सत्याग्रह की लडाई यहा छिडी, सारे देश में 
एकदम कैसी जागृति की लहर फल गई थी। मोत्तीलालजी-जेसो को भी रूगा कि वस 
सच्ची साहबो त्याग में ही है । उन्हे लगता था कि अब आजादी आरही है, मगर जब नहेें 


१० 


श्४ड६९ बापु की काराबास-कहानी 


आई और मे अकुश रखता ही गया तब वे लोग कुछ पोछे भी गए। दूसरा आनद भवन बना 
और पहले से भी ज्यादा शानदार बना। उसमें जवाहरलाल भी शामिल हुआ। खादो 
सो रही, मगर झादी की आत्मा चलो गई। 

“पीछे काग्रेस के चुनाव के समय लोगो में इतना उत्साह भर आया था कि काग्रेस 
का चुनाव में ऐसा कहना चाहिए कि कुछ खर्च ही नहीं हुआ । कई छोगो ने मन में शका की 
थी कि काग्रेस इन चीजो में सफल नहीं होगी । काग्रेस के पास छुनाव रडने के लिए पैसा कहा 
हैं, मगर जब लडे तो सब हैरान रह गए । सव जगह जबर्दस्त बहुमत से कांग्रेस जीती, और 
उडीसा-जेसी जगह में, जहा हमारा काम चुव्यवस्थित नहीं था, जोरदार जीत हुई । तो 
तात्पर्य यह कि हरेक इन्कछाब के साथ एक खास जागृति और उत्साह की लहर आती 
है, जो बहुत काम कर लेती हैँ । इसके असर के नीचे छोग अपनेआप खुझी से त्याग कर 
सकते हूँ । आम जनता की जागृति को देसकर उसके दवाव और गवाह के सामने पूजो- 
पति खडे नहीं रह सकेगे । साथ हो पृजोीपतियों का बल आज कारग्रेस सरकार की 
अन्दृक पर निर्भर है । जब वह बन्दूक नहों रह जावेगी तो उन्हे जनता की माग पूरी करनी 
ही पडेंगी। वे समझ जावेगे कि अब इसके सिवा ओर चारा हो नहीं । 

“वे अयनेआप त्याग न करे तो दूसरा तरीका गह-युद्ध का है। मुझे बहुत बार 
शेसा रूगता हैँ कि जब सच्ची आजादी आवबेगी तब हिन्दुस्तान को ग्रह-युद्ध की 
सजिल में से गुजरना पडेगा, मगर गृह-युद्ध के डर से थोडे ही हम समाज-सुधार के कामो 
को रोक सकते हे ! गृह-युद्ध की चौबत आई और छोगो में अहिसा है जैसा कि में मानता 
हूं, तो अराजकता आई तो भी चह नाममात्र को होगी । दस-पद्रह दिन में फिर से देश में 
अमन-चेन होजावेगा। मगर हम में जहिसा नहीं हैं तो लम्बे गह-युद्ध का संकट आसकता 
हैं। प्रछय के वाद अगर मेरा कोई प्रतिनिधि जिन्दा रहा तो वह फिर से अहिंसा का राज्य 
खडा करने का प्रयत्न करेगा ॥* 

भाई कहने लगें, “अगर सत्ता हमारे हाथ में आजावे तब तो क्ाति का जोश 
काम कर सकता हैं। मगर काति हमेशा रहनेवाली चीज नहीं है। लोगो का उत्साह 
हमेशा रहनेवाली चीज नहीं है । छोग फिर से सोजाते हे । इसलिए सत्ता अगर एकदम 
से हमारे हाथ में आवे तब बहुत कुछ काम क्राति का जोज् कर लेगा । वाकी का छोकमत 
कानून द्वारा करवा लेगा, लेकिन अगर सत्ता घीमे-धीमे आवे तो यह चीज काम नहीं दे- 
सकती। पूजीयति नए वातावरण में अपने पाव धीमे-धीमे जमा लेगे और फिर उन्हें 
उहिलासा कठिन होगा । 

बापू ने कहा, “यह ठीक है । सत्ता धीमे-धीमे आवे तब तो गृह-युद्ध भी आते 
ही वाला है, ऐसा समझो । ” 

भाई कहने रूगे, / ..इस चीज को क्यो नहीं समझते ? “ 

बापू बोले, 'तम्हे समझना चाहिए कि . - - ने अहिला को छोड दिया है ।” 


ब्द 


ह डर मैने छोड 3+ 7 
भाई ने कहा, “अहिता को नहीं, उन्होंने ऋति को भी छोड दिया हूं । 


चर्खा और ग्रामोतच्योग 9८७ 


बापू कहने छगे, “बह तो होना ही था। हिलक जाति . भानते नहीं है 
आर अहिया को ठोडा तो आहसक त्राति को भी छोदना ही था । ? 

भाई बोले, अग्रेज जावे तो एक तो यह होसकता हूं कि सत्ता प्रज्य के 
हाथो में आजाबे। दूसरे यह होसकता है कि निज्माम शाला कोई भी राजा, जिसमे 
'हबाई जहाजो और टेको के उनाने क्री फेंक्टरिया सोल रसी है, दीप 
दक्षिण में तो कम-से-कम अपनो सत्ता कायम फरने की कोशिश करे है 

वापु कहने लगे, “यह सब होसऊता हूं । मुझसे पूछो दो मुझे छगता है कि यद्धपि 
यह सम्भव है, मगर ऐसा बनेगा नहीं । अग्रेजो के पास आज कुछ नहीं है । मात अपने नाम 
से वे कास चलारहे हूं । निजाम के अलावा दूसरे राजाओं के पास नाम तो कुछ नही, 
मगर काप्रेस के पास हूँ । पचास वर्ष से काग्रेस देश जी सेवा कर रही है । घव काप्रेस बैधा- 
मिक्र नीति पर चलती थी तब भी उसकी नीति खुलो थी। पिछले बीस वर्षो से तो का्रेस 
ने अहिला की ही नीति अरितयार की है 'र जनता को जाहहसा को तालीम दी है। दूसरी 
ऐसी कोई सस्‍्था नहीं जिसने इतने समय से जनता की ऐसी अनन्य सेवा की हो । सो काग्रेस 
के पास नाम हूँ । यह ठीक हैँ कि राजा छोग गुटों को इकट्ठा करके रसते है । उनके हारा 
अपना काम करवाते है, मगर समय आने पर गुडे भी कांग्रेस के साथ से होनेबाले 


79 


सुल्तान को तरह 
। 


हुँ । 
सुबह चार बज वापु ने अण्ठी का तेल किया । करू के एनीमा से भी कब्ज मिटा 
नहीं था। 
६ दिसम्बर ४२ 
आज सुबह और जाम को घूमते समय फिर वही चरसे और ग्राम-उद्योग का पुराना 
सवाल उठा । बापू कहने लगे, “में पहले मानता था कि यह जल्र होसकता हूँ । मगर 
जँसे-जंसे गहरा विचार करता ह, कठिनाइया सामने आती हूँ । अगर आदमो को मात्र 
कपडा ही पैदा करना हो तो वह सुद कातकर जरूर कर सकता हूँ, मगर हिसाव रूगाने 
पर पता चला हुँ कि कपडा मनुष्य की आवद्यकताओ का बहुत छोटा हिस्सा हूँ । चर्से पर 
दिन भर मेहनत करके मजदूर को उसकी आवब्यकता के लिए काफी पंसे नहीं मिलते । 
हम मजदूरो का मेहनताना बढाना चाहते है, मगर सब जगह बढा नहीं सकते। इस पर से 
विनोबा तो इस नतीजे पर आया हुँ कि सब अपने हाथ से काते, तकली पर काते और अपना 
कपडा तैयार करे । आज जो हम दूसरो से कतवाते है, वह ठोक नहीं है । उससे आगे बट- 
कर अब वह तुनाई पर आया हूं । विनोवा का प्रोग़ाम कब पूरा होगा, यह में नहीं जानता । 
'सब लोग तुनाई करके तकली द्वारा अपना कपड़ा तैयार करने रूगेंगे, इसमें मुझे शक हैं, 
लेकिन विनोवा ने अपनी कल्पना के समाज में तकली व तुनाई से वस्त्र-स्वावलूम्बन के 
प्रदन को हल किया हूं । 
“पहुले हम इस नतीजे पर पहुचे कि अकेले चर्े से तो काम नहीं होसकता । 
सब ग्राम-उद्योगो को साथ लिया, मगर उनको साथ लेने पर भी अनेक कठिनाइया हूँ । अब 


श्डेट बापु की कारावास-कहानी 
मेने सोचा हैं कि जमीन को साथ रख सके तो काम निपठेगा। जमीन में से कितनी उपज 
मनुष्य और पशू की मेहनत से निकल सकती है, इसका हिसाब लगाने का रहा । आज 
सत्ता हमारे हाथ में नहों है । जमीन को कैसे हाथ में लेना और बाठनर होगा, इस प्रइनों 
के बारे में हम कुछ नही जानते । इसीलिए में तो आज जानता नही हू कि अत में में 
कहा जाकर खडा हूंगा ।॥” 
भाई बोले, “यह दुख की बात है कि हिन्दुस्तान में इतने बडे-बडे अर्थ- 

शास्त्रियो के होते हुए भी उनमें से एक भी अच्छी तरह चर्खे और ग्राम-उद्योग के अर्थ- 
शास्त्र में गहरा नहीं उतरा । ” * 

बापू कहने लगे, “उसका कारण हैँ । के टी. श्ञाह को लो | जब वे आए तो ऐसा 
लगता था कि वे हमें काफी देसकेगे । बे ग्राम-उद्योग की भावना से उस बकत भरे थे। 
एक हृदतक तो आगे बढे, सगर पीछे रुक गए। राष्ट्रीय पु्नर्तिर्माण की योजना के समय 
जवाहरलाल मुझे उसमें खीचना चाहते थे। मगर में नही खिचा। मेने देख लिया कि इसमें 
मेरा स्थान नही हैँ । हमारी चीज का उस योजना के साथ कोई मेल नही था। कुमारप्पा 
भी अपनेआप साथ गया कि इसमें से कुछ फायदा नहीं निकलेगा और अलरूग रहा, 
सगर सतीश बाबू उसमें गए। सतीश बाबू ने सेहनत की, मगर जो रिपोर्ट लिखी वह मुझे 
फडवानी पडो। फिर से रिखवाई। मामला वही पर रुक गया। बाकी के अर्थशास्त्रियों में 
से एक ही था, जिसने हमारी चीज को समझने और समझाने की कोशिश की, मगर वह 
भी बहुत आगे नही बढ सका । बात यह है कि वे लोग अपने ढाचे को नहीं छोड सकते 0 
अपने ढाचे में इस नई चीज को ढालना चाहते हे । सो प्रगति अपनेआप रुक जाती है। 
यह चीज मुझे सोच में डालती है । क्या सेरो कल्पना में ही कोई आतरिक दोष है ? क्या 
चर्खे और ग्राम-उद्योग से सारे देश का कास चलाने, मशीन की जगह हाथ की मेहनत से 
काम निकालने की कल्पना ही मुर्खता से भरी है ? अगर ऐसा सिद्ध हो तो में अपनी भूल 
स्वीकार करलूगा। आज तो में श्रद्धा से चलरहा हू । हाथ से हम कितनी हृदतक अपना: 
काम पूरा कर सकते है, यह देख तो लू। पीछे जो होना होगा, वह होगा। यह 
सब में बतारहा हू यह समझाने के लिए कि में कितना जाग्रत हू और मेरा 
मन नए विचारो के प्रति कितना खुला है। मगर 'में' इन विचारों से अपनी श्रद्धा 
को डगमगाने नही देता। में तो इसी श्रद्धा से चलरहा हु कि हाथ की ओर पशुओ की 
मेहनत से हम अपना सब आवश्यक कास निकाल सकते हे । अगर से इस श्रद्धा से न चलू 
तो में जिन सस्थाओ को चलारहा हु वे भी उखड जावे। मशीनों की से चिन्ता नही करता । 
इसकी चिस्ता करनेवाले दूसरे पडे है। मेने कहा है कि रेल का नाश होजावे तो मेरी आख 
से एक आसू नहीं निकलनेवाला, बैलगाडी से काम चलावेगे। मगर आज में हिन्दुस्तान 
को यह समझा सक्‌ कि रेल का त्याग करो, इसमें मुझे शक है । सो में अपना काम किये 
जाता हू । परिणाम जो आना होगा वह आवेगा। ” 

भाई ने कहा, ग्राम-उद्योगो को सफल बनाने के लिए एक खास तरह का 


चर्खा और ग्रामोद्योग ४9: 


आर्थिक ढाचा चाहिए। एक खास तरह की समाज-रचना चाहिए । उसमें हमें फितनों 
ही चीजों का त्याग करना होगा । अपनी जरूरतों की मर्यादा वाचनी होगी । आपयों ज॑ 
आमस-उद्योगी के सकल होने में ज्ञका है वह आज के प्रतिकूल वातावरण में है कि अनुक्नल 
चातावरण में भी यह चीज सफल नहीं होसकती २?” 

बापू कहने लगे, “मेरे सामने यह सवाल ही नहीं उठता । मेरे सामने तो प्रतिदूर 
चातावरण पडा हे । इसमें से मुझे रास्ता कादना हैँ । वह में श्रद्धापर्वक कर रहा है । 

भाई बोले, “हम जरा समझले कि हम कहातक जासकते हे, तो हमारा 
रास्ता साफ होजावेगा । रेल को हम निकालना चाहते हें तो इसीलिए कि वहु माल को 
खींचकर हमारा शोएण करती हैं। शीघ्र सफर करने के साधन हम रेल को निकार- 
कर भी रख सकते है, जैसे मोटर, हवाई जहाज । वे सार्वजनिक नहीं हे | माल ढोने के 
लिए नहीं हु--इसी लिए उनसे हानि कन-से-कम होगी ॥” 

बापू कहने लगे, “मोटर और हवाई जहाज रसोगे तो अपनी ग्रोजना की 
अपनेआप जड काटोगे सगर ज॑से तुम कहते हो ऐसा कुछ हो भी तो आज तो मेरे सामने 
ब्रह चीज नहीं आती । / 

भाई ने कहा, “समुद्र-किनारे हम पवन-चक्‍की का उपयोग कर सकते हैँ । 
'पर्वती के इछाको में पन-चक्‍्की का, गरम प्रदेशों में सुर्य-चककी का उपयोग कर सकते 
हुँ । ये सब हमारी योजना में आसकते हूँ न?” 

बापु कहने लगे, हा और नहीं । एक तरक तो में पवन-चक्‍की से बहुत आगे 
बढ गया हु। मेने कहा, आवश्यकता हो तो अवसर आपने पर हम गाव-याव में बिजली 
हावेगे। बल्लभभाई बारडोली आश्रम में बिजली लाए । मुझसे कहा था कि में साचर- 
सती में बिजली दाखिल करने वाला हू । मेने कहा, करो, तुम्हे सट्टी हैं। में खुद नहीं कर गा। 
मुझे मेरे रास्ते जानेदों । मुझे १९०८ के साल से दो चीजें विरासत में मिली हूँ । हाथ पी 
मेहनत और पशुओ की मेहनत । में अपनी श्रद्धा ओर अपनी चल्‍्ताई हुई सस्याओं की 
अरद्दा को अटल रखकर उन्ही पर मेहनत करना चाहता हु और कर रहा हु॥ दिमाग 
में कई सयाल भरे हे, मगर में उन्हे ऊपर नहीं आने देता । जिन बिचारी का आज उप- 
य्योग नहीं, उन्हे बाहुर निकालकर क्यो अयनेआप को तकलीफ दू ओर दूसरों फी बुद्धि 
को चक्कर में डालू ? ” 

भाई बोले, “आपके दिसाग में तो विचार हूँ, मगर दूसरो के दिमाग में नही 
है। वे समझते हे कि आप तो चर्खें से आगे बढना ही नहीं चाहते और इससे जागे चिचार 
उकिया ही नहीं जासकता ।” 

बापू कहने लगे, “भडे ऐसा सोचे, सगर काम तो करते हू न, वह काफी है। ” 

भाई ने कहा, “काम करनेवाले तो काम करते है, मगर टूसरे कितने हो ऐसे 
भी हूं कि जो हमारी विचार-प्रणाली में दाखिल होना चाहते है, इसे स्वीकार करना 
चाहते है । अगर उन्हे पता छगें कि आप किस हृदतक मौका आने पर आगे जासकते है 


१५० बापू की कारावास-कहानी 


तो वे उत्साह से आगे बढें और आपके साथ चले। आज चह निरुत्साह होकर पीछे हट 
जाते है । ” 
वापु कहने छंगे, उसमें भी कोई हज नही । हम कुछ कर सकते है, यह सिद्ध 
होगा तो उनकी निराशा अपनेआप दूर होजावेगी । आज तो मे हाथ की मेहनत और 
जानवर की मेहनत इन दोनो से क्या शक्‍य है, इसीमे उतरना चाहता ह । इससे आगे 
विचार करने की इच्छा ही नहीं होती । ” 
“ रात को ७-२५ पर बापू ने मौन लिया। खुराक में आज बादाम बढ़ाए है । इनसे 
कब्ज दूर होगा, ऐसा लगता है । 
७ दिसम्बर ४२ 
आज बापू का सौन था। घूमने के समय बाते नही हुई । दोपहर के समय बापु के 
सोने के लिए बिस्तरा धूप मे लगाया। लकडी की जाली के कारण पुरी धूप तो आती नही, 
तो भी काम चल गया । 
सहादेवभाई की समाधि पर परसो सफेद शो का ३४ बनाया था। मगर किसी 
बकरी या गाय को रूगा होगा कि सफेद मूली का खेत है। कल आकर सब तोड गई। आज 
शास को फिर नए सिरे से बनाया । घूमने को दस हो मिनट बचे । 
रात में सरोजिनी नायड्‌ को फिर पोस्त का सेक दिया और गरम पानी में उसकी 
बाह रक्‍खी । वे कहतो है कि इससे उन्हे लाभ हुआ है । 
मीराबहन की तबीयत अच्छी हे । दो-तीन रोज से उन्होने भेस का दूध छोडकर 
गाय और बकरी का दूध लेना शुरू कर दिया था। आज कहने लगीं कि गाय का दूध पतला 
है और बकरी के दूध से बू आती ह्‌ । घर की गाय हो तो अच्छा दूध मिल सकता है। बकरी' 
का दूध फौरन ही पिया जाय तभी अच्छा होता हैँ । यह तो यहा हो नहीं सकेगा । फिर 
भेस का दूध ही उन्हें लेना पडेगा । 


८ दिसम्बर ४२ 
आज सुबह घूमते समय फिर ग्राम-उद्योगो और चर्खेवाले सवाल की चर्चा आगे 
चली । देश की जरूरतों का माप निकालने के सिलसिले में बापु कहने लगे, तुम्ही यह 
हिसाब क्यो न करो ? माता कि मुहिकले हे, सगर जो आदमी ठीक दृष्टि-बिचु से काम 
करता है, वह उन्हे हल कर छेता हे । मास के सिवा पश्चिम में और बहुत-से अ्थंश्ञास्त्री 
होगए है । मगर माकसे ने सारे प्रइव को नए ढग से देखा । उसने सारे मनुष्य-समाज को 
एक कुटुम्ब के रूप में देखा, इसीलिए वह कुछ नई चीज जगत को देसका । ” 
भाई बोले, “नही, इस काम के लिए तो अर्थश्ास्त्रियों की दोलो चाहिए ४ 
सारे हिन्दुस्तान के साधन-सम्पत्ति का हिसाब लगाना आसान बात नहीं। आप खादी 
का हिसाब करते-कराते है। उसीमें कितनी उलझनें पैदा होती है। तब इस इतनी 
बडी चीज का तो कहना ही क्‍या 
बापू कहने रंगे, “उलझनें आती हे तो भी मुझे ऐसा नही छूगता कि कोई दूसरा: 


भावी समाज-रचना का आधार 


कब 


प्र 


यह काम मुझसे अच्छा कर लेगा। हिन्दुस्तान की पुरी सावन-सम्पन्ति का हिसाब तो एफ 
नहीं, सी अर्थशास्त्री भी नहीं गा सकते। कौन कह सकता हैं कि हिमालय में से ही फिलनी 
शक्ति हमें मिल सकती हूँ ? कोई बताने का दावा करे तो मे उसका विश्वास न कर , सगर 
तुम्हारे जैसा आदसी यदि सच रूमाकर काम करे तो कुछ कर सकता हैं ।” 

बापू ने वात आगे चलाई, “में व्यो किसीके पास जाऊ ? फिर यह काम भी मेरा 
नहीं । मेरा काम तो हाथ और पशुओ को मेहनत से होनेवाले काम का हिसाब निक्ञाउना 
हैं । जब इसमें असफल होजाऊगा तब ज्ञात होजाएगा कि हिन्दुस्तान की जररते इस 
प्रकार पूरी करने की आशज्मा रखना मेरी मूर्खता थी। तव दूसरों चीज का विचार 
करने का समय आवेगा ॥” 

भाई कहने लगे, “चोन में तो सेती में जानवर भो इस्तेमाल नहीं किये जाते ।” 

बापू बोले, “हा, दक्षिण अफ्रीका में मेने भी हाथ से हो फेती करवाई थी। 
काफी काम हुआ था, मगर मुझे लगता हुँ कि पशु का और आदमी का इतना निकट का 
सबध है कि पशु की मरद हमें लेदी च/हिए। इसमे पशुओ को रक्षा भी होतो हूँ) गो-रक्षा 
का सवाल तो सती और ग्राम-उद्योगो के साथ जुडा हुआ है हो। मुझे विश्वास है कि 
पञ्ु और आदमी की मेहनत हिन्दुस्तान की जरूरते पूरी कर सकती हूं। मेने अत्तेक जन्म 
लिये है और लूगा, पर इससे मेरे विश्वास पर आच नहीं आसकती । ऐसे ही शाम- 
उद्योगो और चर्खें के बारे में भी मेरा दृढ़ विश्वास हूँ ।” 

भाई कहने रूगे, “आप मानते हूँ कि पहुले मनुप्य की जिन्दगी सादी थी, वीच 
में उसने अनेक रग देखे, सगर उन सबसे थक्कर उसने फिर सादी जिन्दगी अस्तियार 
करली। भगर अतिम स्थिति पहली स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं हैँ। उससे अपर को 
मजिल हु । पहली सादगी अज्ञान को थी, द्रूरी ज्ञान की ।” 

बापु ने कहा, “यह ठोक हैँ । ” 


४ ०० 


+ 
० + 


भावी समाज रचना का आधार 


हा ६ दिसम्बर “४२ 

आज बापू को यहा आए चार महीने पुरे होगए। बापु कहा करते है कि यहा हम 

छ महीने से अधिक नही रहनेवाले है । मगर दो महीने सें छूट जाने की कोई सुरत नजर 
नहीं आतो । रात को वा कहरही थीं कि अभी छ महीने नहों, बल्कि एक वर्ष लूगेगा। 
आज सुबह घूमते समय युद्ध को और युद्ध के बाद क्या होगा इसकी वाले चल- 

रही थी। भाई कहरहे थे, “आप मानते है कि इस युद्ध का परिणाम अच्छा हो आवेगा, 
मगर मुझे इसमें शका है । सामान्य नियम यह है कि जिन देशों को जीत हो वहा ऋाति 


श्श्र्‌ बापू की कारावास-कहानी 


फासिज्म की दिश्ञा में और पराजित देशो में ऋति साम्यवाद की ओर होती है (४? बापू 
कहने लगे, “मुझे तो शका होती ही नहीं है कि परिणाम अच्छा आवेगा।” इसके 
बाद यह चर्चा छिडी कि राजा छोग हर तरह के आदमियो को खरीद लेते हैँ । बापु 
ने कहा, इन लोगो ने तो अभ्यास ही इस चीज का किया है कि मनष्य-स्वभाव 
कहातक नीचे जासकता हैँ। कहातक ऊपर जासकता हैँ, इसका अभ्यास करने में उनका 
क्या प्रयोजन था, यह अभ्यास से कर रहा हू । ” 

शाम को घूसते समय भाई कहने लगे, “आप इस चीज को नही मानते कि 
भौतिक वातावरण के असर से मनुष्य के विचार बदलते हे । आप सानते हे कि मनुष्य 
के विचारों का वातावरण पर असर पडता हूँ और वह बदलता है। ऐसे ही आप कहते हे 
कि पाचवी शक्ति देव को हम बाहर नहीं कर सकते। माक्सवादी कहते है कि व्यक्ति 
भले बदले, सगर वर्ग की चाल नहीं बदलती । यह इतिहास हमें सिखाता है और 
ऐतिहासिक प्रक्रिया में देव भी आजाता है । ” 

बापू बोले, “नही, मानलो कि हिटलर आज बोसारी से मर जावे तो वह 
दंवयोग हो होगा न, सगर उसका असर इतिहास पर पडेगा। ऐसे ही मानो कि सब पुजी- 
पति खतस होजावे या भूचाल आवबे और उसमें दफन होजावे तो बडे शहर ही न होगे। 
तब वर्ग-विग्रह का प्रश्न दूसरा रूप घारण करेगा या नही ? ” 

इसके बाद मन पहले कि प्रकृति! इस पर चर्चा हुई। बापु ने कहा, प्रकृति और 
पुरुष---दोनो अनादि हें। इसलिए कौन पहले था, यह नहीं कहा जासकता। प्रकृति 
पुरुष के विचारो को बनाती है, यह में नही मानता । 


१० दिसम्बर “४२ 
कल भसालीभाई के बारे में मुशी का लेख था। उसमें उन्होंने भसालीभाई की 
साथुता का वर्णन किया था। साथ ही बताया था कि कैसे एक समय वे नीम के पत्ते खाते 
थे, एक समय अपना मुह सी लिया था और एक नली से पेट में खुराक पहुचाते थे। मुझे 
रूगा कि यह सब कहना आज अनावश्यक था। इससे भसालीभाई को कोई फायदा नही 
पहुच सकता था। उल्दा लोगो को लग सकता था कि यह्‌ तो कोई पागल है। उनके 
उपवास की कीसत उससे कम होसकती हैं। भाई कहते थे कि चह कहना आवश्यक 
है। बापू से हमने पूछा। वे बोले, “आवश्यक भी होसकता हैँ और अनावश्यक 
भी।” में यह नही समझ सकी। मेने पूछा, “आप लिखें तो क्या करे? ” वे कहने 
लगे, “मे एक काल्पनिक चीज के बारे सें कुछ कह नहीं सकता। मुझे भसाली के साथ 
यत्र-व्यवहार करना चाहिए । उसकी मनोवृत्ति जानकर ही में लिख सकता हू । ” मेने 
कहा, “अखबारो की बात को सही मानकर आप क्या लिखेंगे ? ” बापू ने कहा, में 
इस तरह विचार ही नहीं कर सकता ॥” 
मीराबहन को अपने कमरे में बदबू आती है, इसलिए उन्होंने खाने के कमरे 
के एक हिस्से को खडे पर्दो से अलग कर लिया है । 


भावी समाज-रचना का आपार 9५३ 


है. 


शाम को घूमते समय भाई बापू से चर्से के बारे में फिर पूछते रहे । बहने पे, 
“क्या आपने अपने पुराने मत में फेर्फार किया हैँ ?” बापु कहने लगें, “मेरा मत आप भी 
बही हूँ जो बीस वर्ष पहले था । मगर मेरी कल्पना और प्रयोग आज जगत्‌ को विज्वास 
ददिला सके, इस हृदतक वे सिद्ध नहीं हुए। जितना हम कर पाए है, उससे मुये 
सो पूरी तस्वीर की झाकी मिल ही जाती हूं । मेरी श्रद्धा उससे पक्की होती है । चर्ये और 
प्रास-उद्योगो का उलट उद्योगीकरण हुँ । उससे तो छोगो का ऋल्याण हो ही नहीं सकता, 
यह बात सिद्ध हूं, मगर चर्से के ह्वरा कल्याण होसकता हूँ, यह जगत्‌ के सामने रख सर | 
डस हृदतक सिद्ध नहीं कर पाया। एक ओर पृजीवादी पद्धति का उद्योगीकरण, दूसरी 
ओर साध्यवादी पद्धति के उद्योगीकरण का प्रयोग । वह प्रयोग भी आज ,वधूरा हूँ। 
उसमें से क्या निकलेगा, यह देखना हूँ । मुझे रूमता हूँ कि अन्त में वहु भी निप्फल होगा, 
अगर में खुले मत से उसको देसरहा हूँ और पूरी श्रद्धा से अपना प्रयोग आगे चलारहा 
हु। कीन सफल होता हैँ, यह समय आने पर सिद्ध होजावेगा । ” 


११ दिसम्ब”" ४२ 
आज सुबह घूमते समय भाई बापु से कहने 'लूगे, “देव पाचवा हैं तो सही, मगर 
देव तो सदा था। वर्गो का स्वभाव भी देव में आजाना चाहिए। इतिहास हमें सिाता 
हैं कि व्यक्ति का हृदय भले ही पलट जावे, मगर जबतक समाज को आविक रचना न 
बदलेगी तबतक एक वर्ग की हँसियत से पूजीपति अपने स्वभाव को नहीं छोड सकेगे ।” 
बापु बोले, “व्यक्ति और बर्ग में भेद करना भूल है। जो एक व्यक्ति कर सकता हैँ, 
चह सारा समाज कर सकता है । ” 
भाई ने कहा, सगर यह तो आपने भी कहा हैँ न कि व्यक्ति को 
मनोगति (?४एलाण०४ए . एी एछा०८ प्रवाशतंपश) और समाज की मनोगति 
(20४५६ 75एला० ०१९) में फर्क होता है । ” बापू कहने लगे, “बह ठोक है, मगर व्यपिति 
समाज को विचार-प्रणाली को वदरू सकता है। अहिसक इन्सान इस चीज को समझ 
झेगा कि सामाजिक रूप में अहिसा की क्‍या शक्ल होगी और अपना काम करने में इस 
बीज का उपयोग करेगा। ” ;॒ 
भाई कहने लगे, “मार्क्सवादी मानते हें कि भौतिक वातावरण को बदल देने से, 
उदाहरणार्थ मिजी जायदाद रखने की प्रथा को मिटा देने से, पूजीपति वर्ग के विचार 
अपनेआप बदल जावेगे। में समझता हू कि इसमें काफी सत्य भरा हूँ / आपकी वर्घा- 
प्िक्षण-योजना भी क्या ज्ञान के प्रकृतिमूल होने के सिद्धात (7रशशिशा्भाआ्ारए प्रौ८णर 
 6फ़ा८0902) का सम्यंत नहीं करती ? ” 
बापू बोले, “वर्बा-पोजना हाथ की मार्फत दिमाय को विकसित करना चाहती 
हु। यह तो अलग वात हुई, मगर माकस के अनुयायी और माक्स खुद भी हाथ को शिप्ट- 
न्समाज के जीवन में कोई स्थान ही नही देते । उनके पास तो मशीन हाथ का स्थान लेती 


श्ष्द बापू की कारावास-कहानी 


हूँ । उनके सत से सशीन के बिना मनुष्प-समाज सुखी हो ही नहीं सकता । हाथ पर आधार 
रखकर तो उसे गुलामी में ही रहना है, यह माकस की मान्यता है । मेरी मान्यता उससे 
ब्रिलकुल उलटी है और इसी झोष में मे लूगा हुआ हू कि देखू तो सही कि हाथ से क्या- 
क्या होसकता है ।” 
भाई कहने लगे, “सास की श्ोधें बडे महत्त्व की हू । माक्स ने समाज की व्याधि 

का जो निदान किया हूं, वह सचोट है, मगर उसका जो इलाज बताया है, वह ठीक नहीं ॥ 
उसके सामने हिसक बल ही था। अहिसक बल का उसे पता ही नहीं था । आपने गीताजी' 
को अहिसा के समर्थन की पुस्तक बताया हैँ, यद्यपि सामान्यतया इससे उल्टा माना जाता 
है । इसी तरह हम माक्स की शोधो का उपयोग अधहिसक समाज-रचना के लिए नही कर 
सकते ? आखिर तो उसने गरीब का पक्ष लिया है। वह तो आहसक काम ही है न?” 

बापू ने कहा, आज जो दलील हम करते हैँ वह साव्सवादियों की बुद्धि पर 
असर डालने के लिए है, क्योकि में देखता हु कि उनमें बहुत अच्छे-अच्छे आदमी भरे 
है । जैसे जवाहरलाल हे, आचार्य नरेन्द्रदेव हे, जयप्रकाश हैं। हम क्यों इन लोगो को 
खोए ? अगर हम उन्हे खींच सकते हूँ तो खीछे । इसके सिवा इन चर्चाओ का कोई आर्थ 
ही नहीं है, ओर से कहता हूं, उन लोगो पर तुस सावर्स के साथ अहिसा के समन्वय का 
प्रयत्न करके कोई असर नहीं डाल सकोगे । गीताजी की जो टीका सेने लिखी है, वह गीता- 
जी में से हिसा का पाठ लेनेवालो के लिए नहीं हु । जो अहिसा का पाठ लेते है उनके लिए 
भी इतनी नही, मगर दोनो के बीच के वर्ग के लिए वह लिखी गई हूँ । ” 

भाई बोले, “दूसरे मा्स्सवादियो की वात छोडदें । में कहता हु कि में भो 
पक्का माक्सवादी हु । जो माक्संवादी कहलाते हे, उनसे अधिक में माक्स को मानता 
हू। मगर में देखता हु कि माक्संवाद को हम पूरा-पुरा सफल बना सके तो भी मुझे उससे 
सतोष नहीं होगा। में तो देखना चाहता हू कि माव्स ने जो बताया है, उसे हम कहातक 
अपने ढाचे में डालकर उसका उपयोग कर सकते हैँ । ” 

बापु कहने लगे, “में मार्क्स को इस तरह नही देखता । में यह भी नहीं मानता कि 
उसने बिलकुल कुछ नया दिया हैँ । उसके पहले रस्क्रिन ने भी वही काम किया। माक्से 
और रस्किन की विश्येषता यह हु कि उन्होने पारी मानव-जाति को अपने सामने रखा। 
बे वर्ग की कद से निकल गये ओर गरीबो का पक्ष लिया । इसलिए माकर्स का समाज-व्यथा 
का पृथवकरण पुराने अर्यश्ञास्त्रियो के मुकाबले में इतना तेजस्वी बना, मगर तुम मुझे 
बताओ तो सही कि साकर्स की कौन-सी बात तुम्हे इतना मुग्ध करती है ? 

भाई बोले, “मार्क्स ने समाज की व्याधि के जो निदान किये है उनमें और 
साव्स से पहले जो निदान किये गये थे, उनमें उतना ही फर्क है जितना कि जरगरी 
(4कथाए) और रसायनश्ञास्त्र (ट0८7ा॥77) में । उसेने स्पष्ठ रूप से बताया 
है कि आर्थिक वातावरण हमारे जीवन के हर पहलू--ऋला, साहित्य, कानून, नीति, 
यहातक कि धर्म, को भी किस प्रकार ढालता है और इन्द्वात्मसक भौतिकवाद 


भावी समाज-रचना का आधार श्प्ष्‌ 


(छ9गव्लाण्यं ैशटाशाआ।) की किया द्वारा ऊँसे समाज का विक्लाम होता हैं। 
एक तरह से रस्किन ने भी यही काम किया हे--उसने भो गरीबों का पक्ष 
लिया। मे माक्स को रस्किन का पूरक मानता हु। युद्ध की क़रिश को हो 
लीजिए । उसके लिए अनेक जादू-दोने के-से उपचार बताए जाते थे । मगर यद्ठों को 
जड में जो आथिक कारंण प्रविष्ट हैं, उसे कोई नहीं देखता था। “सम्पत्ति या दानि”? 
(770०७ ० 7६४८८) का हमें आगे स्पप्ट ज्ञान ही नहीं था। हम इनमें अब परस्पर 
स्पप्टत वर देसते हे । साम्राज्यवाद पूजोबाद का अनिवार्य फल हूं, यह माक्स ने हमें 
दिखाया हूँ ।” 

बापू कहने लगे, “मं इस तरह क्ाथिक उलझनों को सब पाणे का मूछ नहीं मानता 
और युद्ध का कारण आथिक उल्झनें है, यहु कहना भी ठीक नहीं हैँ । गत युद्ध फा क्‍या 
कारण था ? निकस्से कारण थे। इस दफा जब युद्ध छिडा तो चंम्वरलेन प्रधान मनरो 
था। वह युद्ध को दालने का प्रयत्त कर रहा था। एक रात में बहू क्यो बदल गया ? उसे 
डर रूगा होगा कि अब युद्ध को टालने से अपनो पार्टी का साथ सोना पटेगा। में मानता 
ह कि उसकी जगह कोई अच्छा राजनी तित्ञ होता तो युद्ध टल जाता। मेने तो अग्रेजों को 
कहा ही हैँ कि उन्हे क्या करना चाहिए और हंलन क्या द्वाय के युद्ध का कारण नहों 
थी ? दूर क्यो जावे । राजयूत-युद्ध तो आधुनिक इतिहास में आजाते है । उनका कारण 
आशिक कदापि नहों था ।” 

भाई बोले, “किसी एक युद्ध का कारण आर्थिक भले न हो मगर पूजीवादी 
समाज सें जो लाक्षणिक युद्ध होते हुं उनको ले तो उनकी जड में आधथिक कारण मिलेया । 
कुछ भी हो, हम मावर्स के निदान से लाभ उठाकर उसकी दवा छोडकर उन्हीं रोगो फो 
दवा अहिसक उपायो से करने की पद्धति क्यो नही अरितयार कर सकते ? माक्स के सामने 
अहिसक बल रहता तो शायद वह भी यही करता ॥ ” 

बापू ने कहा, “थे तो तुम्हारे मार्क्स के बारे में मोलिक विचार हुए। तुम 
जो कुछ मानते या समझते हो उसे लिख डालो 

वापस लौटते समय भाई कहने रूमे, “आपने तो भरी सभा में १५४ बर्षतक 
जिन्दा रहने का वचन देदिया हैं न ! उस पर आपको कायम रहना होगा । अगर आप 
ऐसा करें तो दृस्टीशिप की आपकी बात सच सिद्ध होगी, नहों तो हवा 
में उड जायगी । ” 

आज दो दिन के बाद वाजार खुला । रघुनाथ सामान लेने गया । वह दो दिन 
बाजार नही गया तो ऐसा महसूस करता था, सानो किसीने उसे पिजरे में बद कर 
दिया हो । खबर छाया कि विस्कुट नही मिल सकते। आटा नहों हैं। थोड़े दिनो में 
डबल रोटी भी आनी वद होजाएंगी । 





# अग्रेजी लेखक ब्रेल्सफोर्ड की एक पुस्तक का नीप॑क । 





१५६ बापू की कारावास-कहानी 


शास को घूमते समय भाई कौशिक आख्यान की बात करने रंगे कि कैसे एक 
कसाई केवल माता-पिता की सेवा के लिए ही कसाई का घधा करता था। दरअसल वह 
ज्ञानी था। तब मेने दोस्तोवस्की के क्राइम ऐंड पनिश्ममेण्ट” (अवराध और दण्ड') को 
लेकर कहा कि कैसे सोनिया नाम की एक लडकी अपनी सौतेली सा के बच्चो और शराबी 
पिता के भरण-पोषण के लिए वेश्या का घधा करती है । मगर उसकी आत्मा अलिप्त रहती 
है। बापू इस पर कहने लगे, 'उपन्यासो को छोडो। जापान में आज यह सब होरहा है। ” 
भाई तब फादर सर्जीयस की टाल्स्टाय-कथा पर आए और बताया कि फंसे वर्षो की 
तपस्या के बाद उसे अपनी तपरचर्या और पविन्नता का घमण्ड होता है और उसका पतन 
होता है। फिर उसे प्रेरणा होती हैं कि एक औरत के पास जाओ और नज्नता सीखो । 
'बह दिन-रात अपने बच्चो की और शराबी पति की सेवा करती है, सगर उसे खयालतक़ 
नही आता कि वह॒त्याग कर रही है । 

इससे ताईस (7४७85) * की बात निकली कि कंसे आध्यात्मिक अभिमान 
बहा भी पतन का सूल बनता है । बापू कहने लगे, “यह तो है ही। घमण्ड आया ओर 
सारी मेहनत बेकार गई।” भाई बोले, “मेने कही पर आपका वाक्य देखा हैँ । 
वह कभी नहीं भूलता। “हजारों वर्ष की अखण्ड साधना तथा लाखो वर्षो की अखड 
तपरचर्या को एक क्षण का आध्यात्मिक अभिमान नष्ट कर देता है ।' ” 

चीर-फाड की बाते होती रही । भाई कहने लगें--डा० शाह कहते थे कि 
पता नही, लोग हिरन का शिकार कंसे करते हे । उसकी आखो में तो इतनी करुणा 
होती है कि देखातक नहीं जाता । इसी तरह घायल पक्षी की बात है । 

बापू कहने लूगे कि छटपन में वे डाक्टर होना चाहते थे, मगर पिताजी का 
विरोध था और मा का भी । पिता तो सर गए, मगर सा के कारण उन्होने डाक्टरी छोड- 
कर बरिस्टरी ली । बाद में जब बेरिस्टर होने के बाद १६०६ में विलायत गये तब उन्होने 
फिर डाक्टरी सीखने का विचार किया। पता चला कि चीर-फाड के बिना वह हो नहीं 
सकता । सो छोड दिया। डाक्टरी सोखनेवाली दो छात्राओ ने भी चीर-फाड के कारण 
हो कॉलेज छोड दिया था। उस बारे में एक मुकदसा चला था। बापु ने वह सब पढा था। 
उसकी बात बताते रहे । बापु एक समय डाक्टर होने की इतनी आकाक्षा रखते थे, यह 
मुझे डाक्टरी के धधे के लिए गये की बात छूगी। 

रात को सोने के समय बापू का रक्त-चाप बढ जाता है। आज से विचार किया 
कि प्रार्थना के बाद वे मौन ले और इसका असर देखा जाबे। आज तो मौन ठीक नही चल 
पाया । आशा है कि कल से ठीक' चलेगा । 

१२ दिसम्बर “४२ 
आज शनिवार हे । महादेवभाई को गये अठारह हफ्ते पूरे हुए। सरोजिनी नायडू 


* ग्नातोले फ्रास का उपन्यास 


भावी समाज-रचना का आधार 7७ 


को 


सुबहू समाधि पर आईं। बापु ने कहुछाया था कि न आबे, क्योकि उनकी तवोपत अच्छी 
नहीं रहती । मगर थे कहने लगों, “नहीं, मुझे आना ही है, नहीं तो मुझे रूगेगा कि सेने- 
अपना फर्ज अदा नहीं किया ।/ 

करासवर्ड प्रतियोगिता ((:059० व 7एड्य०) के बारे में बापू कहने सगे, 
“यह एक तरह का जुआ हूँ। बिता मेहनत पैसे बटोरने के लिए हो यह आदबर है । 
इसमें से खूब लोग पँसे कमाते हूं ।”* 

इस पर बीमा और जुए को बावत भाई ने कहा, “बीमा और जुए में फर यह 
हैँ कि बीमा अनिश्चित को निश्चित और जुआ निद्चिचत को अनिड्चिचत बनाता है ।” 
वापु से उन्होंने पुछा, “भाप क्या समझते हूँ कि राष्ट्रीय सरकार अगर राष्ट्रीय बीमा को 
सर्वृ्यापी और अनिवार्य करदे तो आप उसका समर्थन करेंगे ? वृद्धावस्था का बोसा, 
प्रसूतिकाल और रुग्णावस्था के सबंध में सहायता (शल्य 200 झरलेजा0५५ 
9०४०७ ), इस प्रकार के कार्य अच्छे है ?” 

वबापु कहने लगें, “अनिवार्य बीमा करने को वजाय सरकार इसके लिए मुफ्स' 
में ही व्यवस्था करे तो मुझे उज्च्र नहीं होगा । आज काम करनेवालो को तो पता भी नहीं 
चलता कि सरकार अपनेआप उनकी तनखाह में से कुछ काटकर उन्हें प्रांविदेण् फट 
का लाभ देती हूँ । चहु करने जेसी चीज होसकती हैं, लेकिन सोचने की हूँ । ” भाई बोले, 
“रूस के बारे में और चाहे जो कहा जाय, पर इतना तो अवद्य हुँ कि कितनो ही 
चीजें रूस ने ऐसी कर दिखाई, जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि 
कब हम गरीबो को देसकेगे । सबके लिए खाना-पहनना, डाक्टरी सहायता, बृद्धावस्था 
में पेन्शन, प्रसुतिकाल में सरकारों सहायता तथा अन्य कितने हो सुधार रूमियो ने तेजी 
से कर दिखाए है । ” 

बापू कहने लगे, “हा, वह तो ठीक हूँ, मगर में तो देस रहा हू कि यह चलेगा 
कितने दिन ? सामान्‍य नियम हूँ कि जो चीज तेजी से आती है बहु तेजी से चली भी 
जाती है 

भाई ने पुछा, “आप जिस तरह की समाज-रचना करना चाहते हे, वह बाकी 
जगह दूसरे ढग से चले तब भी टिकी रह सकती है या कि आप यह मानते हैँ कि जगत 
को हम उस प्रकार का न बना लेगे तो जगत हमें हुजम कर जावेगा ? ” 

बापु कहने लगे, “दोनो बाते सभव हूँ । हम इस प्रयोग में सफल होने पर उसे 
अपने यहा चला सकेगे । रूस को देखो । उसने विरोधी जगत में लए समाज की रचना 
कर दिखाई है न। 

भाई ने कहा, “हुूस का प्रयोग अबूरा हूँ । उसका कहना हैँ कि छझोष जगत 
के साम्यवादी न बनने के कारण उसका प्रयोग अधूरा हैं। वह सम्पुर्ण जगत को साम्यवार्द 
बनाने का ध्येय रखता हू । 

बापू बोले, “जो हो , रस का भी युद्ध के वाद क्‍या बचता है यह देखना 


१५८ बापू की कारावास-कहानी 


है । परन्तु में तो जाज यह्‌ देखता हूं कि जगत में जो सम्यता कायम हुई है, उसका नाश 
_ होरहा हूँ । वह चल नहीं सकती । मेरा प्रयोग उस प्रपच में से निकलने का एक रास्ता 

दिखाता हूँ, मगर इस प्रयोग को अभी हम पूरी तरह आजमा नहीं सके । दूसरे देशो में भ॑ 
मेरी जो कीमत है वह इसी कारण कि वे देखते हूं कि मेरे पास कुछ नई चीज है । वे 
हमारी ओर आंख लगाकर बैठे है। अगर हम अयना प्रयोग सफल कर दिखाए तो वे अपने- 
आप इसे अपनावेगे । ” 

भाई कहने लगें, “हूस ने उद्योगीकरण के आधार पर अपना नया समाज खडा 
किया ई । उसे देखकर दूसरो के मुह में पानी आया । सगर हम सादी जिन्दगी के आधार 
पर अपना नया समाज खड़ा करे तो भी हमारे प्राकृतिक घन पर दूसरे क्‍या नहीं 
रूलचाएगे ? वे यह भी कह सकते हे कि तुम्हे जिस चोंज की जरूरत नहीं, जिसका 
तुम उद्योगीकरण द्वारा उपयोग नहीं करते हो, उसको हमें इस्तेमाल करनेंदों और 
इस प्रकार अंत में वे हमें हुजन कर सकते है । इस भय से बचने का आपकी सम्मति में क्या 
उपाय है ? / 

वायु ने कहा, 'जब ऐसी परिस्थिति पैदा होगी तब इसके बारे में हम विचार 
कर सकेगे । आज से कल्पना के आधार पर वह नहीं किया जासकता । ” 

रात को बापू ने प्रार्यना के वाद मौन लेकर कुछ काम किया । भाई का लिखा 
हुआ सुवारने की दृष्टि से पढा । पढने के बाद रक्तचाप बढ गया, सोने के समय 
उतर गया । हर रोज काम के बाद रक्तचाप रहता था। बाद में वापु बातें किया करते 
थे। सोने के समय रक्तचाप बढ़ जाता था। इसका अर्थ यह निकलता हे कि प्रार्थना के 
बाद बापू को बहुत मगज-पच्ची के काम में अथवा किसी चर्चा में नहीं पडना चाहिए । 


| ञ 5 बः 


सत्ता ओर अहिसा 


१३ दिसम्बर '४२ 

आज सुबह घूमते समय बापु से भाई ने पूछा, “आप कहते हे कि सत्ता लोगो के 

हाथ में आजावेगी तो ट्स्टीशिप को हम कानूनन दाखिल कर देंगे। हमें यह काम छोकमत 
और प्रजातत्न के द्वारा करना होगा। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि ट्रस्टीशिप का सिद्धात हम 
उसी दर्जेतक अमल में लासकेगे जहातक हम पूजीपतियो को इसके लिए तैयार कर 
सकेगे ? क्या इसका मतलब यह हैँ कि आथिक सुधार किहतो के रुप में आवेगे ? इसके 
द्वारा हम जनता को उस तरह उत्साहित न कर सकेगे जिस तरह रूसियो ने निजी मिल्कियत 
की प्रथा को एकदम मिदाकर किया है। इसीलिए तो एकसत्ताबाद (>लक्षणअफछ) 
की आवदयकता मानी गई । सुधारक जनतत्रवादी नहीं होसकता । सवाल यह हे कि 


मत्ता और अहिसा 


खत 
सच 
/$2७ 


'हुम निजी मिल्कियत की पद्धति को रखकर सामाजिक अन्याए शो निंदा हने दंगे 
एकमत्ताबाद का कट॒तवा घट भरकर उसज्नी जद निशान बंगे २? 


3 । 


। 


“अयर अहिसा हारा, जैसा क्िि जापने कहा था, हम प्राण री आहति नी भाग 
सकते हे तो पूजीपतियों से निजी मिल्कियन के अधिकार को ही क्यो नहीं एफ्दम उन्चा 
? हम उन्हें नए तज में सम्मानित स्वान दें, परन्तु पुजोपति को हँसियल में नहीं, 
निभासम्पन्न समाज-सेवी की हँसियत सें। क्या सहिसा की शक्ति की कोई सर्थादा हूं? 
“आप मानते है दि सत्ता हमाने हाथ में छिझतो में आबे तो जातिमलफ जोंग मः 
जावेगा । परिणाम-त्रन्प हम बडा भारी परिवर्तन जासानी से नहीं कर पावेगे । 
बात क्या आंथक क्षेत्र में भी लाग नहीं होती ? / 


रे 


८, 


बापू कहने लगे, “लूस में पृ जीपतियों के जानें से जनता की आमदनी बढी । इससे 
उनका उत्साह बढा | हमारे यहा भी आशिक सुधार > नोचे मजदूरों पी जामदनी सो 
बढेगी ही । रस में तो जनता को पृ जोवादी वर्ग री सम्पत्ति पर ही जअपिजझार मिलता, 
पर यहा तो सम्पत्ति के साथ उनकी बुद्धि, अतभव भौर फार्य-कुजलता, सप उनको मिला । 
यह तो उससे थी बडी काति की बात हुई। पजीपतियों से दर्पो से घन-उपाजन की दला 
सीखी हूँ। बह कला जब जनता को सेवा में लगाई जावेगी तो जनता की आविक समिति 
सेज्ञी से सुबरेगी । जवनक हमारे पास सत्ता नहों तबतक तो हम जितना पूनीपनि बर्म 
को समझा सके उतना हो उनसे करवा सकते है, सगर जब सत्ता हमारे हाथ में जाजाती 
हैँ तब भी जितने के लिए लोग तंयार हो उतना ही सुनार हम कानून की सार्पत भी कर 
सकते हूँ । मिसाल के तौर पर आज सफाई के कानूनों पर फ्ीन अमल करता हूँ ? 
जनता तो उन कानूनों के लिए तयार नहीं हूँ ।” 

मेने पुछा, “तो तैयारी पूजीपतियों की होनी चाहिए या जनता की ? जनता तो 
तैयार हैँ ही। रहे पूजीपति, सो वे अपनी पृजी छोडने को क्यो तंयार होगे ? ” 

वापु कहने ऊगे, “दोनों की त॑यारी होनी चाहिए। पूजीपति भी स्थय टी 
समझदारी के साथ त्याग के लिए तँयार होसकते हे और नहीं तो उन्हें छोकमत के सामने 
झूकना पडेया । आज लोकमत यहातक संगठित नहीं हुआ हूँ ।” 

भाई ने कहा, “सत्ता छोगो के हाव में आवे, इसका अर क्या ” सत्ता का अय 
क्या ? 

बापु बोले, “वोटिंग की ताकत । इतना व्यापक बोद छोगों के पास होगा कि वे 
बहुमत में होकर जो चाहेगे करवा छेगे । मिसाल फे तौर पर थे चाहेंगे तो कानून नी 
बनवा सकेंगे । / 

भाई कहने रंगे, “वह सत्ता लोगो के हाथ में आवे किस तरह ? मार्क्स के अनुयायी 
कहते हूं कि आजकल का पारूमिण्टरी तरीका इस चीज के लिए निकम्मा हूँ । 

बापु बोले, “इसको त्ालोम लोगो को बीस वर्ष से मिलरही है । हमारा गस्त 
है आहिसक असहयोग । यह शस्त्र वीस वर्ष ने घडा जारहा है । 


१६० दापु की काराबास-कहानी 


भाई कहने लगे, पूरी सत्ता हमारे हाथ में यानो जनता के हाथ में आवे तब ते 
यह सब शक्‍्य हूं । मगर आज की परिस्थिति में तो ऐसा रूगता हुँ कि पुरी सत्ता काग्रेस के 
हाथ में आयद न भी जावे। काग्रेसी मिनिस्ट्रियों को ब्रिटिश सरकार के साय काम 
करना पडता था। झायद हमें मुस्लिम लोग के साथ सत्ता बाटनी पड़े । यह भो होमकता 
हैँ कि हमारे हाय में सत्ता जावे ही नहों । ” 

बाप ने कहा, हम इस सवाल में आज न उतरे कि सत्ता लोगों के हाथ में मा- 
सकती हूँ या नहीं। में मानता हू कि हमारे यहां ऐसा प्रजातंत्र प॑ दा होगा जिसमें पूरी सत्ता 
लोगो के हाथ में ही होगी, मगर वह मेरी भूल होसकती हूँ। आज हम दलील को खातिर 
यह मानले कि ऐसा राजतत्र पैदा होगा । इसके बाद वह किस तरह काम करेगा--- 
इसका हमें विचार करना हूँ । 

भाई कहने लगे, साम्यवादी कहते हूँ कि हम आपकी सद बाते समझते हे, मगर 
जब सत्ता छीनने का बिचार करते है तब समझ में नहीं जाता कि महिसा के द्वारा सत्ता पर 
कब्जा कैसे जमाया जासकता हूँ ? फिर आपने तो एक वार कहा नी था न कि हो- 
सकता हूँ कि अईहिसा के द्वारा सत्ता पर कब्जा न लिया जासके ! ”? 

बापू ने कहा, “हां, परन्तु झासन-तंत्र से बाहर रहकर अहिसावादी छोग नत्ता 
पर असर डाला करें। वह काफी है । मानो कि सत्ता विरोधियों के हाथ में है तो भी बहिसा- 
वादी उनसे काम लेसकते हूँ । काग्रेल में ही अपने से मतभेद रखनेवालो के हाय में सत्ता 
हैं तो भी वही परिणास लाया जासकता हूँ । यही तो महिसा की विशेषता है ।” 

बापु ने आगे कहा, और सत्तावारी को हिंसा का उपण्गेग करना ही पडता है, 
यह में नहीं मानता ।* 

भाई कहने रूंगे, आखिर राज्य के मूल में ही दण्ड-सत्ता ((0०:घएट 
ए०फथटा) का भाव निहित हैँ । ” 

बापू बोले, मगर किस तरह की दण्ड-सत्ता ? मानो कि एक परिवार में पिता 
को सत्ता दीजाती हैँ । वह बच्चों को थोड़ी चुनेगी ? सत्ता भी फूल की सी होसकती है, 
जिसका दवाव किसी पर पड़े ही नहीं । 

“क्वग्रेस की सत्ता छोयो ने खुशी से स्वीकार की । बाद में नरीमेन और खरे-जेसे 
व्यक्ति भी निकले । और बिहार को लो । वहा के छोगो को समझाने में मुश्किल जाती 
ही नहीं । कांग्रेस की सत्ता किसीको चुभनेवाली थोडे ही है । छोग अपनी जुझी से मुझे 
सत्ता देते है, मेरी मानते हुँ । आज न मानना चाहें तो में अलग होजाअया। आज में बिहार 
चला जाऊ तो लोग मपनेआप मेरे पीछे चले आवेगे। उन छोगो में एक तरह की भक्ति 
और »द्धा रही हूँ। यह आम जनता का भाव रहा है । इसीलिए घनिक वर्य भी उसी तरह 
से चलता हैँ । खिलाफत के जमाने में कांग्रेस को अथवा मेरी सत्ता किसको चुनती थी? 
अली भाइयो को क्या इसका तनिक भी बोझ रूगता था ? इसीसे तो में उतका सरकार 
बना न ? ऐसी ही राजतंत्र की सत्ता भी होसकती है ।” 


सत्ता और बहिसा पद? 


भाई कहने लगें, “उसके लिए बडी उग्र तपच्चर्या चाहिए। भागवत के एज्ादण 
स्कन्च में समाज का जिसे कानून वनानेवाला बनना है उसके लिए तैयारी का वर्णन है 
उसे सारे कौदुम्विक सम्बन्ध तोडकर बानप्रस्थी बनना है, भयह्र कप्ट उठाकर झरीर 
को शून्यवत्‌ बनाना हूं, फिर सन्‍्यास लेकर राग-द्वेष-रहित बनना है । मान, अपमान, स्तुनि 
ओऔर निन्‍्दा में समभाव रखकर अनिकेत और मोनी बनना है । यदि झरीर इतना कप्ड 
न सहन कर सके तो उसे अग्नि में जला देने का ब्रत लेना हैँ । तब ऐसा सन्याप्नी सत्ता कय 
अधिकारी होगा । स्वायं जैसी चीज वह जानता ही नहीं है | उत्तका कहा कोई टाल हो 
नहों सकता | मतलब यह कि सत्ता का सच्चा अधिकारी पैदा होना चाहिए । पीछे सत्ता 
अपनेआप आवेगी और चह्‌ किसीको चुनेगी भी नहीं ॥ किसीको तपह्चर्या का चित्र 
डरावना लगे तो में कहुगा कि हिसा-पथ पर क्‍या कम कुर्बानी की आवश्यकता है ? रस 
को देखिए । बर्फ जमने की सर्दी से भी ४० डिग्री नीचे की सर्दो में वे लोग आज छाप 
रहे हें । खाना, पीना और सोना सबका त्याग कर रहें है । अहिसा-पथ पर तो शायद 
इससे कम ही कुर्बानी करनी पटे |” 

वापू बोले, “यह होसकता हैं, मगर तंयारी उससे ज्यादा कुर्बानी की होनी 
चाहिए। इस मामले में कोई छोटा रास्ता है हो नहीं, होना चाहिए भी नहीं। 
यह वर्णन ठीक हूँ । समाज में जागृति आनी चाहिए, मगर सारी जनता को इतना त्याग 
करने की आवश्यकता नहीं रहती । यदि एक आदमी की भी साधना पुरी होती है तो काम 
निपट जाता हूँ । मुहम्मद या ईसा रोज-रोज थोडे प॑ दा होते है । एक दफा आए और काम 
शुरः होगया । पीछे छोग अपनी शक्ति के अनुसार उनकी मदद करते रहते हे और काम 
चलता रहता है ।” 

मेने पूछा, “तब तो ऐसे आदर्शमय राजतत्र को ईसा या मुहम्मद जैसा महान्‌ 
व्यक्ति ही चला सकता हूँ । वह कहा से मिले ? ” 

बापु ने कहा, तुम विचार करो तो ऐसे सवाल अपनेआप हु होजावेगें ॥ 
ईसा ने अपने बारह शिष्य तैयार किये थे । उसके पीछे काम अपनेआप चलने रूगा । 
आदशंमय प्रजातत्र को चलाने के लिए हमेशा महान व्यक्ति की आवश्यकता नहीं । लोगो 
को अपनी ताकत का आभास होना चाहिए। जैसा कि मंने कहा है, क्यो मानते हो कि सोना- 
चादो ही पजी है ? मजदूरी भी पूजी है । सोना-चादी से भी बढिया पूजी हू । यह ज्ञान 
मजदूर वर्ग को होजावे तो काम निवट जाता हूँ । वह होसकेगा या नहीं, यह मे नहीं 
जानता । यही बात अहिसक प्रजातन्न पर लागू होती हूँ।” 

भाई कहने लगे, “ठीक है, युग-कर्ता तो कभी-कभी ही आता है। वह्‌ सिलसिला 
चला देता हूँ | पीछे युग अपनेआप चला करता हैँ । यह भी बात हूँ कि युग का भी अत 
होता है । आलसी और स्वार्यी पैदा होजावे तो वे सत्ता को सम्भाल नहीं सकेग, सो बंठगे, 
मगर वही चीज हिंसा के आधार पर खडी हुई सत्ता पर भी लागू होती है ।” 

श्ञास को घूमते समय भाई ने वापु से पूछा, 'शासनतत्न की संज्ञा क्या हू ? ” 


११ 


२१६२ बापू की कारावास-कहानी 


बापू कहने लगे, “किसी विशेष शासननत्र सज्ञा को पूछो तो में बता सकता हूं। 
सामान्य अथ्थं तो शासनतन्न का यह है कि वह कानून बनानेवालो और उन पर असल 
करानेवालो का समूह ही होता हैँ । ” 

भाई अराजकवादियो को बात करने लगे, “वे छोग राज्य को नहीं सानते, मगर 
समाज-व्यवस्था को मानते हैँ । देखा जाय तो शासनतत्न दरअसल है दण्ड का 
साधन ही ४” 

बापू बोले, “मार्क्स का तो यह कहना हैँ ही कि जब साम्यवाद पूरी तरह 
सफल होजावेगा तो शासनतत्र का कुछ काम नही रह जावेगा । वह अपनेआप सूख 
जावेगा । अराजकवादी का तो अर्थ ही यह है कि हरेक आदमी जो चाहे कर सकता है ।” 

मेने पूछा, “क्या आप भी सानते हे कि' आदर्श समाज में शासनतत्न की जरूरत 
नही रहेगी ? ” 

बापू कहने लगे, “से सानता हु कि शासनतत्र तो रहेगा हो, सगर वह शासव- 
तत्र यही कहो न कि ऋषियों की हकूमत होगी । प्राचीन काल में तो छोगय ऋषियों को 
मानते ही थे न। आधुनिक काल में ऋषि का अर्थ उस व्यक्ति से है जो सबसे अधिक 
सुशिक्षित, सेवाभावी, सेवा की योग्यता रखनेवाला हो । ऐसा पुरुष अपनेआप सत्ता 
लेकर नही बैठ जावेगा, मगर लोग स्वय समझ लेगे कि' उसके बिना काम नही चलेगा। 
वे स्वय उसे चुनकर सत्ता उसके हाथ में सोप देंगे 

आज दोपहर भसालीभाई की अखबारो में खबर थी। डा०मनु चिवेदी की उनके 
बारे में रिपोर्ट थी । अणे साहब ने उन्हें उपवास छोडने का तार दिया था और कहा था 
सके वे अपनी जगह से चिम्र के सम्बन्ध में जाच-पडताल कराने की कोशिश कर रहे हे । 
भसालीभाई ने उत्तर दिया था, “आप सफल हो, मगर में इस तरह उपवास नहीं छोड 
सकता । आप आवबे और हम चिमूर जाकर लोगो को आश्वासन दे । ” अगे साहब ने फिर 
तार दिया, “इसका कोई फायदा न होगा, मगर आप उपवास छोडें तो में आऊ।” 
भसालीभाई ने उत्तर दिया, “आप आवें, हम साथ जाकर चिमूर के छोगो की फरियाद 
सुनेंगे । में उपवास छोड़गा । ” 

परिणाम क्‍या होगा, यह तो ईश्वर ही जानता है । भसालीभाई बच जावे तो 
बडी बात होगी । डा० सनुभाई लिखते हे, “तबीयत कमजोर बहुत है। उठकर बेठ भी 
नही सकते । जल्दी ही हालत ऐसी होजावेगी कि उपवास छोडने पर भी वे न बच 
पाएगे । 

९४ दिसम्बर ४२ 

आज सोमवार था। बापू का सौन। उन्होने भाई के एक-दो प्रइतो का उत्तर 
लिखा। बाकी के बारे में फिर लिखेंगे। चर्चा नही हुई, मगर भाई घूमते समय कहरहे थे, 
“हमें चर्ले और ग्राम-उद्योग के प्रयोग के साथ पूर्ण न्याय करना है तो उसके लिए एक 
ऐसा छोटा-सा इलाका चाहिए कि जहा मिल और उद्योगीकरण झा विरोधी प्रभाव न 


सत्ता और अहिसा 


८ 
हज 


नर 
श्ड़ॉ 


अहुच सके । तव हमें पता चलेगा कि कहातर हम मगीनों के बिना छोगो दी सररते 
पुरी कर सकते हूं । इन प्रयोगों से काम न चल पाएगा तो फिर ऐसी छोदो-ठोंडी मशीनें 
बाखिल करने का सवारू उठेगा जो घर-घर में रह सके । / 
शाम को बापू का रवतचाप ठीक शा, परन्तु सोने के समय कुछ बढ गया । 
सुबह भठारों आए थे। बापु स्नानथर में थे। उन्हें नहीं मिल्ल सझे । कलफतते से 
सर्यगरधा का ऐलकोहांलिक एक्स्ट्रेवट दो आस आया हूँ। वह भी भटारे सॉव राए थे । 
नने आठ ओंतस मगाया था । 
सुबह बडी ठण्ड थी। बापु की मालिश अयोठो पास रपफर कीगई। सरोजिनों 
नायडू ने भडारी के साथ बाते कीं और बिजली का एक रेटियेटर भेजने दो कहा । उनके 
अपने घर में सेफ की किरणें देने का यत्र था, जो उन्होंने अपने कमर के दर्द के दिए 
मगवाया थ्ग। उन्होने वहीँ भेज दिया । सरोजिनी नायटू ने प्रामोफोन मागा था, बह भी 
जागया। 
घूमते समय एक कुत्ता पठा मिल्ला। मीराबहन ने देसा कि उसे चोद आई हुई थी, 
सी उसके घाव धोकर मरहम लरूगाया। कुत्ता इतनी अच्छो तरह से वह सब करवारहा 
था कि क्या कहना बस फिर तो वह मीरावहन के पीटे-पीछे ही रूगठाता फिरता था। 
रात को सिपाही उसे नीचे लेगये । 
भसालीभाई की सबर थी कि श्री मुशी बम्बई से वर्षा गए है। उन्होने भी अणे 
साहव को तार दिया था, “आप आवबे, भसालीभाई का उपवास छुडाने में मेरी मदद को 
आवश्यकता होगी तो में भी आजाऊगा । आज्ञा है, हम सफल होगे ” बम्बई से कुछ 
खआहुनें भसालीजी के दर्शनार्थ वर्धा गई हैं । 
१५ दिसम्बर “४२ 
बापु ने दो-तीन दिन से उर्दू का अभ्यास कम कर दिया है। आरोग्य की चादी' 
लिखने में ज्यादा समय देने लगे हैं । इस महीने में उसे पुरा करना चाहते है । रविवार फे 
'बाम्बे क्रानिकल' में “जोट ईश्वर की ओर लौट आते है” शीर्षक लेस था। उस पर से 
मीरावहुन को विचार आया कि उन्हें पत्र जोड साहब को लिखना चाहिए । सो एक पत्र में 
उन्होंने लिखा-- “मे आप जैसी विद्वान तो नहीं हु, मगर आण्के साथ मेरी सहानुभूति 
है । में भी आपकी-सी मानसिक दशा में से गुजर चुकी हु । मुझे हिन्दू दर्शनश्ञास्त्र से शाति 
मिली है। आप भी अनुकूल वातावरण होने पर हिन्दुस्तान आवे। यहा की नदिया, हिमालय- 
जैसे पहाड और अन्य प्राकृतिक साधन आपको नया संदेश सुनाएगे। यहा आकर मेरा 
बाहरी और भीतरी जीवन बदल गया है ।” 
बापू का रवतचाप आज बहुत अच्छा था। १४०। ६०। श्ञाम को प्रार्थना के बाद 
एक घटा काम किया । बाद में शोचादि से निवृत्त होने गए, पर रवतचाप वसा ही रहा । 
कारण का विचार करने रूगे । कहने रूगे, “आज बहुत दिनो बाद मूली साई थी। 
जह कारण होसकता हैँ, मगर उत्तसे अध्कि सम्भव यह हूँ कि जाज ठेरी डायरी पटते 


श्द््द बापू की कारावास-कहानी 


समय मेने देखा कि मुझे काफी अनावश्यक विचार आया करते हे तो मेने मन को समझाया, 
कि अनावश्यक विचार आने ही न पाए । इसका असर रक्तचाप पर पडा होगा। ” 


* र२:; 
विविध च्चाएं 


१६ दिसम्बर ४२ 
आज बापू ने बताया कि डायरी के बारे में उ्ोने कल जो नोट लिखा था उसका 
अर्थ क्या था। कहने लगे, “मेने तुमसे कहा था कि में भसाली के बारे में लिख नही सकता; 
क्योकि भेरे पास पुरी सामग्री नही ह । वही चोज राजाजी के बारे में लागू होती है। मे क्या 
जानू कि राजाजो के सन में क्या है । वे मेरे परम मित्र हे। उनकी बुद्धि के लिएं मेरे दिल 
में बहुत मान है। वे इस चीज को इतनी दृढता से कर रहे हे तो इसमें अवश्य ही कुछ होगा, 
ऐसा मुझे मानना ही चाहिए । उमकी' बात मेरी समझ में नही आती तो उनसे पूछ, उनके 
साथ लडू, झगड़ू मगर इस तरह यहा बेठे अखबारों की रिपोर्ट पढ-पढकर मुझे कोई 
राय नही कायम करती चाहिए। मेरे मन मे भी इस बारे में कोई विचार न आये तो अच्छा । 
सगर यहा तो अक्सर बोलते-बोलते विचार-मथन (7,0४6 ५शरााप्ठ) होता है । तुम 
लोगो के सामने कहदू तो कम-से-कम वह लिखा नही जाना चाहिए। यह डायरी या तो 
मेरी जिन्दगी में अयवा मेरे बाद किसी रोज प्रकट होनेवाली हे । इसमें काट-छाट होगी, 
मगर तो भी यह महत्त्व की चीज हे । यहा हम आगए, इतने दिन रहे । हमने यहा कंसे 
समय बिताया, यह जानने की सबको उत्सुकता होसकती हूँ । तो हम उसमें कच्चे और 
अधूरे विचार न रखें । 

“राजाजी सोचते हे कि इस तरह से वे मुसलमानों से पाकिस्तान की माग ही 
छुडवा देंगे। मुझे उन्होंने कहा कि हम दोनो एक ही चीज चाहते हूँ कि हिन्दुस्तान के 
टुकड़े न हो। में कहता ह्‌ कि उनका तरीका गलत है। वह आहसक नही है । हम यदि पाकि- 
स्‍्वान को बुरी चीज मानते है तो हमें साफ-साफ ऐसा कहना चाहिए। आज़िर मुसलमान 
भी हमारे भाई है। उनमें कोई बुरी बात पेदा होजाबे तो हमें उसे छुडवाना हे । 
उन्हे भी हमें सुधारना है । कल के अखबार में एक मुस्लिम भाई ने लिखा हे न कि और 
चाहे जो हो, अगर पाकिस्तान आया तो मुसलमानों का नाझ हूँ । जगत के किसी भी हिस्से 
भें मुसलमान इतने कट्टर नही है जितने कि यहा । उनके सामने और कही भी हिन्दू धर्म 
की-सी सहिष्णुता नही थी; मगर उस सहिष्णुता का यह अर्थ आवे कि वे हिन्हुओ का 
देश छीनना चाहे तो हिन्दू कह सकते हे कि इनके प्रति अब सहिष्णुता नहीं रहनी चाहिए। 
दूसरे देशो ने जो किया वही हम भी करेगे। वे कहेगे, आखिर हिन्दुस्तान हिन्दुओ का है और 
मुसलमान बाहर से आए, तो कितने ? यही से ही तो ये लोग मुसलमान हुए । किसीका 


विविध चर्चाए 


नर 


घ्ण 


रूटका सुसलूमान होजावे और भाइयों से झगठे कि पंतृक सम्पत्ति में हिस्सा दो तो वह 
चेअर्मी की हद हुई। या कोई ओदमी मुसलूमान होजावे और अपनी मौरत से नी कटे 
कि मेरे साथ तू भी मुसलमान हो जा, नहों तो तुझे मार ठालूगा, वह सी ब्रेत्रमों है।. - 
को ही लो। वह मुसलमान हुआ था तो इतना ही कर सकता था कि अपनेंआप हो 
'को लेकर निकल जावे | मगर सच तो यह है कि मुसलमानों में भी वर्ग-विभाग तो है ही । 
जिन्हें मुमलमान बनाते है, उन्हें अपने बराबर का नहीं समझते | के साथ भी 
कई इकरार तो किये, मगर उन्हें पुरा नहीं किया । तो वह भागा और आर्वंसमाजी बना । 
'वहा हिन्दू का हिन्दू रहा और मास-घगराब लेने की छूट मिली । बस, और क्या चाहिए था । 
आर्येसमाजी रहकर ही वह मरेगा ।* 
दिन में बापू ने आरोग्य की चावी' का काफी हिस्सा लिया । 
वा की तबीयत खासी अच्छी हूँ । शाम को वगोचे के एक-दो चवकर मीरावहुन 
के साथ लगा ही आती हैँ । कौन जाने उन्हे दिल का दौरा कब होजावे । मेरे पास इसको 
दवा इस समय नहीं हुँ । कई दफा मगाई हूँ, मगर डा० छाह कहते हें कि सिलती हो 
जहीं । 
बापू का रक्तचाप आज कल का-सा तो नहीं था, मगर सासा अच्छा या। 
मेने चर्खा कातने का समय प्रार्थना के बाद से हटाकर दोपहर को रस लिया 
ताकि रात को वापू के लिखे का अनुवाद कर सक्‌। बापू का बिस्तर लूगाना, वा को दवा 
बगरा देना--पह सब पद्रह मिनट लेलेता हैं। पौन घटा बच जाता है। वा को पहुले 
आर्थना के बाद ही दवा का लेआना अच्छा नहीं लगा। पीछे बापू ने समझा दिया तो 
समझ गईं । 
१७ दिसम्बर ४२ 
आज सुबह घूमते समय बापू और भाई इतिहास की किताबो की बाते करते रहे । 
यापु बताने लगे कि जब बेरिस्टरी पास करके वे घिलायत से छौटने छंगे तब बहुत निराश 
थे कि वापस जाकर करेगे क्या | जवान तो खुली ही नहीं थी । हिन्दुस्तानी कानून के बारे 
में वे कुछ जानते नहीं थे । इसलिए बहुत घबराहट में थे। उन्होंने दताया, “बापस आने 
से पहले में श्री एम पिन्कट के पास चला गया। वे सद्रास के सिविल सबविसके आदमी थे। 
कजरवेटिव पार्टी के थे, मगर भले थे। मंने उन्हे अपनी उलझन बताई । वे कहने 
लगे, “तुम्हे चिता करने की आवश्यकता नहीं । वकील का घधा कठिन नहीं है । कानून का 
खयाल न करो। अपनी सामान्य बुद्धि को इस्तेमाल करो तो तुम्हारा काम चल जावेगा । 
मनुष्य-स्वभाव पहचानने की योग्यता भी कुछ होनी चाहिए। ” इस द॒ष्टि से उन्होंने मुझे 
श्रीमती सेमल पेनिक (2श7५ 5व6्णारवे शे०्णलं) और लछवारू (7.9५०) का 
मुखमद्राज्मास्त्र (209५9०8००॥१४) पढने की सलाह दी। रूवारू की पुस्तक मिल गई । 
पहली नहीं मिली । उन्होने के और मेलेसन (7९५9 थाप॑ )(9[९०५०७) की 'सिपाहीविद्रोह 
का इतिहास' को भी पढने की सलाह दी । यह इतिहास बहुत रसपूर्ण था । 


श्दर बापु की कारावास-कहानो 


बापू फिर बताने रूगे, “जब विलायत गया तब सेट्रिक कर चुका था। पोरबदरः 
के शासन-प्रवधक के पास में छात्रवृत्ति मागने गया। उन्होंने कहा, “बी० ए० पास करके 
जाओ तब कुछ समझने लायक होगे । तब तुम्हे छात्रवृत्ति भी दूगा ।” मेने कहा, “मैं 
इतने वर्ष केपते खोऊ ?” सो छात्रवृत्ति के बगेर हो गया । १६०६ में जब मे दक्षिण 
अफ्रीका से शिष्टसण्डल लेकर विलायत गया तब वहा जितने प्रसिद्ध आग्ल-सारतीय थे, 
जो हिन्दुस्तान में आकर काम कर गए थे, सबके पास गया। सबसे सदद की। उस समय 
में काग्रेस के रग में रगा नही था। इसलिए उन लोगो को मेरा कोई डर नहीं था ॥ 
दक्षिण अफ्रीका के विषय में उन्हे कुछ विरोध करने जैसा नही था । ईबवर ने उस समय 
काफी लोगो की सदद सुझे दिलाई। * 

भाई कहने लगे, “इसके सिवा ब्रिटिश उपनिवेश्ञो में रहनेवालो के प्रति सिविल 
सबविसवालो का एक तरह का मुरब्बीपन का भाव होता हे कि यह हमारी प्रजा है, जैसे 
कि जेल में कोई पुराना कर्मचारी मिल जाए तो जो पुराना कंदी पहले उसके साथ रह 
चुका हो, वह उसका कंदी कहा जाता है, उसे कोई कुछ नही कह सकता | ” 

दोपहर में एक दु खद घटना होगई । बापू के पैर की मालिश पुरी को तो बापु 
कहने रूगे कि वे सोकर उ०गे तो मुझे नही जगावेगे , क्योक्ति क्या पता, में कब सोऊँ ॥ 
मेने कहा कि अभी सोजाऊगी तो मान गए। में भीतर हाथ धोने आई तो भाई के साथ 
बातो में रूम गई। मुझे लगा कि बापु एक घटा सोते हे । मे पाच मिनट में जाकर सो- 
जाऊगी तो काफी है । सगर आज बापू पद्रह सिनट में ही उठ गए । उसी वक्‍त से सोने गई । 
इससे उन्हे कुछ आघात छूगा। कहने लगे, “अगर कोई कहकर न करे तो मेरा पारा चढ 
जाता हूँ । यह चीज मुझसे सहन नही होती । ” 

सेने कहा, मगर यह चीज तो इतनी छोटी थी कि मेने उसको वचर्ना का महत्त्व 
ही नही दिया था , वरना बातो में न लूगती । 

बापु कहने लगे, “तो बडी चीज कौनसी होती है ? हमारा स्वभाव ही ऐसा बन 
जाना चाहिए कि मुह से जो बात निकले, उसे करना ही है , नहीं तो वह बात मह से 
मिकले ही न । 

मीराबहन ने आज अपने चाचा एलेक (//००८) को पत्र लिखा। सरोजिनी नायडू 
को बहुत पसन्द आया । 

भाई बापू का खाना तैयार करते थे । नतीजा यह होता था कि उन्हे खुद खाने 
को बहुत देर होजाती थी। आज से वह काम मेने लेलिया है। बुखार आने से पहले तो 
में ही करती थी, मगर बुखार में क्र बदला और बसे ही चलता रहा । आज से फिर पुराना 
ऋम शुरू होता हूँ । 

१८ दिसम्बर ४२ 

आज सबेरे भाई बाप से पावर्स (7245 ) की पुस्तक साक्सवाद--एक पोस्टसार्टर्सा 

की बाते करते रहे । बापु कहने लगे, “पावसे मावर्स की टीका भले करे, मगर मावस ने बड़ 


विविध चर्चाए 9६७ 


काम क्या हैँ इसमें बक नहीं। उसका समाज-ब्यवा का निदान ठीज हो या न हो, इतना 
अवध्य हूँ कि उसने छुचले जानेबाले गरीब दर्ग के लिए फुछ करने की सोची । सावम 
के अगय्मास्त्र को में नहीं समानता । म॑ नहीं मानता कि समाज फी सभी हठिनाउयों जा 


<ू 


हल अवधदास्न मे हू है] लेब्नि इतना ने मानता ट् कि गरीद छुचल जा ह ह उनसे 


भ 


लए कुछ करना चाहिए। यह बात मंने बचपन से देखी हूँ । इसे समसने में मु्े कद्विताई 
भाई ही नहीं। सेरे छिए बहू स्वयसिद्ध-सी चीज रहो हैं। टूटपन में ही में अपनी सा से 
हे 
द्‌ 


दल करता था--नगी को छूने ये हम बयों जपविन्न होजाते हूँ ? उस दिन से 
से भगियों का बना । मार्क ने जो देखा उस पर उसने विचार जिया । बह प्रतिनाणादी 
आदमी था, विद्वान्‌ था। सो प्रतिभाझ्ालली भाषा में अपने विचार लिख सक्ता है । 

भाई बोले, “वह विद्यान्‌ था, साथ ही दार्शनिक और अर्वज्ास्तों भी था । 
इसी कारण वह सफल होसका । 

भाई जल्दी वापस चले गए। बाद में वाप कछ ज्ञाम फ्री एक घटना वी चर्चा 
मेरे साथ करते रहे । कहने रूगें, “अगर हम जपनी घरेलू सममस्याजों का हल जहहिसा द्वारा 
नहीं मिकाल सऊते तो जगत्‌ में कुछ भी नहीं कर पाएगे । 

दाम को घुमते समय फिर भाई ने खादी के बारे में सवार उठाएं, (हमारा अर्ण- 
शास्त्र, हमारी समाऊज-रचना कैयो हो कि जिससे हम साठी को सफल वना सके ? 

बायू के सन में अभीतदा कल घाम वी घटना का विचार चलरहा वा। कहने लगे, 
“मुझे अर्यवास्त्र से ऊुछ नहीं पडी है । म॑ मानता हू कि कार्णफर्ता यदि योग्य होगे तो प्रति- 
कूल वातावरण में भी अपना रास्ता निकाल लेंगे और वह तभी होसरता हूँ जब हमारे 
दिन-प्रतिदिन के जीवन में अहिया का इस्तेमाट हो और हमारा जीवन सुब्ययस्थित हो 
चले। में चाहता है कि हम सब दाकी समय इस चीज की साधना में लगाए । जगर हम 
अपनी समस्या हल कर सकते है तो उगत्‌ की समस्याओं का हल भी निकाल सज्ते हू 
उसके सिवा अहिंसा हारा हम समाज पर कोई जसर नहीं डाल सक्ते। अगर में इस प्ाम 
में असफल होता ह तो समझूगा कि मेंदे अपना दिवाला निकाल दिया हूँ ।” 

मीरावहन ने त्रिफला छोड दिया है । कहती हूँ कि क्रिफला से मझे नुकसान हुआ 
है। वा ने भो आज त्रिफका नहीं साया । 

शाम को महादेवनाई की समाधि पर नया ४४ बनाया । मोटी मिट्टी को तह में 
घोघधे गाड दिए । & का चिद्र कागज पर वनाकर लेगए थे। इससे घोधे रूमाने में कम समय 
रूग्स । घमने के लिए आधा घटा मिल गया । वा आज कहरही थीं, “म॑ रोज पवार 
पढती हू । लोग भूयों मररहे है । हम क्यों ज्यादा चीजें नगाते हूँ 7 यहा तो साकारो 
आदमी हूं । हुबम चलाया कि इतना लाओ और उतना हो आगया, भछे दूसरे भूखों मरे । 
जेल से यदि सामान आए तो बहा कंदी भूखो मरते हूँ ।” मुझसे विचार आया कि यदि 


2 


सब लोग इस चोज का ध्णन रखें तो खुराद-सपः् घी उलसन तो एवा दिन मे 
सुलझ जावे । 


२६८ बापु की काराबास-कहानी 
के 


१६ दिसम्बर ४२ 

आज झनिवार हूँ । महादेवभाई को गए १६ हफ्ते होगए । आदमी जाता है तो 
पीछे समय दौडता ही जाता है । सुबह समाधि पर सरोजिनी नायडू और मीरावहन आईं । 
3» सुन्दर ही दिखता है । मिट्टी का पलस्तर फटने लगा है । 

बा ने एक तुलसी का गमला बरासदे सें मगवा रखा है। उस पर रोज दिया जलाती 
हैँ और उसकी पूजा करती है। दशहरे और दिवाली के समय उसकी मगनी-व्याह भी 
किया था। पौधा अब सूखने लगा है । सीराबहन कहने रूगी, “एक दूसरा पौधा भी है । 
में वह लेआऊगी। ” बापु बोले, “नहीं, यह & फरवरीतक चलेगा। & फरवरी हमारी 
यहा की आखिरी तारीख है । उसके बाद हम यहा रहेंगे तो एक दूसरी ही हालत में रहेगे। ” 
क्या नई परिस्थिति पैदा होगी, यह तो भगवान जानें मगर ऐसी बातो से काफी चिता 
होजाती है । 

गर्मी बढने रूगी है और रात को एक या दो शालू ओढने से काम चल जाता है। 

आज सरोजिनी नायडू और श्री कटेली के लिए रोटी बनाई। बा ने भी खाई और 
दोपहर को सोगई--चर्खा रात को काता । कपडे भी नहीं घोए। 

बापु की आरोग्य की चाबी' आज पूरी होगई । अब उसे फिर से पढता और 
उपसहार लिखना बाकी है । इस समय पुस्तक बहुत छोटी है । बापु कहरहे थे, “इस 
समय में अपने अवृुभव से बाहर गया ही नही हु । / 


रे 
भूठे आरोप 


२० दिसम्बर ४२ 

आज सुबह घृमते समय बापू कहने लगे, “मेने तुम्हारी डायरी के बारे में प्यारे- 
लाल के साथ बात की थी । क्या उसने तुम्हे बताया ? तुम्हारी डायरी पढते-पढते मेरे 
मन में आया कि इसमें बहुत-सी चीजें ऐसी हे जो नही होनी चाहिए । इस डायरी को किसी 
दिन प्रकट होना है । उस समय कई चीजो का दुरुपयोग होसकता है, जेसे कि व्यक्तियों 
की टोका ।,वह टीका करने का सुझे अधिकार नही है । मांन्ठेग्यू ने अपनी डायरी में उन 
सभी लोगो की टीका की है जिनसे वह मिला था और जिन पर उसकी छाप पडी थी । 
यह टीका क्या थी, उन सब की हसी थी, उपहास था। मेरी दृष्टि में यह भटद्दी चीज है । 
शेसा नही होना चाहिए । 

“अपनी लडाई की चर्चा जो कुछ भी में करू, वह भी नहीं लिखना चाहिए ; 
क्योकि मेरे विचार तो बनरहे है । में खुद बनरहा हु । तब ऐसे अधूरे विचार लिखने से 
क्या लाभ ? 


झूठे आरोप 


्ज 
40 
डर 


| 


“तीसरी चीज हूं प्यानेखाल के प्रवन कौर मेरे उत्तर | दे नी नहीं दिप्े लाने 
चाहिए। मेरे विचार बहा भी कई वार पफ्के नहों होते । 

“फिर डायरे पढकर जब से उस पर अपने दस्तसन देना हू तो बह नी पयरी 
बन जाती हैँ । मुझे यह ठोक नहीं लूगता |” 

मेने कहा, डायरी पडने के लिए आप ही ने मागी थी। आप जैसा कहें, मे झरने 
'को तैयार हू। कहे तो लिसना बन्द करद्‌। जो कुछ आपने छोडने को कहा है, उसे छोड- 
कर यहा लिफने को रहा क्या ? ऋतु का वर्णन, पक्षियों का बयान भी अच्छा होसज्त्ता 
है, मगर सुझे इसमें रस नहीं। डायरी मेने बाप ही के कहने पर आरम्भ प्री थी। भाई के 
आनेतऊ सक्षिप्त थी। उन्होने वित्तार में लिपने को कहा तो मेने वैसा क्या । आपके 
विचार भले अधूरे हो, मगर किस तरह उनका विकास हुआ, इसका लेखा रहे तो अच्छा 
हूँ। छापने की दष्टि से नहीं, मगर आपके लिए, हमारे लिए । अगर आप यह उचित 
समझें तो न ठापने लायक सामग्री को एक लकीर से और अनावश्यक या गलन सामप्री 
'को अच्छी तरह काट सकते हूँ । ” 

बापू कहने रूगे, तुम दोनों विचार करके मुझे बताना कि क्या करना ठीक होगा। 
मेने अपने विचार तुम्हारे सामने रख दिये है । उनका प्रभाव तुम दोनो पर क्या हआ हैं, 
यह जानकर ही जो करना होगा, कर्गा ।” 

साढ़े दस वर्जे डा शाह आए। दोपहर में भडटारी भी आए। वबेचारों के लिए 
इस प्रकार आना-जाना बोझ-सा होजाता है । 

अयबारो में बापू के प्रति झूठा प्रचार तो चलता ही है। अग्रेज इतना झूठ बसे 
बोल सकते हूं, यह समझ में नहीं आता । 

आम को बादल आए । पहाडी पर वर्षा हुई होगी, क्योकि हुवा में नमी थो, 
मगर यहा पानी नहीं वरसा । रात को इतनी गर्मी थी कि मोटी सूतो चादर भी ओढना 
कठिन था । 

भाई बापु से कहने लगे, 'आरोग्य की क्ताद पूरों होगई हूं तो आप आश्रम का 
इतिहास हाथ में लेले । आपने जहत पहले ही कहा था कि आश्रम का इतिहास हलिसेंगे 
और जैन घर्म के बारे में भी कुछ-न-कुछ लिखेंगे। 

बापू बोले, “जिन पर्म के बारे में तो सायचन्दभाई के सहयोग से कुछ लिपने 
का विचार किया थ्य , मगर वह बात बहुत वर्षो से मेरे मन से निकल गई हूँ । मुझे लूगता 
हैं कि में उसका अधिकारी नहीं हु । मुझे जन ०र्म के विषय में ज्ञान ही क्या हूँ ? उसके 
पलिए सूब अ+पास करना चाहिए, जैन शास्त्र पढनें चाहिए, दूसरों की टीकाए भी देनी 
चाहिए । यह सब देसकर ही में उसे उठा सकता हू । आज वह मेरे दस की जात नहीं । 
आश्रम का इतिहास लिप सकता हू, मगर वह भी & फरवरो के बाद । आन मेरा मन 
थोड़े की रफ्तार से चलरहा हूँ । नदी फरवरी यहा की आपिरी तारीस है । तदतऊ मे अपना 
काम पुरा कर लेना चाहता हू । इसलिए मे अपनी सब प्रवृत्तियों को समेटरहा ह। जारोग्य 


१७० बापू की कारावास-कहानी' 


की चाबी पूरी हुई, अब इतने दिन इसके दोहराने के लिए मिलेगे, यह मुझे अच्छा लगता 
है। नया शुरू करना तो अगर नवीं फरवरी के बाद ही यहा रहने का हो और 
मेरी सस्पुर्ण मदोवृत्ति बदल जाय तभी होसकता है ४” 

सेने हसो में कहा, “फरवरीतक कुछ होनेवाला नही है । यहीं आराम से पड़े 
होगे। ” बापू कहने लगे, “यहा पडे-पडे यदि हमारा एक-एक विचार, एक-एक काम, 
खाना-पीनातक स्वराज्य के निमित्त हो तो खैर हैँ, भले ही यहा पडे रहे ।” 

मेंने कहा, “आप फरवरीतक का प्रोग्राम बनाते है दो हमें भी वही करना चाहिए ।? 

बापू कहने छगे, “आज तो में ३१ दिसम्बरतक का ही प्रोग्राम बनारहा हू । 
& फरवरीतक भी मेरा मन नही जाता। तुम्हे भी वही करना चाहिए। ” 


२१ दिसम्बर “४२ 

आज सोसवार था। भाई एक दिन मुझसे कहरहे थे कि सोसबार को एक 
रेखा-चित्र बना दिया करो । आज महादेवभाई की समाधि पर गए तो सामने 
की पहाडियो पर सूर्य का प्रकाश बादलों से निकलकर सुन्दर छठा दिखारहा था। में 
पेस्टल रग लेकर जा बेठी । आज पहली ही बार पेस्टल हाथ में लिये थे। तत्वीर बनाने 
में कुछ समय लगा। सरोजिनी नायडू को तस्वीर पसद आई। उन्होने वह छेली । 

दोपहर में खूब बादल थे। जश्ञाम को पानी बरसने लगा । बापू दिन में अपनी 
आरोग्यवाली पुस्तक दोहराते रहे। शाम को वे बरामदे में घ॒मे। 

मीरावहन ने वाइसराय को पत्र लिखा है। इसमें सरकार के झूठे आरोपो का, जेसे 
कि गाधी जापानियों के साथ मिला हुआ हे या सीराबहन गायी और जापान के 
बीच सलाहकार हे, उत्तर था। पत्र के साथ उन्होने उस पत्र की नकल भी भेजी जो उन्होने 
उडीसा से बापू को लिखा था। उस पत्र-व्यवहार में उन्होने जापानी हमले के मौके पर 
जो प्रश्न उठ सकते है, बापू से पूछे थे । उन्होने उसका उत्तर दिया था + यह पत्र 
देवयोग से मीराबहन के पास यहा था। आज काम आया। 

रात को सोने के समय भाई वाइसराय के भाषण के बारे में बात कररहे थे। बापू 
को वह बहुत खराब छगा था । बापू कहने लगे, “बे मानते हे कि अब तो हम जीतने ही 
वाले है । उनके अपने धन-उपार्जन के साधन मर्यादित हे और हमारे अमर्यादित है। उन्हें 
हिन्दुस्तान पर कब्जा रखना ही है, पहले से भी ज्यादा पक्की तरह । अगर हिन्दुस्तान 
एक हो तब उन्हें फायदा होसकता है , इसलिए अब वे भौगोलिक ऐक्य की बात करते 
हे और ऐसा कहने में उन्होने अपने बारे में कई-एक छिद्र रख लिये है ९” 

भाई कहने लगे, “आप ठीक कहते हे, मगर हमें क्या पता कि ईइवर किन-किन 
साधनों का उपयोग करके हमारा काम कररहा है । अखड हिन्दुस्तान की वात भले ही 
किसी हेतु से करे, मगर हिन्दुस्तान के दो टुकडें न हो, यह हम भी चाहते है। 

बापू ने कहा, वह तो है ही। सत्य, ेु अहिसा और ईइवर में दिन-प्रतिदिक 


झूठे आरोप 93१ 


मेरी श्रद्धा बढनी ही जाती हू 
* गाम को वर्षा हुई। भाई के कमरे फी छत चने छगी। ऐसा लगता है शि घा का 
वह मिरा बाद में बनाया गया है । इसलिए जहा वह मुस्य महल के साथ "गता क#, पहा से 
छत चूने ऊूगी हूँ । कमरा पानी से भर गया । दरी बर्गरा उठानी पी । 
२० दिसम्पन ४२ 
आज दिन भर वर्षा रहो । सुबह घुसने के समय पानी दन्द होगया था । भाई 
देर से सोकर उठे । इसलिए महादेवभाई की समाधि पर से ही वापस चले गए, 
घूमे नहीं । उन्हें तैयार होना था। वापु वा को बाते करते रहे | पीझं बरसात में निकर 
पहनने की सलाह देते रहे । कीचड में मेरी सलवार के पायचे भर गए थे। 
दोपहर को भाई सेरो डायरी देसते रहे । उस बारे में मुझसे कुछ हिंदायते दो । 
शाम को घूमते समय वापू के साथ डायरी की बात हुई। मेने छहा, “जाप देखते जाये । 
मुझे जो लिखना होगा, चहु लिखती रहगी । आपको जो अनावःयक रूगे, आप कादवें ।” 
भाई कहने लगे, “आप इसे भाषा और रिपोटिंग की दृष्टि से देसें । 
बापु मोराबहन के वाइसरायवाले पत्र को सुधारते रहे । मीरावहुन यह नहों 
कहना चाहती थीं कि उन्हे एक्र अग्रेज की हैसियत से यह सब ज्लूठ देग्पवर दद टोता 
क्योकि वे अपनेआपको अग्रेज मानती ही नहीं हे । बापू ने समझाया कि अग्रेज वी हँसियत 
से नहीं छिखना चाहतीं तो उनके पास वाइसराय को लछिसने का कोई हक ही नहीं है । 
अत में मीराबहन ने लिखा, अग्रेज माता-पिता के घर जन्म लेने के कारण मुसे यह देप- 
कर दु ख होता हूँ कि अग्नरेज सरकार इतना झूठ बोलरही हैं ! 
प्रार्थना के बाद अनुचाद करती रही । पीछे भाई के पास वठी रही । सोने को 
खासी देर होगई, दस बज गए। यहा दस बजे देरी रूगती है । दाहुर तो दस से पहले 
शायद हो कोई सोता हो * 
२३ दिसम्बर “४२ 
सुबह खूब घुध थी। दिन भर बादल आते-जाते रहे, मगर पादो नहीं वरसा | 
रात को आकाज्ञ खुल गया । 
सुबह समाधि से लौठते समय बापू महादेवभाईवाली गीताजी के पन्ने उलट- 
रहे थे। आपिरी पन्ने पर आउज बिल्लावाली आयत लिखी हुई थी। पूछने लूमे, 
“ये किसके अक्षर है ? महादेव के या प्यारेलाल के ?” मेने बताया कि १ अगस्त 
को बम्बई से चछते समय महादेवभाई ने भाई को वह आयत लिख देने को कहा था, 
सो भाई के अक्षर है । वायु कहने छूगे, “वस छ दिन उसने यह आयत गाई।” फिर 
ग्रेडा झहरकर बोले, “लगता हो नहीं हैँ कि महादेव सदा के लिए गया। कल 
रात को स्वप्म में वह लडकी. कहती है, महादेवभाई कहा है ?' मे उत्तर देता 
हैं, बहन, में तो उसे इमशान में छोड आया हू पीछे वह पागलून्सी होजाती हूँ। 
कहती है, लाओ महादेवभाई को! उसे वहा क्यों छोड आए ?/” 


श्र बापू की कारावास-कहानो 
कल और आज बापू ने बिजली के गरम किरण-यत्र से मालिश करवाई 
क्योकि सूर्य का प्रकाश नहीं था। बरामदे में बेठा नहीं जासक्ता, इसलिए भीतर हो 
चेठते हैं । बादल होते हूं तो बृढें भीतरतक आने रूगती हैँ। 
आज मौरावहन के पत्न को बापू ने फिर देखा । एक-दो वाक्य वे बदलना 
चाहती थों। एक था--में विश्वास के साथ कह सकती हु।' इसके बंदले में दे 
चाहती बीं--मे ऐसा कहने को स्थिति में हु। बापू ने समझाया कि दसरा पहुले 
से कम वजनदार हैँ । वे उससे उल्ठा मानती थीं। आखिर समझ गई। 
दोपहर को में सोमबारवाले रेखाचित्र को सुधारती रही । इससे आज 
“दोपहर के और सब काम छट गए। प्रार्थना के बाद अनुवाद किया। थोडी डायरी 
लिखी । सुबह भी प्रार्थता के बाद अनुवाद किया था। इसे इस महीने में पुरा करना 
चाहती हु । 
रात को मीराबहन अपने पत्र की और पुराने पत्रव्यवहार की साफ नकल जो 
भेजनी है, बापू को देगईं। बापू ने उसे नई फाइल में रखवाया ताकि विगड न जावे। बापू 
के सोने के वाद मीराबहन भाई के साथ बंठकर अपने इसी पत्र की नकले सुधारती रहों। 
आज पानी नही बरसा, मगर सर्दी भी नही हुई। इससे लूगता हुँ कि श्ञायद पानी 
फिर आजाबे। 
शेड दिसम्बर “४२ 
आज सुबह ६ बज उठी । बहुत ब्रा लगा। सुबह का सारा वक्‍त बर्बाद होगया। 
भीराबहन का बाइसराय के साम पत्र आगया। उसमें कांग्रेस वकिंग कमेटी पर 
रूगायें गए आरोपो का जवाब भी था। सरोजिनी नायडू ने आपत्ति की कि कमेटी को मीरा 
का या किप्तीका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बापु ने समझाया, “मौराबहुन दूसरा नहीं लिख 
सकती हुँ। उसने पत्र में यह लिखा हूँ कि मेरे ओर काग्रेस के विषय में जो शूढ चलरहा 
है, उसका मुझे दु ख हुआ है ४” बाद में कांग्रेस का नाम ही न ले तो उसका अर्थ होजाता है 
कि में ही एक भला आदमी हू । ” इस बारे में सरोजिनी नायडू की भाई के साथ भी कुछ 
चर्चा हुई । 
सुबह ज्यादा सोई थी । इसलिए दोपहर को नहीं सोई, सगर उस समय काम 
बहत कम कर णई। कोई-न-कोई पास आकर बात करने लगता था। बापू ने बाद में कहा 
कि दोपहर को साढे बारह बजे से एक बजेतक नियमपुवक आख भीचकर विस्तर पर पडे 
ही रहना चाहिए 
शाम को खाने के समय भसालीभाई की बात चली । मीरावहन के पास आश्या- 
देवी का पत्र आया था। उन्होने लिखा था, “बच्चो के शिक्षक का शरीर कमजोर है, 
मगर मन प्रफुल्लित हैँ। उनके पास जाकर सन खुश होजाता है, श्ञाति मिलती है। ” बच्चो 
के शिक्षक यानी भसालीभाई । बाकी सबके समाचार थे। बापू खुश हुए। आज सुबह 
ही घूमते समय वे बात कररहे थे, “भसाली की मृत्यु की खबर आवेगी तो मेरा हृदय काप 


विश | 
झूठे आरोप 


स्पं 


भू 


भले ही उठे, मगर खुशी से नाचेगा भी । ऐसी सम्पूण अहिसक मृत्यु आजतक हुई 
नहीं हूँ । भसाली की में जानता हु । उसके हृदय में बैरभाव का छेद नी नहीं है। हमारे 
लोगो में इतना मल भरा हूँ कि उसे निकालने के लिए कटयों को तो जाद 
मरना होगा ॥” 


*१/ 
ट्फ 


हुई 


२५ दिसम्बर (४२ 
आज फिस्मस का दिन हूँ । करू शाम को बापू मौरावहन से कहरहे थे, “कोई 
क्रिस्ससका भजन आता हो तो गाओ। ” उन्हे कोई याद न था। रघुनाथ आज स्तोत सप्रह 
(एक्याप्ा 800९) दृढने गया । आखिर, यरवदा जेल की बडी नर्स से 'मुषित फौज 
स्तोन्न सम्रह' ($8एथ्माणा शग्राए सज़णा) नामक पुस्तक मिली। शाम की प्रार्थना में 
मीराबहन ने उसमें से एक भजन गाकर सुनाया जिसकी पहली पवित थी--“जब 
गडरिये रात को भेडो के झुड की रखवाली करते हूं । ” (एशला शालत्रीवात5 
प्रशटा पाल ग047 97 शाह) 
श्री कटेली और सरोजिनी नायडू के लिए पुलाव पकाया। वा को मेथी की 
रोटी । उन लोगो ने भी एक-एक रोटी ली । सुबह ११ बर्जेतक रसोई के काम में रही । 
खाने के बाद शाम को सोने के समय मोरावहन ने 'जब में अदभुत सलोब को 
देखता हू (छाल ॥ डग्रए०४ पर& एणाव[00४ (४055) गाकर सुनाया । बाप को यह्‌ 
गीत बहुत प्रिय हूँ । मुझसे कहा था कि में सीरावहन से उसे सीखलू । सेने उनसे तीन- 
चार वार कहा है, मगर वे आजतक सिसा नहीं पाई । 
२६ दिसम्बर “४२ 
आज बापु मीराचहन से कहरहे थे, “नया वर्ष तो ईसा के जन्म के साथ सबंध 
रखता हूँ । ईसवी साल कहलाता हैँ । तो वह ईसा के जन्म-दिन 'क्रिस्मस डे से क्यो नहीं 
शुरू होता ? ” वे नहीं जानती थी। कहने लगीं, “हा, नए वर्ष और फ़िस्मस डे के बीच में 
इतने दिन क्यो रखे गए, सो समझ में नहीं आता । और आइचर्य हैं कि आजतक यह प्रइन 
हम छोगो के मन में नहीं उठा ! ” 
पीछे बापु बाक्सिंग डे का अर्थ पूछने रूमे । मीरावहन ने बताया कि बावर्सा 
का अर्थ बाक्स! नही, वल्कि 'रुपए-पेसे की भेंट' है जो नोकरो को देते हे । दूर के 
रिब्तेदार जो क्रिस्मस की भेंट नही देते, बाकस' देते है । 
दोपहर को इतनी गर्मी थी कि वापु बाहर नहीं बैठ सकते थे । एकाएक तूफान 
आया । जोर की वर्षा आरम्भ होगई । दरवाजे बगरा बन्द कर लिये, मगर दस-पद्रह 
मिनट में ही सब शात होगया । फिर गर्मो शुरू होगई। 
भसालीभाई की कोई खबर नहीं, मगर 'वदे मातरम्‌' में हे देवी ओेनो रक्षा करो' 
नामक प्रार्थना थी । आगे भी दो-चार बार निकलो हूं। स्पप्ट हूँ कि बहु भसालोभाई के 
लिए है । इसका अर्थ यह हैं कि वे अभीतक हे । 
आज मीराबहन ने पिछलो तरफ से प्राकृतिक दृश्य का चित्र दनाया हूँ । उसमें 


ौ 


कि 


श्छ्ड बापू को काराबास-कहानी 


महादेवभाई की समाधि भी छोटी-सी दिखाई है, सुदर है । 
आज दारला*” के गोली से मारे जाने की खबर से सब चकित थे। 


£ २४ थ: 


उपवास के बादल 


२७ दिसम्बर '४२ 
आज इतवार ह । इतवार को फिकर छुग जाती कि श्ञास को बापू का मौन शुरू 
होगा। बाहर भी मौन चुभता तो है हो, मगर यहा तो बहुत ही ब्रा लूगने रूमता हे। 
बापू स्तानघर से निकले तो भडारी आए | बेलगाव जेल में कितने ही लोग 
पेट के दर्द से मर गए है । अखबार में था कि ग्यारह मरे हूँ, मगर दरअसल ज्यादा मरे है। 
भडारी से पुछा तो कहुने लगे कि उनके पास रिपोर्ट नही आई। 
आज सबेरे सुर्योदय का दृश्य वहुत सुदर था। से चित्र बनाने जा बैठी, सगर चद 
मिनटो में दृश्य बदल गया। दिन में भी अधिकाश समय चित्र में ही लय गया। शाम को उसे 
पुरा किया । सहादेवभाई की समाधि का और आसपास का दृश्य था। उसमें एक छोटी- 
सी चिता जलती हुई दिखाई थी। आग वर्गेरा दिखाने के लिए मीराबहन की मदद ली। 
सुबह भी आकर वे सलाह देरही थी । चित्र सबको अच्छा लगा, मगर बापू इसे देखकर 
बहुत विचार में पड गए। घूमने का समय भी होगया था । मेने अभीतक कुछ भी खाया न 
था। बापू इस पर नाराज थे कि में कार्यक्रम के अनुसार नही चली । समाधि पर पहुचे तो 
कहने लगे, खाकर नहीं आई न ?” मेने कहा, “जाकर खाऊगी।” गोले, “ठीक 
.है, में कितने दिन का मेहमान हु तुम छोगो को टोकने के लिए ! ” में उल्दें पाव वापस 
खाना खाने आगई। विचार आने रूगे, “बापू के इतना गय्भीर होजाने का कारण वया 
मेरा समय पर खाना न खाना ही था अथवा उनके मन में और कुछ चलरहा है ?” 
आजकल रात को मच्छर बहुत होते है ॥ बापु पोसे आठ बजे ही उठकर सोने की 
'तैयारी करने लगे। मच्छरो के कारण कुछ काम करना कठिन था, मगर बापु उस समय 
बडे विचार में पडे दोख पडते थे। मेने श्ञाम को पूछा, 'क्या आज आप बहुत विचार 
में हे ” ” कहने लगे, “विचार तो हमेशा आते हे । आज कुछ और ज्यादा होगे ।” 
रात में वा की तबीयत ठीक नही रही। छाती में दर्द होआया, नीद अच्छी नहीं 
आई । 
भाई की तबीयत भी अच्छी नही थी । उनके मन सें भी क्या जाने क्या-वया विचार 
चलरहे थे। रात को प्रार्थना के वाद बाहुर खाट पर जाकर पडे थे। बाद में भी बडे चुपचाप- 





#फ्रेच एडमिरल 


उपवास के बादन्द न््ज्ए 


से थे। मंने सोते समय आधा-पौन घटेतक उनका सिर बर्गरा दवाया, संगर जय गई सय- 
लक सोए नहीं थे। रात में भी झायद नोंद अच्छो नहीं आर्ट । 

दोपहर को ऊुछ समप्तक' अनुवाद किया, परन्तु काम अधिक नहीं होपाया । 

बापू ने रात को पीने आाठ बजे ही मौन लेलिया । 

२८ दिसम्वथा ४२ 

ठाज बापू का मौन था। मुझसे सरकार के साथ का पत्र-व्यवहार मागा। पीछे 
शाइसराय के नाम एक पत्र लिपते रहें। रात को पीने आठ बजें मेने और मीणबवहन ने 
पक मागा । बापू ने टालते हुए कहा, “अब कल सुबह पटना। 

भाई से कहने लगे, “इसमें सबसे ज्यादा बोझ तुम पर पटनेवाला है ।” मे तो कुछ 
समझी नहीं, मगर भाई कुछ भाष गए-से रूगते थे। बायू सोगए। पीछे भाई मससे 
रूगे, “तुम्हारे अन्दाज से बापू कितने दिन का उपवात्त सहन कर सकते हे ? ” मंने पूछा, 
“क्यो ? क्या पत्र में ऐसा कुछ है ? मीरावहन तो कहती थीं कि जितना उन्होंने पदा 
उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी ।” कहने रूगे, “नहीं, यो ही पूछरहा ह ।” मेने कहा, 
“राजकोट में तो पाचवे रोज तबीयत विगड गई थी । उसे देखते हुए तो लगता ई दि बटुत 
नहीं चला सकेगे। ” भाई पीछे दम्बई काग्रेस महासमिति का और इससे पहले कार्य समिति 
का प्रस्ताव लेकर ध्यान-पूर्वक पढरहे थे। सारा-का-सारा वातावरण पु भारी-सा 
रूगरहा है। बात-वात में बापू कहने रूगे, “पहली तारीस से में ईद्ववर में छोन होना 
चाहता हु ।” मेरी समझ में छुछ नहीं आया। मगर बापु ईइवर में लोन होना चाहते 
हूँ तो भले हो, मेरी दृष्टि में तो वे हमेशा ईश्वर में ही लीन रहते हे--और लोन होना 
चाहते हूँ तो अच्छा हूँ । 

दोपहर में थोडा-सा चित्र का काम किया। उसमें जो वृक्ष था, वह्‌ बदल दिया । 

शाम को मीराबहन ने मुझे वह भजन अच्छी तरह सिसाना आरम्न किया हूँ । 
उसमें समय तो लगेगा मगर अच्छा लगेगा । 


(+ 


ट 
झे 


२६ दिसम्बर “४२ 

सुबह पीने छ बजे उठी। बापु ने जो पत्र रात को लिखा था, वह पटने के लिए 
स्ेनेको आई, मगर भाई पढरहे थे। स्तानादि के बाद आकर पत्र लिया । इतने में बापू 
उठ गए ये। उनके लिए फल का रस निकाला पीछे पत्र पढा। उसमें उपवास की बात जा 
ही गई थी । 

जब म॑ उठकर आई तव भाई बापू के पत्न के बारे में अपनी टीका लिखरहे थे । 
खूमते समय वापु ने उनकी एक-एक वात को लेकर उसका उत्तर दिया । 

सुबह साढे दस बजे बापू ने भाई से कहा कि सरोजिनी नायडू को भी पत्र पढा देना 
चाहिए । भाई ने उन्हे यह पढ सुनाया । सुनते-सुनते उनकी आखों में पानी भर जाया। 
कहने लगीं, “पत्र बहुत ही अच्छा हैं । उसमें बडी करणा भरी हूं, दु खो हृदय की पुकार 
हुं, मगर पत्र गलत हूँ। बापू के उच्चतम बलिदान का समय अभी नहीं जाया । डी 


१७६ बापू की कारावास-कहानी 


दोपहर को बापु ने फिर अपने पत्र के बारे में कई प्रइनो का उत्तर दिया। भीरा- 
बहन ने, मेने और भाई ने कुछ प्रश्न किये । २१ दिन की अवधि के बारे में भी कुछ चर्चा 
हुई । 

बा कहने लूगी, वाइसराय को पत्र लिखें , परन्तु उसमें उपवास की बात 
न लिखें। 

बापु कहने छूगे, “उपवास के बारे में हो तो लिखना चाहता हू, वह कंसे छूट सकता 
हैं? जानती हो न कि इससे पहले एक पत्र ऐसा ही लिखकर मेने उसे फाड डाला था ।” 
फिर कुछ रुककर कहने लगें, 'सेरा तो दिन-प्रतिदिन यह विश्वास बढ़ता हो जाता है 
कि हम सब ईश्वर के हाथो में खिलौने हैँ । 

सरोजिनो नायड्‌ कहने लगी, “उपवास की बात करना ठीक नहीं हैं । आपको 
चाहिए कि अपनेआपको ईदइवर में खोदेने का प्रथत्त करे, जिससे आप अपने स्वय से 
कह सके “हमारा काल उसके हाथ में है जो कहता है कि इस सारी योजना का में 
स्रष्टा हर [7 

रात को प्रार्थना के बाद रक्‍्त-चाप लिया तो २००/११२ था। बापू बा को 
रामायण समझाकर सोने चल दिये। , रात को साढे दस बजे से एक बजेतक लगातार 
जागते रहे । विचारधारा चलरही थी । 

रात को बापु के सोजाने के बाद मीराबहन मुझसे और भाई से आकर कहने 
लगी, “हम सबका धर्म हैँ कि हम अपने शरीर को अच्छा रखें । अपने स्वास्थ्य को 
हमें पहला स्थान देना चाहिए। उपवास आये या न आये, कुछ-त-कुछ अवश्य आनेवाला 
हुँ और हम सब बापू की जो भी थोडी बहुत मदद करने लायक 
हैं, वह तभी कर सकेगे जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।! निराशाभरे 
भावो को मन से निकाल देना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि उपवास यदि आया 
भी तो उसका परिणाम अच्छा हो होगा । मृत्यु की आशका को तो हमें कदापि स्थान ने 
देना चाहिए। ” यह सब वे भाई को देखकर कहरही थी। भाई कल से चिता के कारण 
बिलकुल थके-मादे-से लूगते हैं । चिता सबको हैँ , मगर भाई की तो मारे चिता के नींद 
ही उड जाती है । इससे उन पर चिन्ता का असर ज्यादा देखने में आता है। 


३० दिसम्बर “४२ 
बापू ने अपने पत्र में काफी फेरफार किये । मुझसे कहने लगे, सुबह उठकर तू 
हमारे साथ घम लेना, तब पन्न की नकल तेयार करता। ” 





+ब०्श्त्प गाग्परांत फफ 40 56 08 ॥ (0500, 50 धीक्ष एणा क्ाढ बेर (9 
88ए 60 ए0प्राइश- 

50फ्का ध्रधाह$ का गा ्री5 वक्षा705 

एए॥0 5च्याए। 4 जार व छॉधाएववी 


उपवास के बादद 9७ 


दोपहर में अनुवाद करती रहो । तेरह पते रह गए हूँ । कद पूरा होना ही चाहिए, 
होजाएगा । 

मीराबहुन से आज भी वही भजन पद्चह-बीस मिनटसक सीखा । 

सरकार ने मौराबहन के दोनो पन्न हवार्द टाक़ हारा विदायत भेज दिये है । पीने 
दो रुपया खर्च लिया हैँ । 

३१ दिसम्वर ४२ 

आज इस वर्ष का अतिम दिन है । बापू ने सुबह साढे पाच बजे हो उठकर वाहसराय 
के नाम लिखा गया अपना पत्र, जिसमें हेरफेर किये गए थे, पढना आरम्भ कफिया। पढकर 
कहने लगें, “अब तो नया पत्र लिखने-जेसी वात होगई है । जल्दी नहीं की जासकती । 
प्रात चार बजे भाई से कहने लगे, “कितना अच्छा हुआ कि तुमने बहु वाक्य पकड़ा । 
मुझे आाइचर्य हूं कि सरोजिनी नायटू को बह क्यो नहीं सूझा ! मगर मेने कहा था न कि समसे 
ज्यादा वोझ तुम पर पटनेवाला हैं। तुमने पूरी तरह महादेव का स्थान लिया हैँ ।” मुजसे' 
कहने लगे, “तू सुबह ही घूमले । में नाइते से पहले ही पत्र सुधार लछूगा । जब म॑ घूमने 
जाऊगा तब तुम उसकी साफ नकल तंयार करना । ” मगर जब पत्र पढा तब कार्यक्रम 
बदला । राजाजी को बापू के साथ मुलाकात करने की इजाजत देने से इन्कार करते समय 
जो बयात सरकार ने निकाला था, वह भाई से मागा । भाई ने निकारूकर दिया। फिर 
एमरी के कामन्स सभावाले भाषण की कतरन मांगी । 

घमने के समय बापू की मीराबहन से निजी बातचीत होरही थी । म और 
भाई वापस आगए। अच्छा हुआ कि मेने पत्र के बहाने सुबह घूस लिया था। आकर म 
अनुवाद करने लगी । भाई अख़बार की फाइल में से वह कतरन निकालने में छूय गए। 

दोपहर सोचे के बाद बापू ने पत्र लिखा । छोटा-सा था, मगर बहुत हो भच्छा 
था। सबको बहुत्त पमद आाया। वह बहुत व्यक्तिगत था, इसलिए बापू ने उसे अपने हाथ 
से नकल करके भेजा । भाई बोलते गए और बापु लिपते गए । साढे चार बजे तैयार 
होगया और डाक में गया । आज नए साल के शुरू होने से पहले इतना अच्छा पत्र गया, 
इससे सबकी खुशी हुई । सब कहते थे कि यह पत्र बापु के अपने निजी ढय का है । 

मीराबहन से वापु ने पुराना साल सतम होने के साय पुरानी बाते भूलकर नए 
साल में नया युग शुरू करने को कहा और कहा कि सबके साथ एक परिवार के रुप सें 
रहे । 

आज वा की साडी की किनारो बनाना सतम किया, आरोग्य की चावी' का 
हिन्दी अनुवाद पूरा किया और मेकमार्डी की पुस्तक में से वाइविल में से उत्तारे हुए जो 
को पुरा पढ़ लिया । 

कल से बापू ज्यादा ध्यानावस्थित होना चाहते है। ययासम्भव बाते नहीं करेंगे ॥ 
मन को दुनिया से सींचकर एकाग्र करछेगे । कहते थे, “मुझे अग्निपरीक्षा की तेयारो 
करना है । म॑ समझ तो सही कि ईश्वर मुझसे क्या चाहता हूँ ? 


श्र 


२७८ बापु की कारावास-कहानी 


शास को सरोजिनी नायडू के साथ बा बाते कर रही थी । सरोजिनी भायड 
ने कहा, “आप चिता न करे। ईश्वर बापु से उपवास करने को नहीं कहेगा और बिना 
ईश्वर के आदेश के वे उपवास करेगे नहीं । ” बा कहने लूगीं, “यह तो में जानती हृकि 
ईश्वर नहीं कहेगा, मगर बापू सानलेगे कि ईश्वर ने कहा हूँ तो फिर क्‍या होगा २ ” 
सरोजिनो नायड्‌ कहने रूगों, “नही, ऐसा नहीं होसकता । ” 

बापू का रक्‍्त-चाप आज रात को बहुत अच्छा था--१६०/१०० । कहने लगे, 
“यह न समझना कि सन का बोझ हल्का हुआ हे, इसलिए रक्‍्त-चाप कम हूँ। मेने खराक 
में हेरफार करके इसे कम किया हैँ । ” बापू ने दूध कम करके लाइते में दूध की जगह 
गरम पानी पिया था। 

१ जनवरी '४३ 

आज नया साल शुरू होता है । बापु ने कल अपने पन्न में लिखा था, नया साल 
हुम सबको शाति देनेवाला हो ।* यही ध्वनि सबके मन से निकलती है, मगर क्या आने- 
चाला है, यह तो भगवान्‌ ही जाने ! 

सरोजिनी नायडू सुबह की प्रार्थना में आईं। मेने सुबह प्रार्थना से पहले स्तानादि 
कर लिया। यह क्रम चल सका तो रोज ऐसा ही करने का विचार है। 

घूमते समय बापू कहरहे थे, “हमें घूमते समय या तो गीताजी-जेसी चीज का 
अभ्यास करना चाहिए या मौन रखना चाहिए। 

बापु दिन भर अपने अभ्यास में लोन रहे । सलोकमवाली पुस्तक पढरहे थे, कुछ 
उर्दू पढ़ी । मौन नहीं था, सगर पहले कहते थे कि अनावश्यक बात नही करना चाहते । 

सीराबहन ने एक गत्ते पर नया कलेण्डर लगाकर उसके एक तरफ हिमालय का 
और एक तरफ गगाजी का दृश्य बना दिया । सुन्दर लूगता था। ऊपर लिखा था ४४ और 
उसके नीचे हे राम । गत्ते के किनारे पर भी पेस्टल से हल्का-सा काम कर दिया थां। 
सब सुन्दर रूगता था। बापु के बठने की जगह के सामने वह दाग दिया। 

सरोजिनी नायडू ने मेरी पहलो तस्वीर आज टागली है। अच्छी दीखती है । 

बा की तबीयत अच्छी है । आज सब लोगो का दिन अच्छा गया । सोने के समय 
भीराबहन ने बापू को वही प्रिय भजन गाकर सुनाया । 

बापु के कलवाले पत्र की नोटबुक में नकल की । मेरी क्यूरीवाली किताब का 
अनुवाद शुरू किया। दो-चार वाक्य ही किये। काम जरा कठिन है । थोडा व्याकरण किया । 
'आरोग्य की चाबी' का अग्रेजी अनुवाद बोच में ही पडा है। उसे फिर से नहीं शुरू 
किया । एक-दो दिन में होजावेगा । 

बापू को स्‍्लोकम की पुस्तक बहुत पसन्द आई हूँ । 

अखबार में चिम्र के विबय में आज सरकार का बयान निकला है। बहुत खराब 





4८१४० ॥#6 ८ ए०थाः छाए 9०9०6 [0 एड था / 


उपवास के बादल #्ड्छ्‌ 


कु । 


हूँ । कहते हूँ कि वहा पर जाच-पडताल को आवश्यकता नहीं । बहा तो सारे जनता ने 
सामूहिक रणए से झठी सीगव साकर गवाही डी है, छोगो की साजिश हैं । सबको बहुत बुरा 
रूगा। भाई का तो खून सीलरहा था । 
दोपहर का बापू ने कल की तरह सारा समय असवार देखने में जौर स्लोरम की 
किताब पठने में लगाया । थोड़ी देरतक अनुवाद भो देखा । मीनसाबहन को बह सुनर्र 
आइचयं हुआ दि वापु अखबार आदि पहते है । थे अपने मौन के दिनो में न आयवार पढली 
थीं, न किसीसे बात करती थीं। केवल वेदादि ही पढती थीं। वे समझती थीं शि धापू भी 
वसा हो करेगे। बापु से मेने पूछा तो कहने लगे, “मे मीरावहन की तरह नहीं करना 
चाहता । मगर सामयिक (709८४) वातों की चर्चा नी नहीं करना चाहता , क्योकि 
इससे मन में उद्देंग उठता हूँ। मन दोडरहा हूँ, अधा वन जाऊँ, आसे बद करलू, मीन छे- 
लू, तो पढना भी छूट जावेगा । मत को शून्य में स्थिर कर सक्‌ तो बडी बात है ।” 
भाई कहने लगे, “इसके दो असर होते हैं । सामान्य आदमी तो पागल होजाता 
हूँ, मगर जाग्रत रहते हुए शून्य में जिसका मन स्थिर होजाय, उसका विचार ही कर्म दो 
जाता है ।” 
३ जनवरी “४३ 
भआाज सुबह महादेवभाई की समाधि से छोौटकर बापू कहन छगे, “गोताजी के 
पाठ में ठीक जयह पर वजन नहीं आता । इससे पाठ उतना सबुर नहीं होपाता जितना कि 
होना चाहिए । ” मेने कहा, “या तो हम आपके सामने जब पढें तव आप बताचे अथवा 
स्वय बतावे । ” कहने लगे, 'बताएगे । और फिर तुम मुझसे आगे घढ जाओगी । ऐसा 
होचुका हूँ । जिन्हे मेने सिखाया है, वे मुझसे आगे बढ गए है । ” फिर बताने लगे कि फंसे 
दक्षिण अफ्रीका में कैलेनवैंक को जूते बनाना सीखने भेजा। उन्होने दापु को सिसाया । 
बापू ने दूसरे सब लोगो को सिखाया और वे सब वापु से अच्छे जूते बनाने रंगे । 
मंने कहा, “मगर आपके प्रमुख वियय वीटिक क्षेत्र" में तो कोई भी आपसे आगे 
सहीं बढ सका // बापू ने कहा, “वबढा हूँ, महादेव को लेलो। वह गुजराती 
अनुवाद मुझसे अच्छा कर लेता था।” भाई कहने लगें, “आपकी गुजराती बहुत 
अच्छी होतो हँ--भावपुर्ण और सक्षिप्त ४” बापू कहने रूगे, “हा, वह हूँ। कारण, 
में भाषा का प्रेमी ह। में अयनेआप को साक्षर (विद्वान) नहीं मानता, मगर भाषा का प्रेम 
मेरे मन में हमेशा रहा हूं। इसलिए भाषा का सहज संगीत अपनेभाप आगया 
है, जो कि गुजराती के लिए ही नहों, बल्कि सब भाषाओ के लिए हूँ। अग्रेजी के 
लिए भी मेरे मन में उतना ही प्रेम है । यह चीज ग्रहण करने के रायक हैँ। पोलक 
तो अंग्रेज या, मगर उसने अग्नेजी मुझसे छीो हूं । मुझसे यह नहीं होता कि भाषा 
को विगाडा जाय । महादेव तो जब आया तब अपने क्षेत्र में सम्पूर्ण या, मगर मे मानता 
हु कि और कही उसकी भाषा नहीं खिलनेवालों थी। ” 
इतनी बात करने के बाद कहने रूगे, >तगवद् इतनी बात आज होगई। 


१८० बापू को कारावास-कहानी 


आगे से इतनी चर्चा भो नहीं करने दया । ” 

भडारी आए। बापू के साथ थोडी बात की । बेलगाव जेल में २१-२२ व्यक्ति 
मर गए थे, पर अब वहा शाति है । मृत्यु का कारण समझ में नहीं आता | कं-दस्त होते 
थे, फिर ज्ञाच-ततुओ पर असर हुआ | चेहरे में और गले में सुइया चुभनें लूगती थीं। बाद 
से सांस लेना भी बन्द होजाता था और रोगी मर जाता था। सब लोग एक साथ एक 
जगह बीमार नहीं पडे थे। बापू सोचते हे, “बाहर खुराक की तगी से छोगो को बुरी हालत 
होरही है। ऐसे समय पर गरीबो को सेवा कौन कर सकता हूं, सिवा कापग्रेस के ? गरीबो 
से परिचय हो कौन रखता है ? सगर कामग्रेस तो पडी है जेल में ॥ तब फिर खाने के लिए. 
फसाद उठ खडा होगा तो आइचयं नही होगा । ” 

दोपहर में सोने के बाद बापू ने सौन लिया। शास को खाने के समय छोडा । रोज 
ऐसा करने का विचार कर रहे है। 

आज समोराबहन ने थोडे समयतक फिर बही “अद्भुत सलीब' (जताव7्रणाऊ 
(7055 ) गीत सिखाया। आज उन्होने सरोजिनी नायडू के छिए एक और चित्र बनाया 
है। पेंसिल से बनाकर ऊपर थोडा-सा रग लगा दिया हुँ । अच्छा बना है । ' 

रात को मेने काफो रेकार्ड बजाए। दो-तीन भजन वापु को पसद हे । उन्हींसे 
शुरू किया । करीब घटा भर बजाती रही । 

४ जनवरी; “४३ 

सुबह ही मीरावहन ने कहा, आज बादल हूँ ।” मेने उन्हे बादलवाले दिन 
एक चित्र बनाकर देने को कहा था। सो रग उठाकर चल पडी। सुबह घूमने का पौन घटा 
चितन्न में लगाया । पीछे दोपहर में कुछ समय दिया । आज दूसरा कुछ काम न हो- 
सका। कुछ थकान-सी भी रूगती थी। कुछ करने को मन नहीं होता था। एक कर्ज सिर पर 
से उतरा। सोमवार चित्रकला के लिए स्थिर करने का विचार किया था ; मगर दूसरे 
दिन का दृश्य सुदर होगा तो सोमवार का ही दिन स्थिर करना कठिन होजाग्गा । 

क्यूरीवाली पुस्तक का अनुवाद भाई ने मुल्तवी करने को कहा। कहने लगे, 
“अब नए युग में ही शुरू करना । ” सो अभी तो आरोग्य की चावी' का अग्रेजी अनुवाद 
और व्याकरण, ये दो चीजें हाथ में हूं । इन्हे इस महीने में पूरा होना चाहिए । 

वापु का मौन साढे सात बजे खुला । बा को रामायण: समझाकर वे सोने को 
चले गए । 

कई अखबारो ने नए वर्ष की उपाधिवितरण-सृची' नहीं छापी.। इस पर मद्रास 
सरकार ने चिढकर मद्रास के कुछ अखबारों से कहा है कि उन्हें सरकारी, विज्ञप्ति आदि 
लेने जाने की जरूरत नहीं । 

मशी का बडा अच्छा बयान निकला । सरकार द्वारा चिमूर के विषय में निकाले 
गए बयान का उत्तर हैं। सरकार ने चिमूर की खबरों को अखबारों में छापने, की मनाही 
-करदी है। लेने वहा कोई जा भी नहीं सकता । 


ई 


उपवास के बादद 9८% 


५ जनवरी ४2 
आज मीरावहन ने फिर चित्र बनाना झुर कर दिया, परन्तु शाम को सोशनो 
अच्छी न होने के कारण ठीक बना नहीं । दुष्य अच्छा है । रग ठीऊ होजाबेगे तो जत्छा 
छूगेगा । जाम को वे भजन नहीं सिसा सकी ! 
रोज को तरह सारा दिन निकल गया। बापू दोपहर में मौन लेते है । बातावराप 
में एक तरह को अनिश्चितता है, भारीपन हैं । जितना समय निमू जाय उनना ही 
अच्छा हैं । 
रात को बापू मुझे महानारत की दो कथाए सुनाने लगे । दोपहर में वा को सी 
सुनाई थीं । कहने लगे, “पक्षी की आस पर अर्जुन की एकाग्रता और युचिप्ठिर 
का क्रोध करना--इन पाठों को याद रसना । दोदो का अब गूट है । अभी से ये अर्थ तेरी 
समन में आजाए तो जीवन की बहुत सी समस्याएं हल होजाए। / 
सुबह घूमते समय बापु भाई से पछने लगे, “ 'ऐन्शिएट मैर्निर! का सदेश पया 
हैँ ?” उन्होने बताया । फिर कवियों की बाते होती रहीों--कॉलरिज, वर्द्सवर्य इत्यादि 
की कविता, उनकी ली, उनका जीवन--इसकी चर्चा हुई । 
६ जनवरी ४३ 
सुबह घमते समय बापू भाई को महाभारत की वही दो कथाए सुनाने उसे, 
फिर स्‍लोकस की किताब की बात करने रूगे । कहने रूगें, उसमें जो जान हूँ वह प्रहण 
करने योग्य हू, मगर भाषा की दृष्टि से किताबें पढते रहने से मनुष्य भाषा का युलाम बन 
जाता हुं। भाषा तो मनुष्य की दासी है। एक बार इतना पता होना चाहिए कि हम 
कहना क्या चाहते है, पीछे भाषा तो अपनेआप आजाती हूँ । ” 
दिन फिर रोज की तरह गया। (हिन्दुस्तान टाइम्स! का पहुली तारीख का अफ 
आज पाया। उसमें भसालीभाई की काफी सबरे थीं। उपवास को तो ५० रोज होगए 
थे । उनकी हालत सराब थी। बेसुधी थी और पेत्ाद में खून चर्गेरा आता था। अब बया 
हाल होगा--भगवान जाने। जीवित भी हु या नहीं, यह भी नहों कहा जासकता। 
चाप्‌ के प्रति उनका सदेश बहुत हृदय-स्पर्शी था-- बापू से जब कह सको तब कहना 
कि उन्होने मुझे जोवन में भी उवार लिया हैं, मृत्यु में भी उदार लेगे। “ 


७ जनवरी ४३ 

दोपहर में थोडा अनुवाद किया | फिर एक चित्र बनाने बैठी । उस पर करीब 

दो घटे रूग गए । मुझे ड्राइग का थोडा अभ्यास कर लेने की आवश्यकता है । ड्राइग कच्ची 
होने के कारण चित्र बनाने में अधिक समय लगता हैं । 

जश्ञाम को धमते समय बापू कहने लगे, ४ ऐन्शिएट मंरिनर को रहस्यवादी कवि- 

ताओ में गिन सकते हूँ क्या ? ” भाई ने उत्तर दिया, “हा ।” तब रहस्यवाद की व्याग्या पर 

बात चली । पीछे चर्चा उठी कि हमारे कवियों में रहस्यवादी कौन-कौन थे । भाई कहने 


५१८२ बापू की कारावास-कहानी 


लगे, “मीरा तो रहस्यवादी थी ही। उसमें और सेंट थेरेसा में क्या फर्क था | ” बापू 
ने कहा, तब तो हमारे लगभग सभी कवि रहस्यवादी कहे जासकते हैँ ।” बाद में 
इसरे अग्रेज कवियों की बाते होने रूगी । भाई ने एक बराक्य बोला, जिसमें अधिकाश 
अग्नेजी के शब्द थे और बाकी गुजराती के थे। बापु कहने रूगे, “आज से इस बात का 
नियम बना लेना चाहिए कि अग्रेजी शब्द कभी भी इस्तेमाल नही करेगे। यह भट्दी बात 
हैँ ।” 

सीराबहून ने आज से मुझे 'लॉड काइडली लाइट' गीत सिखाना आरम्भ किया। 

कल रात से सर्दी फिर आरम्भ होगई हैं। कुछ दिनतक रह जाय तो बडा 
अच्छा हो । ; 

कटेली साहब प्रार्यना से पहले आए । उन्होने बापू को बताया कि नया चाढ् 
निकला है । सब देखने को चले । 

८ जनवरी ४३ 

आज भी खूब सर्दी हैं । बापू बाहर धूप में बेठने को निकले हे । 

मीराबहन ने कल शाम के चन्ठरोदय के दृश्य का एक काल्पनिक चित्र बनाया है 0 
अच्छा हैं । 

शाम को पद्रह-बीस मिनटतक पेसिल से पहाडियो का चित्र खीचा। 


£ जनवरी “४३ 
आज यहा आए पूरे पाच महीने होगए। बापू को वाइसराय को पत्र लिखे दस 
दिन होगए है । बापु ने कटेली साहब को पत्र लिखा कि उस पत्र की आजतक पहुच भी 
नहीं आई । जरा पता रूगाए कि बम्बई से पत्र कब आगे गया । 
आज इनिवार था। ६ दिन बाद महादेवभाई को गए भी पाच महोने होजावेगे ॥ 
शाम को मीराबहुन ने समाति का एक चित्र बनाया। एक और बनावेंगी । 
सरोजिनी नायडू ने आज फिर खाना बनवाया। ढाई घटे छूगे। काफी थकान 
होगई। मत में आया करता है कि आखिर समय और जीवन का क्या उपयोग होरहा 


है? 


$ र२ए १ 
निश्चय ओर तैयारी 


१० जनवरी ४३ 
भाई ने बताया कि कल रात सीराबहुन बापु से आकर कहने लगी कि अगर 
सचमुच उपवास आना हो, तो क्‍या यह उचित न होगा कि वे अमुक-अमुक तेयारियएह 


निश्चय ओर, तैयारी 


बस 
(७ 
॥५ 





करलें ? जवाब में बापू ने कहा कि उन्हें जो तैयारिया फरनी हो, करसे । 

आज सुबह घूमते समय बापू भार्ट से कहने रूगे, “में देखता ह कि उपयास तो था 
ही रहा हैं । में इतने दिनो से भले ही अपर से सब कामो में भाग लेना रहा होए, मगा 
दरमसल भोतर अपने ध्यान में हो छगा रहा है । मुझे अनीतफ जतरान्मा की 
स्पष्ट आवाज नहीं सुनाई दी कि कब उपवास कर । छेकिन अतरात्मा इतना तो बहती 
हैँ कि तुम इसमें से निकल नहीं सकते । सव तरह से इस बारे में विचार करवे इस नतीजे 
पर पहुचा हु कि जब दुरू में सेवाग्राम में उपवास की बात निकली थी तव बहु अतराग्मा 
का ही नाद था। मेने काफो चर्चा की, काफी समय दिया, काफी दील की , मगर 
देखता हू कि उपवास तो नसोव में है ही। तुमसे यह सब इसलिए कहरहा ह कि ठुम जपनी 
मानसिक तैयारी करलो । पहले सोचा था कि जबतक समय नहीं आता, क्सीसे बात 
न कर, सगर फिर विचार किया कि अगर तुम स्वस्थ धन सको और मौका आने पर काम 
करने के छिए तेयार होतको तो अच्छा है । सेवा और देसरेस की तो मुझे उपवात के समय 
आवश्यकता पडेगी ही । भसालछी की तरह मे नहीं रह सकता । भसालो को तपश्चर्या भो 
मेरे पास कहा हैं? इसलिए अगर तुम छोग स्वस्थ होसको तो अच्छा हूँ, नहीं 
तो मेरा काम अधिक कठिन बन जावेगा । मुरे डर है कि इस समय बा 
हिम्मत नहीं रख सकेगी, बसे तो वा बहादुर है । समय आने पर धौरता से काम छेसक्ती 
हैं। मीरा कहती है कि सरोजिनी नायडू मेरे कारण अभी से बीमार-सी होगई है । इस 
तरह अगर तुम सब हार जाओगे तो भी समय अदने पर मुझे तो उपवास करना हूँ हो। 
आज जो कुछ भी बाहर होरहा है, उसको हमें कुछ सबर नहीं मिलती । इसके अर्य दो 
होसकते हूँ । एक तो यह कि हिंसा के फंछते रहने पर भी आम जनता अहिसक हूँ और 
उसी ढग से काम कर रही है, सगर उसका उलठा मानने के लिए भी काफी सबत देखने में 
आता है। होसकता हूँ कि जो मानसिक स्थिति आज बा की हूँ, वह वाकी देश की भी हो । 
सम्भव हूँ कि हिंसावाले ही अपने ढग से अपना काम कर रहे हैँ और उसमें कुशलता का 
परिचय भी देरहे हैं । इसके विपरीत अहिसक लोग अपग होकर बैठ गए हू। इसका प्रति- 
कार भी में उपवास हारा हो कर सकता हू । मन में यह भी उठता हूँ कि क्या मेरा जीवन 
कार्य समाप्त होगया है ? में देश की प्रगति को रोक तो नहीं रहा ? मेरे पास जो कुछ 
था, वह दे चुका । अब पुरानी चीज ही दोहरा सकता हू । भसाली जाएगा तो मेरी दृष्ठि 
में सत्याग्रह की सम्पूर्ण मिसाल छोटकर जाएगा। सोचता हु कि मेरे सदेश की पूर्णाहुति 
में उपवास की आवश्यकता क्‍या नहीं हूँ ? क्या मुझे अब सत्याग्रह की एक सम्पूर्ण मिमाल 
देश के सामने रखकर अपना जीवन-कार्य पूरा कर लेना चाहिए ? / 

भाई बोले , “आपको इस तरह नहीं सोचना चाहिए। इससे तो मस्तिष्क में 
उलझनें पैदा होजाती है । शुद्ध अतर्नाद के सुनने में भी कठिनाई आती है । जीवन-कार्य 
पूर्ण होजाएगा तब प्रभु अपनेभाप उठा छेगा । ” 

बापू कहने रंगे, “यह ठीक हूँ । म॑ विचार करता भी नहीं । यह बुद्धि का विधय 


श्८ड बापू की कारावास-कहानी 


नहीं, हृदय का विषय हूँ । यह तो मेने यो ही तुम्हारे सामने विचार रख दिया है । में 
अतर्नाद को सुनने का प्रयत्त कर रहा हु । ” 

भाई ने बताया कि पूर्णाहुति के बारे में बापु के साथ उनकी कुछ और भी दलौल 
हुई थी। भाई ने उनसे कहा था, “आपको इस तरह विचार ही नही करना चाहिए । इस 
तरह पुर्णाहुति को बात को पकडले तो जीवन में पुरुषार्य को स्थान नही रह जाता। पूर्णा- 
हुति का विचार मन में आता स्वाभाविक है, मगर में देखता हु कि आपने जो छ महीने 
की अवधि की वात की थी, वह आपके विचारों पर प्रभाव डालरही हे । यह चीज मजे 
अजञ्यात बनाती है । अगर आपको ईइवबर का स्पष्ट आदेश होता कि उपवास करो तो 
मुझे आपसे कुछ भी नही कहना था, मगर आज ऐसा नहीं हे । अत्न आप उपवास करे तो 
ईइवर आपसे पूछ सकता है कि अपनी निश्चित की हुई अवधि में मेरे आदेश को 
स्थान दिया है क्या ? जब आवश्यकता थी, मेने तुझे जगाकर चेतावनी दी थी। तब 
तुने आज क्यो कानून अपने हाथ में लेलिया हुँ ? सेने जो विष का प्याला भेजा था, उसे 
अमृतवत्‌ पीकर सतोष क्यों नहीं माना ? उससे आगे क्यों बढा ? आत्मा का प्रतिदिन 
सूली पर लटकना कया आहुति नही ? ” मुझे काफी बाते कहनी हैँ, सगर फिर कहुगा। ” 

इस सब का बापू का उत्तर था, “मेने जो कुछ करने का नि३चय किया है, उसे 
तुमने छुआतक नहीं हु, इसीलिए इस तरह की दलोले करते हो । वरना, ऐसी बाते 
करते ही नहीं ।” 

११ जनवरी “४३ 

आज बापू का मोन था। कल शाम को मौन शुरू होने के बाद मीराबहन वापु 
से आकर कहने रूूगीं, “आप उपवास का विचार करने से पहले एकात में कुछ दिन इस 
विषय पर विचार करे तो क्या अच्छा न होगा ? आध्यात्मिक बातो पर भला में 
आपको क्या सलाह देसकती हू , परन्तु एकातवास का कुछ अनुभव अवश्य लिया है । 
उस अवस्था में मुझे कुछ श्ञाति मिली थी और चाहती हू कि आप भी उसका कुछ अनुभव 
ले तो अच्छा है। मुझे डर-सा लगता हे कि आप अपनेआप में अतिशय आत्मविद्वास का 
आभास तो नही पाते ? इसके कारण किसी गलूत निर्णय पर तो नही पहुच जाएगे ?” 

बापु ने लिखकर उत्तर दिया, “में जो कुछ कर रहा हू या करूगा, वहू हद से ज्यादा 
आत्मविश्वास का परिणाम नहीं होगा । अतरात्मा की धीमी-सी आवाज ही मेरा पथ- 
प्रदर्शन कर रही है । अब रही एकात ओर जाति की बात । जितनी जाति और एकात 
पिछले दिनो में मुझे मिला, वह मेरे लिए काफी था। मगर मुझे एकात या मौन का डर 
नही है। मेने तो लम्बे अर्सेतक मौन लिया है और मुझे वह अच्छा भी लगता है। रही 
एकातवास की बात । दक्षिण अफ्रीका के जेलो में मेने उसका अनुभव किया है और मुझे 
बह भी अच्छा लगता था। में अब दोनो को आजमाने की तैयारी में फिररहा हू। तुम 
सबसे बातचीत करलो और वे मान जावे तो तुम प्रबंध करलो। ” 

मीराबहन खुश होगई । मुझसे और भाई से बातें करने लगी, “बापू कहें तो 


निश्चय और तंयारे १८५ 


उनके लिए बागीचे में आम के पेट के नोवे एड मोपडी बनादें 7! 

जिस कमरे में मीरावहन पहले रहती थी, उसमें बापू की बंठर का प्रयप करने णग 
विचार किया। बापू का कमरा गुसलरूपाने के करीब होने के कारण मीरावहन शो हयता 
था कि बापू को एकात नहीं मिलता । दा को परिवर्तेत पसद न या। सरोजिनी नायए न 
इसके विन्द्ध थीं। मुझे भी अच्छा नहीं लगता था, पर भर्ता में इन बातों को फ्या 
समझती ? मेने सोचा कि बापू को इसमें फायदा हो तो क्यो न ऐसा करे । 

दिन भर बापू का मौन था। जाम को सादे सात के करीब मौन पूरा होजाने 
के बाद बापू ने वा से बाते कीं। उन्‍होंने सारी योजना को रह फ्था, मगर बापू कहने 
लगे, “इसमें से जितना पचा सकगा उतना अमल में लाऊगा । मौरावहन की सूचना शो 
से फेंक देना नहीं चाहता । 

सरोजिनी नायडू वहुत पुञ्य हुई। कहते लूगी, “मोरा समझती नहीं है कि एकात 
मन का होता है । वाप्‌ को बाहरी दिसावे की जरूरत नहीं है । वे तो भीउ-भटपें में 
“रहकर भी एकात-सेवन कर सकते है और करते है ।” 

थोडी देर पेंसिल से चित्र खींचा । पेंसिल पर रग लगाने का प्रयत्त किया, मगर 
कुछ अच्छा नहीं बना । उसे पुरा रगदार बनाना होगा । 

आज सरोजिनी नायडू के कमरे में सफाई हुईं। करू राम से सामान निकाला जा- 
रहा हैं । भाज दोपहर १२ बजेतक पूरा हुआ । 

१२ जनवरी “४३ 

आज सुबह ठिव्दे में नई टॉफी भररही थी। यहू ताड के गुट की चनाई गई थी । 
बापू मजाक करने लगे, “यह तो तू भी सासकती हूँ ।” मेने कहा, जिस दिन जाप 
कहेगे कि उपवास टल गया, उसी दिन खूब अच्छी टॉफी वसाकर हम जलूसा करेगे । 
बापू गम्भीर होकर कहने लगे, उपवास तो आया हूं। समझो 

सुबह घमते समय फिर वही वात चली । बोले, “करू रात में बारह व्जेतक 
नहीं सोया। ” भाई कहने लगे, “क्यो ?” बाप ने उत्तर दिया, “मुझसे जागता ही था, 
अगर में देखरहा था कि तुम कब सोने आते हो । टाइप करने की आवाज आती थी भौर 
सुझे गुस्सा आता था कि इस वक्‍त क्यो टाइप कराया जाता हूँ । चहू तो चार बजे उठ 
जानेबाला है । तुम भले कहो कि शरीर ने आजतक काम दिया है तो आशा 
रखें कि आगे भी काम देगा। ऐसी आशा वही मनुप्य रस सकता हैँ जिसने स्वास्थ्य के 
पनियमो का सतत्‌ पालन किया हो। तुम्हारी तरह सदा उल्लघन करके भी ऐसी 
आशा का पल्‍ला पकडना तो घमड की वात हुई | यह्‌ एक विचार था, मगर में तो जपना 
ही विचार कर रहा था। देखता हू कि उपवास का विचार मन में उठता ही रहता है कि 
में इससे बच नही सकता । वाइसराय का उत्तर क्‍या आता हैं, यह देखना हूँ । यह तो नहीं 
कह सकता कि वह निराशाजनक होगा । सगर इस उपवास को टालने का एक ही उपाय 
हुँ । वह यह कि वाइसराय का बहुत ही अनुकूल उत्तर आजाबचे । मगर मेरी मानसिक 


१८६ बापू की कारावास-कहानी 


तेयारी इससे उलदे की होनी चाहिए ।” 

भाई ने कहा, “आपके उपवास के क्या कारण हूँ और उन्तका निवारण कँसे- 
होगा--पह में समझना चाहता हु ।॥” 

बापू कहने छगे, लोग भूखों मररहे हे, यह क्या कम कारण हैँ ? मेरे जैसा 
आदमी ऐसी परिस्थिति में आराम से बैठकर कैसे खासकता है ? सानो कि आज एक 
लाख आदमी इसोलिए उपवास करने हें कि लाखो-करोडो का भूखो मरना उनसे 
सहन नहीं होता तो में कहता हू कि परिस्थिति एकदम बदल सकती है और साथ 
ही भुखमरी भी बहुत कुछ कम होजावेगी। मगर मे जानता हू कि ऐसा नहीं हो- 
सकता। मेरी तरफ देखकर कोई मेरा अनुकरण करे तो मूर्खता होगी, मगर तुम सबको 
मुझसे अलग रहकर यह जान पडने छगे कि नहीं, हम यह नहीं देख सकते, तो दूसरे 
भी उपवास कर सकते हे । परन्तु आज वह शक्‍य नहीं है। तब, मुझे क्या करना 
च्यहिए ? में तो अपना धर्म-पालन करू । बाद में जो होना होगा सो होगा। जीवित रहने 
का सकलप करके से यह करना चाहता हु। आमरण उपवास जैसी चीज भी भेरे पास 
हैं, मगर यह उपवास बसा नहीं है ।” 

मेने पुछा, “आपने बाइसराय को जो पत्र लिखा था, उसमें आपने लोगो 
के भूखो मरने की बात तो लिखी थी, मगर वह बात पत्र में मुत्य नहों थी। मुख्य 
तो था आवका अपने जीवन के प्रत्येक पहल में सत्य और अहिंसा को आत्मसात कर 
लेना । इसका पालन कंसे हो, यह भी पत्र में था । अगर उसको अमल में लाने 
का दूसरा कोई साधन न हो तो जेल में बेठे-बेठे आपके पास उपवास के सिवा चारा 
नही था। आपको लगता था कि उपवास द्वारा ही अपने मिशन को आगे बढा सकते है। 
मगर अभी आप उस बडी चीज के लिए नहीं, बल्कि भुखमरी के लिए उपवास करने 
की बात करते हैँ । दोनो में कुछ विरोधाभास नहीं होता क्‍या?” 

बापु कहने लगे, “नहीं, भुखमरी को अहिसक कंसे सहे ” बडी समस्या तो 
है ही, मगर इसी बीच एक नई चीज पेंदा होगई हू । जनता के पास खाने के लिए कुछ 
है ही नही। गेहू नही, ज्वार नही, चावल नही, वाजरा नहीं । छोग खाए क्या ? करें क्या ? 
और मेरे जैसा आदमी भी क्या करे ? चुपचाप बैठकर क्या देखा करे ? इस परिस्थिति 
में अहिसा मूत्त रूप में खडी होगई हे । अहिसा इसी तरह अपना काम करती है । अव्यवत 
अहिंसा की पूजा अव्यक्त ब्रह्म की पुजा की तरह कठिन है। मगर अहिसक एक-एक 
परिस्थिति का उपयोग करता जाता है तो दूसरा कदम अपनेआप उसके सामने आ-- 
जाता है । दक्षिण अफ्रोका में जब मेने सत्याग्रह शुरू किया तो एक छोटी-सी चीज 
को लेकर किया था। ट्रासवाल के रजिस्ट्रेशन ऐक्ट के सामने वह था। मित्रो ने कहा 
भी कि इतनी छोटी-सी बात के लिए क्‍या लडना था! मगर मेने कहा कि जो: 
बुराई देखता हू, उसके विरुद्ध मुझे लडना ही चाहिए । वह चीज धीरे-धीरे अपने-- 
आप विस्तत होती गई और अत में सारे दक्षिण अफ्रीका में फंछी।” 


नि४चय औन्‍न तैयारी 2८. 


भाई ने कहा, “इसका आर्य यह हआ कि अनाज की लूट या देश से जनान बाज 
भेजना फोरन बद होजावे तो आपका उपवास टल सकता है। ह 

बापू कहने लगें, बहु एक चीज हूं । भाई ने पूछा, और कौनसी छीएें 
हैं? उववास के और क्या-क्या गुह्य अर्थ है ? निवारण के क्या-क्या साथन हे? 
यह सब में अपना सस्तिप्क साफ करने के लिए समझना चाहता हू ।” 

बापू बोले, “यह मे अनो नहीं बताऊगा। से अपनी दबित का सचय 
करना चाहता ह्‌। मेरा पत्र तंयार होगा तो सभी देखेंगे। तुम्हारे लिए इनना ही कापी 
होना चाहिए कि भूसमरी अकेली ही उपवास करने के लिए सबल कारण है । 

सरोजिनी नायडू ने बापू से दो-तोन दिन से कहा था कि वे उनसे बात करना 

चाहती हूँ । आज दो बज वापु ने उन्हें बुलाया। उन्होने शुर्न शिया, “बापू, जाप 
गुस्ताखी क्षमा करना, मगर मे आज आप से साफ-साफ बातें करना चाहती ह। में सम- 
झती हु कि आपका उपवास करना गलती हुँ । १६२४ के हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य के लिए 
किये गए आपके उपवास की मेरे दिल में पूरी कदर हुँ। मगर राजकोंटबाला उपवास 
मेरी समझ मे नहीं आया। यह भी नहीं आता और आपको याद रसना चाहिए कि कआषापत्े 
कहने से हजारो जेंलो में बैठे हैं। आप आएं बद करलेंगे तो उनका क्या होगा ? जापये 
साथी जेल में हूं । उन्होने आपको सारी सत्ता सोंपदी हूँ । कई छोग आज लडाई करने के 
पक्ष में न थे तो भी वे आपके पीछे चले। उनकी पीठ पीछे क्या आपका उपबास करना 
उचित हुँ ? आप आज स्वतत्र नहीं । बाहर निकलकर आप सब जिम्मेदारियों से मुद्ित 
लेकर उपवास कर सकते हूँ, मगर यहा नहीं । म॑ जानती हि कि किसी रोज आपसी मृत्यु 
उपवास में होगी, मगर अभो अतिम बलिदान का समय नहीं आया । जिम्मेदानियों से 
मुक्त होकर आप उपवास करने का निश्चय करना चाहेंगे तो म॑ आपको दोष नहीं 
दूगी । उस समय यदि आप मृत्यु का भी आवाहन करेंगे तो में आपका साथ दूगो । 

बापू हसने छगें, “उपवास में भी साथ दोगी ?” सरोजिनी नायडू ने उत्तर दिया, 
#हा, उपवास में भी, यद्यपि मुझे उपवास में विश्वास नहीं।* 

बापु मजाक करते बोले, “हा, और दो दिन वाद खाना मागने छूगोगी ! ” 

वे बोलीं, “नहीं, में मत्गी, मगर खाना नहों मागूगी । में मानती हू कि ईश्वर 
इतना निर्दय नहीं कि आपसे उपवास कराके लोगो को मझधार में छोड देने की प्रेरणा 
करे । इस दृष्टि से आपको सत्य और अहिसा को सामने रसकर उपवास का विचार 
करना चाहिए । इस समय उपवास करना जनता के प्रति हिसा होगी। वाहुर जाकर 
यदि आप किसी और को अपना चार्ज सौंपकर उपवास करेंगे तो आपवी मृत्यु सम्भ- 
बत देश को तारनेवाली बने ।” इतना कहकर सरोजिनी नायडू बिना उत्तर की प्रतीक्षा 
किये ही चली गईं । 

शाम को मंने थोडो देर चित्र बनाया, फिर घमने चली गई। बापु में सुचना 
दी है कि बा को छोडकर वे और सबके साथ मौन वरतेंगे। गीताजी सीसना हो तो 


$ २६ १ हा 
वाइसराय को पत्र 


१४ जनवरी “४३ 
आज एक नया कलेण्डर आया । उस पर हिन्दुस्तान का नक्शा है और बापू का 
“चित्र हैं । बापू बा को भूगोल सिखाने के समय नक्शे का उपयोग कर सकते हें। 
बापू का चित्र अच्छा नहीं । उस पर सीराबहन ने कागज्ञ रूगा दिया । बा अब नकठे 
की सहायता से भूगोल सीखने छगी । आज बापू ने बा को पुरी बाल महाभारत सुनाने 
का कास पुरा कर' लिया। करू से क्‍या शुरू करेंगे, यह सोचने छऊूमे। मेने बलिदान! 
शुरू करने की बात कही । भाई ने शरणागति-रहस्था पढने को कहा। 
बापू कल से वाइसराय को पत्र लिखरहे हे। उन्होने कहा है कि जबतक पुरा 
न होजाय तबतक उसे कोई न पढे। भाई का टाइप करने का काम रूगभग पूरा होगया 
है । मुझसे उन्होने कहा है कि से अपना सारा समय उन्हें दू। मेने स्वीकार किया 
हैं, मगर नतीजा यह हुआ कि आजतक न तो में अपना ही कुछ काम कर सकी हु और' 
न उन्होंने ही मेरे समय का उपयोग किया है। 
आज भसालीभाई द्वारा उपवास छोड देने के विषय में सरकारी बयान और 
डा. खरे ने इस सबध में जो हिस्सा लिया था आदि सब देखा । सार्वजनिक जाच-पडतारू 
की माग छोड देनी पडी, इसका मुझे दुख हुआ, मगर भाई कहने छूगे, “इस विषय 
में हमें कोई निर्णय करने का अधिकार नही हूँ। वहा के लोगो को सतोष हुआ, इतना 
ही काफी समझना चाहिए ।” 
बापु से मेने पूछा, उन्होने भी कहा, “हमें यहा बैठे-बेठे इस बारे में कुछ भी फैसला 
करने का अधिकार नही है ।” 
एक-दो रोज से कूने स्वान ([एएंआ० ७४१) का प्रयोग होरहा है, मगर मुझे 
कुछ अधिक जचा नही । 
१५ जनवरी ४३ 
शाम को से बंठी स्केच बनारही थी कि इतने में भाई बापू का पत्र लेकर 
पहुंचे । वही उपवास की बात थी, जो पहली फरवरी से इककीस फरवरीतक चलने- 
-बाला था। बापु ने कहा है कि हम सब इस पत्र को पढकर अपना-अपना स्वतेत्र भरत 
लिखकर उन्हें देदें । 
शास को घूमते समय बापू कहने लगे, “मेने कहा था कि वाइसराय को दुसरा 


४ &<& >>... अपबनपर-प्स»तथा कथा तानपस पककतटपकरभफान+कककननननन नी जब बज कक कननननननननी ला  + 7777॥वक्‍ैक॥जक॥]87_ 


बाइसराय को पत्र ५६२ 


पन्न भेजने के समय या पहले पत्र का उत्तर आने पर में मौन छोट़्या। सो क्षाज पत्र 
लिखना पूरा होने पर मौन छोडा 7 

डा लाजरमवाले पत्र की बात कन्‍्ते-करते बापू वाइसरायवाले पत्र को 
चर्चा करने लगें, “सभ्य लोगो का एक तरीका यह भी है दि ऐसे पत्र 
का उत्तर न देना चाहिए। उनके काम से जो हमें समझ छेता हो, समसलें ।” मंने 
कुछ कहने की इजाजत लेकर कहा, “वाइसराय को पत्र मिले मुश्विल से दस दिन 
हुए होगे । आपके पहले ही पत्र का उन्हें स्खान्सा उत्तर देना था तो भी उन्होदे 
पद्रह दिन लिये थे । इस समय अगर वे कुछ करने का विचार कर रहे होगे तो धापरा 
यह दूसरा पत्र पाकर चिंढ न जावेंगे ? क्‍या आपको उन्हें भौर समग्र न देना चाहिए ? 

बापू कहने लगे, “मानलछों दस हो दिन हुए। तब भी कम-से-क्म पहच तो 
आनी चाहिए थी । इन लोगो का यह तरीका हूँ कि यह तो पहुच हैं, बाकी उत्तर 
फिर देंगे और फिर इस पत्र से चिहता क्या था ? उपवास की बात तो पहले पत्र में ही 
थी। यह तो उत्तीके सिलसिले में लिखा जाता हूँ ।” 

मेने कहा, तो भो इससे नुकसान होसकता हैं। इसके अतिरिवत दूसरे पत्नो 
की भाति यह हृद्यस्पर्शी नहीं हैँ ।” 

बापू कहने लगे, “इसे हृदयस्पर्शी बनाने की आवश्यकता नहीं है । यह तो 
छठे कलेजे से पहले पत्र के सिलसिले में लिखा हुआ पत्र हैँ ।” 

घुमकर आए तो सरोजिनी नायडू आईं। हाथ के दर्द के कारण वे पत्र पर अपना 
मत जवानी सुना गई। उनका भी कहना था, “वादसराय को और समय देना चाहिए। 
भसालीभाई के उपवास छोडने की घटना से भी पता चलता हूँ कि सरकार कुछ हिली 
तो है । उन्हें अपने रास्ते चलने देता चाहिए। इूसरे, इस पत्र की भाषा आपकी हमेशा 
की भाषा नहीं । यह कुछ रुक-स्ककर लिखा गया हैँ और अपूर्ण रूगता हूँ। रूगता हूँ 
कि आपने ज्ञात चित्त से पत्र नहीं लिसा। आप यह क्यो लिखते है कि आप नमक और 
पानी लेंगे। आप उपवास करनेवाले है । जो ठीक लगे सो ले। किसोसे कहने की पया 
जरूरत हूँ ? इसके अतिरिक्त यह क्‍या लिखना कि वे आप पर दया न करें? दया 
करके जो कुछ किया जाता है, कई बार गरूत होता हुँ। आपकी भाषा मेरो ही समझ्न 
में नहों आती तो बाइसराय कंसे समझेगा ?/ 

बापू कहने लगे, “तुम्हारी समझ में अच्छी तरह आती हैं। दया न करने की 
बात लिखने की जरूरत इसलिए हूँ कि मेरी इस बारे में हरिजनो के लिए उपचास के 
समय टोका होचको है । अम्बेडकर ने कहा हूँ कि उसने वह फामूला मेरी जान 
बचाने की प्लातिर स्वीकार किया था ।॥” ।' 

सरोजिनी नायडू बोली, “हा, मगर चाइसराय यह सब क्या समझेगे ? म॑ 
कहती हु कि उपवास ही करना हुँ तो महादेव को समाषि पर जाना बद कर दीजिए । वहा 
जाने से क्‍या फायदा ? में जानती हू कि उन्होने आपको प्लातिर प्राण-त्याय किया। 


१६२ बापू की कारावास-कहानी 


इसे में अदालत में साबित तो नही कर सकती, मगर बात सहो है। अगर आप अब 
उपवास करते हे तो महादेव का बलिदान बेकार गया । अगर आप उपवास करनेवाले 
हैं तो उस समाधि पर रोज कास बनाने का क्या अर्य है? से फिर कहती है कि आप 
स्वतत्न नही हे । आपको उपवास करने का हक नहो है ।” 
बापू ने कहा था कि होसके तो पत्र कल जाना चाहिए। भाई कहने रूगे, “आप 
कहते हूँ कि पत्र अतर से निकला हैँ। ऐसा होते हुए भो आपको उसे लिखने में चार 
दिन लगे। हमें आप कुछ घटो में राय देने को कहते हे ! यह कैसे हो ? ” 
बापू बोले, “करीब रडे घटे हे।” भाई ने कहा, “तो हम रात भर 
जागे !” बापू बोले, “वह तो तुम करने हो वाले हो।” _ 
मगर करू शनिवार है । पत्र ग्यारह बजे जाना चाहिए। तबतक शायद 
तेयार न होसके और जा न सके। मीराबहन बापु को अपना सत लिखकर देगईँ। 
उन्होने सुबह पढने को तकिये के नोचे रख लिया। भाई तो दो बजेतक या उससे 
भी देर से सोए । 
बापू ने फिर सौन लेलिया । जबतक इस पत्र का फंसला न होजाए तब- 
तक मौन रखेंगे । 
१६ जनवरी '४३ 
मीराबहन की टीका सुबह बापु ने पढी। उन्होने लिखा था कि बाइसराय को 
पहले पत्र का उत्तर जल्दी भेजने के लिए लिखिये। अभी उपवास की बात न लिखिये। 
बापू ने लिखकर उत्तर दिया कि अब जो पत्र जावेगा, उसमें उपवास की बात तो 
आदी ही चाहिए। पन्न को दो-चार दिन रोककर भेजा जावे, यह में समझ सकता हू, 
मगर बीच में दूसरी तरह का पत्न नही जासकता । 
पीछे भाई ने अपना अभिप्राय छाक़र दिया । उन्होने बापू के लिए पत्र का 
एक मसविदा भी बनाया था। लिखाथा कि पत्र भेजना ही हो तो इस तरह का भेजिये। 
इस मसविदे का भाव भी वही था जो मीरावहन का था, मगर एक नए ढंग में लिखा 
' गया था। साथ ही उसमें यह भी स्पष्ठ किया गया था कि उपवास वाल की भुखमरी 
की खातिर नहीं है । उस भुखमरी की जड में जो है, उसकी खातिर कर रहे हे 
घूमते समय बापू से भाई इसी बारे में बातें करते रहे। बापू मौन थे, सुनते 
रहे। बाद में भाई कहने रंगे, “सब कुछ चिकने घडे पर पानी डालने-जेसा था।” 
बापु ने अपने पत्र को फिर से पढा। कोई मुझ पर दया न करे' आदि वाक्य 
काठ डाले । क्यो उपवास करते है,” यह बतानेवाला भाग निकाल दिया। भाई को 
लगता था कि यह स्पष्दीकरण तो रहना ही चाहिए । तब बापू ने कहा कि तो फिर 
रहनेदो । भाई के मसविदे में से बापू ने दो वाक्य लेलिये। वे वाक्य इस चीज को 
स्पष्ट करते थे कि भुखमरी तो परिस्थिति को और अधिक असह्य बनाती है, वह्‌ उपवास 
का सूल कारण नहीं । 


वाइसराय को पत्र ६२ 


मंने बापू से पूछा या, “आप भुखमरी को इतना महत्व क्यों देस्हे है? सरपार 
कह सकती हूं कि “भुखमरी मिटाने के काम में आपकी मदद सह स्वीजार की जाती # , 
सगर छूटने के बाद भारन छोटो' की हरूचरूू न सचाना । तब आप वया करे? 
बापु ने उत्तर दिया, हम ऐसे मदद नहीं कर सकते । सदद करने का या भयमरी 
मिटाने का एक ही उपाय हूँ कि सरकार सत्ता छोगो के हाथ में रसदे। 
बापु ने भाई का मसबिदा छीटाया । उसके नीचे लिखा था, “में तो ऊपर दिया 
हुआ सब हजम कर गया है । फाडने के बढले तुम्हें वापस देरहा हू। 
शरणागति-रहस्य' में बापू को कुछ बहुत तथ्य न मिला। उन्होंने वह भी 
वापस होटादी। लिखा, “शरणागति-रहस्या में म॑ कुछ पाता नहीं है । निरा 
पाठित्य है ।” 
भाई ने पूछा था कि बाइसराय का उत्तर न आने का अर्य उसकी कुछ न करने 
की नीयत का सूचक” मानकर आप उसके साथ अन्याय तो नहीं करते ? इसफा इससे 
उदार अर्थ करना क्‍या शक्‍्य नहीं ? उपदास की चर्चा कये बिना आप उत्तर के लिए 
फिर क्यो न लिखें ? जवाब में बापु ने एक नोट लिखकर भाई को देदिया। उसमें 
लिखा था--“में ऐसे समझा हू कि वाइसराय के मौन का मेने जो आर्य विया हैं, 
उसे तुम जानना चाहते हो। अग्रेज अमरूदारों की यह नीति हूं कि जब किसीकों सरत 
जवाब न देना हो तो उनके काम में से उसका जवाब समझ पडे । यह नीति बहुत जार 
तो सभ्पता का रूप धारण करती हैँ। याद करने पर ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते 
हैँ । इस अनुभव का अवलम्बन करके मेने यह वाक्य लिसा है। मानो फि उन्होंने जवाब 
देने का विचार किया ही है तो मेरा ऊअपरवाला वाक्य मुझे बचा लेगा और वाइसराय 
को भी । अगर वह सचमुच सतोष देना चाहे तो मेरे उस वाक्य के आधार पर मुझे 
मेरा पन्न वापस लेने को कह सकता हुँ और मुझे बहु वापस लेना पडेगा। अगर उसका 
विचार मुझे सत्तोष देने का न हो तो मेरा यहू वाबय उसे विकेट परिस्थिति में से बचा 
लेगा। 
दोपहर खाने के बाद मीराबहन बापू से कहने रूगीं, “आप अभी पन्न न भेजें । 
२६ जनवरी को स्वतत्रता के अवसर पर भेजें और उपवास की तारीख हमारे यहा ६ 
महोने पूरे होजाने पर & फरवरी को रखें । ” 
बाप मान गए। वा से कहने ऊगे कि अब तो सबका आशज्ञोवद सिल गया हूँ । 
मेने कहा, 'हरमिज नहों, मगर और कुछ नही कर सकते तो थोडा समय और मिल सके 
गरी अच्छा हुँ, इस विचार से मीरावहन ने दात की हूँ ।” इतने में सरोजिनी नायडू आगई। 
कहने लगीं, “किसीने आपके उपवास में सम्मति नहीं दी। उपवास करना गलती हूं। 
आपको यह नहीं करना चाहिए । ” 
बापू हसने रूगे । 
सरोजिनी नायडू मुझसे कहरही थी, “मेरी आत्मा कहती हूँ कि वापू को 


१३ 


जज बापु की कारावास-कहानी 


उपवास नही करना पडेगा। मेने कहा था न कि भसालो मरेगा नहों, वही हुआ ।” जन 
कहा, इस समय भी आपकी अतरात्मा की यही आवाज निकले, यही प्रार्थना हू?! 

शाम को घूसते समय बापू भाई को अपनी बात फिर समझाते रहे । जो सुबह 
नोट में लिखकर दिया था, चीज वही थी । 

रात को मीराबहन ने सोने से पहले छोड काइडली लाइट' गाया । मुझे बडा 
अच्छा लगा। अब वे हफ्ते में दो बार प्रार्थना-पर भजन गाएगी और बाकी पाच दिन 
सोने से पहले बापु को अग्रेजो भजन सुनावेगी, यह तय हुआ हूँ । 

१७ जनचरी “४३ 

बापु आज गीताजी सिखारहे थे। बाद में कहने लगे, "तु चित्रों में इतना समय 
क्यो देती है ? तुझे दूसरे कामो से छुट्टी इसोलिए दी थी कि तू प्यारेलाल की मदद करे । 
तेरे पास दो मुख्य काम है एक तो डाक्टरी सें परिश्रम करना । में तुझसे अलौकिक काम 
चाहता हु। बा की खासो क्यो न जावे ? पुरानी छाती-खासी की जड नहीं जाती'--यह 
सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता।_ मालवीयजी, शिवप्रसादजी और कई दूसरो को डाक्टरो 
ने जवाब देदिया था। सगर वेदिक इलाज से वे अच्छे हुए । मुझे वेदिक पर मोह नहीं। 
में उसकी च्रुटिया जानता हू । मगर तुझे समझना चाहिए कि इस तरह किसी बीमारी को 
असाध्य सान लेना ठोक नहीं है। वा है, सरोजिनी नायडू हे--इन्हे तुझे अच्छा करना ही 
चाहिए और इतनी शक्ति होनी चाहिए कि रोगी को अपना कहा सनवाले और उसे 
अपनी ओर आकर्षित करले। दूसरा काम भाषा का है । भाषा को भी आवश्यकता डाक्टरी 
के लिए तो है ही, मगर उससे भी अधिक मेरे काम के लिए हूँ। मेने तुझे कहा हैं कि महा- 
देव का काम तुझे करना है । में नहीं जानता कि तू कहातक कर सकेगी । प्यारेलाल तो 
है , मगर अकेले के लिए वह काम शायद बहुत होजावे । तुझे तैयार होना चाहिए । 
इसीलिए मेने तुझसे व्याकरण पर पूरा अधिकार पाने को कहा है।” 

बा बहुत उदास है। उपवास की तलवार सिर पर लटकरही है। शाम को अकेली 
बगीचे में जा बेठती हैं । मीराबहन समझारही थी कि सरकार बापू को अधिक दिनतक 
उपवास नही करने देगी । मगर इस आशा पर हम क्या भरोसा कर सकते है । 

भाई आज भी बापु का पत्र लेकर बेठे थे। उन्हे उससे सतोष नहीं है । विचार 
भी चलते हे-- सरकार ने उपवास को भी महत्त्व नही दिया तो ? * 

उनके दात में कल से दर्द है। दात खराब है , मगर 'निकलवाते नही हैं । क्या 
किया जाय ? हमारे देश में अपने दातो का बडा मोह होता है । 

सुबह भडारी आए थे। उनसे थोडी किताबें सगा देने को कहा । उनमें से एक 
ले मिज्ञेराब्ल' हैँ । यह बापु के लिए थी। शाम को आगई | बापु ने पढना भी शुरू कर 
दिया । 

१८ जनवरी ४३ 
आज सोमवार का मौन था। सुबह में थोडी ड्राइग करती रही । महादेवभाई 


चाइसराय को पत्र 


बट 


८ 
ऊ 


को समावि का चित्र सींचरही थी। घूमी नहीं । मोराबहन आकर ट्राइग वे प्रिज्ञान पे 
चार मे कुछ बता गई । मेने ट्राइम कभी की नहों है । चित्रकदा में बह अज्नान बात 
घाधा डालता हूँ । 

बापु अपना पत्र और भाई के सुधारो शाला मसविदा हे समग्रनक विचार 
करते रहे । सोमवार के कारण वा को भी आज सिसाना नहीं था, इसलिए दोपहर 
जल्‍दी सोगए। उठे तो कठेली साहब वाइसराय का उत्तर छेकर आए । पत्र जच्छा या । 
सित्र-भाव का था। पत्र-व्यवहार का रास्ता सोलता था। शायद इस सरह कोर्ड रास्ता 
निकल सके । सरोजिनी नायड को बहत अच्छा छगा । मीराबहन को बुठ बम जोर 
मुझे उनसे भी कम । वापु तटस्थ थे। उनका भाव था कि पत्र में घायद कुछ निकले या ने 
निकले । 

बापु ने उत्तर लिसना शुरू किया। साढे तीन बजे वे आधे घटेतक रोज ध्यान में 
बंठते है । उत्तर उससे पहले तँयार करके देदिया । सबने जपनी-जपनी राय दी । रात को 
बापू उसे फिर से थोटी देर्तक देसते रहे । कहते थे कि कछ उत्तर जाना चाहिए । सुबह 
पुरा करेगे । 

सोने से पहले मीरावहन ने दो अग्रेजी भजन गाए--भओ गॉड आवर हेल्प इन 
एजेज पास्ट' और “व्हेन आइ सर्वे दि वडरस ऋतस' । बापू फहने लगे, “बस मुझे तो दूसरे 
जन के बरावर और कोई अग्रेजी भजन लगता ही नहीं है ।” 

रक्तचाप बहुत बढा था। पीने जाठ या साढे सात बजे देखा तो २०४ ११६ था। 


चुड 
ट् 


१६ जनवरी ८३ 

बापु रात अच्छी तरह सो नहीं पाए। सुबह प्रायना के चाद भी नहीं सोए । उठ- 
-कर पत्र तंयार करने लगे। मुझे लिसवाते रहे । सात बजे पत्र पूरा करके नाइता किया । 
घमने गए । मालिश, स्तानादि के बाद पाना साकर जल्दी से पत्र को नकल अपने हाथ 
से तैयार करने लगे। मे साना खाऊर आई तो एक वाक्य लिस चूके थे । बाकी मेने लिय- 
वाया । 

बापु का मौन अब छूट गया हूँ । अच्छा लगता है, मगर दोपहर को आधा घटा 
ध्यान में अब भी बंठते है । दोपहर को दो-तीन घटे मोन भी रफना चाहते है । 

बापु का रक्तचाप सुबह छूब बढा था। शामतक कम होगया । उनका मन जात 
है । न तो आज्ञा ही लगाए बेठे हे, त निराशा की भावना उनके मन में हैं । भगवान्‌ फो 
जो करना होगा, वह होगा--यह उनका भाव हूँ । 

मेरा गला कल से खराब हैं । योटा व॒प्ार-सा भी लगता है । 


०० जनवरी ४३ 


सुबह की प्रार्थना के समय मेने बायू से पुछा, यहा अभी कितने दिनतवा प्रावना 
करनी होगी ? ” कहने लगें, 'बहत दिनतदा । मं तो जितना ही विचार वरता छह, 


१६६ बापु को कारावास-कहानी 


वाइसराय का पत्र उतना ही मुझे खराब लगता है । मेरे आज के पत्न का वह शायद सहत 
उत्तर देगा ।” 

दिन में बापू ले मिज्ञेराब्ल” पढते रहे। दोपहर में बा को भूगोल सिखाया और 
कथा पढकर सुनाई। ज्ञास को उन्हे रामायण भी रोज की तरह समझाई । घूमते समय 
मुझे गीताजी सिखाई, रात को भाई के साथ वाते की । 

में आज भी जल्दी सोई। दिन में कलेक्टर हुलन और डा. शाह आए थे। 

बा का थूक आटोवेक्सीन बनाने के छिए और सरोजिनी नायडू का मल परीक्षा के 
लिए भेजा । 


२१ जनवरी !४३ 
आज सर्वी किर से शुरू हुई है। जाते-जाते बुझते दिये की तरह टिमिटिमा 
रहो हूँ । 
दिन में कुछ खास घटना नही हुई । बापू ने भाई से कुछ बाते कीं और कहा कि 
मुझे डाक्टरी के अभ्यास पर अधिक समय लूगाना चाहिए और व्याकरण का खबः 
अभ्यास करना चाहिए । पहला मेरी खातिर और दूसरा बापु के काम की खातिर | 
भाई मुझे आकर कहने लगे, “ये दोनो चीज़ें अच्छी तरह सीखलो । लिखने का भी खूब 
अभ्यास करो । बाहुर जाकर यह अभ्यास करने का मौका नही मिलनेवाला ।” 
सर्दी काफी थी । दोपहर को बापु बाहर बेठने गए । 
सिपाही शकर को चेचक के ठीके के बाद जोरो का बुखार आया। गाठें भी फूछ 
गई । आज सुबह चुपचाप अपने घर चला गया है । 
२२ जनवरी '४३ 
आज शुक्रवार के रोज से गीताजी का नया पारायण शुरू होता है । 
आज भी खूब सर्दी थी। दोपहर में सब लोग धघृप में सोए। न 
शाम को डा शाह आए। कहने लगे, श्रीमती नायडू के मल में पेचिश के जतु 
(प्रए॒शगंज़ाट॥ भा0००8 ८एश७) काफी मिले हें । मेंनें तो पहले से हो दवा मगाली 
थी। सोचा था कि उनकी परीक्षा करके इलाज शुरू करूगी। सुना है कि उन्हे दिल की 
बीमारी भी है। इससे मामला और पेचीदा होजाता हूँ । ' 
दोपहर को थोडी देरतक व्याकरण का अभ्यास किया। बा को थोडा-सा अनुवाद 
पढ़कर सुनाया । साढे चार बज गए। 
आज बैडमिंटन और पिग-पौंग की जाली लगवाने की बात चलरही थी ॥ 
सरोजिनी नायडू ने मुझसे पूछा तो मेने कहा, “विचार तो अच्छा हूँ, मगर खेलनेवाले 
कितने है ?” वे कहने लगी, “तुम, प्यारेलाल, मीरा, बापु और बा। बाप अब उपस्यास 
पढते है, तो खेलेगे क्यो नहीं !'” सब हसने लगे। 
२३ जनवरी ४३ 
आज शनिवार था। मीराबहन और सरोजिनी नायडू महादेवभाई के समाधि- 


वाइसराय को पत्र प्र्ध्छ 


स्थान पर आए। सगर वा नहीं आसकी । कल रात से उनकी तबीयत अच्छी नहीं है । 

घूमते समय बापु पूछने लगे, “उपन्यास का साहित्य में क्या स्वान है ? ” भाई 
कहने लगे, “साहित्य के तीन विभाग हू कविता, नाटक और काल्पनिक उपन्यास-क्था | 
सो उपन्यास का बडा स्थान हूँ । ” बापू कहने लगे, “कसी विचित्र वात है | कात्पनिक 
चीजो को तो बडा स्थान दिया हूँ जोर जीवन की असलो चीजों को स्थान ही नहों 
दिया ! ” भाई बचाव करने लगे, “उपन्यासों में आदर व्यक्त किये जाते है । उनका 
आधार अनुभव पर होता हं । स्टो के 'टामकाका की कुटिया' नामक उपन्यास ने प्राति 
कराई और परिणामस्वस्प गुलामी खतम हुई। अप्दन सिन्क्‍लेयर के जगल' उपन्यास 
के कारण नया कानून बना । उपन्यासो के बहुत उपयोग है । /” 

बापू बोले, “सदुपयोग किस चीज का नहों होसकता ? मगर देसना तो 
यह चाहिए कि सर्वाज्ञ में कोई चीज फायदा करती हूँ या मुकसान। मेरी समय में 
तो उपन्यासों ने बहुत नुकसान किया हुँ ।” 

भाई ने कहा, “मगर तुलसीकृत रामायण-जैसा घर्मग्रथ भी तो काल्पनिक 
ही हूँ न?” बापू कहने छगे, “इस तरह की दलोल में म॑ नहीं पडना चाहूता। 
यह तो चितडाबाद हुआ । तुलसीदास को कोई उपन्यास के तौर पर नहीं पढता। 
में तो सामान्य उपन्यासों का स्थान समझने के लिए बात कर रहा था। 

बीच में टाम काका की कुटिया' की बात होते समय लिचिग” की प्रथा पर चर्चा 
'छिडी । बापु ने समझाया और कहने लगें, “मुझे अफ्रीका में लिच ही करने लगे 
थे न ईश्वर ने बचा लिया । 

“आखिर में चंम्वरलेन ने तार दिया कि मुझ पर हमला करनेवालो को सजा मिलनी 
ही चाहिए । मुझे धुलाकर वजीर ने पुछा तो मेने कहा कि मुझे कोई शिकायत 
नहीं है । उस दिन से उसके मन में और सारे दक्षिण अफ्रीका सें मेरी कीमत बढी। 

आज सरोजिनी नायडू के लिए कुछ पकाना था। सवा घटा रसोई में काम किया। 
वा में भो मेथी की रोटी खाई। तबीयत पहले से भारो थी। शाम को हल्का-सा दुखार 
आगया । 

शाम को मीराबहन के साथ भाई का टाइप किया हुआ पत्र-व्यवहार मिलाया, 
जिससे गलती न रह जाय । एक पत्र उन्होंने मु|म लिखवाया। समीत के लिए समय 
न्‌रहा। 

रात को चन्द्रमा के निकलने का दृश्य आज तीन रोज से बहुत सदर होता है। 

>जनसमुदाय का आवेण मे आकर वग्गर कावूनी कार्रवाई के किसी व्यक्ति 
को जगली' सजा देते की अमेरिका आदि प्रदेशों में प्रचलित प्रथा । लिच' नामक 
स्यायाधीग के नाम पर यह शब्द निकला । उसके बारे में कहा जाता हुँ कि वह फासी 
पर अभियुक्त को चटाने के वाद फँसला सुनाया करता था । 


श्६८ बापू को कारावास-कहानी 


आज मंने वापु के सोने के वाद उनके गुसलखाने में बैठकर एक छोटा-सा स्केच बनाया 
सुबह रगो का ठीक पता चलेगा। तब शायद कुछ और सुधार करना पड़े! 

भाई ने बताया कि मालिश के समय अपने उपवास के सिलसिले में वापू ने 
रॉबटे ब्राउनिंग को कविता रेवी बेन एज्ा' की इस कडी 'म्र८३ए८ा5 उप००६६६ 006 
० €क्षपा$ शिएएरए को दोहराते हुए अपने उपवास की भावना को व्यक्त किया. 
“जगत जिसे सफलता कहता हू, उसकी मेने जीवन में कभी लालसा नहीं रखी। जगत की 
निन्‍्दा के डर से मेने कभी अयने ध्येय को नहीं छोड़ा।” 


२४ जनवरी ४३ 

सुबह घूमते समय बापू ने सलाह दी कि गीता-उच्चारण की जगह अब गौताजीः 
के दो-चार इलोको का रोज व्याकरण-सहित अर्थ करना ज्यादा अच्छा होगा। बीस मिनट 
में चार इलोक हुए। भाई ने पूछा, “प्रसादमधिगच्छति' में प्रसाद” का क्या अर्थ करते 
हैँ ? ” मंने उत्तर दिया, “ईइवर का प्रसाद ।” वापू बोले, “हा, ठीक हुँ ।” भाई कहने 
छूगे, “इन इलछोको में तो पातजल सत्र को दोहराया गया हैँ। इसलिए प्रसाद का जो 
अथ पतजलि ने किया है, वही लेना होगा। प्रसाद” अर्थात्‌ मत की प्रश्ाति ($००णाए, 
प्राफ्रावाए ) ॥7 

भाई को रूगा कि साख्य का हवाला देने में गलती हुई. है, मगर बापू ने बात 
आगे चलाई । बोले, 'पतजलि का सांख्य के साथ सवध नहीं हैँ । फिर गीता के 
दूसरे अध्याय को सार योग कहा तो है ; छेकित गीताकार ने सबका समन्वय किया है। 
तिलक महाराज ने तो इस बारे में बहुत लिखा है । योग” शब्द पर ही एक बड़ा अध्याय 
लिखा है । ईश्वर-कृपा से मन की पसच्नता आरप्त होती है । प्रसन्नता से दुख का नाश 
होता है, अन्यथा हो नहीं सकता । ईइत्रर का स्थान न हो तो अतिम इलोक में 
ब्राह्मी स्थिति! का उल्लेख क्यो हो ? ब्रह्म से मिकली ब्राह्मो स्थिति', और ब्रह्म ईश्वर 
नहीं तो क्या हैँ ?” 

सुबह भडारो और डा. शाह आए। सरोजिनी नायडू को नियमित दवा लेने 
के लिए कहते रहे ! थोडी देर बैठे। खबर थी कि कल से डबल रोटी और मोसम्बी 
मिलना बद होजावेगा । सरोजिनो नायडू ने भडारी से कहा। उन्होने कहा कि वन पडा 
तो वे दोनो चीजो का प्रवध कर देंगे । 

दोपहर थोडा-सा समय रातवाले चित्र को पूरा करने में लयाया। शाम को 
दस-पद्रह सितटतक कलवाले चित्र की तैयारी के लिए ड्राइग की। सुबह उन लाइनो को 
देखना कठिन होजावेगा । मीरावबहुन के साथ आज भी कल की तरह पत्र-व्यवहार पर 
काम किया। इसी लिए आज भी व्याकरण नही कर सकी। कल तो करना ही चाहिए। 


] 





चाहिए या तो वह सफलता जो ईब्वर की कसौटी पर खरी उतरे, नहीं तो 
सासारिक हार। 


जेल में पहला स्वतन्नना-दिवस 


च्च् 
48 
* 


शाम को घूमते समय गीताजी के चार इलोफ़ों का अम्ययन क्या । 


२०५ जनयरी (८8४ 
आज सोमवार था। सोमवार को चित्रकला के लिए समय रखा हैँ। सह 
सूर्यदिय का दुष्य बनाने का विचार था, मगर समय पर तंयार न होसफी। स्नानादि 
के बाद साढे नी से साढे दसतक आगासा महल फी उत से पर्णकुटी का दद्य बनाया। साने 
के बाद फिर करीब घटा भर उसी पर काम किया। दोपहर आराम के बाद 
सजवार देखा । कल स्वत्तत्रता-दिन हुँ । उसके लिए 'बदेमातरम्‌', 'झडा ऊचा रहे हमारा 
ओऔर' भारे जहा से अच्छा हिन्दोस्ता हमाना--ये तीन गीत तैयार करने ये। “बे 
मातरम्‌' का बाकी पाठ तो याद था, मगर सुपदा बरदा  ' पर आपर बिगट 
जाता था। इसे सुवारने में मुझे करीब एक घटा लूगा। हिन्दोस्ता हमारा के दोनीन 
स्वर बापु को प्रिय हे। उसे याद करने में समय छगा। उसका भी आधा तो मुरसे 
आता था, परन्तु दूसरे आधे को ठीक करने में काफी मेहनत करनी पडी। बे मातरम 
के लिए मौराबहुन, भाई और मं--तीनो साथ बेठे । पीछे में अफेली अभ्यास करती 
रही। रात में प्रार्थना के बाद बापू का मौन छूटने पर उनको तीनो गान सुनाए। उन्होंने 
दोषों को सुधार दिया । इतने में सवा आठ दज गए। बापू का काम करके थोड़ी देर 
भाई के साथ बैठकर पटती रही । करीब पीने दस था दस बजे सोगई। 


४२७६ 


जेल में पहला स्वतत्रता-दिवस 


२६ जनवरी ४३ 
भआंज स्वतत्रता-दिवस मनाने के लिए सरोजिनी नायडू ने परसों बापू को 
स्वाघीनता की प्रतिन्ना' लिपने को कहा था । कल उन्होंने मौन में वह लिपी | वह सुदर 
छोटी-सी प्रतिज्ञा तैयार हुईं । सरोजिनों नायडू कहने लगीं, “यह सम्पूर्ण है ॥ इस 
प्रतिन्षा को में अतप्रेरणा का परिणाम मानती हू । यह सीबी हृदय से निकलो हूँ ।” 
बापू कल रात उसका अनुवाद करने बैठरहे थे। मेने कहा, “आप सोजावें। 
में सुबह ही आपको वेदूगी । आप उसे द्ुरस्त कर छीजिए।” मगर सुबह तो घूमने 
से पहले विलकुल समय नहों रहा । कुछ ज़याल भी नहीं रहा। मेने विचार क्रिया कि 
मालिश से वापू आये, उससे पहुले उन्हें देदुगी, मगर आज मेने स्नान भी पूरा 
नहीं किया था कि उनकी मालिश पुरी होगई । मेने काम करते-करते मन म॑ विचार 
किया कि अनुवाद करना है, मगर लिख नहीं पाई थी। स्वान करके निकलती तो 
सरोजिनी नायडू ने कुछ पकाने को कहा। उसमें रूग गई और अनुवाद की बात 


३२०० बापू की कारावास-कहानी 


भूल गई। याद रहती कि बापू को तेयार करके देना ही हूँ तो पाच-दस सिनट निकाल्‍ू 
हो लेती । 

ब।पू का उपवास था । उन्होंने दो बार --सुबह और दोपहर--गुड, गरम 
पानी ओर मोसम्बी का रस लिया । मेने चाय छी। भाई से पुरा उपवास किया-..- 
केवल पानी लिया । सरोजिनी नायडू और कटेली साहब के लिए मटर का पुलाव, शल- 
जम का साग और बेसन की मिठाई बनाई । सब बनाकर आईं, बापु के पाव मसले तब 
उन्होने अनुवाद सागा। मेने कहा, “पाच मिनट में लिखकर देती हु /” बापु पाच- 
दस मिनट में ही सोकर उठ गए । मेने अनुवाद तेयार कर लिया था। उसे देखने 
लगे। जहा सुधार की आवश्यकता थी, सुधारा। मेने अग्रेजी पाठ-सांमने रखकर अनुवाद 
किया, इसी लिए कहीं-कही-शब्द छूट गए-थे। अग्रेजी प्रतिज्ञा का अनुवाद इस प्रकार है 

#“हिच्दुस्तान हर माने में सत्य और अहिला के जरिए पूरी तौर पर आजाद 
हो, यह मेरा तात्कालिक उद्देश्य हुं और बरसो से रहा है। इस उद्देश्य को हासिल 
करने के लिए में आज स्वतन्नता-दिव की इस तेरहदीं बरसी के दिन फिर से प्रण 
करता हू कि जबतक हिन्दुस्तान अपने उद्देश्य को न पाले तबतक न में खुद चेन 
लूगा, न जिन पर मेरा कुछ भी असर हैं, उन्हें चेन लेने दूगा। मेरी यह प्रतिश्षा सफल 
हो, इसके लिए में उस महान्‌ अदृश्य दिव्य शक्ति से, जिसे हम गॉड, अल्लाह या 
परमात्मा रूपी परिचित नामो से पुकारते हे, सहायता की प्रार्थना करता ह। 
। २६ जनवरो, १६४३.” 


झडा बनाने के लिए हल्दी और सोडा डालकर नारगी रग तेयार किया। हरा 
पेल्टल लगाकर बनाया। सफेद टुकडे पर पेंसिल से मीराबहन ने चर्खा बनाया। बगीचे 
में आम के पेड के नीचे छोटा-सा स्तम्भ गाडा । उस पर ठोक तरह से मीराबहन ने 
झडा बाधा । झडा भी उन्होने ही तेयार किया था। 

सभा की अध्यक्षता बापू ने सरोजिनी नायडू को सौंपी । वे कहने लूगीं, “आपके 
रहते यह स्थान कौन लेसकता हैं ?” अत में मान गई। 

छ बजे बापू घमकर लौटे । सरोजिनी नायडू ने उनसे झडाभिवादन करवाया। 
पहुले हमने 'सारे जहा से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा गाया, फिर बापु से झडा फहराया। 
झडा-बदन गीत गाया गया। स्वतत्नता की प्रतिज्ञा दोहराई गई और फिर वदे मातरम्‌' 
का गायन हुआ । खासा अच्छा दृश्य बन गया । सरोजिनी नायडू कहने रूगी, 
“लाखो आदमी होते तो भी करना तो यही था न।” भाई बोले, “जरा इन्कलाब 
'जिन्दाबाद के नारे लगते ! ” वे कहने लगी, “जबतक बापु है तबतक इन्कलाब जिन्दा 
तो है ही।” 

प्रार्थना में बर्दों श्री हरि-पद सुखदाई' गाया । आज रात को में जल्दी सोगई। 
बहुत थकी थी । 


उपवास के निव्चय से चिता 7०१ 


बापू को मेरा चित्रकला में अधिक समय देना पसद नहीं । उन्होंने समसाया, सगा 
समय की मर्यादा रसकर चित्र बनाना जरा कठिन काम हूँ । 

रात में बापु कहने रूमे, “मेने आज विचार किया था शि सब मिल्यार काने, 
मगर सब काम में थे, इसलिए कहा नहीं।” मेंने कहा, “विचार तो मूषे भी काया 
था, मगर म॑ चुप रही ।” मीरावहन कहने छूगीं, “अभी कातेंगे।” मगर आठ बज चपे 
थे। बापू को सोने को बहुत देर होजाती, इसलिए कछ मिलफर कातने वा निम्च 
किया। बापू को यह ठीक छूगा। कल ढाई से तोन वर्जेतत कातने का प्रोग्राम बना। 
बापू बोले, “मेने तो कहा हूँ न कि सूत के धागे से स्वराज्ण बधा है, रेफिन 
उसे माननेचाले बहुत कम हूँ । पर हम तो कातें।” 


उपवास के निश्चय से चिता 
२७ जनवरी ४३ 
आज कलेक्टर और डा शाह आए । डा शाह सरोजिनी नायद के पून 
की परीक्षा-रिपोट भी लाए थे। रकतहीनता नहीं हु। उनकी अशविति का कारण 
उनकी पुरानी पेचिश है । कलेक्टर एक मिनट के बाद पुछताछ करके चला गया। उसके 
पूछने से पहले ही वायू ने कह दिया, “हमेशा की तरह आज भी कोई शिवायत 
नहीं है ।” 
बा को शाम के समय कुछ थकावट रूगरही थी । बुसार नहीं था। उन्होंने 
खराक कम की है । ज्ञायद उसीका असर हो । 
ढाई से तोनतक सबने मिलकर काता। कातते समय मे सोचती थी कि रोज 
कातें तो कितना अच्छा हो। कातना पुरा होने पर बापू ने भी ऐसा ही विचार 
प्रकट किया, “हम लोग सिवा प्रार्थना के कुछ भी मिलकर नहीं कछरते। स्वराज्य 
ुक के श्रम से नहीं, सबके श्रम से आनेवाला हूँ । रोज मौन रूप होकर 
इसी प्रकार कातना अच्छा होगा । मीराबहन को थोडी हिचकिचाहुट थी, सगर बाद 
में सान गईं । 
आज मेरे तार १७७ निकले और मीरावबहुन के १७८॥ 


२८ जनपरी ४३ 
दोपहर में खाने के वाद वापू वा को बलिदान” पढकर युमारहे थे । उसमें 


£ बिकटर हा गा के 'नाइनटी थी का हिन्दी अनृद्ाद । 


२०२ बापू को कारावास-कहानी 


राजमहल में जनसभा भरने का वर्णन सुनाते समय कहने लगे, “सत्ता पाने के लिए हमें 
बहुत कष्ट सहने होगे, कुर्वानिया करनी होगी। तुम सब लोग आराम की जिन्दगी 
बसर करना चाहो तो सत्ता कंसे अपने हाथ आसकती है? उपवास तो एक 
छोटी चीज है । हजारो-लाखो आदमी इस तरह कष्ट सहन करें तो कुछ होसकता 
हैं ।” बा ने बहुत शका-भरे ढंग से सिर हिला दिया। 

सोकर उठे । पानी पीरहे थे कि इतने में भाई वाइसराय का पत्र लेकर 
आए । चिकनी-चुपडी बातें थीं, कठोर न थीं। बापू इसके लिए पहले से ही तैयार 
थे। बा को बताया कि ऐसा उत्तर आया है। वे काफी घबरा गईं। “अब क्या 
होगा ?“--बार-बार यही कहने लगीं । 

ढाई से तीन बजेतक सबने (सरोजिनी नायडू को छोडकर) मिलकर काता। 

शाम को बापु वाइसराय को उत्तर लिखने रूूगें। आठ बजे तेयार करके 
सबको पढ सुनाया और कहा कि जिसे जो कहना हो, लिखकर सुबह ही देदे । कल 
पत्र ज।ना चाहिए । 

भाई को बापु के काम से छुट्टी सिल गई। सौराबहन ने और भाई ने एक-एक 
नकल करली। में बापु के पाव और सिर की मालिश वरगेरा पुरी करके मह-हाथ 
धोकर भीतर गई तो पोने दस बजे थे। 

उन लोगो ने उसी समय नकल पुरी की थी। करीब एक घटा लिया था। 
सीराबहन अपनी नकरू लेकर अलूग जा बेठीं । मेने बायुवाली पहली नकल ले- 
लो । भाई अपनी की हुई नकल लेकर वे० गए। मुझे जो कुछ सुझा, वह भाई को 
बताकर में तो ग्यारह बजे से पहले सोने चली गई। बारह बजे बापू की पेशाब 
की बोतल साफ करने उठी तो मीरावहन और भाई बंठे थे। मेने भाई से पूछा तो 
कहुने लगे, “दो बजेतक सोऊगा।” मगर बाद में पता ऊूगा कि दो बजे सरोजिनी 
नायडू गुसलखाने गई थीं, उस समयतक भाई लिखरहे थे। वे उनसे कुछ बातें करती 
रहीं, फिर दो ताजे अजीर उनके पास रख आई और पूछने लगीं, 'कुछ गरम 
चीज पीने को चाहिए?” उन्हें नहीं चाहिए थी। करीब तीन बजे वे सोए। मीरा- 
बहुन बारह-साढें वारहतक सोगई थीं। 

बापू अच्छी तरह सोए । मानो उन्हें कोई चिन्ता ही न हो। 


कै २६९ जनवरी “४३ 

जर्थना के लिए आज पाच बजे उठे। प्रार्थना के बाद बापु भाई और 

मीराबहन के मतो को लेकर अपने पत्र सहित बठे। साढे दस-पौने ग्यारह वजेतक 
उन्होने पुरा कर दिया । 

खाने को जाने से पहले भाई उसे उठाकर देखने लगे। बापु कहने लगे, यह 

पत्र मेरा नही, तुम्हारा हैं। तुम्हारे पत्र के सब फेरफार मेने लेलियें है। भाषः 


१ 


उपवास के निश्चय से चिता २०३ 


मेरी है, तर्ज मेरा हूँ । इस भूमिका के साथ अब यह पत्र पढो जा कहो जि कण 
तुम इसमें अपना पत्र पाले हो ?” पढ़कर भाई कहने लगे, “पाता है, सथा मप्र 
अभी और फेरफार चाहिए ।” 

भाई और मीरावहन जादि खाना साकर आए और पत्र देवने ऊूगे। बाप 
ने लिखवाया। दोनों ने एक-एक नकरू करछोी। में तीसरी नररहू खादी कागज 
(हाथ बने कागज) पर करती गई । उन लोगो को लगता था कि अपने हाथ वी 
नकल हो तो वे अधिक विचार कर सकते हूं। कोई यास परिवर्तेव करना तो था 
नहीं । छोटी-मोटी तब्दीलिया कीयई। आज बापू ने पत्र लिखा, उसमें एक आवद्यर 
चीज लिखना भूल गए थे। वह यह थी कि, “कामग्रेस की तंयारी हैँ कि भले सरकार 
जिन्ना साहब को वजारत कायम करने को कहे ।” यह वात कल के पत्र में घी--भाज 
छूट गई। भाई ने उसकी तरफ उनका ब्यान खींचा | मेरे हाथ की खादी कागज- 
वाली नकल वापु भेजरहे थे, सो उस्ती पर उन्होंने नीचे पुनः्चा करके छूटे हृए 
वाक्य को लिख दिया। छोदे-मोटे सुधारों के कारण और जल्दी में लिसे जाने के कारण 
इस नकल में कुछ कादे हुए शब्द थे, मगर नकरू बापु ने भेजो। दूसरी नकल तैयार 
करने का समय न था। वापू आज की डाक खोना नहीं चाहते ये। कहने छूगें, “यह नकल 
पुनरुच और सुवारो के साथ जाय । वे लोग तो जानते ही हूँ क्िर्मे टाल्स्दाय का अनु- 
याबी हू । दाल्स्टाय तो सुधारों समेत ही अपने लेल भेज दिया करते थे।” 

पत्र भेजा तो समय १-३५ होगया। वापू पानी पोकर गूसलूयाने गए। 
दो बज गए । पैर मलवाये। दस मिनटतक सोए तो क्या, यो हो आस सीचकर 
आराम करते रहे । मेने चर्खें तयार किये। बापू और भाई--दोनों को टाई बजे 
कातना था। मीरावहन को आज बापू ने छुट्टी देदी थो। हम तीनो ने ही आज काता। 
मेरे तार आज १८० हुए । 

आज खूब वादल छाए रहे। हवा ऐसी चलरही है, मानो फिर से सर्दी 
शुरू होगई हो । । 

शाम को मेने नोटबुक में बाइसराय के पत्र की और बापू के आजवाले 
उत्तर की नकल की । उत्तर क्षी नकल अनी पूरी करने को है। 

पत्र जाने के बाद बापू वात करने लगे कि अगर जिन्ना साहब की वजारत- 
बाली बात रह जाती तो उन्हें बडा अफसोस होता। भाई ने याद दिलाया कि 
१६३० में दाडी मार्च के अल्टीमेट्सबाले पत्र में नमक का कर रह करनेवाला 
परा टाइप करने में रह गया था। अगद (रेजिनल्ड रेनाल्‍ड्स) वह 
मुहरवद लिफाफा लेकर जारहा था, मगर दिल्‍ली को गाडी चूक गई सो 
स्टेशन से वापिस आया । वँसे-का-वेसा मुहरवद लिफाफा भाई के हाथ में देदिया । 
रात को क्या जाने कैसे भाई को अतप्रेरणा हुई कि मुहर को तोड डाछा। अदर से 
पत्र देखा तो नमक करवाली करूस न थी। दूसरे दिन नई नकेरूू तैयार करदेः 


२०४ बापू की कारावास-कहानी 


भेजी। इस सारी घटना में ईश्वर का हाथ था। परिणाम भी शुभ ही आया। 


३० जनवरी ४३ 
.._ आज शनिवार हूँ, महादेवभाई की समाधि पर सरोजिनी नायडू और मीराबहन 
गई । फूल बहुत थे। कल रातवाले भी अभी सू्ले नहीं थे। इसलिए जिन फलो 
का कॉस बनाते है, उन्हें क्रॉस के सिर पर ज्योति्िम्ब (४०) के रूप में संजा 
दिया । 
सर्दी बहत होगई है, अच्छा लगता हैँ । 
कल बापु ने विचार किया था कि आज वाइसराय को कलरूवाले पत्र की टाइप 
की हुई नकरू भेजेंगे। कल रात भाई ने टाइप किया। नकल जितनी चाहिए उतनी 
साफ न थी। भाई कहने लगे कि दूसरी साफ नकल करता ह। बापु ने नकल के 
साथ भेजने के लिए नोट लिखा। उसे खादी कागज पर साफ-साफ लिखने ढेठे, 
लेकिन कागज पर दो बार धब्बे पड जाने से तीसरा कागज लेना पडा। बापू ने 
कहा कि यह अतिस बार है । इस बार भी बिगडा तो ख़त नहीं भेजेंगे। इतसे में 
मीराबहुन आगई। उन्होने दूसरे कागज का धब्बा चाकू की नोक से साफ कर 
दिया । बापू फिर लिखने बेठे। पूरा करके मीराबहन के हाथ में दिया। देखा तो 
दो शब्द ही छूट गए थे । बापू ने कहा, “नही भेजेंगे।” इतने में भाई आए। साफ 
नकल का समय न था । आज इनिवार हैं, इसलिए पत्र जल्दी जाना चाहिए। 
बापू का पत्र लेकर वही पुरानी नकल भेजने का विचार किया , मगर बापू ने कुछ न 
भेजने का विचार कर लिया था। सो सब रह गया। है 
सरोजिनी नायडू की तबीयत आज अच्छी है। बा की भी अच्छी है । बा के पास 
आज कनु का पत्र आया है इसलिए बहुत खुश हे। बा का रक्तचाप भी आज 
बहुत दिनो के बाद शाम को १६२/१०० आया । 
आज मुझे बिलकुल अच्छा नही लगरहा है । विविध विचार उठा करते है । 
विचार आते हूँ कि कंसे लोंग जेल में घबराते है और पागल से भी बन जाते है । 


२१ जनवरी “४३ 

सरोजिनी नायडू का वजन बरावर कम होरहा है। कमजोर होती जारही है । 

६-७ दस्त रोज हो ही जाते हे । आतो की पुरानी पेचिश ((क्ाणपा० भ्रा060० 

१ए४थ्याटाए ) है और उसके साथ उनका दिल भी कमजोर है। इसलिए आम्र तौर पर इस 

रोग में जो दवा दीजाती है, उसे देते हुए डर लगता है। थोडा घूम्में तो झ्ञाम को पाव में 
सृजन आजाती है । जिगर दबाने से दुखता हूँ । 

मेने और डा. शाह ने उन्हे कारबासोन ((थ0050॥०) दिया था , सगर 

“उससे उन्हे मरोड उठने रगे। अब क्‍या होता ? उनके चलने-फिरने और खुराक पर 


उपवास के निश्चय से खछिता स्न्प्‌ 


हमारा कोई बस नहीं था । 

मेने निउचय किया कि मुझे कह देना चाहिए कि इन्हे अनी छोडदो। यहा जीर बो न 
आनेवाला है। ऐसा न हो कि उसमें ये और अधिक बीमार पड जाबे । कमजोरी वी हा४त 
में बीमार पड जावेगी तो भारी सतरा उठाना पडेगा। सो मंने कटेलो साहब से फहा। 
बाद में भडारी और डा शाह आए, उनसे भी कहा । डा झाह भी कहने रंगे कि उनका 
स्वतत्र मत तो सरोजिनी नायडू को बिना इलाज के छोड देना था, बयोकि उनका इसान 
आसान न था। सरोजिनी नायडू भडारी और दा शाह पर बहुत नाराज हुई । कहने रूगों, 
“से तो अच्छी हू । तुम लोगो को आज की परिस्थिति में मुझे छोडने की बात नहीं करनी 
चाहिए। ” मगर जब दवा की बात आई तो कहने लगीं, “में दवा नहीं साऊगी, बिस्ना 
पर नहीं पडूगी ओर न खास खुराक हो साझगी | ” 

भेडारी बापू से कहने लगे कि उन्हे कटेली साहब ने उपवास की बात बताई थी । 
उन्हे बहुत चिन्ता होरही थी । बापू कहने लूमे, “यह तो कटेली साहब ने आपको घरेछ 
तौर से खबर दी हैं। मगर जो हो आप चिता क्यो करते है? आपको तो सब आदेश 
ऊपर से ही मिलेगे। मेरे जैसा आदमी इन लोगो के झूठे इल्जामो का और बया जबाब दे- 
सकता हूँ ? मेने उनसे कहा हुँ कि वे इन इलजामो के लिए सबूत दें। म॑ जो फहता हू, सब 
साबित करने को तंयार हू। मगर वे लोग सबूत नहीं देसकते । तब में लाचार शोजाता 
हु--देश भर का दु ख, भुखमरी आदि में चुपचाप कहातक देस सकता हू ? 

आज भी सर्दी सूब थी। स्नान के वाद बापू बाहुर जाकर बँठे । ढाई बजे कातने 
के लिए अदर आगए । 

मेने आज डायरी की पहली नोट बुक में से जो कुछ निकालना, फाटना-छाटना 
था, वह पुरा किया। रात के दस बजे सोने को मिला। बापू को पेशाब की बोतल समय पर 
न देसकी । वे उठकर गुसलूखाने गए । बुरा रूगा। नींद भी काफी देर से आई । 


१ फरवरी “४३ 

सुबह मोराबहन कलेण्डर को तारीफ़ बदलने भाई तो कहने छूगी, “आज पहुली 
तारीख है। लाल रग में लिखी होगी । ” मुझे विचार आया कि तारीख हो लाल रण में 
नहीं, बल्कि महीने का नाम भी लाल रग में लिखा हैँ । यह खास महीना हैँ। कौन जाने, 
यह भहीना क्या-क्या रम दिखाएगा 

बापु का आज सौन था। मंने महादेवभाई को वाहुर बिखरी हुई चीजो को एक- 
त्रित करके वद कर दिया। भाई की सझाह थी कि उनके कपडे उनके बिस्तर में डारूकर 
उनका बक्‍स में इस्तेमाल करलू । बापु को भी वही पसद या। सो उनके कपडे उनऊे विस्तर 
में बाध दिये । घकक्‍्स की चीजें ठोक कर रही थी कि इतने में सरोजिनों नायए 
आईं और कहने रूगी, “तुम्हे ठीक तरह खाना चाहिए और तदुरस्त रहना चाहिए , 
क्योकि उपवास में बापू की सम्भाल की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी । हम सव मदद करेगे 


२०८ बापू को कारावास-कहानी 


पुजारिन हैं। पक्षियों, पौधो और जानवरो के बारे में जो पूछना हो उससे पुछो । इन 
चीजो का वे अभ्यास करती हे और उसमें से रस के घूट लेती हैँ ।” 
दोपहर में ढाई से तीन बजेतक काता । बापू पहले की तरह फिर रामायण में 
काट-छाट करने लगे हें। कल काट-छाट द्वारा निकाला हुआ भाग हो पढा। तुलसीदास 
रामजी की वरात के रूम्बे-लम्बे वर्णन सुनते-सुनते बा थक गई थीं । इसीलिए बापू 
ने उनमें से बहुत-से अंश छोड दिये हे । 
आज वाइसराय के उत्तर को आशा थी, मगर नहीं आया । 
शाम को घूमते समय मेने वायु से पुछा, “आप उपवास से क्या आशा रखते हे २” 
बापू कहने लगे, “जो काम शुद्ध भाव से किया जाता है, उसका परिणाम अश्युभ नहीं हो- 
सकता हैँ ! जो होगा, अच्छा ही होगा। बात इतनी हूँ कि मे राजकोट की तरह कोई गलती 
न कर बंढ्‌ । वहा मेने वाइसराय को अपने और ठाकुर के बीच चलती हुई लडाई में ईश्वर 
का स्थान देदिया था। वह भारी भूल थी। इसीलिए मेने वहा सब मिली हुई चीजें फेंक- 
दीं। वह भूल न करता तो राजकोट के उपवास का अद्भुत असर होनेवाला था । उप- 
वास में मनुष्य का मस्तिष्क कहातक साफ रहता है, कहा नहीं जासकता । पता नहीं कि 
ईइवर ने क्या सोचा हूँ ? में लोप भी होजाऊ तो वह अशुभ परिणाम नहीं कहा जासकता॥ 
इसका अर्थ यह है कि भगवान टूसरी तरह से कम करना चाहता है । हमें ईश्वर के कामो 
को आलोचना करने का अधिकार नहां ।” 
सर्दी थोडी कम हुई है, मगर रात को एक बजे से सुबह सु्योदियतक फिर बढ़ी 
थी । 
कठेली साहब आज भो रात को बहुत कम सो सके । दिन में उनका दर्द कम रहता 
हूँ, मगर रात को बढता हूँ । 
शाम को में और भाई घूमने के बाद बेडमिन्टन खेलने गए । रघुनाथ भी हमारे 
साथ खेलने आया । मीरावहन ने खेलना छोड दिया हैँ । हम खेल चुके तब हिपाही छोग 
खेलते रहे । 
६ फरवरी ४३ 
आज शनिवार है। सुबह सरोजिनी नायडू समाधि पर आईं। बापू कहरहे थे कि 
उनकी नियमितता अद्भुत है । कुछ भी हो । वे शनिवार को नहीं चूकती है। मीरावहन 
भी आईं। वा नहीं आईं । वे आजकल थकी-सी रहती हे । उन्हे चिता खाए जाती है। 
बापू ने बाइविल के न्यू टेस्टारमेंट! का मफेटवाला अनुवाद मगाया है। 
मुझसे कहरहे थे, “जाम को 'पच्यू टेस्टामेंट” पडना। तू बाइबिलू लेकर बेठेगी, में अनुवाद 
हाथ में रखूगा । ओल्ड टेस्टार्मेड' अब अपनेभाप पढना ।” मगर शाम को पहले तो 
उन्होने मुझे खेलने भेज दिया । पीछे रामायण की काट-छाट दिखाकर मुझसे दूसरी 
दो रामायणो में निश्ञान रूगाने को कहा । उसमें सारा समय चला गया। 
वाइसराय का उत्तर आज भी नहीं आया। ज्ञाम को घूमते समय वापू कहने लगे, 


3 





चितक बापू 
'आञ्राप उपवास से क्या आया रखने ह 
“पता नही कि ईश्वर ने क्या सोचा है! हमे ईब्वर के कामा की झ्ाताचना करने 
का अधिकार नहीं । पृष्ठ २०८ 


है 48 


वाइसराय वा उत्तर २०६ 


“शायद उत्तर भेजें ही न। उत्तर को जगह उन्हें जो कुछ करना होगा, उसकी सूचना सीपी 
भडारी इत्यादि के पास भेज देंगे।” भाई से कहने लगे, “मान को, इस उपयास थे वपरप 
में लोप हो जाऊ तो तुम छोगो से में क्या आद्या रसूगा, यह समझ लो । महादेय की में भाद 
को तरह स्तुति करता है, मगर सेर। मन उसकी शिकायत भी करता है। उसयी सिस्म: 
सम्पूर्ण या आदर्श नहीं मानना चाहिए। वह इस विचार का जप फरते-ब रते चला गया 
कि में बापु के वाद क्या कर सकता हू ? बापू से पहले चला जाऊ तो अच्छा है ।” मगर 
उसे तो कहना चाहिए था कि "नहीं, मुझे तो जिदा रहना हैँ और बापू का काम करना है । 
यह दुढ सकलप उसे मरने से रोक भी लेता । में अगर इस उपवास में छोप हो जाऊ तो 
म॑ अपना सदेश अधूरा छोड जाऊगा | सत्याग्रह के विज्ञान को में प्री तरह देश के सामने 
अभी नही रख सका। मेरे वाद मेरा सदेश जनता तक कौन पह्चावेगा ? जो छोग मेरे 
साथ रहे ही नहीं, मुझे जानते ही नही, वे लोग यह काम करेगे या तुम छोग ? में मानता ह 
कि वह तुम्हारा काम हूँ । यह्‌ कहना कि हम क्या कर सक्कते है, उचित नहीं । ईइबर पर श्रद्धा 
रखोगे तो बह तुम्हे शक्षित देगा कि तुम मेरे सदेश को कंसे पुरा करो । मेरा कहना है थिः 
जैसे मेने किया है, जो सिद्धात मेने सबके सामने रफे है, जिन पर म॑ आचरण करता ह, 
उन सबको तुम लोग अपने जीवन में धारण करो तुम्हारा मार्ग अपनेआप तुम्हारे सामने 
खुलता जावेगा । तुम्हे और सुशीला को इसकी तैयारी करनी चाहिए । तुमने एक बार 
पूछा था कि सत्याग्रही जडबत्‌ क्‍यों लगते हें। मेने उस दिन जो उत्तर दिया था, 
उसे स्मरण रखो । मेरे बाद वे जडबत्‌ नहीं रहेगे। जबतक कोई रास्ता बताने वार 
होता है तो सभी उसकी ओर देखते हें और जब बह नहीं होता तो वे अपनेआप अपने 
पंरो पर खडे होते हैँ । सो जब हमारे छोग अपनेआप अपने पाव पर पे होगे तो भगवान्‌ 
उन्हे अगला कदम सुझा देगा । आज से उसका विचार भी नहीं करना चाहिए ।* 

भाई कहने लगे, इतना तो हूँ ही कि आपके काम के लिए ही जीना अवबा सरना 
हँ। इससे अधिक आज क्या कहू ? पूछने को बहुत हैँ, मगर आज हिम्मत ही नहीं होती । 
आपको कुछ और विशेष सदेश देना हो तो मुझे बता दें या लिस दें। में भो कुछ बाते 
आपके सामने लिखकर रखूया ।” 


४ २६8 १ 


- वाशइसराय का उत्तर 
७ फरवरी ४१३ 
हम सबने सोचा था कि शनिवार को वाइसराय का उत्तर न आया तो फिर सोम- 
वार को हो आएगा | आज दस बजे डा शाह आए। में उनसे बात करने को निकली त्तो 
सामने से कटेली साहब आ रहे थे। मुझे आइचर्य हुआ मेने पुछा, “आपको नीचे उतरने 


श्डड 


२२१० बापू को कारावास-कहानी 


की इजाज्ञत किसने दो ?” हसकर पुछने लगे, “बापु कहा है?” बापू सालिश 
करवा रहे थे। वहा जाकर मि कटेली ने उन्हे एक बडा और एक छोटा लिफाफा दिया। 
बताया कि कल रात दस बजे एक एलचो बम्बई से आया था। बह यह पत्र लाया था 
और आज सुबह ११ बजे उन्हे देने को कहा था। कठेली साहब ११ बजे के करीब 
बापू को पत्र दे गए। मेने बापु को सुनाया । वाइसराय का उत्तर बहुत खराब था, 
गुस्से से भरा था। छोटे लिफाफे में लेथवेट का पत्र था। उसने पत्र-व्यवहार छापने 
के बारे में लिखा था। कटेली साहब ने कहा था कि उत्तर भेजना हो तो खास एलचो 
के हारा भेजने का हुक्म हूं। गाडी दोपहर दो बजे और रात को आठ बजे जाती थी। बापु 
ने दो बजे वाली गाडी से जाने के लिए एलची को तेयार रखने को कहा। खाना 
खाकर भाई को उत्तर लिखवाया । सब पुरा हो जाने पर केवल आधा घटा बाकी रहा। 
इतने समय सें साफ नकल नही हो सकती थी। एलची को आठ वाली गाडी से भेजने 
का निशचय हुआ । 

बापु आरास करने को लेटे, मगर कोई-न-कोई बात करने को आ जाता था, 
इसलिए वे सो न सके । भाई को लेथवेट के पन्न का उत्तर लिखवाया। माला फेरी, चर्खा 
काता | कातते समय भाई और मीराबहन ने कुछ सूचनाए कीं। सवा तीन बजे सब काम 
करके उठे। पहले भाई से कहा था कि वे मुझे पत्र लिखवा दें, मगर फिर विचार बदला | 
भाई ने लेयवेट वाला पत्र टाइप किया। मेने फल का रस निकाला। साढे चार बजे बापू 
'खाने बेठे तब मुझे लिखवाने ऊूगे । बोलते-बोलते कई सुधार भी किये। एक घटे 
में सब काम पूरा हुआ। घूमते-घमते बापू ने उस पत्न को फिर से पढा । वापस आकर 
लेने और मीराबहन ने अपनी नकरू पत्र के साथ मिलाई। पौने सात बजे तैयार करके 
कटेली साहब को दिया और प्रार्थना में बेठे । बापू का उत्तर बहुत अच्छा था। अपने- 
आप हृदय से निकला था। एक सास में बापू ने उसे लिखवा डाला था। 

कटेली साहब करू रात इतना चले कि रात भंर घुटने के दर्द के मारे सो नहीं 
सके। दिन में भी नहीं सोए । आज रात को उन्हे माफिया का इजेक्शन दिया। सो गए। 

सरोजिनी नायडू बडी सहयोग की भावना में थीं। मुझसे कहने लगीं, “सुझोला, 
तुम मुझे हुक्म देने में हिचकिचाहट न करना । से तुमसे आदेश लेकर काम करने वाली 
हू। जिम्मेदारी तुम्हारी हैं। बताओ, क्या-क्या चाहिए ? ” मेने बताया। 


८ फरवरी ४३ 

सुबह भडारी और डा. शाह आए। मेने उन्हे आवश्यक चीजो की एक सूची 

दी । सलाह दी कि उपवास से पहले बापू के खून की परीक्षा और हृदय का चित्र वगेरा 

हो जाए। डा. शाह नाराज होकर बोले, “इससे क्या फायदा होगा ? मेरा तो इन चीजो में 

विश्वास ही नहीं । में पुरानी फैशन का हू । में लेबोरेटरी के बजाय अपने हाथ-पाव और 
आखो वगेरा पर अधिक भरोसा करता हू ।” 


उपवास अग्निपरीक्षा 595 


मेंने कहा, “भाप बडे हैं । मेरी जो बात आप चाहें, रह कर सरते है। मेने सो सना? 
दी हूँ कि यह करवाना चाहिए ।” 

डा. शाह कहने लगे, “नहीं-नहीं, मं प्रयत्त कमया कि तुम्हें सब बुछ मिल 
जावे। मगर समय लगेगा। मुझे हुक्म हैं कि किसीसे उपवास का जित से कर, इसयए 
मेरी परिस्यिति जरा कठिन हूँ । ” 

भंठारी भी कह रहे थे, “यह सब क्यो करवाना चाहती हो ? क्या पहले उपवासों 
में यह सब करवाया था ? ” 

भाई कहने लगे, हा ।” 

दोनो बहुत घबराए हुए थे । 

आज बापू का मौन था। सबने समय पर बता, दिन में अपना-अपना यामस 
करते रहे। कल उपवास शुरू होगा, इससे सबके दिल बंठे हुए थे। शाम को में पाना छा 
रही थी तो मन में माया, “फिर कब इस तरह बापू के सामने पाना रखेंगे ?” 

भाई टाइप करने में लगे रहे । आम को बापू को पाना देकर साढे चार बजे हम 
म्लोग पाना खाने बेठें । इतने में पौनें पाच बजे । कर्नेठ भठारी और अरधिन 
सरकार का उत्तर छायगे थे। उत्तर पढकर बापु ने मौन न छोडते हुए अरविन को लिसा-- 
#इसमें मेरे साथियों का उल्लेस हूं, इसलिए मुझे अपने साथियों से चात करनी होगी । 
अगर आप बर्गर तकलोफ के € बजे आ सके तो अच्छा होगा ।” अरबिन € बजे क्षाने वो 
कहकर चले गए। € बजे आएं और बापू ने अपना उत्तर उन्हे दिया। उसे पदकर अरविन 
ने कहा, “मापने लिखा है कि यदि जरूरत हो तो आप अपना उपवास एफ दिन फे लिए 
न्शग्रित कर देंगे। आप जरूर ऐसा करे, इससे हमें बहुत मदद मिलेगी । 

बापू ने यह स्वीकार कर लिया । 


$ ४० : 
उपवास : अग्निपरीक्षा 
पहला सप्ताह 


१० फरवरी ४३ 

सरकार को दिये गए नोटिस के अनुसार बापू ने आज सुबह के नाइते के बाद उप- 

चास शुरू किया । उपवास शुर होते समय हमेशा प्रार्थना को जाती है। आज भी बापू के 
नाइते के वाद हम सबने छोटी-सो प्रार्थता की । बापू फा दिन का कार्यक्रम रोज पी तरह 
चला | सुबह-शाम घुमता, समाधि पर फुल चढाना, दिन में पढना-लिसना, पातना-- 


सब रोज़-के निश्चित समय पर बापू ने क्रिया । 
मुझे बुलाकर कहने लगे, “उपवास में मेरी सेवा की सबसे ज्यादा जिम्मेदार्री 


२१२ बापू की कारावास-कहानी 


तुझ पर आने वाली है। इसलिए तू लिखना-पढना और डायरी लिखना इसः 
वक्‍त भूल जा ए* भाई को बुलाकर बोले, “इन दिनो की डायरी तुम्हे रखनी हो तो रखो। 
सुशीला से उसकी आशा न रखना । इन दिनो में डाक्टरी का काम सारा समय ले छेगा । 
में नही चाहता कि वह नीद वगैरह से समय निकालकर लिखने का काम करे । ” मुझसे 
कहने लगे, “तू अगर लिखने का काम करेगी तो मे तेरी सेवा नही लूगा। ” इसी वजह से 
उपवास की यह डायरी भाई के नोटो और डाक्टरी कान्‍्फरेसो वाले अपने नोटो के 
आधार पर तैयार की है । 
सरकार ने बापू को कहलाया था कि वे अपने लिए कोई डाक्टर चुन सकते 
है। बापू ने कहा, 'सुशीला मेरे पास है। मेरे लिए वह बस हैं। अगर उसे सदद लेनी 
होगी तो वह माग लेगी ।” सें घिचारने छगी कि क्‍या बापु के उपवास को देखभाल 
की जिम्मेदारी अकेले मुझे ही उठानी चाहिए? स्थिति बिगडे तो क्या एक 
रूडकी की बुलेटिन को सरकार वजन देगी ? उपवास में दवा तो देनी नही होती, कोई 
खास इलाज तो करना नहीं होता, तो भी छोटी-छोटी बातो में डाक्टरों की भदद ली 
जा सकती हूँ । सबसे बडी सेवा तो यह होती है कि देश और सरकार को बापु की स्थिति 
से ढीक-ठीक वाकिफ रखा जाय। मेने अपने विचार और उल्झने बापु के सामने रखी । 
ये बोले, हा, तेर। बोझ हलका करने के लिए दूसरों को बुला लेना अच्छा 
होगा ४? 
सो मेने सरकार को लिखा है कि वह डा० गिल्डर, डा० विधान राय और डा० 
जीवराज मेहता को भेजे। पहले के उपवासो में भ॑; वे बापू की देखभाल कर चुके थे। 
मालिश इत्यादि के लिए प्राकृतिक चिकित्सा-गृह के डा० दीनश्ा मेहता को बुलाने का 
विचार किया । 
११ फरवरी ४३ 
आज सुबह बापू चलकर महादेवभाई की समाधि पर आए। बाद में मालिश 
इत्यादि का कार्यक्रम चला । 
डा० गिल्डर को आज सुबह यरवदा जेल से आगाखां सह॒ल में छाया गया । ड[० 
साहब ने जेल में आकर दाढी बढा ली थी। उसे देखकर हस सब खूब हसे । मेने कहा, 
“हा० साहब, सिनेमा में जैसे लई पास्चर रूगते है, वेसे ही! कुछ-कुछ आप दिखाई 
देते है । 
बापू ने दिन सर पानी पिया । अभी तक पानी पीने से बहुत ज्यादा तकलीफ नही 
होती । मतली अभी शुरू नही हुई, मगर कमजोरी लगते लगी हे । 
कर्नल भण्डारी ने उपवास के वरस्यान मुलाकातो आदि के बारे मे बस्पू को 
'निम्नलिखित सरकारी फैसला सुनाया * 
(१) किससे मिलना है, यह फैसला याधीजी को करता होगा। वे जिसे चाहे, 
बुला सकते हे । 


उपचास : अग्निपरोक्षा २१३ 


($ 


(२) जिस विषय पर वे चाहे, बात कर सकते है। दस बारे में फोई बघन नहीं 
होगा । 
(३) मुलछाकहृात के समय एक सरकारी अप्त्सर हाजिर रहेया। 
(४) वबातक्षत की रिपोर्ट असवारों में नहीं छप सकेगी । 
इसके जबाब में बाप मे सरकार को लिखा कि मुठाकात मागने का बोल उन पर 

ने डाला जाय । जो उनसे मिलना चाहें, सरकार उनसे बिना पूछे उन्हें इजाजत दे दे । जो 
आश्रमवार्सी सेवाकार्य में छगे थे, जिन्होंने पहले उपवासों में उनकी सेवा की थी, 
प्उन सभी को इस उपवास में उनकी सेवा की इजाजत दी जाय । इसके अछूवा श्री 
'सथुरादासभाई क/ तबीयत के बारे में भी सबर पुछवाई । अखबार में सबर थी कि 
'भसालीभाई भी बापू के साथ उपवास कर रहे है। धाप्‌ ने सरकार से प्रार्थना की कि 
खह उनका एक सदेसा टेलीफोन से भसालीभाई को उपवास छुटानें के बारे में भेज दे । 


अर । 


१० फरवरी ४३ 

बापू यो कमजोरी बढ रही ह। वजन करीब दो पौण्ठ रोज के हिसाप से 
धट रहा है, मगर पानी पी सकते हैं । किसी-किसी वक्‍त मतली तो होती है, मगर उलटी 
नहीं हई। समाधि तक चलकर फल चढाने के लिए आज उनमें शवित नहीं थी । हम लोग 
'कूल चढाकर समाधि पर प्रार्थना कर आए । 

हिन्दुस्तान टाइम्स को आज सरकारी नोटिस मिला कि उपवास की सबर बडे- 
अडे शीर्षको में न छापे । कोई ज्ञीपवक दो कालम की चौडाई से जधिक न हो और सरकारोे 
गखबरो के अलावा उपव(स के बारे में और कोई भी सबर बिना सरकार हारा सनन्‍्सर कराए 
न छापी जाय। 

दिल्‍ली में असेम्घली के बजट-सेशन के लिए कई नेता आये हुए थे। सब लोग श्रो 
हृदयनाथ कुजरू के मकान पर मिले और फंसला किया कि नेताओं की एक कान्फरेन्स 
'जितनों जल्दी हो सके, बुलाई जाय। इस बारे में राजाजी व सर तैजबहाडुर सप्र को 
सार दिये गए । भखवारो से पता चलता हूँ कि सारा देश बापू के उपवास की खबर से 
चहल गया हैं । 

गर्मी एकाएक बढ गई है । वापु की खाट बरामदे मे रसी थी। आज दोपहर को 
खसे भीतर लाना पडा । 

अम्माजान (सरोजिनी नायडू) हम सबकी सम्हाल बहुत प्यार से कर रही हैं । 
अपनी बीमारी भूल गई हैं । कमर कसकर बापू की सेवा करने फो तैयार है। सारा 
समय बापु के पास बैठती हूं । हमारे जेल सुपरिस्ठेण्डेप्ट श्री कटेली साहव घुटने के दर्द के 
आवजूद भी दिन भर ऊपर-मीचे चक्कर काटा करते (। कर्नल शाह और कर्नल भटारी 
'भी आते है और बापू की तबीयत का हाल पुष्कर चले जाते हे । इन सरकारी अफत्तरो 
यर दोनो ओर से बोझ पड रहा है । वाप्‌ के प्रति हर हिंदुस्तानी के दिल में मुहब्बत भीर 


२१४ बापु की कारावास-कहानी 


इज्जत होना स्वाभाविक है, मगर साथ ही इन सरकारी नौकरो को सरकार को भौः 
खुश रखना है । अपनी रोठी का सवाल है । 


१३ फरवरो ४३ 
कल शाम से बापू की मतली बढ गई है । इसो कारण रात उन्हे अच्छी नींद भी 
नहीं आई । 
अखबारो से पता चला कि दुर्गाबहून, नारायण और कनु कल रात पर्णकुटीर 
आ गए है। ज्ञाम को कटेली साहब ने कहा, “उन लोगो ने यहा आने को अर्जी दी हैँ ॥ 
बापू बुलावे तो उनका आना आसान हो जाएगा। ” बा बापु से कहने लगीं, “बुलाइये न 
बेचारी दुर्गा को आइवासन मिलेगा ।” बापू बोले, “मे किसीको बुलाऊगा नहों, यह 
सरकार को लिख चुका हु । उसे जिसे आने देना हो, आने दे ।” बा जरा निराश हुईं और 
थोडी नाराज-सी हो गईं। कठेली साहब से कहने लगीं, “सरकार से कहो कि श्रीमती 
गाथी दुर्गा, लारायण व कनु को बुलाती है । गाधीजी की सेवा के लिए इनकी जररत है।” 
बापू से बोलीं, “आप चाहे तो न बुल्ाए। मुझे भी तो कुछ हक है । ” बापू हसने, लगे ६ 
बोले, “(सरकार तेरा हक माने तो चला । ” * 
खबर' मिली कि आज ज्ञाम को डा० बिधघान राय अपने एक सहायक के साथ; 
कलकत्ते से रवाना हो गए हे । 
कर्नल भण्डारी तीन बार आए। मुलाकातो के बारे में चर्चा चल रही थी ॥ 


१४ फरवरी '४३ 

मतली और उल्टी के कारण बेचेनी अधिक हो गई। पानी पीने में भी कठिताई 
आने लगी है। पानी में कुछ नीबू के रस की बूदें और नमक या सोडा डालकर 
पीने का प्रयत्न करते हे । बेचेनी और कसजोरी के कारण पढना बगेरा भी कम हो 
गया है । 

खबर मिली कि भसालीभाई ने उपवास छोड़ दिया है । 

सुनते है कि ढेरो खत और तार उपवास के बारे में आ रहे है, मगर सरकार उन्हे 
कही जमा कर रही है । अखबारो में देखा कि डा० बिधान राय आज की जगह कल यहा 
आवेगे । आज शायद बम्बई में रुक गए हूँ। किसी अखबार वाले ने उनसे पूछा कि क्या 
गाधीजी उपवास पूरा करेगे ? डा० राय नें उत्तर दिया, “१६३८ में उनका जो उपवास 
हुआ था, वह छोटा-सा था। आज तो उपवास हरूम्बा हुँ और गाधीजी को उम्र भी ज्यादा 
है, सो चिता तो होती ही हैं। इस समय की परीक्षा कठिन है । ” 

बम्बई के सर्जन-जनरल कंडी आज पूना आए है। बापू के कान में दर्द हैं। फुसी- 
सी लगती है । 

कई मित्र और रिव्तेदार पुना आकर बेठे हुए है और मुलाकात करने के विषक्र 
में सरकार की इजाजत की राह देख रहे हे । 


उपवास अभ्निपसीक्षा २१५ 


सुनते हे कि ठककर वापा भी आज यहा बा गा हैं । 


१० फरवरी ६ 
मतली, उल्दी और वेचेनी सता रही है । ब्रीव्‌ और नमऊ के साथ भी पानी पाने 
में कठिनाई आ रही हूं । 
सुबह जरनल कंडी, भडारी, श्ञाह और मजिस्ट्रेट साहब बापू को देपने आए । 
रात को डा० विधान राय आए । उनसे मिलकर बडी सुझी हुई । बाहुर की ताजा हुवा 
मिली । 
आज दुर्गावहन, नारायण और कनु को भो आगाखा महल में आकर रहुने की 
इजाजत मिल गई है । उनके आने से बहुत अच्छा लगा । उनको महादेवभाई की समाधि 
पर ले जाते (समय सबके दिल भरे थे, आसे भोगी थीं। दुर्गावहन के लिए बापू 
के पास आना इस समय दवा-रुप है । वे छोग ,उपचास पूरा होने तक यहाँ 
रहेगे। 
कर्नल भडारी और शाह भाज तीन बार आए। प्रार्यना में लोन हो जाने पर बापू 
की तकलीफ अपनेआप कुछ कम हो जाती हूँ । प्रार्यना तो हमेशा सुबह-शाम होती ही 
हैं। इस उपवास में गीता-पारायण नहों करवाते । 
दिन भर बापू का मौन रहा । 
१६ फरवरी ड३ 
सुबह डा० गज्जर बापू के रक्त व गुर्दे के काम आदि की पर्र/क्षा के लिए आए ॥ 
बापू की हालत और बिगड़ी हूँ । अशक्ति इतनी, हूँ कि पानी का गिलास पकडना भी कठिन 
हो रहा है। उन्हे पहियेदार साठ पर सुला रकखा है । यह साट पेट का आपरेशन हो जाने: 
के बाद रोगी के काम आती हैँ । उठाने-बिठाने के समय चाबी घुमाने से साट 
अपनेआप उठ जाती हैं । 
बापू की अशक्ति दिन-प्रतिदिन बढ रही है । आवाज बहुत कमजोर हो गई है, 
मगर डाक्टर इत्यादि भाते है तो सबसे हसकर वात करते है । शातिकुमारभाई मिलने 
आए थे। उनसे बापू ने कहा, “कोई ऐसा न माने कि आज जो याहूर चल रहा हू, उसमें मेरी 
सम्मति हुँ। बम फेंकने में तो मेरी इजाजत हो ही नहीं सकती । रेल, तार, टेलीफोन 
आदि तोडने-फोडने के बारे में सत्याग्रह हो सकता हैँ, मगर मेरी कल्पना आम कल्पना 
से बिलकुल जुदा किस्म की है, यह अगर में बाहुर होता तो बताता । उसमें छिपी नीति 
की गुजाइश हूं ही नहों | वह केवल मौत का निज्ञाना वन जाने का साधन-रुप हैँ । जो 
लोग ऐसा सत्याग्रह करना चाहे, वे सुले तौर पर ऐलान कर दें कि अमुक समय पर 
हम तार काटने आवेगे । आप अपनी पुछिस और फौज को बुला ले। एक-एक, दो-दो, 
आदमी वहा जाए और गोली खाकर प्राण दे दें। हजारो-लास़ो को जहा तंयार करना हो, 
वहा छिपी नीति का स्थान नहीं 


२१६ बापु की कारावास-कहानी 


“जो लोग छिपकर कास कर रहे है, उनसे में कहुगा कि वे अपनेआपको 
सरकार के हवाले न करे; क्योकि हो सकता हूँ कि उन्हे बरसो तक' जेल में रहना पडे। 
उन्हे अपनेआप भीतर से लगे कि यह बात ठीक है, छिपी नोति से देश को नुकसान होता 
है तो बे खुले तौर पर अपनेआप को सरकार के हवाले कर दें । ” 

शातिकुमारभाई ने पूछा, 'छिपकर अहिंसा का काम किया जा सके तो क्या वह 
भी नही करना चाहिए ? / 

बापु बोले, मेरी तो मान्यता यह है कि गुप्त नीति की जड में ही (सा है। 
इसलिए छिपाकर बुलेटिन निकालना भी हिंसा है। अपने भित्रो को मेरा यह संदेश 
पहुचा देना । 

अखबारवालो ने डा० बिधान राय से पुछा, “क्या गाधीजी बच जाएगें ? ” 

डा० राय का उत्तर था, “गाधीजी। कभी-कभी डाक्टरो को चक्कर में डाल देते है, 
सो निश्चिचत रूप से में कुछ नहीं कह सकता। ” आज बुलेटिन लिखते समय हस ६ डाक्टर 
औजूद थे--जरनल कैण्डी, डा० बिधान राय, डा० गिल्डर, कर्तलू भण्डारी, कर्ंल शाह 
ओर में । हमारी बुलेटिन सरकार के पास चली जाती हैँ । पहले डा० गरिल्डर और मेरे 
दस्तखतो से ही जाती थी । अब सबके दस्तखतो से जाती है। सरकार को जो ठीक लगता 
है सो छापत॑ है । 

बापू का आज का दिन कल से अच्छा रहा, मगर स्थिति तो भी चिन्ताजनक 
क्ठै। 

शातिकुमारभाई के साथ बातचीत करते हुए बापू ने कहा, हमारी ज्ञोभा अहिसक' 
मार्ग पर चलने में ही है । हमारे सामने चार आदमियों की बात नही, चार सो की नहीं, 
चार हजार की नहीं, बल्कि चालीस करोड को है। मेने तो सीधा रास्ता बताया है। कुछ 
भी न कर सको तो अपना कपडा खुद पैदा क रो। विदेशी साल बिलकुल इस्तेमाल न करो। 
इतना समझ लो कि अग्रेजी माल और विदे्श। माल में कोई फरक नही है। तुम्हारे पिता 
बुर्श विदेश से मगवाते है । मेने कारण पूछा तो कहने रूगे, वहा अहसक मिलता है-- 
यहा आहसक नही मिलता । मेने कहा--तो फिर बुर्श छोडकर दातुन इस्तेमाल 
कीजिए, मगर मेरे घर में हो बुर्श इस्तेमाल होता है। युशीला और प्यारेलाल के पास 
बुर्शहै और भूल नही करता तो महादेव का से! बिना बुर्श काम नही चलता था। इन लोगो 
के बकस में शायर और विदेशी चीजें भी मिल जाएगी, जैसे कवि पेन है. घडी है, 
इत्यादि । तुम्हारे बकस में भी होगी । सो मेरए अपना ही घर फूठा है । 

“मैये जो अहिसा का मार्ग बताया हैं, उस पर छोग न चल सकें तो अपने रास्ते 
पर चले। पर मेरा नास न इस्तेसाल करे। से जबतक बाहर न निकलू, तबतक 
कुछ कह नही सकता । में तो जो था, वही हू, सरकार भले वह न पहचाने। मगर सरकार 
बहचाने या न पहचाने, ईश्वर तो पहचानता है। मेरा मत्र 'श्री राम! नही, है राम' है। 
बह मेरा साक्षी हे । में जानता हू कि वह मुझे पहचानेगा । 


उपवास अग्निपरीक्षा ण्ह्छ 


“इतना समझ लो कि मेरा उपचास किसीके सामने (विरुद्ध) नहीं है । में स्थाय 
मागता हु। सरकार किसी निष्पक्ष आदमी को सबूत के साथ मेरे पास नेजे । पह झुभे 
समझा सके या में उसे समझा सकू तो मुझे उपवास नहीं करना । चाहर जाकर शपे यदि 
खये कि इतने सालो में कुछ भी काम नहीं हुआ और न होगा तो मुझे उपयास करपे 
मरना पडेया। वह अलग बात रही । 

“भाज हजारो लोग भूषो मर रहे है । में बाहर जाऊ तो बट्त कुछ बहू जीन 
कर भी, मगर इस बार सरकार क॑ नीति अलग ही किल्म क। हैं। उसे क्या पी है। 
लोग भरे चाहें जियें । वाइसराय भला हैं, एमरो भी भरता है । ये दोनों और चचिए एक 
गृद ही है । एक ही स्कूल में रह॑ है । इसीलिए तो वाइसराय की मुहत इतनी बढाई गई 
हूँ । इन तीनो मे निश्चय किया है कि काग्रेस को झुकाना हूँ । 

“लोगो को तोड-फोड करना हो तो वह भी सुले तौर पर करना चाहिए। हिंसा 
करनी हो तो वह भी खुले तरीके से । मारना है तो मारो। मगर याद रसो, इस रास्ते से 
हिन्द कभी आजाद नहीं होगा । कभी स्वराज नही मिलेगा। जमंन।-मापान हिसा का 
रास्ता ले सकते है । वे छोटे-छोटे रास्ते हे, मगर हमारे देश हिन्द के चार्लास पोटि 
लोग हिसा-मार्ग ग्रहण करे तो दुनिया का नाश है । हम सीधे रास्ते पर चे: तो जगत 
'को भी वही रास्ता बता सकते है । 

“मेने सीधे-से-सीघा रास्ता बताया हैं । और सब छोड दो । धर में जो चीज बन 
सकते हैँ, बहु बनाओ और इस्तेमाल करो । सृत्त कातो और बुनों । एक-एक देहात यो 
स्वतत्र, स्वावलम्बी बनाओ, पीछे कोई सरकार तुम्हे दवा नहीं सकती। और आज तो 
सरकार को भी वह अनुकूल होगा। 

"कोई ऐसा न माने कि बाहुर जो उल रहा, है वह सब मुझे पसद है। मे यह भी 
नहीं कह सकता कि बह अहिसा की ढाल में आता है । 

प्रन्‍न-- तो जो लोग छिपकर काम कर रहें ह, वे अपनेआपको सरवार के 
छहुबाले कर दें ? ” 

नापु ने कहा, 'छिपकर काम करना मेरी इच्छा के विस्द्ध है। मु्े तो यह अच्छा 
लग ही नहीं सकता। मेने हमेशा छिपी नीति की निन्‍दा की है। मगर मेरे कहने 
ले कोई अपनेआपको सरकार के हवाले न करे । मेरे विचारों को हजम कर लें तो 
शेंसा करे । इसका यह भी परिणाम हो सकता हूँ कि उन्हे कई सालो तक अदर रहना 
प्यडे 

“जब हम पकडे गए तब जवाहरलाल ने मुझसे गाडी में पूछा, “हसा रे गुप्त 
नीति को स्थान है ? ” मेने कहा, नही ४ मेने पके जाने पर कहा था, 'पकडे जाने 
पपर मेरी सरदारी पूरी हुई । अब जिसे जो ठीक रूगे सो करे । इतना जरर ए्‌ कि अहिसा 
की चहारदीवारी में रहकर जो हो सके, वही करना।' जो लोग बाहर है, दें अपवी मति 
के अनुसार चलते रहें । अहिंसा को चला सके तो चछावे। यह छडाई यदि अहितिक 


२१८ बापू को कारावास-कहानी 


तरीके से चल सकेगी तो हम बहुत आगे बढ सकेगे । में समझता हैं कि तोड-फोड कु 
तरीका हमारे लिए नहीं है । आहसा के नाम पर यह सब चले तो ठोक नहीं ।” 


दूसरा सप्ताह 


१७ फरवरी ४६ 

आज मतली थोडी कम हो गई है, पर कमजोरी और पानी पौने में तकलोफ- 
बढती जा रही हूं। बापु कभो सादा पानी पीते ही नहीं । कहते थे--सादा पानी पीने की 
आदत ही छूट गई हुँ । हम छोगो को पानी का गिलास एक सास में पीते देखकर ञ्न्हे 
आइचय्य हुआ करता हैं। उपवास के पहले भी सामान्यत सादा पानी पीने से उन्हें 
मतली-सी रूगती थी। सो फल का रस या पानी में नीव्‌ और शहद डालकर लेते थे। पर 
उपवास में शहद नहीं लिया जा सकता। फल का रस भी नहीं पी सकते । इसलिए उपवास" 
का निश्चय करते समय उन्होने ऐलान किया था कि पानो न पी सके तो उसमें थोडा-सा 
फल का रस डाल लेंगे; क्योकि पानी के बिना आदमी २१ दिन नहीं जी सकता। वा और 
दूसरे छोग बापू से कह चुके है कि अब तो वे फल का रस पानी में डालकर लिया करे, 
मगर वे सानते नहीं । कहते है कि अभी समय नहीं आया । इधर पानी कम जाने से पेशाब 
कम आ रहा हैँ। शरीर में जहर इकट्ठा हो रहा है। सबकी चिता बढ रही है । 

आज बापू के हृदय की गति का चित्र (इलेक्ट्रोकाडियोग्राम) लिया गया। 
खून इत्यादि की रिपोर्ट अभी नहों आई। शरीर में पानी इकटठा न हो, इसलिए नमक 
ओर खाने का सोडा बद किया हुँ। उसकी जगह पो्े शियम के नमक सगाए हे। 

सुनते हे, वाइसराय की कौन्सिल के तीन मेम्बरो--श्री एच पी. मोदी, श्री 
एन आर. सरकार और श्री बर्णे--ने इस्तीफा दे दिया हैं। इस्तीफे का कारण है बापू 
के उपवास के विषय में सरकार की नीति के साथ' उनका मदभेद । इस्तीफा मजुर 
भी हो गया है । श्री एन. बार, सरकार नें एक छोटे-से वक्तव्य में कहा है, “हिन्दुस्तान के 
सबसे बडे आदमी के बारे में सरकार की नीति से मतभेद होने के कारण मेंने 
इस्तीफा देने का निवचय किया है । वह सबसे बडा आदमी हमारे स्वराज्य के ध्येय को 
जागती मूत्ति है। वह सामाजिक और जीवन के ऊचे-से-ऊचे आदशों को सामने रखने 
वालो में सबसे आगे हे। उनका जीवन हिन्दुस्तान में अलग-अलग कौमो को मित्रता 
के लिए और हिन्दुस्तान व ब्रिटेन की मित्रता के लिए अत्याइयक हैं। हमारी क्षुद्र शक्ति 
उनका जीवन बचाने के लिए कुछ काम न कर सकी, मगर मुझे विश्वास है कि जहा हम 
निष्फल हुए है, वहा सर्वशक्तिमान ईइवर स्वय उनकी रक्षा करेगा और हमारे लिए उन्हे 
बचा लेगा । मेरी यही प्रार्थना है कि देश को सेवा के लिए वे बहुत वर्ष जियें। ” 

आज ठक्‍्कर बापा, अमतुलबहन और श्रीमती ठाकरती बापू से मिलने आए ६ 
डाक्टर गिल्डर और से दिन-रात बापू के पास ही है । रात की ड्यूटी मेरी रहती हैं और 


उपवास - अग्निपरीक्षा न्श्श 


दिन की डाक्टर साहब की । मुलाकातियों से ज्यादा बाते न करने देने का वाम टायटर साज्य 
के सिर डाला गया हूँ। जैसे-जैसे वापू की शक्ति कम होती जानी है, कोशिश वी जा रहो है 
कि वे वोलचाल कम करें जिससे शवित कम सर्च हो । उदिग्न करनेवालछो बाते नहीं होने 
देते, मगर काम कठिन है । इतने पुराने-पुराने सायी--मित्र मिलना चाहते है । सद जाउनेः 
है कि उपवास के बाद बापू से नहीं मिल सकेंगे । उन्हें रोकना या जल्दी चले जाने यो 
कहना कठिन है, मगर क्या किया जाय  डाक्टरों को तो यह कठिन काम करना ही 
पठता है । हर 

बापू के पास जाने से पहले और पीछे वा और सरोजिनोी नायटू छोगो के साथ 
बाते करती है, भाई भी करते है । इससे मिलने आने वालो को कुछ अच्छा छूगता हूँ । 
वे भी समझते है कि वापु को शक्ति-समग्रह करना चाहिए । 

मुझे डावटर साहब दिन में कुछ नींद लेने के लिए भेज देते है । इसलिए अवसर 
दोपहर की मुलाकातो के वक्‍त में मौजूद नहीं होती । 

ठक्कर बापा से बातें करते हुए बापु ने कहा, “किसी हकूमत ने ऐसा नहीं दिया 
जैसे कि इस हकूमत ने किया है। इसने मर्यादा छोड द॑। है । झूठ की तो पहले से ही भरमार 
हैँ । वाइसराय ने भी हद ही कर दी हूँ । 

“में कहता हू कि मुझ पर मुकदमा चलाइए, मेरे गुनाह का सवृत दीजिए । अगर 
मेरी भूल मुझे मालूम पडेगी तो में माफी सागूगा। ये छोग मुझ्न पर कितनी तोहमत लूगाते 
है । म॑ कहता हू कि में गुनहगार नहीं हू । रस में भी मुकदमा चलूता हूैँ,। मगर 
मुझे उसका भी मौका नहीं दिया जाता । मुझे न्याय चाहिए। ” 

ठक्कर बाप बोले, भौर चाइसराय कहता हैँ कि अपने गुनाह के परिणाम से 
बचने के लिए आप उपवास करते हे ।” 

बापू ने कहा, “बस, ऐसे हूँ ! नीचता की हद नहीं रही ४” फिर कहने लगें, 
देवदास मुझे देखने की ही खातिर आने को सोचता हो तो उसे सपम रखना चाहिए । 
वहा काम कर रहा हो तो यहा आने की जरूरत नहीं |” 


१८ फ्रवरी ४३ 
कल रात को नींद अच्छी आई, बवेच॑नी कम हो रहो है, मगर डाक्टर लोग इससे 
खुश नही है । पेशाब कम आ रहा है ! यह नोंद भी शरीर में जहर इकद्ठा होने का चिह्न 
हो सकती हुँ ! सुबह की परीक्षा में डा० विधान राय, डा० ग्रिल्डर, सेजर जनरल फैण्डी, 
लेफिटनेण्ट कर्नल भण्डारी, लेपिटनेण्ट कर्मल शाह और में थे। हम सबके दस्तसतों से 
सरकार को यह बुलेटिन भेजी गई-- 
“नी घण्टे की नींद लेने के बावजूद भी गाधीजी ताजगी महसूस नहीं करते । 
उनका मन और दिमाग हमेशा की तरह चौकन्ना नहीं हैँ । हृदय बहत दुर्वल है । 
स्थति ज्यादा चिन्ताजनक है ।* 


“२२० बापू की कारावास-कहानी 


रक्त-परीक्षा इत्यादि की रिपोर्ट आई। शरीर में पानी और जहर इक<० 
हो रहे हे । खबर मिलो कि बम्बई सरकार के सलाहकार ब्रिस्टो और देवदासभाई पूना 
आने के लिए चल पडे हू । बाद में किसीने बतलाया कि यह तय करने के लिए ब्रिस्टों 
पपूता आए थे कि अगर गाधीजी क॑, मृत्यु हो जाय नो उनके शव को किस रास्ते से 
उमशान ले जाना होगा। अर्थात्‌, सरकार को तेयारी है कि बापु को उपवास सें 
भरने हो देना है । 

किसीने कहा, “गाधीजी ने तो कहा है कि अपनी शक्ति के अनुसार उपवास 
करेगे । अब उनकी शक्ति समाप्त हो गई है, इसलिए उपवास क्यो नहीं छोड देते ?” 
बापू ने समझाया कि शक्ति के अनुसार उपवास करने का यह अर्थ नहीं कि खतरा आने 
'पर उपवास छोड देना । उसका अर्थ इतना ही है कि यह उपवास आमरण नहीं।” उन्होने 
उपवास से पहले अन्दाज़् रूगाया था कि २१ दिन का उपवास करने की उनकी शक्ति 
है, सो २१ दिन तो पूरे करने ही है ! ईश्वर को रखना होगा तो रखेगा। ले जाना होगा 
तो ले जाएगा। अगर उनका अपनी शक्ति का अदाज गलत सिद्ध होगा तो उन्हे परिणाम 
भुगतना होगा । 

भाई ने आज टॉटेनहम को जाने वाला खत तैयार करने के लिए और सब कामो से 
छुट्टी ली । दोपहर में वह खत तीन बजे गया । ठक्कर बापा मिलने आए। बापू उनसे 
बाते करते हुए कहने रूगे, “प्यारेलाल ने एक खत तैयार किया है। उससमें भेरे शब्दो का 
हवाला देकर बताया हैँ कि जो हिसा चली है, उसमें सेरा बिलकुल हाथ नही । ” 

फिर बातचीत में कहने लगे, “बाहर जो चल रहा है, वह मुझे बिलकुल पसद 
नहीं, सगर तो भी यहा बेठा तो उसकी खुली टीका या निन्‍दा करने को तैयार नही, 
क्योकि उनके बारे में मुझे जो कुछ कहना है, उससे कहीं ज्यादा मुझे सरकार की नीति 
की टीका करने है। सरकार लोगो को इतना उकसाए, उनसे हिंसा करवाने पर ही तुली 
हो तो वह इसमें सफल हो सकती है। आम जनता कोई फरिदइता नहीं है। अहिसा 
कामार्ग बताने वाला कोई हो नही तो वह सहज ही हिंसा के प्रवाह में बह सकती है। सेगर 
सरकार क॑ हिंसा जनता की हिंसा से कही ज्यादा है। ऐसी) हालत में केवल लोगो का 

-यहा बैठकर टीका या निन्‍दा करना ठीक नहीं । 

“आहसा के बारे में सेरे विचारो में जरा भो फर्क नहीं आया। अगर है तो इतना 
कि अहिसा में मेरे श्रद्धा दढ हुई है। हा, एक बात में फर्क कहा जा सकता है। अब में यह्‌ 
नहीं कहता कि देश भर में अहिसा का वातावरण हो, तभी अहिंसा चल सकती है। मेने 
सोचा कि अगर देश में कहीं भी हिसा होने पर---सरकार तो किसी भी एक आदमी से 
हहुसा करा सकती है--मुझे आहसा का प्रयोग बन्द करना पडे तो में अहिसा की शक्ति 
को कभी सिद्ध ही नहीं कर पाऊगा और हसा का जवाब तो में अहिसा के प्रयोग को 

घ्सेद्ध करके है दे सकता हू ।” 

दिन बढने के साथ यूरीमिया का जहर भरने के चिह्न भी बढते जा रहे है। रात 


उपवास * अग्निपनेक्षा 


मर५9 
५ 


को बापु कहने लग, “कुछ बच्छा नहीं रूमता। पेंट में नो तझलीफ है, सिर में भ। 
है राम' बाला चित्र सामने दगा था। उससी बाने करते हुए बोले, “बस पही एक आया: 
है! ईश्वर, तू जो करता है, जो करेगा, वहीं ठीक है । मे तेरी टच्छा वे जधीन ह, मे 
कि तू मेरी इच्छा के। यही नाद अदर से निद्नच्ता है ।” 

रात को गरस सिठ्टी की पुल्टिस सुर्दो पर छूगाई । 


रात को वार-बार सृह में राल आने से घूदना पठता था। इसलिए जच्टी तन्‍ह 
सो नहीं सके, कितु सुबह तबीयत के बारे में पूछा तो कहने लगे, चहल अच्छा छगना 
हैं । आसयास की बातों में आज बहत रस ले रहे थे। मगर कसजोरी गढ रही है । पानी 
का गिलास हाथ में लेते हैँ तो हाथ इतना कापता हैं कि गिलास मानों गिर जाएगा। 
सगर अपने हाथ से पानी पीने का आप्रह आज भी रखा । 

डा० विधान राय, डा० गिल्दर और मेरे नाम पर सब मुल्ाकातियों से प्रार्थना 
की गई कि मुलाकात करने आकर वे बापू की शक्ति का व्यय न करें। पहले 
मुलाकातियों को २० मिनट देते थे। कमजोरी बटने पर डा० गिल्टर ने समय 
आधा कर दिया। कल तो तीन-तीन मिनट की मुलाकात हो दो। आज इतनी भी 
बक्षित नही लूगती । 

शाम को तबीयत फिर ज्यादा बिगडी । कान का दर्द भी बट गया। पात-बात में 
कहने लगे, “किसी तरह चेन नही पठता । पानी पीता हु तो भी शान्ति नहीं होती । गले 
तक सट्टा-खट्टा भरा हैं । 

रामदासभाई सपरिवार बापू से मिलने आए । 

भाई को बुलाकर बापु ने कहा, “महादेव के काम को पूरा न्याय देना हो तो 
मेरी शरीर-सेवा का लोभ छोडना होगा। वह तो जब चाहो कर सकते हो । लोगो से 
मिलो, बातचीत करो । 

श्री बेकुण्ठ मेहतत आए। उनसे दो-तीन मिनट बात करके बापू बहने छूगे, "और 
जो कुछ कहना हो, प्यारेलाल से कहो । ” बातचीत सादी-कार्थ के बारे में थी। वाए ने 
उसके बारे में कहा, “अगर जनता आज भी मेरे बताए मार्ग पर चलने को तैयार हो तो 
हफ्ते-दो हफ्ते के अन्दर हम आजादी ले सकते है । अगर उसके लिए आज जनता तैयार 
नही हूँ तो फिर बहुत धीरज रसना होगा । ” 

दिल्‍ली में आज तीन रोज से हडताल चल रहो हूँ । 

नेताओं की फान्फरेन्स आज दिहली में शुस हुई। भरी नछिनी सरकार, मोर्द] आर 
अणे ने ववतव्य निकाले, “गाधीजी के उपदास के बारे में क्या करता, उस महत्व के 
प्रव्व पर हमारा सरकार से मदभेद हुआ। इस पर हमें छूगा कि हम सब सरकारी पद पर 
नहीं रहै सकते । 

लद॒न में इण्डिया लीय में सभा कराई । रॉ स्ट्रंवोत्गी ने कहा, ' ब्रिटिदय सरवार 


२२ बापु को कारावास-कहानी 
& 
*को चाहिए कि वह समझौते का रास्ता ढढने का फिर से प्रयत्न करे ।” सभा ने प्रस्ताव 


“पास किया कि गाधीजी को बिना शर्त तुरत रिहा कर देना चाहिए। 

रात को बापू की स्थिति और भी चिन्ताजनक हो गई । पानी नहीं पी सकते थे । 
पानी अदर जाए तो गुर्दे काम करने रूगें, पेशाब के साथ शरीर से जहर भी निकलने 
“लछगे। कार्बोनेटेंड पानी पिलाने का प्रयत्त किया, सगर वह भी बहुत कम पी सकते है। 


२० फरवरी “४३ 
बापू की स्थिति और विगडी हे। सुबह जब जनरल कंण्डी आए तब बापु सो रहे 
“े। सरोजिनों नायडू से कहने लगे, “अगर यह आदमी दो साल और जिए तो हिन्दुस्तान 
के लिए कितना फरक पड जाएगा। यह कंसे दु ख की वात है कि ऐसे आदमी की जान 
खतरे में पडे और इस कारण से कि जनता पर उसका इतना जबर्दस्त सच्चा प्रभाव हैं और 
“बह प्रभाव डालने की उसमें योग्यता है । ” 
कुछ चर्चा हुई कि क्या नस में पानी और ग्लकोज्ञ नहीं चढाया जा सकता ? 
क्या ऐनीमा के पानी में र्ज्कोज्ञ नहीं डाल सकते ? सेने कहा, “गाधीजी वैसा करना 
कभी स्वीकार नहीं कर सकते। सरकारी डाक्टर ५० सी सो. की एक बडो पिचकारी 
ले आए। उनका रुख मुझे कुछ ऐसा रूगा कि बापू की इजाजत न हो तो भी नस में या ऐनीमा 
में ग्लकोज़्ञ दे देना हैं। आखिर डाक्टर का धर्म तो मरीज्ञ को किसी प्रकार बचाने का 
ही है न ! पर मुझे यह रुख भयानक लगा। मेने डाक्टर गिल्डर से चुपके से कहा, “इन्हे 
समझा दीजिए कि बापु के साथ ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा । इससे उनकी मृत्यु भी 
हो सकती है । ” डा० गिल्डर ने फौरन बात उठा ली और इस तरह जबर्दस्ती ग्लकोज्ञ 
इत्यादि देने का जोरो से विरोध किया। डा० बिधान राय जा गए। वे भी हसारे विचार 
से सहमत थे कि बापू के साथ धोखा नहीं किया जा सकता। जबदेस्ती भी नहीं हो सकती। 
हमने तय किया कि अगर सरकारी डाक्टर ऐसा कुछ करेगे तो हम तीनो अपना लिखित 
विरोध सरकार के पास भेजेंगे । सरकारी डाक्टरो ने वह पिचकारी कटेली साहब से अपने 
पास रखने को कहा । 
बापू के उठने पर हम सबने उनकी डाक्टर परीक्षा की । परीक्षा के बाद जनरल 
-कैण्डी ने बापू से एक मिनट बात करने की इच्छा प्रकट की । में उन्हे फिर भीतर ले गई! 
भाई और कनु बापु के पास थे । जनरल कैण्डी मुझे कुछ घबराहट में छगे । मेने पूछा, 
“क्या आप अकेले बापू से बात करना चाहते है ? ” उन्होंने सिर हिलाकर हा कहा 
हंस सब बाहर चले गए। 
थोडी देर में जनरल कैण्डी पिछले दरवाज़े से बाहर निकलकर पिछले 
बरामदे की तरफ चल दिये । हम लोग उनका इन्तज़ार कर रहे थे। डाक्टर 
गिल्डर को क्षण भर रूगा कि चह रास्ता भूल गए है। उन्होने दो बार "पुकारा, 
“जनरल, इस तरफ ।” मेने रोका, जनरल कंण्डी जानबूझकर उधर गए हें । 


उपवास - अग्निपरोक्षा 


९ 
१) 
शत 


खनकी आसों में आसू भरे हे । डा० विधान राय दरारत करके उनके पीछे देपने 
चगए। आवाज़ देने छूगे, “जनरल, जनरल, रास्ता इधर हैँ ।7  कंप्डो रझ्म गए । 
डा० विधान ने पुछा, “उन्होंने क्‍या कहा ?” आजे पोछते हुए जनरद दंण्डो ने कहा, 
“कुछ नहीं ।” भौर आगे चल दिए । 

बापू ने हमें बाद में बताया कि हमारे जाने के बाद ज़रनल प॑ण्डी कमरे में घमने 
लूगे। वे इतने उद्विग्स थे कि बाल नहीं सकते थे । थोटी देर बाद आकर बापू के पास युर्पी 
पर बठ गए, मगर बोल नहीं सके । फिर उठकर कमरे में चक्कर रूमाने रूगे । भार 
हिम्मत करके आए और कहने लगे, “मि० गाधघो, एक डाक्टर की हंसियत से मुझे आपसे 
'कहना चाहिए कि आपकी उपवास करने की शक्ति की मर्यादा सत्म हो गई < ।” थापू्‌ 
चुपचाप सुनते रहे । मगर कंण्डी आगे नहीं बोल सके--रो पडे। बापू ने उन्हें आइवासन 
दिया, क्यों घबराते हो ? मे ईब्वर के अपीन हू। मेने अपनेज्ापकों उसके हाथो 
में रख दिया हूँ । उसे ले जाना होगा तो ले जाएगा। मे जाने को तंबार ह। पाम 
सेना होगा तो रख लेगा । 

हम लोग जनरल कंण्डी को पिछले बरामदे में छोडकर बडे कमरे की एक मेज 
न्के पास जा वेठे । यहाँ पर रोज़ बुलेटिन लिखी जाती है । कर्मेल भण्डारो और शाह पहने 
रूगे, “आज की बुलेटिन बहुत जोरदार शब्दों में लिसनी होगी |” हम लोगों ने एवं 
'मसविदा तेयार करना शुरू किया। करीब दस मिनट में जरनल कंडी शात होकर वापस 
आए । हमेशा की तरह हमन उन्हीं के हाथ में बुलेटिन लिसने के लिए कागज और कलम 
दी । उन्हे कुछ दिक्कत हो रहो थी । करीब आधा मसविदा तंयार हुआ था । वहू उनयें 
सामने रख दिया। उन्होने उसमें से वाक्य ले लिये। हमारे मसविदे के वाक्य "ऐसे चिह्ध 
प्रकट हो रहे है कि शायद कुछ अवयवो को स्थायी नुकसान हो जाय” के स्थान पर 
उन्होंने लिखा--“सतरे के चिह्न प्रकट हो चुके हूँ ।” बाद में हमें पता चका कि 
सरकार ने कंण्डी को याधीजी को यह बता देने को कहा था कि उनको जान सतरे में है; 
प्ताकि अगर मृत्यु हो जाय तो सरकार अपनी सफाई पेश कर सके । सरकार का अपना 
रवेया बदलने का इरादा बिलकुल नहीं था। सो बेचारे कंण्शों के सिर यह आपदू-धम 
आ पडा । इससे वे घड सकट में पड । 

देवद्रासभाई सपरिवार आए । ब्रेल्दी भी आए । शातिकुमार और ठफ्कर बापा 
से जो बाते हुई थीं, उसी ढग को ब्रेल्वी के साथ हुईं। ब्रेल्वी ने पुछा, “अगर आप बाहर 
'होते तो जनता की हिंसा के बारे में क्या कहते ? 

बापू बोले, “जनता के बारे में जो कुछ भी कहता, उससे बहुत अधिक मुर्से सरकार 
के लिए कहना पड़ता । मगर वह मे आजादी में ही कर सकता हू, जेल से नहीं । यह भी 
समझ लो कि किसो भी चीज के बारे में पुरी जाच-पडताल किये पिना में कोई राय दे 
ही नहीं सकता । यह्‌ चर्चा करना कि कोई खास काम अहिसा में बिना जा सकता हैँ या 
न्तहीं, उच्चसे स्वराज मिलने में मदद मिल सकतो हूं या नहीं, यह्‌ एक बात है, और खुले 


ररड बापु को कारावास-कहानी 


तौर पर किसी चीज की टीका या निन्‍दा करना दूसरी बात हैं । ऐसा करने से पहले हर 
पहलू से उसकी पुरी जाच-पडताल करनी चाहिए। अगर में आजाद होता तो जो कद 
बातें हुई कही जाती है, उनकी टीका और निन्‍दा करता। इतना ही नही, बल्कि उन्हे होने ही 
नहीं देता । उनकी जगह में ज्यादा असरकारी रास्ता जनता के सामने रखता | बहु ज्यादा 
बसरकारी होता, क्योकि वह शुद्ध अआहिसा का सार्ग होता । सेरी रडाई की कल्पना आज 
बाहर जो हो रहा है, उससे अलग किस्म की थी। मगर जो लोग बरसो से अहिसक सार्ग पर 
चलने का प्रयत्त कर रहे है, उन्हे भयानक हिसा के हारा कुचला जाय, यह क्या बात है? 
सरकार गुस्से से पागल बनकर बेहथियार कमजोर स्त्री-पुरुषो पर कभी नही हुए ऐसे जुल्म 
करे और परिणाम में वे छोग निराश होकर पागल बन जाए और बिना सोचे-समझे कुछ 
उल्दा-सं।धा कर बेठें तो इतिहास उनकी हिसा को सरकार को 6हिसा के मुकाबले में 
आहिसा ही कहेगा, जैसे कि सेने हरिजन में छिखा था न कि पोलूण्ड के लोगो की जर्मनी 
के हमले के सामने हिंसक लडाई रूगभग अधहिसक हो कही जा सकती हैं । ” 

ब्रेह्वी पूछने लगे, अगर आप पकडे न जाते तो क्या आपने कौमी एकता के बारे 
में भी कुछ करने की सोची थी ? ” बापु बोले, “करने को तो बहुत-कुछ सोचा था 
और आशा थी कि कुछ कर भी पाऊगा, मगर विधाता ने कुछ और ही सोच रखा था ॥ 
जिश्चा साहब के साथ मुलाकात तय होने वाली थी। में शायद खास मुलाकात तय किये 
बिना ही उनसे मिलता और पता चलाता कि हमारे मतभेद किस-किस चीज पर थे और 
उन्हे दर करने का कोई रास्ता है या नही, मगर वह सब होने का नही था। ” 

देवदासभाई ने बापू को बताया कि तोड-फोड में लगे रहकर भी हमारे लोगो से 
इस बात का ध्यान रखा था कि किसोर्की प्राण-हामि न होने पावे । उन्होने यह भी बताया 
कि इसके लिए क्या-क्या कोशिशें की गई थी । 

बापू ने उत्तर दिया, कुछ भी हो, अगर मे बाहर रहता तो ऐसी चीजें भी व होने 
देता । जो चीज छिपी रीति से ही चल सकते; है, उसकी जड में विफलता भरी है। गुप्त 
नीति सत्य की विरोधिनी है, इसलिए आहसा की विरोधिनी भी है। इसीलिए मेरी 
योजना में उसके लिए स्थान नही हो सकता। कई बार मुझे ऐसा छगता है कि तोड-फोड 
के कार्यक्रम की तात्विक चर्चा भी मुझे नही चलने देनी चाहिए थ।। सम्भव था कि आज 
जो हो रहा है, वह न होने पाता । ” 

७ 

नेताओ की दिल्‍ली काम्फरेन्स में डा० जयकर ने प्रस्ताव पेश किया कि 
हिन्दुस्तान के हित की और देशो की परस्पर मित्रता को खातिर गाधीजी को तुरत छोड 
देना चाहिए। प्रस्ताव पास हो गया। 

सम्र्‌ साहब ने अपने भाषण में कहा, “ब्रिटेन के इतिहास से एक पाठ सींखने को 
मिलता है। वह यह कि ब्रिटिश सरकार हमेशा बागियो से समझौता करती है, वफादारो 
से नही। गाधीजी को गृह-मत्री ने बागी कहा है, सगर हम यहो आशा रखते हे कि 


उपचास  भग्निपरीक्षा र्‌ 


ल्‍* पे ! 


४९ 


इन बागियों के साय भी सरकार समसौता करेगी ही बौर जब बह दिन आदेगा तय हमारे 
जैसो को कोई पूछेगा भी नहों । ” अत में उन्होंने त्रिदेन और सयफ्त सास्द्रों से अतर्भीय 
होकर विचार करने को सलाह दी और कहा, “आज वे अपना धर्म भादोभादि 
समझ ले ।! 

डा० जयकर ने अपने भाषणों में कहा, “उपवास को एक तरफ रखकर स॑ 
सरकार को चाहिए कि वह गावीजी को छोड दे। न्याय की यातिर और शानि पी सातिर 
उन्हे छोडना जररी है। उपवास करके गावी ज॑। अन्याय के सामने अपनी आयाज उठा रहे 
है। सरकार ने उन्हें बेकार बताकर बँठा दिया हैं। गाधीजी उसके सामने शिकायत 
करते हैं । गिरफ्तारियो से पहले उनके लेसो और भाषणों के पढने से साफ जाहिर हैं थिः 
वे झद से कोई हलचरू चलाने वाले नहीं थे । चछाते तो मजबूर होकर चलाते । यह भी 
स्पष्ट हैँ कि लडाई के दरम्यान वे हिन्दुस्तान का राज्यतत्र एकदम बदलने पी नही बह 
रहे थे। वे कह चुके थे कि ब्रिटिश और अमरीको फौजें रूडाई के अर्से में हिन्दुस्तान में 
रह सकती हँ। वाइसराय के साथ के पतर-व्यवहार में गाधीजी की भापा एक बागी 
की भाषा नहीं है । गाधीजी मौर दूसरे काग्रेर्स। नेताओं को जेल में दाले छ महोने गपर 
गए हूँ । हुकूमत ने सिवा उसी इलजाम को बार-बार दोहराने के आज तक किया ही 
क्या हुँ?” 

0 


्र 


बापू को वाइसराय का उत्तर मिला। उसमें लिखा था कि १० फरवरी यो 
सरकार ने जो वक्तव्य निकाला था, उसमें अपनी नीति स्पप्ट कर दी थी। उतस्तके बाद 
कोई नई घटना नहीं €ई। उपवास की जिम्मेदारी गाधीजी की थी। उसे छोटने की 
जिम्मेदारी भी उन्हों की है, हुकमत की नहीं । 

२१ फरवरी ४३ 

कमजोरी इस कदर बढ गई हैँ कि बापू छेटे-लेटे ही नली से पानी पीने का प्रयत्व 
करते हैं। नली से चूसने के लिए भी शवित चाहिए। सो कभी-फरभी चमचे से भो पानो 
मुह में डालना पडता है, मगर इस तरह बहुत कम पानी पिया जाता हूँ। करू दिन भर 
में केवल चालीस आस पानी पी सके । इसमें भी दो ओंस सट्टे नीवू का रस था। 

रात में नींद बहुत कम आई। करीब साढे चार घदे ही सोये होगे। दिन में किसी 
चीज में रस लेने की इच्छा नहों थी। यूरीमिया फा नशा-सा छूगता था। सास में ऐसीटोन पी 
बू तो थी ही, यूरीमिया की व्‌ भी कल शाम से लगती है। हृदय और नाडी बहुत कमजोर 
हो गईं हैं । इस कमजोरी में वजन छेने के लिए उठना घाठिन है। परसो १६ तारीफ तक 
वजत १४ पौण्ड कम हो चुका था। आज की बुलेटिन में था-- यूरीमिया बट हा :। 
अगर अब उपवास छूठने में देर हुई तो जान वचाना कठिन हो जायगा। * 

सुबह डा० दाह आए तो कहने छगे, “में और कंण्डी कल रात को बंठे सोच रहे 
थे कि यहा क्या हो रहा होगा और तुम छोगो का किसी समय भी टेछोफोन जा तकता है £ 


१५ 


२२६ बापु की कारावास-कहानी 


हमने यहा जाने की भी सोची, सगर फिर सोचा कि इससे तुम छोगो को कष्ट होगा। 
आखिर दस बजे पलग पर जा पड़े। डर था कि रात को न जाने कब उठकर 
भागना पडे | / 

मेने कहा, “जी हा, पास वालो को तो चिता रहती ही है, मगर दूर वालो को 
सो और भी फिक्र रहती है । ” 

मेजर शाह बोले, “बेचारा कंण्डी तो बडी ही फिक्र में है । मुझसे कहता है कि 
कांग्रेस को छोडो, सगर यह आदमी तो काग्रेस से ऊपर है। काग्रेस भले खतम हो जाय, 
यह आदमी नही खतसे हो सकता। उसे खतम होने देना भी नही चाहिए। उसे बचाना 
ही चाहिए । 

दिन में अनुसूयावहन, रामेइवरदेस बिडला, शकरलाल बेकर इत्यादि मिलने 
आए। आज सबको दर्शन के लिए ही लाया जा रहा था। बापु में बात करने की शक्ति 
ही नहीं थी। दिन भर अधिकतर चुपचाप हू। पडे रहे । 

शाम को करीब चार बजे बापू की हालत एकाएक बिगडी। उस समय उनके 
'कमरे सें में अकेली ही थी । उन्होने पान पं,ने का प्रयत्त किया । नल से खीचकर पीने 
में बहुत थक गए। मुश्किल से एक-दो घूट हूं; पी सके । थककर लेट गए। एकदम जोरो को 
मतली आई। छठपटाने लगे, बेचेनी से हाथ-पर पटठकने लगे । आखें करीब आधी बन्द 
थ्यी। मुझे ऐसा लगा, मानो बेसुध हो रहे है । नाडी पर हाथ रखा तो इतनी कमजोर 
थी कि मुश्किल से हाथ आती थी । मेरा हृदय धडकने रूगा। अभी जाने क्या-क्या होने- 
बाला है ! महादेवभाई की भाति क्‍या बापू भी आखो के सामने चले जायेंगे? मे जानती 
थी कि अगर पानी पी सके तो बच सकते है । सो हिम्मत करके पूछा, 'बापु, वह समय नहीं 
आ गया है कि जब पाती में मोसस्वी का रस डालकर आपको दिया जाय ? ” कुछ देर तक 
उन्होने उत्तर नहीं दिया । आखिर धीरे से सिर हिलाकर हा कहा। मेने डा० गिल्डर को 
खुलवाया था। वे आ गए। बापु को जो हुआ था वह समझाकर सेने दो औंस मोसस्बी का 
रस निकाला और दो ऑस पानी में मिलाकर ओँस वाले गिलास से धीरे-धीरे बापु के मुह 
में डाला। इसका असर जलते कोयलो पर पानी पडने-जेसा हुआ। बेचेनी कम होने लगी । 
जाप ने आखें खोलों | इतने में बा कमरे में आईं। मुझे लूगा कि शायद बा के, प्रार्थना सुन- 
कर ही ईश्वर ने बापू को बचा लिया। बा जब बापू के कमरे में नहीं होती थीं तो अक्सर 
खालकृष्ण या तुलसी माता के सामने बैठो प्रार्थना किया करती थीं। जब बापू की स्थिति 
'बिगड रही थी, वा यह सब कुछ न जानते हुए प्रार्थना में बैठी थीं । 

थोडी देर के बाद फिर बापु को मोसम्बी का रस और पानी दिया। रात तक करीब 
१५-१६ औंस रस और उससे तिगुना पानी भीतर जाने से बापू की ताडी काफो सुधर 
बई। रात को उन्होने करीब साढे पाच घटे नींद ली । 

बा जिस हिम्मत से सानसिक और शारीरिक श्रम बर्दाश्त कर रही है, वह्‌ 
सचमुच आइचयेजनक हैँ । 


उपवास अगम्निपरीक्षा २ 


२० फरवरी (४३ 
आज बापू का मीन था। कई मित्र छोग प्रणाम कन गए। उनमें श्री मबुरायाप्र- 
"भाई, अमतुलूबहन, श्री अम्वालछाल साराभाई और स्वामी आनन्द थे। लाइचर्य की बात है 
“कि जो बापु पूजीवाद के कटूर दुब्मन है, उनको प्जीपति अपना पिता मानते है और दापू 
'भी उनके प्रति उतना ही प्रेम दियाते है, जितना कि स्वामी आानद के प्रति, जिन्‍्टोने अपना 
सर्वस्व बापु के अर्पंण किया है। भयुरादासनाई उनके भानजे हे और अमतुल्य्हन एवं 
मुसलमान कुदुम्ब की लटकी, लेकिन बापु दोनों को समान प्यार करते है । बापू के पास 
जो आता हूँ, चह यहाँ अनुभव करता हूँ कि वापू मुझे बहुत प्यार करते है, वे मेरे मित्र है; 
हित्तेच्यु हैं, उनके सामने में अपना हृदय सोल सकता हू । 
आज भी बापू पानी में मोसम्वी का रस मिलाक्तर लेते रहे। फमजोरी बहुत 
'है, मगर हम लोगो की चिन्ता कम-से-क्रम हैं। डाबटरी। दृष्टि से ज्यादा पाने नौतर 
जाने से खतरा कम हो गया है, मगर कुछ कहा नहीं जा सकता। मोसम्ध के रस वी माता 
वे कम-से-कम करना चाहते हे । 
देवा तो कल को बुलेटिन से चिन्ता में पठा हो हुआ हैं । सरकार ने गार्धर्ज! पी 
छोट देने के बारे में नेताओं की अपील अस्वीकार कर दी थी। सो सर तेज ने देदा से 
अपील करते हुए वक्तव्य निकाला कि वह बुरे समाचार के लिए तैयार नहें और यदि 
बापू चले जावें तो उनकी मृत्यु की चोट को स्वाभिमान, गर्भारता और हिम्मत के साथ 
वर्दाइत करे । 
सावरकर इत्यादि कुछ दूसरे छोगो ने गरार्धज से प्रार्थना को कि सरक 
तो नहीं मानती, आप हो देश को सातिर अपना उपवास छोड दें। मगर ये लोग 
बापु को समझते नहीं । बापु ने ईइवर के नाम से उपबास शुरू किया हैं। मृत्यु फो 
सामने देखकर उसे छोडेंगे नहीं। उनका एक ही मत्र है, (ईश्वर को मुजसे काम लेना होगा 
तो मुझे बचा लेगा ॥* 
३ फ्रवरों “४३ 
रात में बापु को अच्छी मौंद नहीं जाई । दिन में थोडा-योटा करके कई बार सोए। 
जबान मेल, नाडी कमजोर, अश्वक्ति बहूत हूँ। डाव्टरों कं। मीटिंग में अब अकसर 
सीठी चर्चा हुआ करती हैँ । बेचारे कंडी साहब नहीं समझ पाते कि वापु मोसम्वी का 
रस इतना कम क्यो लेते है । ज्यादा ले तो शरीर को पोषण भी मिले, मगर बापू को 
शरीर को पोषण देना ही नहों है । उन्हे तो इतना हो रस लेना हैँ कि जिससे पानी पी 
सके । 
आज सुवह जनरल कंडी पूछने लगे, “आज कंसे है ?” डा० गिल्डर बोले, “योडे 
अच्छे हु । प्रफुल्लित रूगते है ।” कंडी भीतर गए। नाड़ी वर्गरा देखकर बाहुर आए। 
'कहने लगे, “उनको मुस्कान तो हमारा स्वागत करने के लिए हूँ, उनकी अहिंसा फा चिह्ध 
'हैं। शारीरिक स्थिति में तो मुझे कोई सुधार नहीं दिसाई पडता। नाडी ज्यादा कमजोर 


२२८ बापू को कारावास-कहानी 


लगती हूँ ।” कर्नल शाह बोले, हा, मेरा भी यही खयाल है।” जनरल कंण्डी मुझसे- 
कहने लग, पानी में मोसम्वी का रस ज्यादा क्यो नहीं डाल देती हो ? ” मैेत्ते कहा,. 
“बह हो नहीं सकता । बापु हमेशा पूछते है कि कितना रस लिया और कितना पानी | दे- 
कम-से-कम रस लेना चाहते हे ताकि उपवास, यात्री शरीर को खुराक न देना, चरूता- 
रहे। खुराक का उपवास है, पाती का नहीं । चूकि सादा पानी पी नहीं सकते, इसलिए 
उसमें रत की कम-से-क्रम मात्रा डाल देने देते हे । ” 
' कनेल शाह बोले, 'फल क्यो नही खाते ? ” शाह बेचारे बहुत भोले है । मेने 
कहा, /जब फल का रस ही कम-से-कम लेते हें तो फल कंसे खा सकते है ? बह लेने। 
लगें तो उपवास ट्टता है । 
कडी बोले, में फल खा सकता हूं, मगर रस लेने से तो मुझे मतली-सी 
होती है ।” शाह ने कहा, “फल लेने से जोभ भी साफ हो जाएगी।” मेने कहा, 
“डा० राय ने नोबू के दुकडे से जीभ साफ करने की सलाह दी थी; मगर बाप ने इन्कार 
किया। उपवास की सब व्यथा सहने की उनकी तेयारी है। फल के रस के उपयोग की" 
छूट पानी पी सकने के लिए ही हैं ।” 
वे छोग चुप हो गए, मगर व्यथा बर्दाश्त करने की बात उनकी समझ में नहीं 
आई । वे क्‍या जानें कि उपवास की सारी कल्पना ही इस आधार पर हैँ कि आप व्यया 
बर्दाइत करके सामने वाले की आत्मा को जाग्रत किया जाय।॥ उसको उसकी गलती दिखाने 
के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी जाय । 
बापू का दिमाग साफ है। सिर का चक्‍कर और दर्द आज नहीं है। आवाज बहुत' 
कमजोर है। वे अधिकतर चुपचाप पडे रहे। कई मुलाकाती आए। उनमें होरेस 
अलेक्ज़ेण्डर भी थे। वें अनेक अग्रेज़ मित्रो की तरफ से शुभेच्छा और प्रेम का सदेश देने” 
आए थे। बापू ने उनसे थोडी बाते कीं। 


ु तीपरा सप्ताह 


२४ फरवरी ४३ 
आज बापू की स्थिति और थोडी सुधरो है । सुबह डाक्टरी परीक्षा के बाद कंडी 
कहने लगे, “आज तो हम बुलेटिन में अच्छी खबर दे सकते है । कल की उनकी मुस्कराहुट 
झूठी थी, ऐसा तो मे नहीं कह सकता, मगर वे कल मेहनत करके मुस्कराते थे। आज 
सचमुच अधिक प्रफुल्लित रूगते हे। ” ज्ाह बोले, “तो भी हमें चौकन्ना रहना होगा ॥' 
खतरा यायव नहीं हो गया ।” कंडी ने कहा, “हा, वह तो ठोक है । यह सुधार क्षणिक 
'हो सकता है । दीपक का आखिरी टिमटिसाना भो हो सकता है ।” फिर सरोजिती नायडू 
से कहने रूम, हमने तो भाना था कि गांधीजी जा रहे है, सगर उतकी हालत सुधरः 
रही हैं । वे आइचर्यजनक व्यक्ति है, चक्कर में डाल रहे है। आम गज से उतका माफ 


उपवास अग्निपरीक्षा रन६ 


चहीों लिया जा सकता ॥” 

होरेस अलेक्ज्ेण्टर वम्बई के गवर्नर सर जॉन काल्विल से मिले थे । सर घन 
'काल्विल को बापू की बडो चिता थी। होरेस ने उनके साथ बैठकर एफ फार्मा तैयार फिया। 
यदि बापु पसद करे तो वे उसे दित्ली सरकार के पास ले जाएगे । फार्मूला का सार यह 
था कि सरकार अपने किर्स( नुमाइदे को बापू और काग्रेस पर छूगाये गए आारोपो व सयूत 
के साथ बापू के पास भेजे । अगर बापु को सतोप हो गया तो वे अपनी भूछ स्वीकार फरेंगे। 
चेबदासभाई आज यह फार्मूला बापू के पास लाए । बापु ने उसे गौर से देखा, फिर बहने 
लगे, “इसमें एक कमी है । इतवा और डालना चाहिए कि सरकार, जगर म॒से सरकारी 
सबतो से सतोष न हुआ तो एक न्याय की जाच कमेटी निप्रुक्त करेगी और बहू सच 
'पहुलुओ की जाच-पडताल करके अपना फंसला सुनाएगी । ” यह नया फार्मला हमारे 
जेल सुपरिन्टेण्डेन्ट श्रं। कटेली को बताकर होरेस के पास भेजा गया। बापू की बंटी बहन 
भोकीवहन आज उनसे मिलने आई । मुलाकात का दृध्य बटा करण था । 


२५ फरवरी ४३ 

बापु ने कल से मोसम्वी के रस की मात्रा और भी कम कर दी है। आज सुबह 
अपनेआप कहने छगे, “आज कमजोरी ज्यादा छूयतो है ।” 

कंडी आए तो उन्हे बहुत निराशा हुई । कहने रूगें, “फड का रस पाम फ्यो 
कर दिया है ? आज तो सुधार देखने भें नही भाता। यह बहुत निराशाजनक है । 

मेने कहा, सुधार तो हुआ ही नही, कमजोरी भो बढ है।” बंडी बोले, 
“इतवार के दिन वे मौत के मुह में थे। क्या फिर बसी हालत चाहते है ? मृत्यु के साथ 
खेलना अच्छा नहीं ॥” 

डा० राय बोले, “हा, वे खुद कह रहे थे कि इतवार फो उन्हें छूयता था कि 
जा रहे है। मोसम्वी का रस डालकर पार्त पीना और जिन्दा रहना या मृत्यु, दो चोजें 
'उतके सामने थीं। उन्होंने पहली बात पसद की । उन्होंने कहा कि वे मरना नहों चाहते । 
मगर इसका अर्थ तो यह नही होना चाहिए कि सारे समय काल के गढे के किनारे घएटे 
होकर ही उसमे झाकते रहे 

मंत्रे उन्हे वापु का दृष्टिविन्दु समझाने को कोशिश की, “उनका हेतु मृत्यु से 
खेलना या मुत्यु की साई के किनारे से मडराना नही हूं । उन्होंने शुरू से कहा है फि पानी 
ले पी सके तो उसे पीने लायक बनाने के लिए थे फम-से-क-क भाजा में मोसम्यी के 
'रस का उपयोग करेगे । जब इतवार को मंने देखा कि वे किसी तरह पानी नहीं पी 
सकते तो सैने पान में मोसम्बी का रस डालने की इजाजत मार्ग, सो उन्होने दे दी । अब 
चे उसकी मात्र. कम कर रहे है। 

डा० राय बोले, "हा, यह ठीक है । उन्हे सुद आइचय हो रहा था कि उतने चोडे 
उस का उन पर इतना बडा असर कंसे हुआ ! ” आज सुबह बापू हसकर कटी से कह रहे 


२३० बापु की कारावास-कहानी 


थे, “अब में कहा उपवास कर रहा हूं ?” मेने कहा, “डाक्टरी दृष्टि से आप उपवास हीः 
कर रहे है । आप अपने शरीर को जलाकर शक्ति का उपयोग कर रहे है । मोसम्बी का 
रस हो आपके शरीर से जहर निकालने में मदद देता है। उसके सहारे आप पानी पी सकते- 
है। पानी शरीर से जहर निकालता है ।” 

कैण्डी ने कहा, “उपवास तो हैँ ही। मोसम्बीं के रस में रवखा क्या है ? जहातक' 
मुझे याद है, उसमें ६८ प्रतिशत पानी होता है, थोडा-सा रग और जरा-सा ग्लूकोज” 

में बोली, 'यह ठीक है, लेकिन इस जरा-से ग्लूकोज की भी वे कम-से-कम 
सात्रा लेना चाहते है ।” केण्डी कहने रूगे, “यह भूल है । पिछले दिन सकठ का समय आ 
गया था। रस का असर होने में २४ घटे लगे । अगर फिर ऐसा मौका आवे, उसी तरह 
हालत बिगडे तो शायद उसमें से निकल हूं। न सकें या पुरी तरह न निकल सके । ” डा० 
राय से कहने छूगे, “इतवार को जो हालत हुई थी, उसके बारे में आपकी क्‍या राय 
है ? डाक्टरी भाषा में, उस दिन जो हालत बिगडी, वह क्या चीज थी ?” डा० राय बोले, 
“डा० गिल्डर मौजूद थे। वे कह सकेगे। ” कंण्डी कहने लगे, “हा, मगर उस दिन के 
चिह्नू का विचार कीजिए। सख्त मतली, बेचेनी, नाडी की कमजोरी, मुझे याद 
आ रहा था कि हृदय को खून पहुचाने वाली नार्ड! तो कही बन्द नही हो गई ।” डा० राय 
बोले, “हो सकता है, चिह्न तो ढक बैठते हे । ” केण्डी कहने लगे, मुझे तो डर लगता 
है। इसरा हमला ज्यादा खतरनाक हो सकता हैँ ” मुझसे बोले, “क्या आप उन्हे 
जबर्देस्ती ज्यादा रस नहीं दे सकती ?” मेने उत्तर दिया, “उनके साथ जबर्दस्ती कौन कर 
सकता है ? ” कंण्ड! पूछने लगे, 'क्या वे खुद नियस बाधते हे, खुद कानून बनाते 


कक + 


हैं? ” मेन्रे उत्तर दिया, जी हा ।” 


वे बोले, उनसे कहना कि वे बडे खराब मरीज है । हम लोगो को मरीजो के बनाए 
कानून पालने की आदत नहों ।” सभी हसने छगे। हि 

शाह पूछने लगे, “उन्हे घोखा नही दे सकत॑। हो ? चुपचाप ज्यादा रस डाल दिया 
करो ॥” मेने कहा, “उन्होंने हम सबको हमारे ईमान पर रखा हैं । उनके साथ धोखा 
नहीं हो सकता ।” कैण्डी कहने लगे, “मगर डाक्टर मरीज की जान बचाने के लिए 
झूठ बोले तो उसमें कौनसी बात है! अच्छा, यह बताओ कि रस नापती कंसे हो ?* 
सेने कहा, “औंस वाले गिलास सें ।” वे बोले, “कल में नया आँस का गिलास लाऊगा 0 
पुराना गिरकर टूट गया है। समझी ?” मेने कह।, फायदा क्‍या होगा ” उसी नए गिलास 
से पानी भी नापा जाएगा। एक सात्रा रस और तीन या चार साज्ा पानी । 

शाह बोले, “डा० राय हमें बता रहे थे कि महाभारत में कहा गया हैँ कि पाच 
तरह के मौके आ सकते हैँ जब कि झूठ बोलने में दोष नहीं हैं । उनमें से एक है जान 
बचाने की खातिर । 

कैडी कहने लगें, कोई और मरीज होता तो सौ झूठ बोलने में हिंचकिचाहट 
न होती, सगर' ...। अच्छा, अब बुलेटिन में क्या कहना है ? यही कि डाक्टरी दबा 


उपवास बग्निपरीक्षा 


१ 
है: 


के नीचे उन्हीने मोसम्बी का रस लिया और हालत सुधरों! । 

मेने कहा, वापु नहों साेंगे कि टाफ्टरी दवाव के सोचे उन्होंने रस सिया। 
शाह बोले, तो कहें क्नि टाक्टरी सलाह से लिया ? ” डा० गित्टर व हने “गे, “सत्य: 
तो हमने कब से दी यो । हे 

सब चुप हो गए। मेने कहा, “एक ही बात पर उन्होंने जोर दिया है, पानी 
पी सके। जब पानी नहों पी सके तब पानी में रस मिला छे, जैसा कि उन्होंने उपयास 
करने से पहले ही कहा था। बस इतनी-सी बात हूँ ।” 

बुलेटिन लिखी गई। डा० गिल्डर मुझसे मजाक करने लगे, “बहन सूघच ! आज 
तो बुलेटिन पूरी तुम्हारी है।” मेने कहा, “मेने वही कहा है जो था। ” डा० गिल्टर 
बोले, “हा, होना भी यह! चाहिए ।॥” 

भूलाभाई, मुझी और राजाजी आज बापू से मिलने आए। भूछानाई ने बताया, 
“सरकार तो अकडकर बैठी हूँ । कोई दलील सुनने को तंयार हो नहीं । कुछ भी समझौते 
की बात करने से पहले वह कई तरह की शर्ते और गारटी मागने की बात बरेगी । एप 
ओर आपकी आवाज जेल की दीवारो में बद है, दूसरी ओर देश की हालत घिएडती ही 
जाएगी । ” 

मुर्ण) ने भी भूलाभाई का समर्यन फिया। कहने लगे, “उनकी तैयारी तो जापरो 
मरने देने को हूं । अगर परिणाम में जनता कुछ गटवड करे तो उनकी तैयारी उसे भी 
गोली से उडा देने की है। कई तरह के छोग जाज बाहर काम कर रहे है। उनमे कटयो 
के नाम भी बापू नहीं जानते। मगर उन सब के कारनामों की जिम्मेदारी कांग्रेस पर डाली 
जाती हूँ । इसका कुछ उपाय करना चाहिए । मगर मुझे इतना कहना होगा झ्ि जहातक 
में जानता हु, किसी कांग्रेस वाले ने जान-माल का नुकसान करने में हिस्सा नहों लिया, 
मगर आपकी सीख के खिलाफ लोगो ने कई जगह काम किया हूँ ।॥ अधिकतर पहु अज्ञान 
और विचारो को गटबड का परिणाम था । 

बापु ने उनकी बाते चुपचाप सुन लो और राजाजी से बातें करने के लिए अपनी 
बक्ति का सचय किये रसा | राजाजी ने वाइसराय के साथ के अपने अनुभव चुनाए और 
बताया कि लार्ड लिनलिथगों ने तीन वार उनसे झूठ बोला था। वे कहने लगे, 
“आखिरी बार जब म॑ उनसे मिलता तो वे पुछने लगे, (क्या गाधीजी उपवास करेगे ? ” 
उस समय आपका खत उन्हें उपवास के बारे में मिल चुका था। इसी प्रकार एक बार 
कौसी मसले पर मेरे विचारों को बुद्धिमानों' कहकर वाद में उन्होनें उससे उल्हा 
वक्तव्य निकाला था। तीत्वरा असत्य तो इन दोनो अतत्यो से भी बुरा हूँ । 

राजाजी ने बताया कि लिनलियगो को बापु के नाम से ही घिढ है । एप साहब 
उनसे बाते करने गए। वापु के नाम का जिक आते हू! छिनलियगों गुस्से में भरवार 
कमरे में चक्‍कर काटने लगे । किर्स(ने उनसे पुछा क्षि उनकी कार्यकारिणों सना से तीन 
मेम्बरो ने इस्तीफा दे दिया हू, इसलिए क्या वे इस चजह से गाधीजी के प्रति जपनी नीति 





घश्३्२ न बापू की कारावास-कहानी 


बदलेगे ? लिचलिययो ने उत्तर दिया, “जितनो ने इस्तीफा दिया है, उनसे दुगने नाम 
जगहे भरने के लिए जेब में पडे हे ।” 

इसके बाद राजाजी ने सरकार की तरफ से बापू पर रूमाई गईं तोहमतो की बात 
को । कहने लगे, “आपके लेखो को तोड-मरोड़कर झूठी तोहमतो की सनमानी खिचड़ी 
तैयार की गई है ।” 

कांग्रेस ने बापु से देश की छूडाई की योजना बनाने को कहा था। वापु ने पकड़े 
जाने से पहले कोई सूचनाए नहीं निकाली थीं, छूडाई की रूपरेखा नहीं बनाई थी। जो 
चाहर रह गए, उनमें से किसीको काग्रेस के नाम पर हिसक या अहिसक लडाई चलाने का 
अधिकार न था। काग्रेस ने कहा था कि हर एक अपना सरदार है, सो हरएक स्त्री-पुरुष 
अपने कृत्यो के लिए जिम्मेदार था। काग्रेस स्वयं किसीके किये की जिम्मेदार ने थी। 
'राजाज; का कहना था कि उसूलन बापू या काग्रेस किसीके किये के लिए जिम्मेदार नहीं, 
मगर मौका आते पर यह स्पष्ट करना होगा कि हिसक प्रवत्तिया कांग्रेस और भापकी नीति 
के विरुद्ध है। बापू से कहने छगगे, “में जानता हू कि जेंल में बेठकर बाहर की प्रवृत्तियो 
के विरुद्ध निदान देना आपकी जीवन भर की नीति के विरुद्ध होगा । मगर क्या आप हमसे 
यह नहीं कह सकते कि यह सब आपको पसद नहीं ? जो छोग लडाई चला रहे है, वे अगर 
इतना स्पष्ट कर दें कि वे कांग्रेस के नाम पर नहीं, बल्कि अपनी जिम्सेदारी पर अपनी 
अवृत्ति चला रहे हें तो वे काग्रेस की भी सेवा करेगे और अपनी भी । में जानता हु कि 
आप यहां बैठकर उनकी निन्‍दा नहीं करेंगे, टीफा नहीं करेगे, मगर इसमें शक नहीं कि 
आज जो कुछ बाहर हो रहा है, वह बंद होना चाहिए। जिम्मेदारी किसीकी भी हो, मगर 
ऐसी प्रवृत्तियों से देश का भला नही हो रहा है । 

“तीसरा हूँ कौमी मसला। वह हल हो सकता हैँ ।” उन्होने बापू को एक फार्मूला 
बताया । सर तेजबहादुर सप्रू, राजा महेइ्वर्र|दयाल और अन्य मित्रो के साथ राजाजी 
ने इस प्रस्ताव की चर्चा की थ।। उन लोगो को वह पसद आया था। बापु से फिर 
कहने रूगे, “इन लोगो में से किसीको आप इस मसले को हाथ में लेने की सत्ता नहीं 
दे सकते ? ” 

जब राजाजी सब कह चुके तब वापु ने उत्तर देना शुरू किया। उनकी आवाज 
चहुत कमजोर थी। बिलकुल पास कान रखने पर ही सुन सकते थे। बापु कहने लगे, “आज 
मेरी तबियत अच्छी है। मेरे मन में जो है सो सुना देता हू । इन छ महीनो में मेने अहिसा 
का ही सनन किया हूँ। मेने देखा कि मेरी अहिंसा में एक दोष है और इस युद्ध के समय 
अगर अहिंसा को अपना चमत्कार दिखाना है तो वह दोष दूर करना होगा । वह वोष 
यह था, में कहा करता था कि अगर अहिसा को अपना काम करना है तो देश में कहीं भी 
हिंसा नहीं होनी चाहिए । अगर कहीं हिंसा फूट प्रिकली तो में अहिसक' छडाई बंद कर 
दूगा। मगर में देखता हूं कि आज मेरे चारो ओर हिसा है । हिंसा की आय सारे जगत्‌ में 
फैली हुई है । तब क्या मेरी अहिसा वेबस होकर चुपचाप यह सब देखा करे ? 


उपचास अग्निपरीक्षा स्३ 


पं 


“मुझे कहना होगा--नहीं, आज अहिसा को हिना हे बीच रहवार काम बाना 
है । इतना में कह सकता ह झ्लि अगर में बाहर होता तो हमारे यहा रिसा एस ताज न छठ 
निकलती में उसे रोफ लेता या रोकने की कोशिगय में पतम हो जाता। मेसे उपने जारिएीी 
मायण में जनता से कह दिया था कि अगर उसने एक भी अग्रेज मारा तो थे मुझे जौना नहीं 
'चाएगे और मेरा खून उसके मिर पर होगा। आज देश में जो हिसक कार्य हो रहा है, उररे 
लिए मेरे हृदय के किसी नो फोने में सहानुभूति नहीं हैं । रहो उसकी की निन्‍्दा रे छात, 
सो जवतक मे बसे हो कटे अब्दो में सरकार को निन्‍दा न कर सझू, सवतर जनता की 
प'निन्‍्दा भी नहीं करना चाहता। आजकल की हमारी सरकार व्यवल्वित हिसा या मानो एप 
'डूसरा नाम हैँ और हम उसे स्वीफझार करते हे, उसकी सत्ता दे नीचे रहते है । मेरा मत 
है कि हमें इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए । कई साल पहले मेने पिहार में इस बात पा 
इशारा किया था। वहा पर पुत्पो ने पुलिस को स्त्रियों का जपमान करने दिया, उनया 
सामना करने की जगह वे भाग गए। कहने लगे कि मेने उन्हें हिसा करने से मना शिया था, 
“इसलिए उन्होने पुलिस का सामना नहीं क्रिया । मेने कहा कि मंने उन्हें दुजदिल बनने 
को कभी नहीं कहा था। उनका तो धर्म था क्वि स्तियो की रक्षा में अहिनय था टिसझ 
चरोके से अपनी जान लडा देते । इस किस्म के अन्याय के सामने वानी न सुउते । जगर 
बिल्ली चूहे पर हमला करे और कोई बहादुर चूहा सामने से अपने दातो हारा अपनी रक्षा 
के लिए बिल्ली का सामना करे तो चूहे ने हिंसा की, ऐसा आप कहेंगे पया ? उस समय 
मेने इस किस्म को दलोल की थी, सयर इस विचार का पूरा महत्त्व और उसका पृ" अर्य 
उस समय आज की तरह मेरे सामने स्पप्ट नहीं हुआ था। अब में कहता हू कि जहिसा को 
हिंसा के बीच रहकर अपना काम करना हूँ । इसलिए मेरी यह माग हैं झ्ि कानून में 
अहिसक विरोध को स्थान होना चाहिए। अगर अहिसा को हिंसा के बीच रहकर दाम 
करना हुँ तो यह आवश्यक हूँ। मेरे कहने का यह भर्य नहीं कि कानून तोडने वाले को 
सजा न हो । उसे आप चाहे जेल भेजें या फासो पर छूटफा दें। अहिसक सिपाही समसता 
है कि कानून तोटने की सजा उसे भुगतनी होगो और वह सुशी से सजा लेने जाता हूँ । 
मगर उसकी पत्नी को, कुटुम्ब को या देहात को सजा नहीं हो सकती । आज ऐसा होता 
हैं। यह न्याय नहीं । हमें इस संगठित रूप से चलने वाली सरकारी हिंसा फे सामने 
झुकना नहीं चाहिए । हमें मृत्यु का भय छोडना होगा । इस बार हमें जापानियों से पाठ 
लेना चाहिए। जहातक म॑ जानता हू, जापानी बहुत ही बहादुर कौम हैँ, मगर उतदी 
महत्त्वाकाक्षा उन्हे भधा कर रही हैं । उन्हें साम्राज्य चाहिए। वे सारे जगत्‌ को हजम 
कर जाना चाहते है । मेरी उनके साथ नहीं पट सकती, जैसे कि हिटलर के साथ नहीं पट 
सकती। हमारे विचारों में आकाश-पाताल का अतर है। में तो यहातक जाता फू कि इस 
$हसा के सामने मुझने के बदले अगर छोग अपनेजाप पर गोली चलाकर आात्मत्त्या पार छे 
तो उनका कृत्य अहिसक होगा । मुझसे कहा गया हैँ कि लोग थक गए हैँ। सरकार ने 
अपनी फौजी मीन के वल पर देश पर कावू पा लिया है । मेरा कहना है कि उन्होंने दावू 





श्शे४ट बापु की कारावास-कहानो 


खोया ही कब था ? इन बातो का मुझ पर असर नहीं होता। मेरे मन में निराशा 
नहीं हैं। कोई कुछ भी कहे, में फिर से दोहराना चाहता हु कि सेने छूटने की खातिर- 
उपवास नहीं किया। मुझे छूटने की इच्छा नहीं । तो भी अगर छूट जाता तो उसका 
उपयोग कर लेता और में यह महसुस करता हू कि परिस्थिति को सम्भाल लेता । 

“आप कह सकते हे कि यदि उपवास के बाद आपको पहले की तरह फिर जिन्दा 
दफन कर दिया गया तब क्या ? अगर आपको इस देश से ही ले जावे ताकि भारत की भमि- 
पर होने के नाते जितना आपका यहा से सबंध है, वह भी न रहे, तब क्या ? मेरा कहना है, 
मेरी आत्मा का सबंध तो रहेगा ही ओर वह ओर भी ज्यादा असरकारी होगा। मुझे पूर्ण 
विश्वास हुँ कि बाहर कुछ भी हो, मगर से अकेला भी सच्चा रहा तो हिन्दुस्तान जरूर 
आजादी पाएगा। अहिंसा में विश्वास रखनेवाले मुठ्ठी भर ही है तो क्या हुआ ? अगर 
अकेला में ही अहिसा की सम्पुर्ण ससाल छोड जाऊ तो चही काफी होगा, कुछ काल 
के लिए, हमेशा के लिए नहीं। सगर इस काल में कोई बहुत बडी आत्मा आ पहुचेगी और 
सारे देश को जगा देगी। इसलिए देश के भाग्य का फेसला करने की, जो सत्ता देने की बात 
आप कर रहे हे, वह में नही दे सकता। ” 

यहा पर डाक्टरो को बातचीत बद करानी पडी। इतने श्रम से बापु की नाडी 
कमजोर हो गई थी। जब वे कुछ आराम ले चुके थे तब राजाजी ने बताया कि देश 
के भाग्य का राजनेतिक फैसला करने की सत्ता वे नहीं माग रहे थे, वे तो कौमी 
मसले के फँंसले की सत्ता साग रहे थे । 

बापू कहने लगे, “उसके लिए सत्ता मागने की आवश्यकता ही नहीं और आप 
जानते है कि हमारा कितना ही मतभेद हो, एक-दूसरे के प्रति अविश्वास नहीं है। ” 


२६ फरवरी ४३ 
कैण्डी आज फिर कहने लगे, 'मोसम्वी का रस बढाने में उन्हे क्यो उज्न है, यह 
मेरी समझ में नही आता ।” सेने समझाया, “बापु ने कहा है कि पानी को पीने छायक 
बना लें, बस इतना ही कम-से-कम रस लेना चाहते हे । अपनी इस प्रतिज्ञा का आत्मा 
और वचन से पालन करना चाहते है । ” 
कैण्डी बोले, “यह तो पानी और हवा खाने पर भी अकुश लगाने जैसी बात 
हुई।” शाह कहने लगे, “वे तपदचर्या कर रहे है ।” मेने कहा, उन्होंने अपने एक 
पत्र में लिखा था कि उपवास करके वे अपने को सुली पर चढाएगें। आज वही कर 
रहे है ँ 
२७ फरवरी ४३ 
दो रोज से बापू के पेशाब की सात्रा कुछ कम है। जनरल केण्डी को इससे चिन्ता 
हो रही थी । डा० बिधान कहने लगे, “पिछले इतवार को तबीयत इस कदर बिगडी थी ॥ 
उस वक्‍त भी दो-एक रोज तक पेशाब कम हो रहा था । ” बापू उन्हे कुछ ज्यादा कमजोर 


उपवास * अग्निपसंक्षा २२७ 


दिखाई दिये और कंण्टी ज्यादा चितित छंगे। बुलेटिन क्या निक्ाउनी चाहिए ४५ इस 
पर चर्चा चली। मंने पचतित! बब्द निरुलया टाला । कल की बानो में पाप ने 
स्पष्ट किया था कि उन्हें किसी बात की चिन्ता न थी। वे चिन्तामुक्‍्त होवर भगपान्‌ णे 
भरोसे चल रहे थे । 

अगे साहब बापू से मिलने आए। वे छेटी छिनल्ियगों का सदेश छाए थे कि जग 
बापू अपने उसूलो को छोटे बिना उपवास छोड सके तो जरूर छोड दें। जनेक दुसो मित्र 
भी उपवास छोडने को कह चुके थे और लिप चुके थे। सर मॉरिस रायर बा पत्र 
आया। उन्होने भी उपवास छोडने की प्रार्यना की थी । 

आश्रम से श्रीमती आश्ञादेवी, श्री चिसनलाल शाह और डा० दास से एप 
वक्‍तव्य वनकाला हुँ कि लोग बाय से मिलने की कोशिश न बरें ताहि उनझी घरित 
बची रहे और वे उपवास के शेप दिन पूरे कर सके । सब छोग ईइबवर से उनकी दोर्घाय 
के लिए प्रार्थना करे। 

राजाजी फिर बापू से मिले । गुस्देव के पुत्र रवीयाय्‌ भी प्रणाम कर गए । 

आज बापू ने हजामत कराई । सबको बहुत अच्छा लूगा। सुला हुआ चेहा भी 
हजामत के बाद चसक उठता हूँ। 

२८ फरवरी ८३ 

जनरल कंण्डी ने दो-एक रोज पहुले बापु को हजामत कराने की सठाह दी यो । 
आज यह जानकर कि बापु ने कल हजामत कराई थी, वे बहुत पुण हए । मने कहा, 
“बापू कहते थे कि यह आपके सम्मान में है। ” कंण्डी हसकर बहुने ऊूगे, “मगर मंने 
तो मोसम्बी का रस बढाने को भी कहा था । 

हम सब वापू को देसने के लिए उनके कमरे में गए। कैण्डी उनसे बोले, “आज 
आप सुदर युवक दिखते है।” बापू ने कहा, 'भापका हुक्म बजाया हैँ ।” मेने कहा, 'चापू, 
जनरल कंण्डी कहते है कि उन्होने तो मोसम्वी का रस बढाने को भी कहा था  / दण्डी 
बोले, हा, पुरी सलाह क्यो न मानी जाय ? “ बापु कहने लगे, “ईश्वर को इच्छा हुई तो 
बुध को मानेंगे ।” 

बापू के कमरे में आकर बुलेटिन तेयार की । कैण्डी ने अपनी २५ तारोस की 
रिपोर्ट में सरकार को लिखा था, “राजाजी से बाते करके गाघीजी बहुत थक्त गए थे। ” 
सो इसका एक नया ही परिणास हुआ । कर्ेल भण्डारी को सरकारी टेलीफोन जाया कि 
गाधीजी और राजाजी की बातचीत की पूरी रिपोर्ट भेजो | कटेली साहब को हुप्म मिला 
कि गराधीजी की सभी मुलाकातो की रिपोर्ट भेजो । वेचारे कटेली साहब भाई के पास 
आए। मुलाकातो में वे हाजिर रहते थे, मगर बापू की आवाज क्षीण होने के काण ये 
उनकी बाते बहुत कम सुन पाते थे, सो भाई से कह गए कि सब मुझाकातो की रिपोर्ट थे 
उन्हे दे दें । बापू की सत्य और अहिसा की नीति का यह गताप है कि जेलर फंदियों का 
इस तरह विश्वास फरे। भाई ने उन्हें सब मुलाकाता का रिपोर्ट तैयार कर दी । 


“२३६ बापू की कारावास-कहानी 


बापू से राजाजी की मुलाकात फिर हुई। उन्होंने कौमी मसले के बारे में अपने 
'फार्मूलि की चर्चा फिर की। जाते समय उसकी नकल देने लूगे। मगर कटेली साहब ने कहा 
कि उसके लिए इजाजत लेनी पडेगी। इस पर नकल रखने का विचार छोड़ दिया गया। 
बापू ने हमसे कहा कि फार्मूले को ध्यान से पढ लो और फिर स्मरण करके उसकी नकल 
खुद बना लेना । इस पर भाई ने उसे एक बार फिर पढकर सबको सुनाया । राजाजी के 
जाने के बाद उन्होने नकल तेयार की । डा० गिल्डर ने बापु की खाट के नीचे हाथ करके 
शॉर्टहण्ड में कुछ नोट ले लिये थे। बाद में भाई की नकल उससे समिलाई। कुछ फर्क 
नथा। | 
आज बहुत से मुलाकाती आए। उपवास पुरा होने पर जेल के दरवाजे फिर बन्द 
हो जाएंगे, इसलिए सिन्न लोग दर्शन का लाभ ले लेना चाहते है । 
बापु की तबीयत अच्छी रही । 
१ साथ ४३ 
कल राजाजी के जाने के बाद भाई बापु से कहने रूगे, “आपने कौमी मसले पर 
राजाजी को कोरा चेक दे दिया हैं। क्या यह ठीक है ? आप जानते हे कि पाकिस्तान के 
मसले के बारे सें आपके विचारो से उनके विचार भिन्न है ? ” 
बापु बोले, “यह ठीक हैँ। मगर सेने विश्वास रखा हैं कि राजाजी मुझे किसी 
'ऐसी परिस्थिति में न डालेगे जो मेरी अतरात्मा की आवाज के विरुद्ध हो । और अगर 
कुछ ऐसी ही बाते बच गई तो मे आमरण उपवास करके अपनी भूछ का प्रायश्चित्त 
करूगा । 
सो आज राजाजी के आने पर बापु ने यहु सब उनके सामने साफ किया । राजाजी 
कहने लगे, “में यह सब समझता हु। आप चिन्ता न करे। में आपको ऐसी परिस्थिति 
में न डाल्गा कि आपको अपनी अतरात्मा के विरुद्ध कुछ करना पडे ॥” 
बापू काफी पानी पी लेते हें । खुराक न जाने से कमजोरी होनी तो जरूरी है, 
मगर गुद सब जहर निकाल रहे है। सो चेहरे पर ताजगी और प्रसन्नता पाई जाती है, 
तेज दिखाई देता है । 
२ सार्चे ४३४ 
आज आखिरी बार मुलाकातियों के लिए आगाखां महल के दरवाजे खुले । 
लक्ष्मीबहन खरे और अन्य बहनो से विदा लेते समय बा की आखो में पानी आ गया। 
कहने लगीं, “अच्छा बहन, यह आखिरी राम-राम है ! ” मेने कहा, “बा, आप ऐसा क्यो 
कहती है ? हम सब छुटकर जाएगे और सबसे फिर सिलेगे ।” 
बा बोली, “हा, तुम सब जाओगी  ” उनकी आवाज में करुणा थी, निराशा 
थी । 
कनेल भण्डारी से बाते करते समय बापू को पता चलछा कि कल उपवास छूठने के 
समय रामदासभाई ओर देवदासभाई के सिवा और कोई नही आ सकेगा। इस पर बापू ने 


उपचास * अग्निपरोक्षा २३७ 


सरकार को पन्न लिखवाया कि उनके लिए रिह्तेदार, मित्र और पत्र, सव समान है। अगर 
उपवास छूदने के समय उनके विज्ञाल कुदुम्ब के लोग उपस्यित नहीं रह सकते तो एजो को 
मलग कोटि में रखना उन्हें पतद न था । सो कल उपवास छूठने के समय उनके जेल के 
साथी और अफसर ही मौजूद रहेये। जेल के साथियों में दुर्गावहन, नारायण और कनु 
भी शामरित्न थे। वे वापू की सेवा के छिए आगाखा महल में हो रहते थे । 

गर्मी काफो बढ गई हैँ । बापू की खाद हम बरामदे में छे आए थे। मुलाज्ानियों 
और दर्शनाभिलापियों की कतारे प्रणाम करके उनके सामने से गुजरती रहीं। सबका 
हृदय भरा था। बापू सोम्य, प्रसन्न-मुझ से हाथ जोटकर सबका अभिनन्‍दन करते थे । 

राजाजी और अगे साहब ने आधा-पौन घटा फिर बाप से बाते कीं । 


उपवास की समाप्ति 


३ मार्च “४३ 
कल रात से हम सवका हृदय ईश्वर के प्रति घन्यवाद का गीत गा रहा है । 
इकक्‍्कीस दिन पहले ६ तारीख की रात को हमसें से भधिकतर लछोग बहुत कम सो पाए थे। 
चिता थी, मन पर बोझ था कि इकक्‍्कीस दिन कंसे करटेंगे ? अकेले बापू रात भर गहरो नोंद 
सोए थे। कल रात फिर सब बहुत कम सोए। बापु की अग्नि-परीक्षा पुरी होती जान पड 
रही थी। डाक्टरी मत के अनुसार बापू के लिए इक्करीस दिन का उपवास पूरा कर 
सकता एक असम्भव-सी बात थी। पहले दो हफ्तों में बापू की हालत को देसकर हम छोग 
सचमुच कापते थे और पिछले रविवार (२१ फरवरी) के रोज तो ऐसा लगता था कि 
बापू भव चले, मगर उसके बाद बाप ने पानी में थोडा-सा मोसम्वी का रस डालकर लेना 
शुरू किया। इससे वे पानी पी सके । इतना ही फर्क पडा। आठनतो जौंस रस से शरीर 
को क्या पोषण मिल सकता है ? मगर इतने थोडे-से रस का भी अद्भुत असर हुआ। वापु 
की तबीयत सुधरी और खून में पेशाव मिल जाने की बीमारी, यूरीमिया, के चिह्न एक- 
एक करके दूर हो गए। २४ से फरवरी को वजन का कम होना भी रुक गया और शक्षित 
बढ़ी । वापू को तो अपनी तबीयत इतनी अच्छी लगने रूगी कि हसी में एक रोज कहने 
लगे, “में तो आराम से चालीस रोज तक इस उपवास को चला सकता हू । मगर हम 
डाक्टरों को निरश्चितता नहीं थी, क्योकि हृदय द्ुवेंल था और पेशाव की परीक्षा बताती 
थी कि गर्दे को अपना काम करते में कठिनाई हो रही है। किस समय फिर से परिन्विति 
गम्भीर रूप धारण कर ले, यह कहना कठिन था, इसलिए करू रात को जब मजिल 
पूरी होती देख पडी तो हम सब ह॒ये के कारण सो न पाए। बापू भी बहुत कम सोए ॥ 
वे कल दिन में डा० विधान राय से कह रहे थे, जितना विचार करता हू, उतना स्पप्ड 
नजर आता है कि इस उपवास को पूरा करने की शक्ति मुझे भगवान्‌ से ही मिली हैँ ।” 
सो वे पडे-पडे भगवान्‌ का दर्शन उसकी कृति में कर रहे थे। 


३८ बापू को कारावास-कहानी 
सुबह चार बजे बापू प्रार्थना के लिए उठे। प्रार्थना के बाद वे सामान्यत- सो जाते 
है, मगर आज नहीं सो सके । कल सेने पुछा था कि उपवास छोडने से पहले गीताजी का 
' पारायण करना है क्‍या ? बापू कहने लगे कि करना अच्छा तो लरूगेगा, मगर करू सब 
“डाबटर आवेगे, इसलिए छोटी-सी ही प्रार्थना करनी चाहिए। सगर आज सुबह प्रार्थना 
के बाद जब बे सो नही सके तब कहा कि एक-एक करके तैयार होकर आते जाओ और 
गीता का पाठ शुरू कर दो । भाई तो उस समय तक लगभग तैयार थे। उन्होने पाच बजे)< 
यानी नए हिसाब से छ बजे पाठ शुरू किया। कुछ अध्यायो के पश्चात्‌ कनु आ गया। 
में दसवा अध्याय शुरू होने के समय पहुंची। सवा सात बजे पाठ पुरा हो गया। हम सब 
को बहुत अच्छा लगा । 
जब पूरा होने को था तब डा० दोनशा मेहता अपनी पत्नी के साथ आए। 

बापु ने विचार किया था कि आज भालिश इत्यादि जल्दी पूरो कर लेगे, सगर श्री कटेली 
को कर्नल भडारी की आज्ञा चाहिए थी, इसलिए डा० दीनझा की पत्नी को वापस 
भेजना पडा। 

हम सब स्वासनादि कर चुके थे। नाइता किया और फूल चढाने नीचे महादेवभाई 
की समाधि पर गए। कल फूलो के बहुत से हार आए थे। सब वहा पहुचाएं। सुदर 
दृश्य था। । 

सबेरे सवा सात बजे स्वामी आनद महादेवभाई की भस्म यहा से ले गए थे। जिस 
समय वहा ६ बजे बापु के उपवास छोडने की प्रार्थना चलती थी, उस समय उधर भस्म 
को नदी में प्रवाहित करने की विधि चलती थी। विचिन्न सयोग था कि बाप्‌ के उपवास 
छोडने के समय ही यह क्रिया हो रही थी । 

यह कोई सोच-विचारकर बनाया हुआ कार्यक्रम त था। कई दिल से दुर्गाबहुन 
की अनुमति से सरकार की इजाजत लेकर यह नि३चय किया गया था कि भस्म का 
अधिकाश भाग यहीं नदी में प्रवाहित कर दिया जावेगा। अस्थिया गगाजी में 
प्रवाहित करने के लिए रख ली थी, मगर आज तक उसे नदी पर भेजने का प्रवध 
नही हुआ । 

एक आकस्मिक घटना और घटी। आज जमनालालजी का श्राद्ध था। सयोग- 
बश् बापू को अपना उपवास १ फरवरी के बदले १० फरवरी को शुरू करना पडा। 
ऐसा न होता तो उपवास का छूटना और जमतालालजी का श्राद्ध होता, एक हो रोज न 
पड सकते थे । 

प्रार्थना में बापु ने यह कम रखवाया था : पहले ईषावास्यमिद - , - वाला इलोक, 
फिर एकादश ढ़त, फिर में भरोसे अपने राम के, और नहों कुछ काम के वाला भजन, 
फिर रामधुन, 'अउज बिल्ला' और अंत में ब्हेन आइ सर्वे दि वण्डरस क्रॉस । मगर कल 





» जब हम जेल में थे तब सरकारी घडिया एक घटा आगे कर दी गई थी। 





उपवास मअग्निपनीक्षा 


ल्‍्र् 


३६ 
“रात मीरावहन ने अग्रेजी भजन नहीं गाया, इसलिए वायु ने उसे मुझसे पूरा करयया। 
“रात को मीरावहन के साथ वह भजन पाच मिनट तक गाया। एक बार सुबह गाया। दः 
था कि कहीं गाने में भूल न हो जाय । 

कमरा ठीक करके बापु को भीतन छाए। एक तरफ डाफ्टरी इलाज के लिए 
कुसिया रखीं और इसरी तरफ छोगो के लिए जमीन पर बंठने फी जगह की । पीन बसे 
“डा० विधान राय जाए और कहने लगे, “में तो जमीन पर बैठूगा । ” बापू बोके, “तो 
आपको फिर प्रार्यता में भी कुछ भाग लेना होगा ।” वेचारे इधर-उचर कुछ हूटने छगे 
चीताजलि हाथ आ गई। उसमें से दो सुन्दर अश्ञ उन्होने चुने । 
बापू ने विचार किया था कि ८ बजकर ५० मिनट पर प्रार्यना शुन को जावे 
व्वाकि वह ६ व्जे उपवास छोड सके, मगर फिर विचार बदला। सरोजिनी नायडू कहने 
'रूगीं कि जनरल कौण्डी इत्यादि प्रार्यना में आ सके तो अच्छा हो ! उनके थाने से पहुछे 
आकनू और नारायण ने आनन्द लोके, मगला छोके' गया । सरोजिनी नायटू ने बेष्णव 
जन तो * गाने को कहा। वह भी गाया इतने में जनरल कंडो इत्यादि जा 
'पहुचे | प्रार्थना शुरू हुई । 
ग्रोत्ताजलि में से डा० विधान राय ने ब्हेन दि माइट इत़ विदाउट फिय्र' और 
“दिस इज़ माई प्रेयर ८ दी, माई छॉर्ड', दोनो हो उन्होने पढ सुनाये । अच्छे छूगे । इसके वाद 
खापु ने प्रार्थना का जो क्रम रखा, वह एक के वाद एक चला। अन्त में ब्हेन आइ सर्वे दि 
वण्डरस कार्सा गाया यया। भजन पुरा करके मे उठी कि रस राऊ, मगर वहीं-फी- 
वहीं खडी रह गई। बापु आखें बन्द किये पडे थे। उनके होठ हिल रहे थे । 
आखें भीगी थीं। यह भजन बापू को हमेशा द्रवित किया करता हैं। आज और ज्यादा 
असर हुआ । विचार आया---दूसरा सछीद (क्रास) दृढने की वया आवश्यकता है ? 
बह तो हमारी आाख के सामने हैं । सारी-की-सारी प्रार्थना बहुत असरकारी बन गई थी । 
वातावरण गम्भीर, सोम्य और करुण था । 
बापु कुछ शत हुए। मेने प्याले में रस डाला । वापु ने छ भौंस रस में से एक औँस 
यानी डालने को कहा था। वह मिलाकर मेने वा के हाथ में दिया। वा की खाद का पिछला 

"भाग उठाया 4 बापू उसके सहारे बैठ गए और धोीमे स्वर में बोले, “मे डाक्टरों को घन्य- 
बाद देना चाहता हु,” उनका गला रुघ गया। दो-एक मिनट तक सब सन्नाटे में 

- खडे रहे। बापु ने सम्भलकर फिर कहना शुरू किया, “जो बडी सावधानी और प्रेम से 
मेरी देख-रेख करते रहे है - ,| गरा फिर रुघ गया। थोडी देर बाद उन्होने अपना 
वाक्य पूरा किया, “सफलता उन्हों की बदीलूत मिली है, छेकिन इच्छा प्रभु की थी कि 


# ६७ एा४ ६0 77977 6 800075 है 





| मज0 8ए९ हपा0ण7तेंदत ग्रार शी 50 प्राणी पथ8 गाते. ४ि८- 
बाएा - 


र४े० आपु की कारावास-कहानी 
में इस अग्निपरीक्षा में से जीवित पार हो जाऊ। प्रभु ही मुझे अगला कदम सुझाएगा? 
मेरी कमजोरी के लिए आप लोग क्षमा करे ४* ६४ 

नाडी बहुत कमजोर और उसकी गति तेज थी । डा० गिल्डर ने बापू को लिटाने 
की कोशिश की, मगर बापू ने इन्कार किया। जो कहना था, वह कहकर बा से रस कौ 
गिलास हाथ में लिया । 

भाई ने भडारी, कंण्डी और शाह को अगूरो का गरम-गरस रस पीने को दिया 
भोर हसकर बोले, “यह तुम्हारी दवम्पेन] है (” कल श्री कंडी सजाक कर रहे थे, “क्या 
इैम्पेन सिलेगी ? ” हम लोगो ने 'सहनाववतु' का मत्र पढा और बापू ने रस लिया ४ 
डाक्टरो ने अपना पेय । श्री कैण्डी ने बापू की नाडी देखी और “चलो” कहकर बाहर 
निकले। श्री भण्डारी बम्बई सरकार को टेलीफोन करने गए कि उपवास टूट गया 
हैँ । 

बाहर आकर छ जनो की सही से बुलेटिन लिखी गई। श्री कंण्डी खडे बालें 
“कर रहे थे। मेने उनको धन्यवाद देते हुए कहा, “जनरल कंण्डी, विदा। आपकी सहायता 
के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ! ” वे कहने लगे, “नहीं-नहीं, मेरी समझ में नही आता कि 
आपके बिना हम लोग क्‍या कर सकते थे | ” इतने में सरोजिनी नायडू आ पहुची | कंडीहे 
की बातें सुनकर उसी ढंग में वे भी कुछ कहने लगीं । मे भीतर चली गई। 

इतने में डा० गिल्डर आ गए और डा० बिधान राय की प्रेस-प्रतिनिधि भेंट क॥ 
हाल सुनाने लगे । तभी डा० विधान राय भी आ पहुचे । वे आज जा रहे हैँ। बापु के साथ 
कुछ बाते करके आ रहे थे। उनको उपवास के सम्बन्ध में एक चार्टे-्सा बनाकर दिया था 8 
हाथ में लेकर कहने लगे, “विज्ञान आपको श्रद्धा के क्षेत्र में नही ले जा सकता उपवास- 
सम्बन्धी हरएक बात को आप विज्ञान से सिद्ध नही दार सकते ।” बात सच्ची थी। कल- 
परसो में और डा० गिल्डर चकित हो रहे थे कि आठ-नौ ऑंस सतरे का रस लेने से वजन 
कम होना कैसे रुक सकता है ! डा० दीनशा मेहता भी कह रहे थे कि उपवास में संतरे 
लेने पर भी चजन तो एक-आध पौण्ड प्रतिदिन गिरता ही है। बापु का निदान तो निश्चिचत 
था--/ईइवर ने ही मुझे शक्ति दी है। इसमें शका को स्थान नहीं है 

डा० विधान राय चले गए। बापू की मालिश इत्यादि पूरी करके डा० दीनशा 
और उनकी पत्नी भी चले गए । महल सुनसान-सा लगने रूगा ॥ द 

बापू ने दिन में दो-तीन बार रस, शहद और पानी लिया और आराम करते 
समय टिल आवब दि टू सिदीज्ञ!' और 'हाउण्ड आव हंविन' पढते रहे। 


# ४०6 द्धपाश॥ी 78 पीशा5, 9ए 6 शो ए़३३ (9008 घाश 7 आपात 
डपाएएट 06 तत्व पृ6 जो शा०ज़ 96 पाल ग्रन्‍्दा शल्छ. एण ग्रापश 00झंए८ 
ग्राल 607 पा5ड 0968४एप0णज्7 ? 


|| एक प्रकार की शराब ; 





चन--नवी न 


नतृ 


| 


उपवास की समाप्ति 


पुष्ठ २८० 
हु है। 


हाथ में लिया ।” 


्ट् 
(्‌ 


। गिलास 


ववासे रस के 


परिचारकों की विदाई ण्ड्? 


आम को खाना खाने के बाद महादेवभाई को समाप्रि पर फूछ चटापर हम 
लोग बेडमसिन्दन खेलने ऊमे। इतने में देवदासभाई आए | रोज इतने छोग जाते थे, मगर 
भाज फाटक बन्द हो गए हूं। अब देवदासनाई व रामदासभाई को हो बाने की इजाजन 
हैं। रात को रामदासभाई देवदासभाई को छेने आए । माताजी और बापू की बहन 
[फई या) चाहर मोटर में थे, मगर हम उनको देख तक नहीं सकते थे । 

रात को वापु अच्छी तरह सोए | उपवास पूरा होते ही सरकार का रख बदल 
गया हूँ। फिर वही कडी निगरानी और बचात-बात्त पर हुज्जत ! ऐसा रूगता है, सरदार 
को इस बात का अफसोस ही रहा है कि उपवास क्यो पुर्ण रूप से सफल हआ। 


के 8 7 
परिचारकी की विदाई 
४ मार्च (८० 

प्रात पाच बजे प्रार्थना के लिए उठे। ध्रार्यना के बाद भाई बापू के पाव दयाने 
लगे। बापू उपवास की बात करते हुए बोले, “मेने ईश्वर का द्गन जितना स्पप्ट इस उपवास 
में किया है, दूसरे किसी में नहीं किया । यो तो हरेकः उपवास ईव्वरदस था ओर उसमें 
मेने भगवान का दर्शन ही किया, मगर वह उत्तरोत्तर बढता गया हैँ। मेरी शवित कया थी 
ईव्वर ने शक्ति दी। मेरा दृढ विद्वास था, श्रद्धा थी कि मुझे इस उपवास में अधिक 
तकलीफ नहीं होगी और हुई भी नहीं ।” मेने कहा, “पहले दो हफ्तो को छोड दें तो ।”” 
बापू कहने लगे, “हा, वह तो हैं 

आज भी डा० दीनशा मेहता अपनी पत्नी के साथ बापू की मालिश आदि करने 
आए। भडारी और शाह भी आए । वापु सोते थे । जब जागे तब उन्हें देसकर बुलेटिन 
लिखी--जनता के लिए अलग और सरकार के लिए अलग--भौर उसके पास भेज दी । 

खुराक में आज भी बापू ने फल और ग्लूकोज ही लिया। कैलरी वेल्यू ७५० 
हो गई । 

दोपहर को रामदासभाई आए । वह आज माताजी और फई बा को बम्बई ले 
जा रहे है । बापु के साथ कुछ समय बाते करते रहे। बापू उन्हें अभहिसक और हिसक 
लइकर का भेद समझाते रहे । 

शास को मीराबहुन काफी समय बापू के साथ कविता इत्यादि की चर्चा करती 
रहों । 

खाने के बाद हम लोग खेल रहे थे कि इतने में देवददासभाई आए। उनसे सेलने 
को कहा, मगर उन्होने इन्कार किया । जबतक उन्हे जितना चाहें यहा रहने दी इजाजत 
थी, तबतक बहु खेला गरते थे, मगर जब से उन पर साधारण भुलाकांतियों केन्दे 


श्द 


र४२ बापू की कारावास-कहानी 


नियम लागू किये गए है, तब से वे थोडे समय के लिए ही अग्ते है। उतन कम समय में 
कैसे खेल सकते हे । 
घूमकर' हम लोठे । देवदासभाई ने प्रार्थता में भजन गाया। प्रार्थना के बाद थोडा 
समय बापु के साथ बाते करके वे उठे और भाई के पास जा खडे हुए। वे आज शाम 
को बम्बई से आए थे। सेने उनसे कुछ खाने को कहा। उपवास के समय 
तो भाई किसीको पुछते हो नहीं थे, क्योकि आने-जानेवाले बहुत थे। 
सगर अब तो केवल देवदासभाई ही आते है । सो मुझे लगा कि पूछ सकते 
'है और उन्हे भी लगा कि वह निमत्रण स्वीकार कर सकते है। दो-तीन मिनट 
में वे खाकर उठने ही वाले थे कि बापू ने कहलाया कि देवदास जल्दी जाए। 
वे उठे और चल दिये। में दरवाजे तक पहुचा आई । मगर बापु इस घटना से बहुत चिढ 
गए। उन्हे लगा कि इस तरह रुकने में खतरा है । देवदासभाई आज देर से आए थे, सात 
के बदले आठ बजे । इसलिए जाने में भी रोज से थोडी देर हुई । बापु को वह ठीक न 
रूगा। मुझे बहुत दु ख हुआ। बापु क्यो इतनी छोटी-सी बात के लिए नाराज हुए ? 
खाने में पाच सिनट भी न लगे होगे । इस उ्ेडबुन में एक बजे तक नहीं सो सकी। बापु 
भी एक बजे सोए। वह बहुत थक गए थे । 
५ साचे “४३ 
आज बापू ने थोडा-सा दृध लिया। सरोजिनी नायडू मजाक कर रही थों, 
“नवजात शिक्षु तो चार आंस दूध ही ले सकता है न ! “ 
बावला और कनु को अग्रेजी सिखाना शुरू किया है। डा० दीनशा मेहता जब 
आलिश आदि शुरू करते हे तब हम तीनो अभ्यास के लिए बेठ जाते हे । 
डा० दीनश्ा बापु के लिए कुछ फल लाए। उनमें पपीता भी था। बापू ने खाया, 
मगर दक्षिण अफ्रीका के फलो के बाद यहा के सामान्य फल उन्हे फीके ही छंगते है । 
भडारी और ज्ञाह ने आकर बुलेटिन भेज दी। दिन भर घर सुनसान था। शाम 
को देवदासभाई के आने से काफी परिवर्तन हो जाता है । अच्छा लगता हे । 
उन्हे आज भी बम्बई में कुछ काम था । प्रार्थना के बाद बापू से थोडी बात करके 
ये चले गए । 
श्री कटेली ने आज नये बेडॉमटन के बल्ले सगवाए है। सो खुद भी खेलने को पहुच 
गए घुटने में चोट के कारण उन्हे खेलने की मनाही है, मगर उन्हे यह खेल इतना प्रिय 
है कि उसका सर्वथा त्याग करना उनके लिए बहुत कठिन है, 
बापु को श्ञास के वक्‍त बेचेनी-सी लगती थी। पेट और सिर पर मिट्टी की पट्टी 
रखकर सो गए । अच्छी नीद आई। 
६ साख ४३ 
देवदासभाई आज मथुरादासभाई के आपरेशन के लिए मिरज जाने का विचार 
कर रहे थे। कल शाम कह गए थे कि मिरज जाऊ तो ज्ञायद जगली शाम को न भा सकू। 


परिचारको को विदाई ४४४३ 


_ यहा सुबह का कार्यक्रम रोज़ की तरह चला। भठारो और भाहु जाए। भद्या 
कहने लूगे, “अब कल से बुलेटिन की क्या आवश्यकता है ? हम लोग भी मान गए (7 
आज की बुलेटिन में लिख दिया कि बिना विशेष आवश्यकता के बर आगे बुलेटिन न 
मिकाली जायगी। _ भडारी कहने लगे कि कल से वे नहीं आवेगे। डा० जाह आया करेगे 
और सरकार को खबर भेजा करेगे । 

डा० दीनशा मेहता और उनकी पत्नी मालिश करके चले गए। 

बापू को खाना खिलाकर मंने स्नान किया । जब साना साकर लोटी तो एक 
बज चुका था। इतने में श्री कदेली आए और कहने रुगे, अखबार में आया है कि देव- 
दास कुछ घटो तक बापु के पास रहे थे। परिणामस्वरूप कल से उन्हे यहा आने की 
इजाजत नहीं मिडेगी। भाज आखिरी दिन हूँ ।” बहुत बुरा लगा । कौन जाने आज वे आ 
भी सकेगे या नहीं। बापू से कहा गया था कि देवदास की मुलाकात बन्द करने से पहुले उन्हें 
नोटिस दिया जावेगा, मगर आज एकाएक सब बदल गया। बापू सोते थे। उठने पर म॑ने 
उन्हे बताया । क्षण भर उन्हे लगा कि परसो यहा देर हुई थी, वही कारण होगा, सगर 
मेने याद दिलाया कि अखबार में तो पहले ही आया था कि चार दिन तक उन्हें आने देंगे। 
आज चौथा दिन है। परसो देवदासभाई मुश्किल से दो घटे ठहरे थे । इतने की तो उन्हें 
इजाजत थी ही। बापू कहने लगे, “तू ठीक कहती है, मगर मेरा स्वभाव है कि अपनी 
तरफ से कोई भी कारण सिल सके तो उसे पकड लेना चाहिए । ” 

बाद में बापू ने दु्गबहुन और बाबला को बुलाकर कहा, 'दिवदास के लिए इस 
तरह एकाएक हुक्म भा गया हैं तो तुम छोगो को भी एकाएक यहा से जाने के लिए 
सरकार कह सकती है, इसलिए तुम छोगो से आज ही थोडी वाते कर लेना चाहता है ।” 
फिर बाबला को क्या करना चाहिए, कहा रहना है, इस बारे में बाते करते रहे । 

कल से देवदासभाई नहीं आवेगे, इस खबर से एक तरह की उदासी-सी छा 
गई है । 

देवदासभाई सिरज नहीं गए थे, क्योकि मथुरादासभाई का आपरेशन मुत्तवी 
हो गया था। वे शाम को आए। रामदासभाई भी दम्दई झे का पहुचे । उन्हे वहा 
सेक्रेटरियट से पता चला था कि गाधीजो की तबीयत अच्छी हैं, सुधार सतोपजनक है । 
कल से बुलेटिन नहीं निकलेगी, इसलिए मुलाकात भी कल से बन्द होजावेगी। बुरा 
लगा। मालम होता तो दो-चार रोज बुलेटिन और निकालते ॥॥ 

प्रार्थना के बाद रामदासभाई बापू से बोले, “अब दूसरे उपवास के लिए हम 
'पर दया रखना । हम तो पामर प्राणी हे , इसका भी आपको विचार रखना चाहिए। ” 
बापु कहने लगे, “यह तो तू ईश्वर से माग, में कौत हु ? मुझसे जो मेरा मालिक करायेगा, 
हू मुझे करता पडेगा। यह उपवास भी मेने कहा किया है ? में तो जीना चाहया हू । वागे 
ईश्वर की मर्जी ! ” दोनो भाई चले गए। श्री कठेली सारा समय साथ थे । जनन्‍्त में उन्हे 
'पहुचाने के लिए हम लोग कमरे से निकले। श्री कठेली ने हमें बरसाती से आगे जाने की 


२४४ बापू की कारावास-कहानी 


मनाही की, इसलिए हम वहीं रुक गए । 

बापू की मालिश हो रही थी कि इतने में श्री कटेली आकर कहने लगें, “भडारी” 
का टेलीफोन था कि श्रीमती देसाई और उनके लडके को सोमवार तक चला जाना 
चाहिए ।” यह दूसरा घक्का था, मगर इसके लिए पहले की अपेक्षा हम लोग ज्यादा तैयार" 
थे। मेने उन्हे खबर दी। नारायण को दुर्गावहन से अधिक बुरा लूगा। उसे यहा बहुत अच्छा' 
लगता था। पहले तो वह कहता था कि उसे जल्दी जाना है; क्योकि यहा जितना 
रहे, उतनी ही अधिक सम्भावना उसके लिए यहा से निकलने पर तुरत पकड़े जाने की 
है । महादेवभाई की अस्थिया भी गयाजी पहुचाने को रखी थीं। उस कारण भी वे दोनो” 
जल्दी जाना चाहते थे, इसीलिए बापु ने भडारी से कहा था कि नर्सों में कनू ही रहेगा, 
सगर बाद में नारायण का मन बदला । वह भी कनु के साथ रहना चाहता था # 
सगर अब क्‍या हो सकता था ! 

दुर्गाबहन की मेने मालिश की और उनसे बाते भी की ॥ 

७ साय ४३ 

सहादेवभाई की समाधि पर सुबह फूल चढाने बहुत दिनों के बाद आज से भी 
गई। लौटने के बाद थोडे मिनटों में ही भंडारी और शाह भा पहुचे। बापू ने भडारी से 
बा के लिए एक नर्स का इन्तजाम करने को और सनु गाधी या सणिबहन पटेल को 
भेजने को कहा । 

दोपहर को बापू ने दुर्गावहून और नारायण के साथ थोडी बाते कीं। बाद में 
दुगविहन मेरे साथ काफी समय तक बाते करती रहीं । के पुराने दिनो को याद कर 
रही थीं और बात-बात पर उनकी आखो में पानी आ जाता था। 

रात को मौन लेने से पहले बापु ने सा-बेटे को फिर बुलाकर पूछा, “वया कुछ 
कहना है ?” दुर्गावहन बोलीं, “और तो क्‍या कहू, आप जल्दी आवे और हम लोगो पर 
दया रखकर फिर उपवास की वात न करे ।” बापू ने उत्तर दिया, “यह उपवास भी मेने 
नहीं किया । में तो राम के अधीन हू । अगर मे कत्तंव्य-पालन की एक सम्पूर्ण मिसालू 
जगत्‌ के सामने रख जाऊ तो मेरे लिए वह वस है ।” 

बावला के साथ आज बेडमिन्टन और रिग खूब अच्छी तरह खेला। करू 
नहीं खेले थें। इससे वह निराश था, आज खुश हो गया। 

< मार्च ४३ 

सुबह महादेवभाई की समाधि पर फूल चढाकर छोटे तो दु ख हुआ था। आज 
नारायण की यह आखिरी पुष्पर्भेट है । फिर वह यहा पर कब आ सकेगा, यह भगवाबः 
ही जानता है। नारायण के मन में था कि सम्भव हूँ; किसी कारणवश उसका जाना ढल 
जावे । कल भडारी के साथ नर्स की बात हो रही थी तब बापू ने उससे कहा था कि अभी” 
तक दुर्गा बा की मदद करती थी। अब वह जावेगी तो वा को दुसरे की आवव्यकता होगी ४ 
बापू ने जो नाम सुझाए, उनके अछावा किसीको बाहर से लाने की मी बात-चल्गी ॥ दुर्गा बहुनः 


परन्चिरको की विदाई २४५ 


“कर चास अयबा। भडारी कहने छऊूगें, “क्या वे ठहरेंगी ?” बापूने कहा, “दहर तो 
जावेंगी ।” मेने कहा, “नारायण को उनसे मलग नहीं किया जा सकता 7” भडारी 
कहने लगे, “उस ब्रेचारे को अनिश्चित समय के लिए कैसे रोका जा सकता हैं? 
उसके लिए बह सजा हो जाएगी।” नारायण ने बाद में चुना तो कहने लगा, “उनसे कहो 
कि मेरे लिए यहा रहना कोई सजा नहीं । मुझे यहा बहुत अच्छा रूगता हूँ। सेयाप्राम 
"मो तरह मेरा अभ्यास भी यहा अच्छा हो सकता है ।” मगर भण्डारी से कुछ कहना 
फिजूल था। दोपहर को मा-बेटे को लेने के लिए दिल्लोपकुमार मोदर छाए ! 
दुर्गाबहन के जाने से पहुछे बापु नें उनको बुछाया । दुगबहन ने फिर कहा, 
“जल्दी जाना । ” बा कहने रूगीं, “पापी छोड तब तो ! वे किसीकी नही सुनते । ” बापु 
का मौन था। उन्होने लिखा, “सरकार भले न सुने, मगर सरकार के ऊपर भी एक यडा 
सरकार हुँ । बह सबकी सुनता हैं। वह मिर्बछ का बल हैं ।” साढे तीन बजे की ग्राडी 
प्पकडने के लिए वे लोग यहा से ढाई-पीने तीन बजे निकले । हम लोग बरसाती से ही 
वापस आ गए । बाहर जाने से कहीं कटेली रोके न, यह्‌ सोचकर आगे बढ़े ही नहीं । 
मगर वा वाहर तक गईं । 
घर बहुत सूना लगने छगा हैं। भाई तो बहुत ही उदास हो गए। रात को 
नवापु का काम भी नौ-सवा नो बजे पुरा हो गया। बाद में कनु कुछ भजन सुनाता रहा, 
कुछ बाते करके भाई को हसाता रहा । साढे दस बजे सब सोने को उठे । 
६ मा ४३ 
आज केवल डा० शाह आए और सरकार को खबर भेजने के लिए कुछ बाते 


“पूछ गए । न 
आज बापु का वजब लिया । ६६ पोण्ड निकला । 


वा की मालिश आदि आज मैंने की । दोपहर में कुछ सो भी गई। मगर तो भी 
रात को थकान लगती थी। दिन भर घर में उदासीनता-सी भरी रहती थी। बुरा 
लगता था। कु मेरे पास व्याकरण सीसखता है। आज से उसने सरोजिनी नायडू 
के साथ दिज्ञर आइलंण्ड' पढना शुरू किया हूँ । 

कल से बकरी के दूध का मक्खन निकालना शुरू किया हूँ, क्योकि बापू 
की खुराक की केछोरी चेल्यू £ बढाने के लिए मक्खन की आवश्यकता हूँ । 
कल तो ३ ओंस निकला था, आज पीन आस निकला । 

डा० गिल्डर का हृदय की धडकन का नक्शा आया । सरोजिनी नायडू का और 
चापु का नक्‍्या भी उन्होने लिया। भाई का और बा का मेने छिया । उनसे व्गाडियो- 
बलोजी। को छोटी-सी किताब भी पढने को छाई, मगर आज वह शुरू नहीं कर पाई। 
>उप्णताजनक घवित 
हृदय-विज्ञान 





(+ 


र४६ बापु की कारावांस-कंहानो 
2 १० सा्च डेझ 
“ आजसे बापु ने भाई को भी अपनी सेवा में हिस्सा दिया, इसलिए मेरे पास दोपहर 
को दो-एक घटे, खाली बचे जिनमें अखबार और कार्डियोलोजी की किताब 
देखती रही । 
आज भाई ने सक्‍्खन निकाला । रोज से ज्यादा निकला, सगर बकरी ने आज 
दूध बहुत कम दिया, इसलिए कल सक्‍्खन नही निकाल सकेगे । आज का आधा कल के” 
लिए रख लिया । 
कनु आज खेलने के लिए आया। बहुत हसाता रहा। रात को भाई ने बापु का 
सब कास किया । कनु कल मीराबहन से अग्रेजी बातचीत और भजन सीखता रहा। मेने 
कुछ पढा । 
गर्मी बहुत पडने लगी है। 
बापु का रक्तचाप सुबह नही देखा था। शाम को प्रार्थना से पहले देख! तो १२६/ 
८२ निकला । 


शाम को बापू के लिए गुड बनाया । दूध नहीं डाला । था ही नहीं । 


११ मार्च ४३ 
आज से मीराबहन ने डा० दीनशा मेहता से एनीमा और सालिश इत्यादि 
लेना शुरू किया है । इसका असर उनकी तबीयत पर अच्छा होगा । 
आज भडारी आए। कहने लगे, “कनु को यहा से जल्दी जाना होगा। किसी दूसरे 
को सेवा के लिए दे सकेगे ।” मेने कहा, “मगर बा की तरह नहीं होना चाहिए कि दुर्गा- 
बहुन चली गई और कोई आया भी नहीं । ” वे कहने लूगें, तुम अपना सत लिख सकती 
हो | इसलिए दोपहर ,को मेने और डा० गिल्डर ने लिखा कि हमारी समझ में बा को 
रोज के लिए और बापु को एक महीने के लिए नर्स की आवश्यकता है । कनु रह सके तो 
सबसे अच्छा होगा, क्योकि वहु बापु की आवक्ष्यकताए समझता हूँ । 
बापु ने आज शाम को सब्जी नहीं ली, मगर रात को उन्हे कब्ज-सा महसूसः 
हुआ, इसलिए कर से दोनो वक्‍त सब्जी छेगे। 
बापु का रक्तचाप आज सोते समय देखा। १५६/६८ निकल । 
कल वाले गुड में नीबू डालकर उसे आज फिर गरस किया। अच्छा बन गया 
हैं । अब बापू काफी गुड खा सकेगे। 
१२ सा्चे “४३ 
आज भडपरी नही आए। दोपहर को उन्होने कहुलाया कि प्रेमाबहन यहा हैं 
और उन्हे वा के लिए बुला सकते है। चार लडको के भी नाम आए । उनमें से एक बालजी-- 
भाई का लडका है । कन्‌ की जगह कोई दूसरा आए, सरोजिनी नायडू को यह पसन्द 
न था। हम सबको भी। जितने दिन में नया आदमी काम समझेगा, उतने दिन में उसके: 


सरोजिनो नायडू की बीमारो और रिहाई 


र्४ट€ 
भाषा । अच्छा लगा। पीछे भाई के साथ थीडी देर पढती रही । 
वा रात को अच्छी तरह तो गई । गर्मी सतत थी । 
१८ भार्च ४३ 


बाज सुबह भडारी आए । कहने लगे कि मेहता और कनू २६-२७ मार्च तदझ 
चले जावे तो उचित होगा। मेने कहा फि लगभग ठीक हुँ। बोले कि अब ऊगनग की 
बात न करो । फिर कहने रूगे कि बहुत करके डा० ग्रिल्डर अब यहां रहेगे। मनु 
आ जावेगी, मगर मनोज्ञाभाभी और मनु याथी दोनो में से ज्षिमकों बुलाते है, यह उ्हें 
प्पता नहीं चलता था, इसलिए पूछ गए । 

वा भाज विलकुल अच्छी थों। चुबह आराम करने को कहा तो मुझसे चिट गईं । 
बज्वब उनकी तबीयत ठीक रहती है तब उन्हे त्रिठा रसना कठिन होता है । 

दीपहर सें सख्त गर्मी थी। अभी रात को कुछ हवा चली हूँ । अच्छी लगती हैँ । 

कल डा० गिल्डर की कुछ डाक्टरी पतन्न-पत्रिकाए आई है । उनमें से एक आज 
देखती रही । 


4 80६ “६ 
सरोजिनी नायडू की बीमारी और रिहाई 


१६ सार्च ४३ 

आज सरोजिनी नायडू की तबीयत अच्छी नहों हैं । सिर में चचकर आते है। 
चतले दस्त हो गए हूं । नाडी तेज है और कमजोरी रूगती हूँ । रात में उनके पास कनु को 
सुलाया। मेने उनके पास सोने को कहा तो उन्होंने मनाही की । कहने लगीं, “तुम्हारी 
याप्‌ के पास आवश्यकता होगी । ” मुश्किल से कनु को चहा सोने दिया । 

दिन में आज कुछ खास काम नहीं कर पाई । सूब गर्मी पडती हैँ । दिन यो ही 
निकल जाता हैं । 

सुबह डा० शाह आए । सरोजिनी नायडू की तबीयत उस समय अच्छी थी, 
मगर तो भी वे बहुत दिनो से बीमार-सी है । डा० शाह कह रहे थे, 'अगर वे चले जाए 
सो तुम लोगो की देखभाल कौन करेगा ? ” मगर हमारी देखभाल के लिए उन्हें रोका 
थोड़े ही जा सकता है। उनकी तबीयत को देखते हुए उन्हें छोडना ही चाहिए । 


२० सार्च “४३ 

आज भी सरोजिनी नायडू दोमार है । थोडा बुखार भो है । चवकर तो आते ही 

रहते है। घुबह भडारी और शाह आए । उन्होने रिपोर्ट भेजी है कि सरोजिनों वायर्‌ 
को बहुत बीमार समझना चाहिए । शाम को फिर आए । उन्हे अस्पताल जाने को कहने 


२५० “बापु की 'कारावासन्कहानी 


लगे। सरोजिनी नायडू ने इन्कार किया । उन छोगो ने काफी जोर रूग्राया, सगर वे न 
सानी। तबवे बापू को बुलाकर ले गए। वे बोली, “अस्पताल के बजाय में घर जाना 
पसंद करूगी । ” सगर घर जाना तो सरकार के हाथ में रहा । आखिर इतना मानों कि 
गुसलखाने उठकर नहीं जावेगी । 

सतु भी ज्ञाम को आ गई । नागपुर जेल की बाते बताती रही । 

भडारी ने आज कहा कि डा० दीनशा का आना सोसवार से बन्द करने का 
विचार हूँ। प्यारेलालजी उनकी जगह मालिश कर सकते हे। भाई ने उन्हे , 
दोपहर को पत्र लिखकर बताया कि बे दीनशा की जगह क्यो नहीं ले सकते । 


२१ मार्च '४३ 
कल रात में सरोजिनो नायडू के पास सोई। वे काफी सोती रही । बीच-बीच में 
उठकर बैठ जाती थी। बुखार तो था ही। सुबह छ बजे मापा तो १० १ निकला, विन में फिर 
बढा और दोपहर को १०५ तक गया। डा० शाह आए। भडारी बस्बई गए थे। बापू ने डा ० 
शाह से सरोजिनी नायड्‌ के लिए एक नर्स लाने को कहा । डा० शाह कहने लगे कि साढे दस 
बर्ज भण्डारी बम्बई पहुचेंगे । ग्यारह-बारह बजे उन्हे टेलीफोन करके वे पुछेंगे । मगर 
दोपहर को भडारी का देलीफोन आया कि सरकार ने अम्माजान को छोड दिया है। वे 
कहा जाना चाहती है, यह पूछ ले । सरोजिनी नायडू ने पर्णकुटीर जाना पसद किया। 
सुबह श्रीमती दीनशा मेहता आकर सरोजिसी नायडू की देखरेख करने रूगी ॥ 
उनका बुखार तेज़ था। में और मीराबहन भी दूसरे कामो से समय निकालकर आते-- 
जाते रहते थे । आज सुबह हमने सरोजिनी नायड्‌ के कमरे से खाने की मेजें निकाली 
थी ताकि उनको आराम मिल सके । सामान की अलमारी निकालने की तेयारी में थे 
कि दोपहर को उनके छूटने की खबर आ गई। उनका सामान बाधा। मेने जो 
तस्वीरे बनाकर उन्हे दी थी, उन पर कोई चीज रखी जाने से धब्बे पड 
गए थे, इसलिए उन्हे ठीक किया । अम्माजान को तेयार किया। पाच बजे 
ड।० शाह आए और एम्बुलेन्स कार मगवाई। करीब साढ़े पाच बजे सरोजिनी 
नायडू रवासा हुई। उनका बुखार १०२ पर आ गया, मगर उल्टिया खूब हो 
रही थी । डा० दीनज्ञा मेहता, उनकी पत्नी और डा० शाह उनके साथ गए। वे पर्ण- 
जा रही थी। उनके जाने के बाद घर सुना हो गया । 
डा० दीनशा ने आज सरकार को एक खत लिखा है, जिसमें उपवास के बारे 
में अपने अनुभव की चर्चा की है और कहा है कि उन्हे गाधीजी की सेवा में और हम्बें 
असे तक रहने की आवश्यकता हैँ । 


5 
४५१ 


अहिसा का प्रयाजन 


२०२ मार्च ८३ 
सरोजिनी नायडू के जाने से घर बहुत ही सुना हो गया है । उपवास पे बाद 
जिस रोज़ माताजी पूना से गई थीं, उस रोज भी इतना सुना नहों लूगरा था। 
आज बापू की मालिश सेने और भाई ने मिलकर की । ठा० गरिल्डन भी पास 
खडे थे। बोले, “वापु को कहीं यह न रूगने पाए क्ि दीनझा गए तो अब उनके लिए फुट 
होता ही नहीं है । इसमे तबीयत का सुधार रक्त सकता हैँ । 
२३ मार्च ४३ 
भाई का हाय कट गया था, इसलिए में मालिश कर रहो थी। इतने में डा० 
गिल्डर ने आकर इसरी तरफ की मालिश करनी शुरू कर दी। भाई जाए और हसते-हसते 
कहने छंगे, “जरा म॑ भी तो देखू कि दो एम डी कंसे मालिश करते है |” बाप से पूछा, 
“कंसा रूगा ?” वे भी हसने लगें। बोले, “चलेगा। में जल्दी प्रमाणपत्र देने धाला नहीं 
हर ( 
शातिकुमारभाई का कनु के लिए पत्र आया। लिएा था कि मेरी माताजी को 
तेज़ बुखार भाता था। चिन्ताजनक स्थिति हो गई थी, मगर जब भच्छी है । 


२४ मार्च ४३ 
बापु को आज करीब आधे फर्लाग तक चलाया। धीरे-धीरे चलना बढा रहे हूँ । 
मालिश आज भी डा० गिल्डर ने और मेने को । 
मन्‌ ने वा का सेवा कार्य अच्छी तरह सभाल लिया हुैँ। वा भव घर के काम 
में भी रस लेती है । उनकी तवीयत भी अच्छी जान पडती है । 
गर्मो बढती ही जाती है । दोपहर को बापू के कमरे में करीब एक हफ्ते से पा 
चलता हूँ । 
आज माताजी को और खबर मिली। वे बहुत वीमार है। दस दिन से तेज़ बुखार 
माता था। दो दिन से कुछ कम हूँ । इस स़वर से बडी चिन्ता हो रही है । इस उमर में 
मधुमेह के साथ लम्बा बुखार मामूली वात नही। 
२५ भा ४३ 
आज श्ञाम को जब मे कनु को व्याकरण सिसा रही थी तब देखा कि बा लेटी 
हूँ । उठकर पुछने गई तो पता चलता कि वही दिल की घडकन का दोरा हो गया 


श्प्र बापू की कारावास-कहानी 


आज पौने चार घटे तक यह दौरा चला । रक्तचाप शुरू में १४०६० था, बाद 
स्में ६६१ ६६ पर जा पहुचा। थोडी देर शका हुई कि सम्भवत सस्तिष्क में खून की गाठ 
(कोरोनरी श्रोम्बो सिस ) होगी, मगर उसके जैसी बेचैनी न थी। बा का सामान्य रक्‍त- 
चाप ११०१ ७० था। उस हिसाब से तो रक्तचाप बहुत नहीं गिरा था। मगर तो भी चिता 
» कीफी हो गई । डा० शाह को खबर दी। वे आए। दिल की धडकन का चित्र लेने के लिए 
कोयाजी को फोन किया। उन्तकी मोटर उन्हे उस समय नही मिल सकती थी, इसलिए 
डा० शाह उन्हे लेने गए। उनकी मोटर छोटी थी । सो घर जाकर अपनी बडी मोटर 
“लाए। फिर कोयाजी के यहा थोडा रुकना पडा। वे दीनशा के बारे में अपना अनुभव 
डा० शाह को बताते रहे। नतीजा यह हुआ कि डा० ज्ञाहु धडकन का चित्र लेने की 
“सशीन लेकर आए। उससे दो-चार मिनट पहले दौरा बन्द हो चुका था। ई. सी जी. 
नाम्मल तिकला। अफसोस हुआ कि मशीन वक्‍त पर नहीं पहुची । 
रात सें बा को नींद अच्छी आई, मगर डरती थी कि कहीं फिर से कुछ 
प्म हो जाय । 
दोपहर को बा के नाम सेवाग्राम से लोलावती का पत्र आया। लिखा था कि 
-“शकरन्‌ और पजाब का झगडा हुआ था, इस कारण दवाखाना बन्द करना पडा है। 


२६ सार्च “४३ 
आज मोहनलल्‍ूाल का अग्रेजी में लिखा पत्र आया। वह उसने बम्बई सरकार 
के सेक्रेटरी के दफ्तर में बैठकर लिखा था। माताजी की अच्छी खबर थी । दो रोज से 
बुखार नहीं था, साथ हो सेक्रेटरी की ओर से सदेश था कि प्यारेलाल गुप्त ने सर्देश 
भेजा हैं कि आप लोगो की मा सख्त बीमार है । दोनो पत्नो की तारीख २५ सा थी, 
मगर उन्हे सदेश पहले मिला होगा। भेजने में देर हुई होगी। मोहनलूाल के पन्न की 
खबर ही हमने सच्ची सानी । 
टॉटेनहुमस का उत्तर भाई को सिला। कांग्रेस की जिम्मेदारी वाली किताब के 
बारे में भाई ने उनसे पूछा था कि क्‍या वे उसे गाधीजी को भेजेंगे ? उन्होंने लिखा कि 
-गाधीजी चाहते है तो भेजेंगे । 
मथुरादासभाई का पतन्न आया । उन्हे पाचवा ऑपरेशन करवाना पडेगा। 
बापू आज उपवास के बाद पहली बार शास को महादेवभाई की समाधि पर 
-गए। कन्‌ चाहता था कि उसके जाने से पहले वे वहा हो भावे । 
२७ माचे ४३ 
आज कनु को जाना था। दिन का काफी समय उसके साथ बातचीत में गया । 
भाई की अपनी घडी ठीक हो कर आ गई थी। उन्होने वह मुझे कनु को देने के लिए दी। 
जाते समय घडी का रक्षावधन सेने उसे वाघ दिया । उसका जाना अखर रहा था, क्योकि 
वह बहुत हसाता रहता था और काम भी खूब करता था।_ उसके जाने से बहुत सुना 


महिसा का प्रयोजन २०३ 


लगने ठगेगा। सोचा था कि जाने से पहले मुझे कुछ भजन भी मिण देगा। मगर बहन 
कर सका। श्ञाम को प्रार्यना के बाद गाडी उसे के गई। हु 
रात मे काफो समय तक डा० गिल्दर, भाई, कटेली औ- में साथ री 
बेंठे रहे । डा० गिल्डर अपने पुराने अनुभव सुनाते नहें। 
सरोजिनी नायडू की खबर अच्छो है । बा अनीतण शपफी जगयत है । 
आज शाम को भी दापू महादेवभाई की समात्रि पर गए। 
ह २८ भाच '४३ 
आज मालिद के समय श्री कटेली चचर लाए फि रामदासभाई फो एक मुखझायात 
की इजाजत मिली है। वापु ने चार बजे उन्हें बलवाया था, लेफ्नि थे पाच था 
भाए। वा को बहुत अच्छा छूगा | हम हस रहे थे। हफ्ते में एक' बार एक प्रत उन्हें मि् 
जावे तो उनकी तबीयत अच्छो रहे । मेने 
लिखिए | 
रामदासभाई के जाने के बाद हम लोग साले बंठे । इतने में बापू नीचे समाधि 
पर फूल चढाकर आए। पीछे हुम छोग उनके साथ घूमे । आज बापू आया घटा घसे । 
दोपहर को भाई के साथ बाते होने लगी । भाई बोले, “अहिसा के असर से 
हिसा की वृद्धि हो तो वह आश्चर्यजनक वात ही क्रही जा सफ्ती है त |! जपनी और 
मुस्लिम छीय की मिसाल लीजिए । जितनी आपकी अहिंसा बढती हैँ, उतना ही उन 
लोगो का जहर बढता है। यह क्यो ? ” 
गे, 'ऐसा ही होना चाहिए और यह मे नई चीज नही फह रहा 


० गिह्डर से हसी में कहा, “जाप सुस्या 


बापू कहने लगे, 
हू। वक्षिण अफ्रोका में भी वही हुआ था। वहा एक वर्ग ऐसा पंदा हो गया था, जो मेरे 
खिलाफ जहर उगलता रहता था और मुझे मारने तक को भी त॑ंयार था और वह ऐसी 
जगह में, जहा मे वच्चे-वच्चे को पहचानता था । अहिंसा का काम ही हैं सब मंक्त 
ऊपर ले आता। दूसरे बब्दो में अहिसा का काम भगी की तरह सफाई करने का है । 

“डोक' जब मेरे बारे में अपनी किताव लिसकर लाया था तब मुससे उसे नाम 
क्या देना यह पूछने लगा । मेने कहा--म नहीं दता सकूगा । उसने नाम पसद फिया 
था ए स्ववेन्जर' (एक महतर'), मगर उस नाम का एक उपन्यास भी था, इसलिए 
उसे वह नाम पसद न था। मुझे तो पसंद था, मगर पोलक ने उसे रद्द किया । आखिर 
डोक की किताब को एन इग्डियन पेट्रियाट इन साउथ अफ्रीका! (दक्षिण अफ्रीका में 
एक भारतीय देह्ष-प्रेमी ), यहु नीरस-सा नाम मिला ।/ फिर डोक पँसे उनके पास 
आया, यह बताते रहे । 


* ४४७ ९ 
गुप्त नीति का विरोध 


२६ सा ४३ 

आज बापू का सोौन था। श्री कटेली को बुखार आ गया। गला खराब है। बा 
-का ठीक चलता है, लेकिन वह कुछ कमजोर हें । 

भाई ने बताया कि रात में सोते समय उन्होने बापू से पुछा, “जनता में विचारो 
के समन्वय ((20-00774707 ण ए0प९४7/) के द्वारा संगठन हो सके तो सर्वोत्तम हैं, 
कितु आज को, परिस्थिति में अगर अहिसा के सार्ग पर जनता को छातने के लिए गुप्त 
नीति अनिवार्य हो तो भी उसे आप क्या त्याज्य मानेंगे ? ” 

बापु ने उत्तर दिया, हा ।” 

बापु का सत है कि यह दलील भूल से भरी है। कहने लगे, “आज चाहे गुप्त 
नीति व्यवहार की दृष्टि से लाभदायक लगे, मगर अन्त में यह देखने में आवेगा कि उससे 
फायदे की जगह हानि अधिक होती है । इस रास्ते से हम सामुदायिक महिसक काति के 
ध्येय को नही पहुच सकते । उल्टें इस ध्येय के रास्ते में उससे रुकावट आ सकती है। मुझे 
इसमें शका नही । इस चीज के गर्भ में ही उसकी निष्फलता के बीज पडे है । ” 


३० साखें “४३ 
आज अखबार में खबर थी कि डा० बिधान राय को यहा आने की इजाजत 
नही मिली । बुरा रूगा। 
बापु को शाम को कुछ जल्दी घुसाने ले गई । थोडी देर घृमकर वे महादेवभाई 
की समाधि पर फूल चढाने को गए। मौराबहन नाराज हो गईं कि इतनी जल्‍दी बापु 
को घुमाने त्रहीं ले जाना चाहिए था । 


शाम को बेडसिन्टन और रिंग एक-एक बार खेले । अच्छा लगा। 


३१ मार्च ४३ 

आज डा० गज्जर परीक्षा के लिए बापु के खून का नमूना लेने को आने वाले थे। 

सुबह उन्हे घूमने नहीं दिया । उन्होने स्नानादि से जल्दी छुट्टी पाई जिससे कि बारह 
बजे तक उन्हे दो घटे आराम मिल सके; क्योकि खाना उसके बाद ही खा सकते 
थे। बारह-साढे बारह बजे गए, लेकिन डा० गज्जर का पता ही न था। भाखिर डा० 
बिधान राय का श्री कटेली को टेलीफोन आया कि बापू को खाना खिला दो, क्योकि 


गृप्न नीति का विरोब म्ण्ण्‌ 


डा० गज्जर दो-ढाई बजे से पहले नहीं आबेगे । वे सून की कुछ परीक्षा आप 
करेगे, कुछ कल | | 
डा० गज्जर चार बजे आए। ब्लड काउण्ट,८ आज फिया । क्छ दिटफेमिस्ट्री 
करेंगे। उनके साथ एक पुस्प और एक स्त्री मदद के लिए है। स्त्री हाडिज कालेज णी 
डा० डीमोन्‍्टी की रिक्तेदार और बम्बई के एक पत्रकार मोराइस की पत्नी है । 
डा० गज्जर के साथ दो-तीन सार से पंथॉलोजी में काम करती हे । कहने रूगों, 
"मेरे पति ने गाघीजी को स्टोरी आव इण्डिया क्ताब भेजी थी, बह मिलो 
या नहीं ? ” यहा आई ही नहीं । कौन जाने कितनी कित्तावें ऐसे ही पडी रहती होगी ! 
सरोजिनी नायडू नें अपना बाकी सामान मंगवा भेजा हैँ, इसलिए मेने सब 
करके भेज दिया । 
डा० विधान राय नहीं आ सके । सरकार ने उन्हे इजाजत नही दी । 
शाम को वापू मीराबहन के साथ बाते करने रंगे। मौराबहन ने पूछा, 
“आपका विचार है कि जो लोग गुप्त रीति से आदोलन चला रहे है, वे अपने को 
सरकार के हवाले कर दें। में जानती हु कि सतयुग की आदर्श स्थिति में ऐसा होना 
चाहिए, लेकिन हमें तो आज जैसी दुनिया हू, उसी के साथ चलना हुँ। बिना 
नेताओ के आदोलन कंसे आगे बढ़े ? ! 
बापु बोले, मिरा तो यही कहना है कि अपने को सरकार के हवाले कर 
देने के फलस्वस्प आदोलून खूब आगे बढेगा। हमारे साधन जितने पविन्न होगे, उत्तना 
ही देश के और लोगो के छिए अच्छा होगा । अगर मेरे बताए रास्ते पर चले होते तो 
दो में से एक बात होकर रहती या तो सिर्फ वे लोग, जो सत्य और अहिंसा में पवड्ा 
विश्वास रखते है, आदोलन में हिस्सा लेते, जिससे कि आदोलन ठढा न पडने पाता जँसा 
कि वह पड गया है, या कोई भो उसमें हिल्‍्सा न लेता। इन दोनो रास्तों से हमें 
शुप्त नीति जैसे गलत तरीकों से छुटकारा मिल जाता। तोड-फोड के आदोलन को 
हमारे सिर मढकर खूब प्रचार किया गया हैं। बेशक तोड-फोड वालो ने साहस 
और कुशलता तो बहुत दिखाई है, लेकिन इस सबका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं 
पडा। में जानता था कि तरीका गलत है और आन्दोलन को जल्दी-से-जल्दी बन्द 
हो जाना जाहिए। जब सरकार ने कहा कि उसने परिस्थिति पर काबू पा लिया हूं 
सो मेने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, लेकिन सरकार में इतनी सामर्थ्य 
नहीं हैँ कि वह देशव्यापी आन्दोलन पर काबू पा सके। आन्दोलन तो हमेझा 
नया बल पाकर चलता रहेगा। 
सीराबहन बोलीं, “दुबारा जब आदोलन होगा तो या तो पूर्ण अहिसात्मक होगा 





इदारदां 


>रक्तकण की गिनती 
+रक्त की रासायनिक जाच 


र५६ बापू की कारावास-कहानी 
या पूर्ण हिसात्मक । ” ४ 

मेने पुछा, “आपने तो कहा था कि इस वक्‍त हमारा लडाई का तरीका जेलें 
भरना नही है, फिर सरकार के हवाले अपने को कर देने को यह सलाह क्‍या उसके विरुद्ध 
नहीं हे 7 54॥ 

बापू कहने छूगे, “नही, मेने कहा था कि हम गिरफ्तारी का आवाहन न करके 
मृत्यु का करें। अगर हमारे काम के दौरान में हम पकडे जाते हैं तो कोई बात नहीं है ४ 
सात लो, जयप्रकाश अपने को सरकार के हवाले कर दे तो इसमें शक' नहीं कि उसे कडी- 
सजा मिलेगी, लेकिन उससे हमारा पक्ष मजबूत बनेगा । सरकार के हवाले अपने को करने; 
से लोग अपने गलत कदम को वापस ले लेते है । उससे हमें कोई नुकसान नही हो 
सकता ।” 

मीराबहन कहने हूगी, “आपका यह विश्वास कि छोगो के प्रकट होने और 
परिणाम भुगतने से परिस्थिति सुधर जायगी, तर्क के आधार पर नही लगता, आपकी 
अतप्रेरणा के आधार पर ही समझना चाहिए ।” 

बापू बोले, “वह तो है ही । सत्य और अहिसा से किसीको हानि नहीं हो 
सकती ।” ; न्‍ 

१ अप्रेल ४३ 

आज सुबह नौ वर्जे डा० गज्जर आए। काम करते-करते ११--११-३० बज 
गए। पीछे बापू ने स्तान किया । खाना खाने को बहुत देर हो गई 

दोपहर को में बिलकुल नहीं सोई। हिस्ट्री आव सेयो क्लिनिक्स' पढती 
रही । 

शाम को बापू मीराबहन के साथ एमरी के भाषण की बातें करते रहे । बापू हस- 
कर कहने लगे, “या तो में इन बातो पर त्यौरी चढाऊ या कदु बन जाऊ अथवा हस दू ९ 
हँस देना बहुत अच्छा है । 

पीछे बापू मनु की चौथी रीडर लेकर मीराबहन को उसमें से कुछ समझाते रहे 
और उनसे व मुझसे किताव पढने को कहा । मनु को उन्होने इतिहास ओर व्याकरण 
भी पढाया । 

दोपहर को सझ्त गर्मी रही । दिल्‍ली के जून महीने का-सा मौसम हूँ. 
शाम को ठडी हवा चली। 

प्राथना का समय सवा आठ हो गया हैँ । 

२ अप्रैद्ध ४३ 

आज वापु को सुबह घूमते समय कमजोरी मालूम हो रही थी, कारण रात में 
नींद का कम आना और कल सुबह नाइता न करना हो सकता है। उपवास 
के समय पहले तीन-चार दिन तक बापु को कमजोरी महसूस नहीं होती थी ॥ अब 
एक सम्रय का साइता छठने का भी असर होता जान पड़ता है 


गुप्त नीति का विरोध २०३ 


दॉपहर को आज भी नहीं मोई, पढती नही। सुबह भी प्रार्यना के दाद नहों 
सोई थी । 

वाइसराय का राजाजी आदि को जो उत्तर मिला हूँ, वह गजब दा ह 
समझ में नहीं आता कि कोई ठीक दिमाग बाला आदमी क्से इस तनन्‍ह की याते फर 
सकता है नोरो के या जार के जमाने में चाहे ऐसा होता रहा हों, मयर जागरल हे 
जमाने में दुर्योघन की तरह सुई की नोफ जितनी जमीन भी देने से इन्शाए 
करना मनुष्य को चकित कर देता हूँ । 

३ अप्रैल ८3 

बा को कल से पेशाब में जलन की शिकायत है। आज और बटो है। बुसार भी 
आ गया। पेशाब पानी-सा साफ नहीं हूँ । स्पाहीचूस से छानने पर भी साफ नहीं हुआ । 
उसमें थोडी-सी चर्बी और पीप हूँ । पहले बी-कोलाई »< हो चुका है । वही फिर उमा 
होगा । सलल्‍फा (50778) की गोली दी, बहुत फायदा हुआ, पर कमजोरी बह 
लगती है। प्रार्थना के बाद वा कहने लगीं, “मेरे पास बंठी रहो ।” म॑ बंठी रही 
उन्हे नींद आई तब मच्छरदानी लगाकर चली आई 

डा० गिल्डर बम्बई के सेयर चुने गए हूं । 

मीराबहन व्गीचे में सोने जातो हैँ । वरामदे में गर्मी बहुत रूगती थी । 


४ अग्रंल '४३ 
वा की तबीयत काफी अच्छी है । कमजोरी है, लेकिन बुखार ओर जलरून नहों 
हैं । इतनी थोडी सलल्‍्फा का इतना असर 
कल से सुबह पद्रह मिनद के लिए बेडमिण्दन खेलने जाती हू । अच्छा रूगता 
हैं । वापू सुबह-शाम अब महादेवभाई के समाधि पर जाते हैं और आधा घटा 
घूमते है । 
गर्मो कल से कुछ कम हैँ । वाप्‌ के कमरे में तो तीन-चार दिन से खम की व्ट्टी 
लगी हूँ, इसलिए वहा खासी ठढक रहती है । 
मेने अभ्यास का एक कार्यक्रम बनाया है । कल से ठोक तरह चलने लगेगा, ऐस्री 
ञाज्ञा हूं 
७ अप्रैल "४३ 
वा की तबीयत कुछ अच्छी है । कमजोरी काफी हूँ । वापू का मौन हूँ । अच्छा 
नहीं लगता । 
मेरे अभ्यास का क्रम कुछ ठीक चला । 


» पेणाव में बी-कोलाई कीटाण झा जाने से गुर्दे में जलन औएः सजन की 
बीमारी । 


१७ 


३ 8, 
राष्ट्रीय सप्ताह 


६ अप्रैल ?४३ 
आज वजन लेने का दिन है। वायु चार पौण्ड बढे । हसकर कहने लगे, 'ऐसा ही 
बढता गया तो सुझे चजन कसर करने के लिए उपवास करना पडेगा। ” 
दास को घूसते समय सन्‌ पूछने लगी, “हमारे छोगो ने जो आदोलन चलाया 
था, चह अगर अच्छी तरह चलता रहता तो अग्रेजो को झुकना पडता या नहीं ?” बापु 
बोले, “मगर यह तोड-फोड की लडाई अहिसक लडाई न होती ।” 
सनु कहने लगी, “न सही । अहिंसा को ये लोग समझते कहा हे ?” बापु बोडे, 
“तो भी अगर हिन्दुस्तान का इतिहास देखो तो पता चलेगा कि हसा के मार्ग पर 
चलकर हिन्द ने हमेशा मार ही खाई है । ” 
चापू सदा कहते आए हूँ कि हिन्दुस्तान के अग-अग में अहिंसा भरी हैं। अहिसा 
हिन्द के लिए स्वाभाविक है, हिंसा अस्वाभाविक । 
७ अग्रैल !४३ 
आज याद आया कि कल से राष्ट्रीय सप्ताह शुरू हुआ है। हम लोग उसे भूल ही 
यए थे। छ. और तेरह तारीख को सामान्यत, हम लोग उपवास करते है। निगचय किया 
कि अब तेरह को करेगे । बापु को याद न आया तो हम उन्हे बारह को याद दिलावेगे। 
सगर बापू थोडे ही भूलने वाले थे। समाचारपत्रो में भी राष्ट्रीय सप्ताह का उल्लेख हूँ, 
इसीलिए बापु ने कल उपवास करने का विचार किया। कातते तो हम सब हे ही। इस 
हफ्ते में कुछ अधिक कातेगे। सोराबहन के सिवा कल सबंका उपवास होगा। 


८ अप्रैल “४३ 
बापु ने आज दो बार आधा-आधा घटा करके काता । डा ० गिल्डर भी मुझसे 
धूनी लेने आए और तीन पूनी ले गए। वे तकली पर कातते है । सुना है, सूत बारीक 
निकालते है, लेझिन गति बहुत धीमी है । मनु ने भी काता। बापू ने टॉटेनहम के सेक्रेटरी 

के पत्र का उत्तर तैयार किया। मेने रोज से डुगनी पूनी काती । 
बापू ने वाल्मीकि-रामायण का गुजराती अनुवाद पढना पूरा किया । कल से 

संस्कृत शुरू करेगे । 

६ अप्रैल “४३ 
हमें जेल में आए आज आठ महीने पुरे हुए। भगवान्‌ जाने अभी और कितने पुरे 


राष्ट्रीय सप्ताह 


8] 
६ 
! 


सकरने होगे ? 
मेने वापु के साथ बीस इलोक वाल्मीक्षि-टासाबण के पढे । भाषा सात # । 
दो सालाओ में घागा डाला । काफी समय चला गया । इससे आज पदाई बा 
कार्यक्रम बिगड़ ॥ 
१० अप्रेठ ८ 
आज गर्मी कम पडी है, इसलिए बापू मे अपने कमरे में पस की दट्टी रूगाने से 
सना किया । 
मीराबहन थोड़े दिनो से रोज जाम को खेलने आती है । बहुत रस केदी 
रात को कंरम भी खेलती है । 
बापू हाफुस! ( 80750 ) आम जाने से इन्कार झरते हू। गरीबों 
“को ये नहीं मिल सकते, इसलिए बापु भी नहीं साना चाहते । 
मेंने डा० गिल्डर के साथ आधा घटा डाक्टरी चर्चा की, योटा-सा पता और मनु 
स्को सिखाया 


जा फए 


4३ 


११ अप्रेंल "४३ 
भाज मीरावहन के साथ ड्राइग करने का मेरा विचार था, इसलिए डा० गिल्डर 
के साथ नहीं बंठी । पढाई आज भी कम ही हुई । समय जाते पता नहीं चलता । 
डा० शाह और भण्डारी आए। डा० गिल्डर से बापू की रक्त-परीक्षा की रिपोर्ट 
नअगरा के बारे में मत पुछा । बाद में लिख भेजने को कहकर चले गए । 


१२ अप्रैल ४३ 
आज बापू का मौन है, इसलिए उनके साथ रामायण और बाइबिल नहीं पढी। 
हूसरी पढाई भी बहुत कम हुई । कल कदियो को कुछ खाना देने का बिचार' किया हैं। 
उसका प्रवध करने में कुछ समय गया । पिछली दफा उपवास के दिन बापू ने कहा था 
कि कैदियों को दूध क्यो नहीं दिया, इसलिए मेने निउचय किया था कि तेरह तारीस को 
उपवास होगा, तब ऐसा ही करूगी। कल दूध की चाय बनाकर साथ में गेहू के आटे फा 
हुलवा सुबह दूगी और दोपहर को खिचडी, सब्जी और केले । दूघ तो इतना होता नहीं 
“हैं कि सबको पूरा हो सके। 
१३ अप्रैल “४३ 
आज राष्ट्रीय सप्ताह का आखिरी दिन हूँ । घर में सवका उपवास है। सव-का- 
सब दूध इकट्ठा करके कंदियो को चाय दी, साथ में हलुआ और थोडे-थोडें दाल 
यह तो नाइता हुआ। दोपहर को चार बजे लिचडी, सब्जी और केले सबको वार । 
ापू ने उन्हे राष्ट्रीय सप्ताह क्या है और इसका जन्म कंसे हुआ, यह सब समलाया । 


रा 


खा 8 
सरकारी आरोपपत्र ओर उसका उत्तर (१) 


१४ अप्रैल ४२ 

सरकार का पेम्फ्लेट कांग्रेस की जिम्मेदारी” आ गया है। बापु उसे पढते रहे ७ 

पेम्पलेट में लाल स्याही से कई जगह सुधार किये गए है। सचमुच उन लोगो ने जल्दी- 

जल्दी उपवास में बापु की मृत्यु के साथ छपाने के लिए ही तैयार कराया होगा । वा 
बहुत कमजोर है । मानसिक स्थिति शरीरिक स्थिति को और विगाडती हूँ । 


है १५ अप्रैल ४३ 
आज भी बापू टॉटेनहम का पेम्फ्लेट पढते रहे । अब उसका जवाब लिखना शुरू 
करेगे। सुबह वे डा० गिल्डर को अपने कुछ पुराने अनुभव वता रहे थे और दादाभाई 
नौरोजी व गोखले इत्यादि का भी उल्लेख किया। सार यह था कि बुद्धिमान लोग भला 
कास करने के बाद किसीको उसका पता नहीं छूगने देते । 
१६ अप्रैल '४३ 
बापु ने टॉटेनहम को उत्तर लिखना शुरू किया। 
वा थोडी अच्छी दिखती है । 
१७ अप्रैल “४३- 
आज जनिवार है। महादेवभाई की बडी याद आ रही है। वा मुत्यु के बाद भी 
प्रियजन सचमुच इक्द्ठे होते हैं ? यह विचार मन में उठता है । 
शाम को खेलते समय भाई के पैर के अग॒ठे में चोट आई । शायद हड्डी टूढ गई 
हो । बहुत दर्द था। 
डा० गिल्डर के कमर और दाग के दर्द (साइटिका) के लिए रात में सोने से 
पहुले आधा घटा उनकी मालिश की । 


१६ अप्रैल “४३ 
कल रात कुछ आम आए थे । उनमें से अधिकाश कैदियों को वाट दिये। बाकी 
घर में काम आ गये । 
बाप्‌ आज भी रात में दस बजे तक लिखते रहे । में बैठकर हरिजरन में से 
सरकार की किताब में उद्धृत किये गए अज्ञो को निकाल रही थी। उनके उत्तर भी 
उन्ही लेखो में भरे पडे हे! मगर सरकार ने अपने काम के वाक्य चुन लिए थे ४ 
डा० गिल्डर भी बेठे थे। सोने को वारह बज गए। 


सरकारी आरोपपन्र और उसका उत्तर (१) २६१ 


बापु का सोच था, इसलिए रामायण और बाइबिन्द नहीं पट सकी । 


२० अप्रेल्ू "४2 
नाज वजन का दिन हूँ । वापू का वजन एक पौण्ड कम हुआ। मेरा भी एक पौण्ट 
प्कम हुआ हूँ । और सबका बढा है । 
डा० शाह सुबह आए। कर वा के रक्‍त की परीक्षा करावेंगे । सन्‍्फोनो- 
माइड्स दो-तीन दिन से बद की हू । आज उनके पेशाव में फिर मबाद था। 


२१-२७ अप्रद /४३ 

सरकारी पैम्फ्लेट के उत्तर में बापू की सहायता करने में चार दिन रूगे। उसके 
बाद तीन रोज उसी विषय में भाई की मदद की। बापू के उत्तर में उन्‍होंने जो सुधार 
किये थे, उन्हे अलग उतारा। एक शाम उसमें गई । डा० गिल्डर, मीराबहन और मेने, 
सबने साथ वैठकर चह काम किया । 

मनु घूमते समय बापू से कहानी सुना करती है । 

हा, हमारा हिरण चला गया हूं । वापू ने कहा था कि इसे बद देखा नहों 
जाता। वेचारा अकेला कंद में पडा है । इसे दूसरे हिरणों के साथ कहीं रसो याटोड दो । 
'छोडा नही गया , क्योकि इतने दिनो से कैद में रहकर उसकी दौड़ने की आदत चली 
गई होगी । अगर छोडें तो उसे जगली जानवर सा जावेगे। सो आठ आदमी जाकर 
उसे पकड ले गए । पता चला कि उसे ले जाकर किसीके घर में वाध नपा हूं । 


२८ अप्रछ्ू ४३ 

आज रामदासभाई मुलाकात के लिए आए। उन्होने सरकार से बहुत कहा, मगर 
उत्तर मिला कि मुलाकात नहीं हो सकती । सब आशा छोड देने के बाद करू रात 
-श्री कठेली का उन्हे टेलीफोन गया कि मुलाकात की इजाजत मिल गई हूँ और कल चार 
बजे आइए । उन्‍होंने डा० मेहता की क्लिनिक के वारे में अधिक वाते को व देवदासभाई 
और अमतुस्सलामबहन की खबरें भी दीं । 

शाम को छ बजे डा० पटवर्धन डा० गिल्दर की आस की फुसी का आपरेशन 
करने आए। डा० गिल्डर पट्टी बाघें घूम रहे है । जिस आस में मोतियाबिन्द हुजा था 
बह आख खुली है, मगर उसमें आपरेशन के वाद फिर मोतियाबिन्द होने के कारण 
दीखता कम हैं। पढ नहीं सकते । 

आज मनुकी आख दुखती है । 

शाम को रिंग खेलते समय मेरे हाथ में चोद आई। बहुत जोन से रूगी। दर्दे 
जोता हैं । कल वापू की मालिश नहीं हो सकेगी । 

जितना समय खाली था, भाई के साथ वेठकर उनकी मदद की । 


२६२ बापू की कारावास-कहानी 

बापू आजकल हसकर कहा करते हे कि हमें यहा सात वर्ष तक रहना है 
रामदासभाई बताने लगे कि अस्तुस्सलाम बहुत चिता करती है कि बापू फिर उपवासा 
करेगे तो क्या होगा! बापु दोले, “हमारी तो सात वर्ष यहा रहने की तैयारी है।” 
रामदासभाई ने कहा, “तो आप घैयपुर्वंक सात वर्ष तक यहा रहना चाहते है, इसका से 
अस्तुस्तलास को आइवासन दे दू २” 

बापु ने कहा, “अरे, सात वर्ष तो क्या, मुझमें तो जिन्दगी भर यही रहने क६ 


ञ् 


धीरज है ९! 
२६ अप्रैल "४३. 

कल दाम को खेलते समय हाथ में चोट रूगने के कारण आज बापु की मालिश 
नहीं कर सकी । श्ञास को पाच सिचट बाए हाथ से खेली । बापु नाराज हुए, “क्या 
दूसरा हाथ भी बियाडने का शौक हैं ?” 

सुबह मालिश के समयःगडबड हो गई। मेने सान लिया कि डा० गिल्डर और 
भाई समय पर पहुच जावेंगे। भाई ने सुबह कहा था कि वे मालिश करेगे। में स्तान करने 
को चली गई। आकर देखा तो बापु मेज़ पर पडे थे। मालिश करने वाला कोई नहीं 
था। डा० गिल्डर के पास गई । उनकी आख का कल आपरेशन हुआ था। पट्टी बधी 
थी। इसलिए वे मालिश करने नहीं आ रहे थे। भाई को बुलाने गई। बे स्तान करने 
गये हुए थे। उन्हे बुलाकर लाई । साढे नो बजे मालिश शुरू हुई । बापु कहने लगे, “तुझे 
देखना चाहिए था कि मालिश समय पर शुरू होती हूँ कि नहीं । 

डा० गिल्डर की आख खोलकर पट्टी बाधी। ठीक है। शाम को डा० पटवर्धन 
आए । उन्होने पट्टी खोल दी । ज्ञाम तक डा० गिल्डर चुपचाप पड़े रहे ४ 
पढ भी नहीं सकते थे। मेने अखबार पढ़कर सुनाया । थोडा समय उनके साथ करम 
खेली । 

रात में मनु की आख धोई । फिर अपने हाथ को सेका । इससे दर्द कुछ कछ् 
हो गया। 

३० अप्रैल *४३ 

मेने नया कार्यक्रम बनाया । उस पर थोडा-सा अमल भी किया है। पुरा असल 
तो भाई की मदद मिलने पर ही कर सकूगी । दोपहर और ज्ञाम को उनके साथ काम 
करती रही । टॉटेनहम को बापु जो जवाब लिख रहे है, उसीका काम है । 

मालिश से आज भी मुझे छुट्टी रही । सेक करते-करते हाथ थोडा जल-सा गया ५ 
दर्द कुछ कम हैं । 

डा० गिल्डर के घर से आमो का पासंल आया । आज उनके विवाह की २६ वी 
सालगिरह हैँ । बा ने सुना तो बापु से पुछने लूमीं कि उनके विवाह को कितने साल हुएः 
है. . - ?” बापु मजाक करने लगे, “बा भी अपने विवाह का दिन मनाना चाहती है ? 
हम लोग खूब हसे । 


सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (१) रच 


१ मई ४३ 
आज कलेक्टर आने बाला था। बापू ने जल्दी मालिश शुरू करपाई। तंया” 
भी जल्दी हो गए । आज भाई, डा० गित्दर और में, तीनो जन माहिया में नहे। 
वाद में मेने डा० गिल्डर इत्यादि के लिए मिठाई बनाई। दोपहर के दाद निश्चित 
कार्यक्रम चला । कुछ समय भाई के साथ बैठी । ज्ञाम को बापू साढें सात दौ जगह सात 
बजे घूमने निकल पडे । पीछे चापस जा गए ओर आधा घटा शाम वो और एप घदा 
रात को छॉड सेमुएल के लिए मुझे पत्र लिखाते रहे । 
४ मई ८8 
आज भी वापु ने काफी समय तक लिखबाया, इसलिए भाई को नाममाज 
का ही समय दे सकी । मनु को भी आज नहीं सिसाथा। सगर रामायण और वाइविल 
की पढाई वायु के साथ हुईं। छॉर्ड समुएल वाला खत पूरा हुआ । रात को बापू ने 
उस्ते दुबारा पढ़कर कुछ ओर बढाया । देखने की इच्छा हो रही थी, मगर उन्होने वह 
मौरावह॒न को दे दिया। पीछे डा ० गिल्डर के पास जाएगा। अजब तो एक-दो दिन दाद ही 
देखने को मिलेगा। 
शाम को खूब जाधी आई । हवा-पानी का इतना वेग रहा कि आदमी उए जावे । 
भाई के कुछ कागज उडें। उन्हे ढूढने नीचे गई। हवा के वेग से सीडी पर से गिरती- 
गिरती बची । 
३ मई ८३ 
आज बापू का मौन था । रामायण इत्यादि कुछ पढना नहों था। रूगभग सारा 
समय भाई के साथ बठी । शाम को फिर आधी आई, पीछे जोर की वर्षा । बाहर तो खेल 
नहीं सकते थे । बरसाती में खडे होकर थोडी देर तक हम लोग रिग खेलते रहे। इतने 
में बापू घूमने को निकले । ऊपर वरामदे में ही घूमे | महादेवभाई की समाधि पर फूल 
चढ़ाने के लिए भाई चले गए। हवा का रुख ऐसा बदल रहा था फि बरामदे में चारो 
ओर उस के साथ पानी के छोटे आते थे। आखिर मौराबहुन के यानी भोजन करने के 
कमरे में घमे । 
रात को भाई के पारा से वापु ने टॉदेनहम की किताब के उत्तर-सम्बन्धी 
कागज भागे। भाई ने बुधवार की रात को देने का वचन दिया। रात को उनके साथ मेने 
करीब वारह बजे तक काम किया । 
दएु दे जिन्ना साहद की पत्र लिखा । 
४ मई ४३ 
मेने सारा समय भाई के साथ काम किया। आज आधी इत्यादि साली 
डराने के लिए ही शुरू हुई । शुरू भी नही हुई, ऐसा लगा कि अभी शुरू होगी । इतसे 
में बद भी हो गई । शाम को जच्छी तरह खेले । अच्छा लगा । भाई कर रात तीन बजे 
तक काम करते रहे थे, इसलिए आज रात जल्दी सो गए। मेने ग्यारह बजे त्तक काम 


श्ष्४ बापू की कारावास-कहानी 


किया। बापु लॉ सेसुएल के पत्र का काम करते रहे । मुझे लिखाना चाहते थे, मगर 
भाई की मदद की वजह से बुलाना ठीक न लूगा। मंने कहा कि आशा है, कल से 
आपके काम के लिए खाली हो सकूगी। 
बापू ने जिन्ना साहब को जो पत्र लिखा था, वह आज की डाक में गया। डा० 
गिल्डर ने टाइप किया था । 
५ सई ४३ 
भाई सुबह पांच बजे उठकर काम करते बेठे, लेकिन उन्होने उन्ही कागजो को 
लेकर काम किया जिन्हे में ठीक-ठिकाने रख चुकी थी। नए कायजो को सभालकर रखने 
का कास बाकी था। सेने बापू से कहा था कि शाम को चार बजे से आपके पास पहुचभी, 
लेकिन चार बजे काम पूरा नही हुआ। बापू दो-तीन बार कह चुके थे कि तु वह काम पूरा 
कर, पीछे मेरे पास आना । इसलिए में चार बजे नही आई। पाच बजे बापु का खाना 
तैयार करने आई तो बापु कहने लगे, “तने अपना वचन तोडा हैं ।” सेने अपनी गलती 
सान ली। मेरी नासमझी थी। खाना तैयार करके उनके पास ही बैठ यई। जो कास 
मुझसे करवाना था, वह उन्होने मुझे समझाया। पौने छ से पौने सात बजे तक वह काम मेने 
किया। खत पढा। कहा क्‍या करना था, वह समझा । प्रार्थना के बाद बापू को उसके बारे 
में अपनी सम्सति दी। उन्होने कुछ सुधारा और कुछ सुबह सुधारने के लिए कहा। मेरे 
हिस्से का भाई वाला काम बाकी था। बापू से कहा, “उसे छोड दो ।” रात के ग्यारह बजे 
सब कागज बापू ने ले लिये। कहने लगे, “अब मुझे मदद लेनी होगी तो में बुला छूगा ।* 
वे कागजो को तकिए के नीचे रखकर करोब बारह बजे सोए। तीन बजे के करीब उठ 
बेठे । तैयार होकर प्रार्थना करने को आए तो साढे तीन बजे थे। मुझे जगाने का 
प्रयत्त किया, ऐसा बताते थे, मगर में तो उठी नहीं। भाई ने और बापु ने चुपचाप 
प्रार्थना की । पीछे बापू सेमुएल वाले पत्र का कास करने लगे। 
६ मई ४३ 
से पौने छः बजे बापु के नाक साफ करने की आवाज़ सुनकर उठी। पूछा कि 
क्‍या प्रार्थना का समय हुआ ? बापू ने बताया कि प्रार्थना तो हो चुकी। अब कुछ काम 
करके सोने को जाते थे। मेने तैयार होकर वह पत्र लिया। इतने में बापू ने भाई को उसी 
पन्न के सिलसिले में कुछ लिखवाना शुरू कर दिया। सोए नही । बापु ने आज मुझे 
मालिश से छुट्टी दे दी और से घूमने के बाद स्वान करके उस पतन्न की साफ नकर करने 
बंठी । जहा कुछ सुधार की गुजाइश देखी, वहा निश्ञान लगा दिया। 
दोपहर खाने के बाद बापू ने जो नया लिखाया था, उसका काम किया। जो- 
जो शकाए मुझे हुई, उनके बारे में शास को पूछा। खाने के बाद बापू ने वह पत्र फिर 
पढा। प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उसे पुरा किया और कुछ सुधार भी किये । 
फिर वही पत्र डा० गिल्डर को टाइप करने और ध्यान से पढ जाने को 
कहा । 


दोपहर को थोडी देर डाक्टरे पत्र-पत्रिकाएं पढ़ी, थोडा ह्वात्म जौर 
चाइविल पढ़ी । रामायण भी आज शरू की और मन को सिलापा । 
घर से माताजी इत्यादि के पत्र मिले 


६१% 
पर 


जा खा यएं 


<८म 

रोज का कार्यक्म चलाने का प्रयत्त क्या । डावदरी पत-पत्रिशाए पदने 
समय बापू को हरिजन में से जो कुछ देसना था, वह बताया । शाम की अनुवाद 
समय मनु का दूसरा वर्ग लिया। जितने दिन काम के कारण मनु को सिणायरा नहीं, 
उतने दिन उस्ते दो-दो वार पढाना होगा । 


4१ 


हट 
४ 


६ मे 


३१; 
हा 
नर नए 


सुबह भडारी कौर गाहु आए | मनु की आस की वात होने रूगो । भद 
मुझसे पूछा, “तुम्हारी आख अब अच्छी है न?” मेने कहा, 'मिरी आस को तो उुछ 
ही नहीं था। मनु की आस खराब है। उसके चब्मे का नम्पर निश्चित बरना 
चाहिए। ” डा० गाह बोले, “डा० पटवर्धन कह रहे थे कि चब्मे का नम्बर निश्चित 
करना आवध्यक नहीं है ।” मंने कहा, “नहीं, वे तो इसीलिए यहा थाने बाएऐ है । 
डा० गिल्डर ने मुझसे ऐसा ही कहा है |” वे बोले, “मे झूठ नही बोल नहा है । डा० 
पगिल्डर ने डा० पटवर्धघन से तीन बार कहा था, लेकिन डा० पटवपन ने फुहा फि बे इसे 
जरूरी नहीं समझते हे । तो भी वे चश्मे का नम्बर निश्चिचत करेगे । 

मुझे बहुत आइचपं हुआ। मेने कहा, झूठ बोलने का कोई प्रब्न ही नहीं । यह्‌ 
चात कहा से आई । खेर ।” 


च ३) 


१० मई ४३ 

आज वापू का मौन हैँ। मेक्सवेल का भाषण पढ गए, फिर “डॉन पढ़ते रहे। 

रात में मंक्सवेल का भाषण पढना पुरा किया। उन्हे अफसोस था क्लि उन्होंने उसे पहले 
नहीं पढा जब कि भाई ने पढने को कहा था । 


४४७; 
भरे कल हल 
सक्सवल का पत्र 
११ मई ४३ 
आज बापू ने मंक्सवेल के नाम पत्र लिखवाया। दिन भर उसीमे गया। 
हामायण, बाइविल और चरखा, सब छूट गए । 
297 मई '४३ 
बापूने कुछ समय कल वाला पत्र फिर पढा और बाकी समय में समुएल वाला पत्र । 


२६६ बापु की कारावास-कहानी 
उसकी आखिरी नकल डा० गिल्डर टाइप करने के लिए ले गए । पीछे बापु मैक्सवेल 
वाले पन्न पर जुटे । आज काता, मेरे साथ रामायण पढी, मनु को भी सिखाया। बाइबिल 
नहीं पढी। मनु को सिखाते समय मेने सैमुएल वाले पत्र में बापू को एक सुधार बताया ४ 
सुधार पहले बाप समझे नहीं । में छोडने को तेयार' हो गई। मुझे लगा कि दलील करके 
उन्हें क्यो थकाऊ, मगर उन्होने आग्रह किया, “बता तो सही, क्या कहना चाहती है ?”” 
'तब मेने बताया तो उन्होने सुधारा । बाद में समझाने लगे, “में घीरज रखकर तुझसे न 
समझ लेता तो तू यह छोड हो देने वाली थी न ? ऐसा नही होना चाहिए। तुझे धीरज 
से अयनी बात समझानी चाहिए और अपने में समझा सकने की शक्ति छानी चाहिए $ 
भाषा पर तेरा खासा अधिकार हो जावे, इसीलिए तो तुझे व्याकरण इत्यादि कराने का 
आग्रह करता हु न ।” बाइबिल के समय बापु ने सनु को भी सिखाया । 
जाम को बापु की कहानी फिर शुरू हुई । 
मेने ट्रेज़र आइलेण्ड' फिर से पढना शुरू किया है । बचपन में पढा था, पर 
कहानो भूल गई थी। बडा रस आता है । 
१३ मई ४३ 
आज बापू ने मेक्सवेलवाले पन्न का काम किया। उसमें काफी सुधार कर रहे 
है । मे द्रेज़्र आइलेण्ड' पढती रही । सारा समय उसमें गया। थोडी देर तक डाक्टरी 
पत्र-पत्रिकाए पढीं । सकक्‍्सवेल वाल पत्र बापु के कहने से पढ गई और शाम को बापु के 
सामने अपने विचार रखे । घूमते समय कहानी में बापू ने डाउन्स के साथ का अपना 
अनुभव सुनाया । समय की कोमत आकने की बात करते समय यह चर्चा चली कि 
डरबन में उसके मित्र डाउन्स को गिरजाघर में प्रवचन देना था । समय रखा था 
शाम के ७ बजे । निश्चित समय पर वहा केवल एक श्रोता था । बिना किसीकी 
प्रतीक्षा किये उसीके सामने उन्होंने बोलना आरम्भ कर दिया। 
१४ मई ४२ 
मंक्सवेल वाले पत्र के बारे में घूमते समय बापू कहने लगे, “मेने तेरे सब विचार 
ले लिये है । खुश है न ? ” मेने हसकर कहा, “क्यो नहीं, खुशी से जमीन पर पाव नहोंई 
पडते |” घूमते समय कहानी कहते-कहते बापु ने बताया कि कंसे उनके दक्षिण 
अफ्रीका जाने से गाधी-कुटुम्ब का उद्धार हो गया था । 
१५ मई ४३ 
बापु आज मेंक्सवेल वाला पत्र दुरुस्त करते रहे। सेमुएल वाले पत्र की आखिरी 
नकल आज गई। भाई ने मैक्सवेल के पत्र को टाइप किया। बापु ने उसको इतना कादा- 
छाटा था कि पढना कठिन हो गया था । मेने दोपहर को डाक्टरी पत्र-पत्रिकाएं. 
पढ़ीं । 
शाम का घूमने जाते समय श्री कटठेली आग्रह करने छगे कि खेलने आया करो; 
मेरी कसरत नही हो पाती । 


मंक्सबेन्र को पत्र २६. 


2६ मई ८३ 

छुबह सो कर उठ तो बापू ने कहा, “मुझे रूमता है कि तुजे सेद्वने चाना चाहिए । 

कटेली इतना दाहते हे कि उनफो खेलने का झौऊ है। पेडने के दिए साथी चाहिए। 
मुन्न अच्छा नहीं लगता था, किन्तु बापू का कहना मानना हमारा पप्रचा उत्तेप 


हर 
४ 
प्र 


हि पक वि आ 
वचार से मरने जानें का निइचय किया। कटठेली साहब जौर डावटर साहब मु 





हक 

बहुत खुद हुए। मेने डाक्टर साहब से कहा, “जापको लगता शोगा कि ऊलछ रात हन्ययः 
करके में सुबह कैसे आ गई ?” वे बोले, “कोई अच्छी बात हो तो हम उसका कानण 
ही नहीं । हम लोग सोचते हे कि छोय क्या कहते होगे, मगर लोग ऐसी चीजों पर ग॑ 
करते ही नहीं ।” डाक्टर साहव हमेशा अनुभव और सहज बुद्धि से भरी सल्वह देते है । 

वा के पासाने की जगह में जलन होती हूँ । देखा, जरा-सा झिल गया (। उस 
पर मरहम लगा दिया। उनके पेआव में भो जलन है । डा० साहब का नुस्या आजमाने 
का विचार किया हूं । 

दोपहर को मंक्‍्सवेल वाले पत्र की सुधारी हुईं नकल पढी । पीछे रात फो बापू 
के सामने अपने विचार रखे । दस बजे नौंद ने घेर लिया | सो गई । 


भ्ध 
के 
5 


बे 


हर 


बह. 


१७ मई ४३ 

सुबह पोने सात बजे उठी । चाय इत्यादि के बाद सेलने गई । मालिण से आज 
छुट्टी मिली । भाई ने वहा मेरी जगह ली। मेने अपने कपडे इत्यादि सम्नाले । जय अपनी 
डायरिया आदि पुरी कर लेती हु ताकि कल से सारा कार्यन्म ठीक तरह चला सकू। 

दोपहर को कातते समय भाई बापू को लछुई फिशर का एवं भाषण सुना रहे 
थे। भाषण बहस के वाद का था । अच्छा था, इसलिए कातने में काफी समय गया । 
कल का असबार भी दोपहर को पढा । साढे चार बज से रसोईघर में काम करती 
रही । पद्रह-बीस मिनट तक बापू की आत्मकथा पढी। 

बापू मैक्सवेल वाला पत्र फिर से पढते रहे और सुपारते भी रहे । पत्र दस बजे 
तैयार हुआ । 

१८ मई ४३ 

सुबह मालिश के समय मीरावहन ने मक्सवेल वाले पत्र की सुधागी हुई नकल के 
बारे में अपनी सम्मति बापू के सामने प्रकट की। बायु न हम मर्न्ता (पण0705) शब्द 
इस्तेमाल किया था। वे कहने रूगीं, हू मन वीइग्स (हणगाशा-ँ८णट5) क्‍यों 
नहीं ? ” उन्होंने 'ह्य मनन्‍्स' शब्द कभी चुना नहीं था। बापू ने बताया कि वह इस्तेमाल 
होता है। मेंनें भी कह दिया कि मेने भी यह शब्द इस्तेमाल हुआ देखा हूँ। लेक्किन 
वे मानी नही । 

आज रामायण के पढने के समय मेक्सवेल वाले पत्न की सेंनें नकल पठी और 
अपने सुझाव दिये। एक सुधार करने में काफी साहित्य देखना पडा । आसिर बापू ने वह्‌ 
सुधार स्वीकार कर लिया और उसे लेकर एक नया पेरा ही बढा दिया। सुधार बापू 


न्र्६८ बापू की कारावास-कहानी 


््ा 


'के उद्गार सब छोग अपने को आज से स्वतत्र मानो” के बारे में था। सेक्सवेल ने चहु 
उद्धृत किया था। बापू ने इसका उत्तर लिखा था। प्रार्थना के पहले का कातने के सिवा 
आज का सब समय इस काम में गया । शेष कार्यक्रम नहीं चला सकी । 
प्रार्थना के बाद मेने अखबार देखें और भाई ने ज्वालामुखी और भूकम्प की 
“उत्पत्ति समझाई । - 
१६ मई “४३ 
आज शार्थना के बाद सोई नहीं। सुबह चाय के बाद आजकल खेलते 
जाती हू, समर श्री कटेली चाहते थे कि एक-एक की ही जोडी रहे, सो आठ बजे 
सहादेवभाई की समाधि पर फूल चढाने के बाद फिर उनके साथ दो बार वेडमिस्टन 
खेली । थक गई। 
स्‍्तान के बाद मे सेकमोर्डी की व्याकरण देखती रही । बाद में दस मिनट तक 
रामायण की मसार्गोपदेशिका देखी। दोपहर में दि नो ब्रेकफास्ट प्लेन ऐपण्ड फास्टिग 
क्योर* के अडतालीस पन्ने पढे । दूसरा डाक्टरी अभ्यास आज नही किया। शास को 
कैदियों को आम बाटे | मरोली से श्री एम एच. पेटिल ने करीब डेढ सौ आम भेजे थे। 
तेईस कंदियों को दो-दो आम मिले । कल सिपाहियो को बीस और दिये जावेगे। दस- 
पद्रह सड भी गए है । 
शाम को तूफात आया । साथ ही वर्षा भी । ज्ञाम का सारा कार्यक्रम विगड 
जाया । खाने के बाद थोडी देर और करम खेलते रहे, पीछे बापु के साथ घूमे । 
प्रार्थना के बाद भाई का कार्यक्रेम हम दोनो ने बैठकर बनाया । देखें, कितना 
चलता हूँ । 
रः २० मई ४३ 
आज मंकक्‍्सवेल के पत्र की साफ टाइप-तकल तेयार हुई। बाप ने दस्तखत भी 
किये, सगर देर हो गई थी, इसलिए पतन्न जा नहीं सका। कल छुट्टी हैं। शनिवार को 
जाबेगा। 
बापु सरकारी पेम्पलेट के जवाब को देखते रहे । शाम को फिर वर्षा हुई । 
आज मेने आइसक्रीम बनाई हूँ । वापु के लिए थोडी-सी बकरी के दूध की 
बनाई। उन्होने एक ही चम्मच भर ली, वाकी भाई को दे दी । 
शाम को हम छोग अपना एक खेल खेलते रहे। कपडे की गेंद बनाई और 
उससे खेले । पीछे डोरी फादते रहे। डा० साहब इससें शामिल नही हुए। एक टांग 
की दौड में भी नहीं । पीछे एक डोरी बरामदे में वाधकर उस पर मेरी ओढनी को जाली 
के तौर पर रखकर रिग खेंलते रहे । 
इतने में बापू घूमने को निकले । हम छोग भी साथ हो गए। घूमते समय 


* नाव्ता छोडने व उपवास का चिकित्सा-विधान 


मेक्सवेल को पत्र ल्द् 


ट्यूनीसिय्रा-डे की बाते होती सहीं। इसरी इधर-उ 
नहीं सुनाई । सुबह भी कहानी शुर ही हुई थी कि स्वेज 
की बाते होती रहीं । 


ते बाते है, नडशिन कहानी 
नहर का जिक काया, कि उपी 


रात को प्रार्यना के बाद इतने पतंगे उड़ने लगे क्वि बापु बत्त रुयरर काम नहों 
कर सके। सो गए । करीब साढे दस बजे फिर वर्षा हुई । हवा चलने लगी। बाप की पाट 
पर पानी आता था, इसलिए जगह बदली । सोने का वक्‍त हो गया था, सो गई । नाई 
दिन भर भाषण तंयार करते रहे । 


आज भी बादल थे । शाम को जोनो की वर्षा हुई। श्री कटेली ने बरामदे 
खेलने के लिए कोट बनवाया । रूम्बाई ठोक है, मगर चीोटाई ४ फुट कम हैं । शाम 
को मीरावहन इत्यादि सभी वहा सेलते रहे । में बापू के पास थी । वे अपने कागजों में 
से कुछ कागज निकालकर मुझे देते रहे । घूमने के समय वर्षा बन्द 
घ्‌मे । 

मंक्‍्सवेल का पत्र आज कटली साहब को डाऊ में डालने के लिए सौंपा, संग 
आज ट्यूनीसिया-डे की छुट्टी है, इसलिए कछ जावेगा । 


२२ मई ४३ 

आज ज्ञाम को वापू ने मीरावहन से शेतान और भगवान्‌ की बात कर्ते-करते 

नीचे लिसी बाते कही । मीरावहन उन्हे लिसकर बापू को दिसा गईं। बापू ने उसे पास 

किया। यह नकल मेने देखी, तो अच्छी छूगी ) उसे यहा देती हू “शैतान कोई व्यक्त नहीं 

हैं, बह एक उसूल हुँ--सत्य का इन्कार, जब कि देवी शक्ति सत्य का उसूल हैं। इसलिए 

बह जीवन देने वाली चीज हु, जीवन हूं, ब्रह्म हैं । सत्य का इन्कार तो मृत चीज है, मगर 

जैसे कभी-क भी शब में जीवन का आभास होता है, यह्‌ भी इसान को धोसे में डाल 

सकता है आर माया से भ्रमित इसान इस मरी हुई चीज के पीछे भागता हैं जौर 
समझता है कि यही जीवन का मकसद है । 

४ शान्त्र बताते हैँ और में भी इसे मानता हू कि सतयुग में पहुचने फे पहदे कछि- 
बग या शैतान के यग में से गुजरना होता है । इस में शक नहीं कि जाज हम कच्ियुन 
में से गजर रहे है । भले हो हम नए युग का प्रभात इस जीवन में देखें या न देखें, हमारे 
लिए हमारा यह पक्‍क्ता विश्वास ही काफी है कि सतयुग आने वाला हूं जार उते छान 


२७० बापु की कारावास-कहानी 


के लिए हम जिन्दा रहते हे और मेहनत करते हे ।”' 
आज भी बादल थे, मगर वर्षा नही हुई । शाम को भाई, मीराबहन इत्यादि 
'सब खेंले। सुझे बापु टॉटेनहम के पैम्फ्लेट का उत्तर लिखवाते रहे। रात को भी प्रार्थना 
के बाद वही काम चलता रहा । बापू कहते थे कि कल सब काम छोडकर इसीमें 
लगेंगे । 
कहानी कहते समय बाप ने स्वेज नहर की चर्चा करते हुए अरब और मिस्र की 
"बातें बताई । 
२३ सई ४३ 
सुबह प्रार्थना जल्दी हुई, इसलिए प्रार्थना के बाद में सो गई । साढे छ बजे 
उठी। चाय के बाद खेलने गई । स्नानादि के बाद बापु को खाना देकर खुद खाकर पीछे 
दोपहर को से बापू के साथ बेठी। उन्होने लिखवाना शुरू किया। एक बजे के करीब 
'सो गई । ढाई से चार बजे तक फिर लिखवाते रहे । 
शाम को कहानी में बापु पोर्ट सईद और मसुक्तिसेना' ('साल्वेशन आर्मी) 
की कथा सुनाते रहे । 
२४ मई ४३ 
आज बापू का सौन है। दोपहर को सेने नो ब्रेकफास्ट प्लेन ऐण्ड फास्टिग कक्‍्योर' 
'पुस्तक पुरी की । कुछ और' चीजें भी पढीं । दोनो वक्‍त खेली । आकाश आज साफ है। 
बापु को सब खाना आज बिजली की मशीन में एकरस करके दिया था। कुछ तो चबाने 
की क्रिया के मिकल जाने के कारण, कुछ फुलाव अधिक हो जाने के कारण बापु की 
तबीयत बिगडी और खट्टी डकारे आईं, इसलिए शाम को उन्होने खाना नहीं खाया। 
खाली गरम पानी पिया । 
२५ मई ४३ 
आज बाप ने वोपहर को रामायण नहों पडी । कहने रूगे, अगर तू कर सके 


# प७इब्ाचा व8 ग्रण: 3 एश507, 970 3 एप्राटाए०--प्रीढ फप्माटफा6 
ग्रथ्हुशाणा (० 7फ्या) जीशर०28४ पीर वाएागाए 78 6 खगणए8 ए एफ 
5 प्रशर्शणरट, गरक्न्द्ाश्णाड थाते ॥5॥5९ॉग गलि, 500. 776 एए॥एणए6 7 
उहल्डछगाणा 75 8 6646 परणह, 9प7 [प्र 2७ 8 00056 प्रा8ए 00 ॥8 8 ॥एगए 
छथाह्ु 5० 6068 पा$ पट्टाणा तं€शएट ग्राशा पलपतलत 0ए हाद9व, ह6 एएाशा९5 
5 शि258 9779०ए० एगगताह 77 00 96 घी प्र 000 शा 0 [ए6 

॥प्ढ इचाएा/ए/2 एल पड बात हैं छथारएट पाता पीर एथह्ा एण फ्राप्एपी 
कछ 40 96 हुणाल धाठएड़) (साल उशहा णी 329 77 6 काट शाप फशाएफए्4 
ध 6 शितक्षा83) छः प्राक्षा एक्ठा बहा 756 00 52024. ०४ ध्णलर 
ज़छ बा 9458थआडइ परप्रणाह पीषा एन्यण०वे. जाता 6068 व ग्राधाध जरीलदा 
"छ९ वए2 ॥0 8९६ फ€ 092ण7 णी पीर 88ुछ 00 ०06... 7 ॥5 शाणडी परीश छ८ 
आइए2 पराशाणांद्6 शिए ब०70 एएट शाप ध्पाएट फि पीव ले 


अप 


सो मे तेरा अभ्यास कुछ समय के दिए बन्द कराना चाहता हू । अपना सारा साठी समय 
सू मुझे दे दे और में सारा समय इस पैम्फ्लेट का उत्तर तंबार करने में दू । मु्से जा 
'लिसाना हो लछिसाऊ, जितनी दफा उसे फाडना हो फा्ू।” मुझे इसमें बया य्य हो 
सकता हैं। बापू को सेविका वनकर यहा आई हू । जितना समय बापू दो चाहिए, वे ते 
'उस समय दूसरा कुठ करने का विचार ही नहीं क्विप्रा जा सक्तता। बापू मेरे समय वा 
उपयोग करे, इससे अधिक खुशी को वात मेने लिए और क्या हो सकती है । 

सुबह घूमते समय अफ्रोका की बाते होने लगीं । बापु ने बताया कि 
'पर क्या-क्या जुल्म हुए हैँ । फिर डच लोगो के साथ अग्रेजो की रूडाई की बाते बतात 


'रहे। मेफिकिग (#(४र्तिप्पाट्ठ) « शब्द की व्युत्पत्ति वत्ताई, पीछे हिन्दुस्तान पर आए । 


चोछे, “इतने बडे देश को, जिसकी सभ्यता दन लोगो की सम्वता से बद-चटदार ए, ये 
'छोग इस प्रकार से दबाकर व॑ठे हूँ । ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने दया-पया दिया ! में तो 
'इन सब बातो का विचार करता हू तो सून सौलने लगता हुँ । सौलाना मुहम्मद 
अली कहा करते थे, हम लोगो से तो आप बहुत आगे जातें हो । आप हिसा मानते नही 
हो, वरना आप में इन लोगो को मजा चसा देने की शक्ति हूँ , क्योदि उस पिपय में 


आपकी भावना वडी जबर्दस्त है और फिर आपके पास वृद्धि भी है । / 





जुल जोगो 





२६ मर्द ४३ 

जाज शास को जब हम लोग सेल रहे थे, भडारी आए और बाप को एक यन्‍्द 

लिफाफा दिया। टॉटेनहम का पत्र था। लिखा था कि सरकार बापू का रात जिष्य 

साहब को नहीं दे सकतो और इस विषय में एक विज्ञप्ति निकालने वाली हूँ । धिन्नष्ति 
की एक नकल भी साथ भेजी है । बापू ने रात को उसका उत्तर लिसवाया | 

बापू ने सरकारी पंम्पलेट के काम के लिए दूसरा सब काम छोड दिया हूँ । मे” 

“भी सारा समय उसीमें ले लिया हैं और लिखाया करते है । बेचारी बा सेवाग्राम में 

कभी सारा समय बापू के कमरे में नहीं बेठती थीं, इसलिए उन्हे क्‍या पता कि बापू 

“कितना समय लिखने-लिखाने का काम करते है । यहा देसती हे तो चदित होती है । 

कह रही थीं, “पहले तो कभी इतना नहीं लिसते थे। लिखते थे तो कोई किताब | ” 

भाई ने समझाया कि हमेशा यही काम चला करता हैं । 

२७ मई ८३ 

आज करोब पौन बजे टॉटेनहम को लिसे गए बापू के पत्र की साफ टाइप-नकल 

तैयार हुई और तुरत ही कटठेली साहब को डाक के साथ भेजने को दे दी गईं। ढाई 

बजे अखबार आये । उनमे सरकार की विज्ञप्ति आ गई थी । बापू समझते थे वि 


>मेफिकिंग जहर की याद मे मेफिकिग-दिन मनाने की प्रथा शुरू हुई थी । 
उस दिन गराव आदि पीकर जब्न मनाया जाता था। उस पर से ग्रग्रेजी मफितिग 
छाव्द बना, जिसका अर्थ है भराव पीकर आनद मनाना । 


२७२ बापू की कारावास-कहानी 


शायद उनका उत्तर जाने तक वह नहीं छपेगी, सगर डा० गिल्डर ने कहा था, “यह 
सरकारी विज्ञप्ति की नकल तो आपको शिष्टाचारवश भेजी है। जैसे यहा आ पहुची, 
बसे ही प्रेस को भी दे दी होगी । ऐसा होगा तो आज दोपहर को पता लग जावेगा।”” 
यही हुआ । शाम को बाप ने टॉटेनहस को दूसरा पत्र लिखवाया । 

ग्यारह बजे बापु मीराबहन के साथ बाते कर रहे थे, “अग्नेजो ने क्या-क्या 
अत्याचार नही किये । सोते हुए जुलू लोगो को बच्चो-सहित गोरी से उडा देते थे; 
क्योकि उनके सरदार ने यह कहने की हिम्मत की थी कि हम तुम्हे टेक्स नहीं देंगे। 
उन पर पोल-ठढेक्स लगाया ताकि टैक्स का पेसा पैदा करने के लिए वे लोग काम करे 
हिटलर ने इससे अधिक क्या किया हूँ ? ” 

डा० शाह आ गए। जिस ठेकेदार के यहा से उनके अस्पताल सें खुराक का 
सामान आया था, वह डा० शाह से हाथ मिलाने आया, क्योकि वे बापू के यहा आते हे ॥ 


२८ भई ४३ 

आज सुबह खेलने गई, सगर शाम को बापू लिखवाते रहे। जब बे घूसने गए 
तब से खेलने को गई। रात को काफी समय बिगाडा। एक व्यर्थ को चर्चा में में और 
भाई पड गए, इसलिए बापु सिर्फ पन्द्रह मिनट तक ही लिखबा सके । 

सुबह बादल थे। खेलते थे तब बूदे पडने लूगी थी । ऊपर बरामदे में आकर खेलते 
रहे । बापु बरामदे में घूमे । सवा आठ बजे महादेवभाई की समाधि पर फूल चढाने को 
गए। मुझे खेलने का समय देने के लिए ही इतनी देर की थी । जब हम सब फूल चढ़ाने 
को गए तब वर्षा बन्द हो चुकी थी। 

अखबार से पता चलता है कि जिन्ना ने वाइसराय को लिखे गए बाप के पत्र को 
रोकने के बारे में ज़बान नही खोली, पर अखबारो ने उनके भाषण का इस हेतु का जो 
हिस्सा उद्धुत किया था कि अगर बापू उन्हे पत्र लिखें और वाइसराय उसे न भेजें तो वे 
देख लेगे, उस पर नाराजी बताई हे । भाई कहने लगे, /चह कह सकता हैँ, अगर सचमुच 
आपका हृदय-परिवततेन हुआ हुँ तो अपने सत्याग्रह के आदोलन को वापस कर लो; 
क्योकि हम इसके विरुद्ध हे। हम इसे मुसलमानों के विरुद्ध मानते हे ।” बापु कहने लगे, 
/हु, सम्भव है ।” सगर मुझे यह अशक्‍य-सा लगा । 

आज टॉटेनहम को दूसरा खत गया। बापु ने कल उनका पतन्न छापने की माण 
की थी । 


२६ भई ४२३ 

सुबह प्रार्थना के लिए देर से उठे। साढ पाच बज गए थे । प्रार्थना पूरी हुईं तो 

छ बज गए। नाइते का सामान तैयार किया। इतने में सात बज गए। बाएं प्रार्थना के 
बाद सोए नही थे, मगर मुझे लिखवाने के लिए रोका नही, खेलने को भेज दिया। खेलने 
के बाद घमन के लिए बापु के साथ निकली तो सही, भगर बीच में से आना पडा ॥ 


अतान व ईइवर २३६ 


बापू बहुत मच्छी बातें बता रहे थे। भाई ने बात की कि ये एमरी बरगैरा इस तरह से मद 
बोरूते है। उन्हें रूगता है कि हम तो इन्सान हूं ही नहीं । हमारे साथ झूठ इस्तेमार 
करने में क्या हज हैं। एमरी ने जो निवेदन भारत सरकार से किया है, बह ब्वेलपत्र 
(द्वाइट पेपर) में छपा हूँ । उसमें जापान के प्रति पक्षपात का आरोप नहीं हैं । इसी प८ 
चात चली, क्योकि जापान के प्रति पक्षपातपूर्ण आरोप तो सरकार की पुस्निका में 
भरा ही पडा हैं। बापू बहने लगे, “यह तो है, मगर अपने यहा हो कितने आदमी इस 
किस्म के पडे हैँ कि जो झूठ और सच को परसने की मेहनत करें? . को लो । अ 
हिन्दुस्तान में अपने प्रान्त में वही सामने आयेगा न। उसको क्या पडी है सूठ-सच पी 
इस तरह के कई अवसरवादी हिन्दुस्तान में परे हुं /” मेने कहा, “बापू, तो फिर 
हिन्दुस्तान का होगा क्या ? आजाब होने पर ऐसे लोगो के हाथ में सत्ता “हैगी तो बह 
आजादी क्या होगी ? ” 

बापू बोले, “यहा हम चार हं--तू, मनु, प्यारेलाल और में । मनु तो छोटी है 
तुझे भो ऐसी बातो का अनुभव नहीं, मगर मुझे और प्यारेलाल को तो हैँ । में फहता 


जाकर कहता हू कि में अकेला भी आखिर तक सच्चा रहगा तो हिन्द का भला-ही-भरःा 
है । महाभारत में एक बडा सवाद हुँ कि कृष्ण अकेले बिना हृथियारो के वया कर रवेगे, 
ममर कृष्ण के पास तो धर्म था, सत्य था, इसीलिए उनकी जोत हुई ।॥” मेने कहा, 
“बहा पर पाडव भी तो सत्य पर थे न?” बापू ने कहा, “तू ऐसा मानती है तो 
गलती करती है। कौरवो की अपेक्षा पाडव अच्छे थे, मगर उसमे भी अनेक दोष थे और 
मनुष्य की हैसियत से कृष्ण भी सर्वथा दोपरहित कहा थे ? गीता में कहा हैं न: 
अव्यक्ता हि गतिदुख देहमख्िरिवाप्यते! अर्थात्‌ देहघारों के लिए अव्यक्त बनना, 
सर्वथा अनासक्त वनना, कठिन हूँ । कठिन क्या अशवय ही है, मगर जगत में इसी तरह 
से काम चलता है । सव मिलाकर जिघर भलाई अधिक रहती हूं, उसको ईप्वर दचा 
लेता है।” 

बापू टॉटेनहम की किताब का उत्तर लिसने को भाई से फिर चाहने लगे, 
“मं इतना तो देसता हु कि में घीमा पड गया हु । एक चीज को तुरन्त पढक र समस्त छेने 
और याद रख सकने की शक्ति कम हुई है, मगर ईश्वर को जितना काम कराना होगा, 
उतनी शझवित देया । जितनी शदित देवा, उतना करके सतोष मालूगा ॥ * 

० सुबह घूमने जाने से पहले मुझसे भी वही बात कह रहे थे, इस पिताब 
(टॉटेनहम का पं स्फ्लेट ) के एक-एक चाक्य में जहर भरा हैँ। इसका बहूत सचोट पर्व 
दिया जा सकता है । अगर म॑ उसे कर पाऊ तो इसमें से अनेक परिणाम भी हा मजते 
हैं। मगर म॑ देसता हू कि में धीमा पड गया हु । एक बार पढ़ता हू तो ह-ल-झुछ 
खुलता है। दोबारा पढता ह तो फिर कुछ और खुलता हैं । प्यारेलाक 5९३ तो नूपे 
काफी सदद मिल सकती है। थोड़े अभ्यास के बाद तू भी कर सकेगी, ऐसा भुसे लूगता 


१८ 


रछ्डे बापू की कारावास-कहानी 


हैं।” मेने कहा, “आप ऐसा क्यो सोचते है कि आप धीमे पड गए हे। यह किताब 
ऐसे पेचदार ढग से लिखी है कि एक दफा पढकर उसे पूरी तरह समझ लेना कठिन है।” 
मन सें बडा बुरा लग रहा था। महादेवभाई का स्मरण हो रहा था। आज वे 
होते तो बापु को कितनी सदद दे सकते ! 
मालिश-स्नानादि के बाद बापु फिर लिखाने बैठे । दोपहर को सोने के बाद 
अख़बार आए। जिन्ना का उत्तर करोब-करीब जिन छाब्दों में भाई ने पहले से 
सोचा था, वैसा ही अखबारो में था। यह चकित करने वाली बात है कि इन्सान किस 
हु॒द तक जा सकता है । 
सरकार ने बापू का खत जिन्ना को नहीं दिया । इस पर हिन्दू! में एक लेख था 
जिसका शीर्षक था-- भगवान हमें हमारे मित्रो से बचावे' (गॉड सेव अस फ्रॉम'अवर 
फ्रेन्ड्स') । बापु शाम को भी लिखाते रहे। रात को साढे नौ बजे कहने लगे, “अब मेरा 
दिसाग खाली हो गया है । बन्द करेगे ।” बापू पर यह जवाब लिखने का बोझ बहुत 
पड रहा है । 
कल मीराबहन सोने के समय बापू को गीत सुनाने आईं तो कुछ बाते होने 
लगी। बापु ने कहा, “में इस सरकारी पुस्तिका का उत्तर लिखने में बहुत मेहनत कर 
रहा ह, मगर उसके पीछे हृदय से सतत यह प्रार्थना निकलती है कि मेरी कलूस से एक भी 
शब्द ऐसा न निकले जिससे सत्य की गूज न हो अथवा जिसमें जरा भी हिंसा का रग 
ही ॥7 
आज रात को भी बापू के साथ उनकी थोडी बाते हुई । 
कुछ बादल थे। पानी के दो-चार छींदे आए । 
३० मई “४३ 
भीराबहन ने कल रात की बातो का सार लिखकर बापु को दिया। बापू ने उसे 
सुधारा १ सुधारी हुई नकल यह है--“मेने (सीराबहन ने) बापू से पूछा कि जिन छोगो 
के विचार ईश्वर के बारे में कच्चे है, उनकी सदद कंसे की जा सकती हैं ”? मेरा 
खयाल हैं कि' उनके सामने धर्म की रूढिबद्ध बाते नहीं रखनी चाहिएँ, उतको जगह 
सीधी-सादी भाषा में परम आत्मा की बात करना और जिन आद्श्ों में हम विश्वास 
रखते है, उनके अनुसार अपना जीवन बनाकर जीती-जागती मिसाल खडी करना 
चाहिए ।” बापू ने उत्तर दिया, तुम्हे परम आत्मा की बात करन की कोई जरूरत नही । 
मेरा दृढ़ विश्वास है कि सत्य अपनेआप काम कर लेता है। सत्य ही परसार्त्मा' हैँ । 
वह हमेशा मौजूद है और हरेक' जीव में काम कर रहा है। इसलिए इन्सान उनके 
बीच अपना आदर्श जीवन रखे और उनकी आवश्यकतानुसार सेवा करे। 
लिखने-पढने आर सामान्य गणित जानने की भी कीमत तो है। इसलिए निरक्षर लोगो 
के ज्ञान की वृद्धि करना एक खास सेवा है । यह सेवा करना पढ़े-लिखो का धर्म है। 
बाकी, अगर हमारे जीवन में सचाई है तो उसका असर अपनवेजाप उन लोगों 


है 


दइतान व ईव्वर 25२ 


स््‌ 


'पर पडेगा ।! जो ईइवर यानी सत्य को दूटते है, उन्हें बह मित्र जाता है । अपर 
हम सत्य यानी ईव्वर को अप्नें मासपास के छोगो से ज्यादा पहचानते ह---८प दारे 
नें दावे से कुछ कहना कठिन हँ--ती हम उन्हें जधिक दे सकेंगे, वह पपनेआाप ८ 
हमसे प्रिलेगा ।/* 
दिन में बापू लिसवाते रहे। चार वजे लिखवाना बद कर दिया। पीछे पद 
उसे दोबारा पढते रहे । रात को उसे दोहराका पूरा क्रिया । हु 
जिच्ना साहद ने जो बयान करू निकाला है, उसमें उन्होंने कमाल ही बार दिया 
है। आज रविवार को तो अखबारों में उस पर दुट निकला नहीं । कल पता चलेगा 
पके उसदागा लोगो पर कया असर हुआ । 
३१ मर्द ४३ 
आज बापु का मौन है। उन्होने जो कल लिसाया था, उसे मेने पटा | उसमें फुट 
अरना था, वह भरा। दोपहर को भाई के साथ बैठकर णाइले वर्गरह ठोवा बाराए 7 
सरकार का जबाब आया कि लार्ड समुएल को वापु का पन्न नहीं भेजा जा सक्‍ता। मिस 
कारण जिलन्ना साहद को पत्र नहीं दिया गया, उसी कारण लाड संमुएल को भी नहों 
भेजा जा सकता। बापू को रूया कि जिन्ना साहब जौर लाड संमुएल, दोनो को एक बपरण 
लागू नहीं हो सकता । 
डा० ग्रिव्डर को आज छ पत्र मिले। अनेक ढगो से उनमें छिपा था (३१ मई, 
बाले 


है । उस पर से किसीने मजाक क्या था। करने वाले कटेली साहब थे । 
१ जून ४३3 
ला संमुएल को पत्न भेजने के विपय में जाज बापु ने सरकार के पत्र का उत्तर 
दिया । 
३ जून ४3 
भडारी ने कहलवाया कि जिन्हे चह्मा चाहिए, वे अपने पैसे से ले । वापु को यह 
छीक नहीं लगा । पहले विचार किया कि जाने दें, मगर वाद में विचार बदला । कहने 


* ८ए5छ5 इमठएजंद 00 2एला शीए ० धार $प्ाथाए2 $0ए. 7६ 75 77९ 
एाणिएात॑ ००7्रश़्ल्ाण्ा पफिथ प7ण्य 75 5शज्बिएफाड.. दीप ऋन्‍क्ाली 49 56 $ 
बएहा एा०5टगाां, 2एटा :णरपाए या थी एलाएइ५.. व्रत एाए शी०च॑तव हू 
॥ए९ णार्5 05 वि गगाणाहुआ पीला गात॑ इधाएट प्ैथा] 28ए०ण०१आहु 00 छोपए 
उल्टव5.. 7फाटल 7२5 87९ 8 एथेए९ शी पीला 05५9. क्‍ग्रश्चवर्णणल हा फादी 
उताठज्रारतहुद 0०0 प्रठ गराप्टागर 55 4 हल्टाने इटाएलट थाव॑ 08205 ०एा ६805९ 
0 98०५९ पाग िा0फल्तएुट.. कक पाल एरश व 5९ ॥956९ पाण्पी 0 ४७६ गा 
जा! 80 00 (0 पथ ज्राप्रण्पा रीगिए णि 75 घ्ल-गटणाह  00०57 ० है? ९१।३५| 
0०७८५ (0 9056 छा0 5९टा, घाण।..॥ ए८ जा0७ मिया ग्राण० परशा पीए) ([एऐ 
एगाली छूट ट्या ग्रट"था 96 इण०), प8 एाण8 छग्री) हु 0पएा 00 घाषा 


रद बापु की कारावास-कहानी 


रूग कि सरकार लोगो को बन्द करके रखे, उनकी कमाई का साधन बन्द करे तो- 
पीछे उनका सब खर्च सरकार को उठाना चाहिए । 
डे जून ४३. 
बापू ने भण्डारी को लिखा कि सरकार मनु को चश्मा दे, नहीं देगी तो भले वह 
लड़की अपनी आख खोए ।॥ 
बा की सास बहुत फूल जाती हूं । 
५ जून ४३ 
दा को सुबह पाच बजे हृदय की घडकन का दौरा हुआ । दो-तीन मिनट ही रहा 7 
आज डा० साहब की तवीयत खराब थी । मनु कहने रूगी कि अण्डी का तेल पीणिए | 
वे कहने लगे, “तू सुबह चार बजे आकर पिलाए तो पियेंगे | ” 
आज मनु का सोलह॒वा जन्मदिन था। भडारी का उत्तर आया कि सरकार की 
तरफ से चढ्मा भिलेगा । 
कैदियों को आस और खजूर बाटे । 
६ जून ४३ 
शनिवार की रात को मनु जागती रही। डा० साहब ने कहा था कि बिता किसीके 
उठाए चार बजे अण्डी का तेल पिलाने आवबे तो पियेंगे, इसलिए बेचारी पहले बारह बजे 
उठी, फिर साढ वारह बजे, फिर दो बज और फिर ढाई बजें। पीछे स्वानादि करने 
लूगी। इतने में तीन बजे । फिर कोच पर पडी रही । चार के ढकोरे हुए तो अण्डी 
के तेल की बोतल लेकर डा० साहब के पास जा पहुची । डा० गिल्डर बिना मुह बनाए 
पी गए। मन्‌ को बहुत आइचर्य हुआ । दिन में दो सिपाहियो को भी अडी का तेल पिलाना 
था। मन्‌ के हाथ से दिलवाया। उसे बडी खुशी हुई। सारा दिन हम लोग हसते रहे। 


८ जून ४३ 
शनिवार को चार बजे तक अखबार पूरे कर दिये, मगर वायु का काम रात को 
शुरू किया। रविवार-सोमवार तक उसी काम में रगी रही । आज भी वही चल रहा है । 
भाज सुबह तो पत्र का टाइप होना भी झुरू हो गया है । अभी काफी काम बाकी हैँ । 
परिश्ििप्ट (अपेन्डिक्स) भी अपने-अपने स्थान पर रखने हु। यह्‌ जवाब तेयार करने 
में कम-से-क्म एक हफ्ता और छगेगा । 

बादल आते हें। रोज डर लगता है कि वर्षा आवेगी ओर खेलना बन्द हो 

जावेगा, मगर होती नहीं हूँ । हवा खूब चलती हैँ । 
६ जून ४३ 
मीराहहन को गठिया का दर्द हो गया हूँ । कधे और हाथ के जोडो की मालिश 
मुझसे कराया करती हूं । मगर आज बापू ने उन्हे सलाह दी कि उपवास करके इसकी जड 
निकाल डालो । डा० गिल्डर से ज्ञाम को वाते को । उन्होने उपवास के विषय में कोई 


दीतान व ईदयर ०७३३ 


अडचन नहीं बताई, इसलिए करू से मीरावहन उपबास करेंगी । बापू को आशा है हि 
'तीन-चार उपवास के बाद फल देना शुरू कर सकेगे । मीरावहन उपवास ये दौपन में 
यहा आने के बाद के अपने विचार और अनुभव लिस डालने का विचार य० “ही €। 

आज मेरी तबीयत अच्छी नहों । रात को जल्दी सो भी गई । कुछ नी अच्छा 
नहीं लगता था। मन में विचार उठता था--भगवान्‌ महादेवभाई जँसों को दयो एटा 
लेता हैँ और हमारे ज॑सो को क्यो छोड जाता हैं ? 

सरकारी पुस्तिका के जवाब के परिशिष्ट की सामग्री तंयार करती रही । उसे 
आज करीब-करोब पूरा कर डाला । 

४० जून ४३ 

मीराबहन सुबह मजाक कर रही थीं कि दस तारीय को बापू वा उपयास हु: 
हुआ था और चार महीने के वाद ठीक उसी तारीस को उनया भी उपवास शुरू होता 
हैं । आज उन्हें कुछ खास तकलोफ नहीं हुई । ज्ञाम को भूस रूगी थी। सिर बुछ भारो 
था। वजन आज सुबह १३३ पौण्ड हूं । जवान साफ है । कुछ सास व'मजोरी नहीं मादम 
होती । पसोना वर्गरह नहीं आया । इससे वे खुश है । उनके दर्द बा सुस्य धारण रो यह 
था कि खेलने के बाद खूब पसीना आता था । उसके बाद हवा में घमती थीं। इस घर: 


>> 


हुवा से तो आदमी बच हो नहीं सकता । आज बे खेलों नहीं तो पसीना नी नहीं नाया। 


नर 


गए, ऐसा कहते थे । 

आज सरकार का जवाब आया। जिन्ना साहब को लिखें बापु के पत्न पर निकाली 
गई सरकारों विज्ञप्ति के विपय से बापू को सूचना देने से इन्कार किया गया था । 

जनपठ गवार लोगो की सेवा कंसे करनी चाहिए, इस बारे में बापू नें 
सीराबहन को जो लेख सुधार कर दिया था, वह बहूत सक्षिप्त था, मानों सूचो में 
लिखा गया हो | इसलिए उन्हे वापु से उसे समझना पदा। बापू ने दाहा।* “जब 


* “एल 4 क्‍00एटव चाए्ठपष्ी उधा ए0ए ब्ते फ््गाएा तेठफा 0 0ए7 
एण॥६९८४४९००॥, 9 5०४ए धीव व इाठपेत ७एा255 ज्वाश 4 गत 53वें गा 3 ता: 
भाते लाए ग्रधाएटा 9 ग8एट ग0ए एऐए वा ॥ पी ठिया ए उीणाग्रा$ 
25 8 ग्राधधारए 00 बिल, 70 छ३5५ णाए एलशटातबए घाश व णिीए सवच्याएट0 घो५ 
एशेएर ०३0९ 9768 78. या दा एच +ं ॥9ए९ तगशा ९र॒फ़ाट55८० गराकाीपिटग ८ 
१0० था. का एल्ाशत8ए३ टआार (0 ग्राट धा् पीर 7९2५ ]9ए९ ३ णा,वृष८ 
चुब०९ थाते एथपट बाते गा 5धाशाएड़ गशिशवार ए००फॉ९ व 35 2 एके एशए तर 
0725 तंपाए 7० हाएट प्रढ्या फाड़ चा05008०.. एपराए गराशा छी0 एशाआए. 7९०0, 
जता 07 800, ॥रएञ सलायक्षा गा ग्रधाए ए४७५ था ॥शए/ी0णाशाए5 छोोटटाए३ प्यतत 
न$ [09॥९08९ 2८ 5 ९०ागरणताते व९ स्य एटवणं ०ण ७ शणिप्तेद बाते पिप्रीर 
घ०एल०्आबा. 0 00प5९८ फर्श प्रध्या5 पथ पीला । फ्राएथा प्रध प्रा फिए | 


२७८ बापू की कारावास-कहानी 


मेने तुम्हारी छिखो अपनी बातचीत की रिपोर्ट देखी तो मे समझ गया कि मेने 
जो कहा था, उसे अधिक छोटा और अधिक स्पष्ट करके मुझे कहना चाहिए था। 
मेंने अब उसे सुत्र रूप में लिख डाला हैं। सच्ची बात तो यह है कि कल ही से पढने- 
लिखने और सामान्य गणित की कीमत पुरो तरह समझा। आज तक में उनके प्रत्ति 
लापरवाह रहा हू, मगर कल में समझ गया कि उनकी जो कीसत हैँ और उनका 
जो स्थान है, वह और किसीका नहीं। निरक्षर लोगो की सेवा करते समय 


ऐप 


हरेक का यह धर्म है कि उन्हें ज्ञान दे । जो आदमी पढ नहीं सकता, लिख 
नहीं सकता, जमा और बाकी करना भी नहीं जानता, वह बहुत चीजों के 
बारे में अज्ञानी रहता है। मगर पढ़ने-लिखने और गणित के ज्ञान से वह अपना विकास 
उत्तरोत्तर कर सकता है । इसका यह अर्थ है कि जब में उसे लिखना-पढना सिखाता ह्‌ 
तो ऐसे तरीके से सिखाऊ कि' उसकी अपनी ज्ञान बढाने की इच्छा तीज बने । मेरे लिए 
तो यह सवाल ही नही उठता कि माला फेरी और चलते बने । मेरा उसको लिखना-पढना' 
सिखाने का यह सकसद नहीं कि सब तरह से उसे आगे बढाना है। अगर मेरे सिखाने 
से उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरती हैँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन मेरा असल हेतु तो है 
उसकी आत्मा का विकास करना और उसके लिए मुझे उसकी भौतिक सेवा करके उसके 
निकट पहुचना है। उसका शरीर तो सामने है, मगर उसकी आत्मा को अभी वह 
पहचानता नहीं है। दिन-प्रतिदिन जैसे वह मेरी सेवा स्वीकार करता जाता है, उसके मन' 
में जिज्ञासा पैदा होगी कि मेरा अपना जीवन कैसा है । 


प्राण धाए 40 60 थ पा ली 8 ज़वए 28 0 शील पल गराशाँ$ 2एएला 07 
मिल धाण्ज़ोंटत222... शीश तथा 08 70 तुपरआा0ता 67 ॥6 0 09 ०0परा- 
ग्राष्ठ 98805 बात ए85गग्रछ जा. 3? 60 ग्रण ग्राएगा पाई चाएज॑ल्वएुट 07 श 
ए०प्ाते इतए्श्ाए८ट... गयी ॥6 बतेएश्ाए2३ ग्राशध्ाश्यीए, थी एशए जो धाप॑ 8000, 
६0ए0ह॥ ॥7ए ए०7९एथश 5 जाय 5 छषाएंश वेहएल0०एग्रह्या.. ही. 78 एड़ी 
शाधटायं 5४एए४ पात्र 9 ॥48ए९ [0 29702 सागर. ्री$ 000ए ॥$ भी परश८ 
म्ा$ 80ए ॥8 88 एश फरांपि0एा [0 रा 92ए एछए 828ए 88 46 8068 07. 
20०८९एशगट्ट प्राण प्रचलार्श 5छश०९३, 6 जी 0600076 7राणा2 एपा005 ॥00पा पराए 
[॥6. पछ6 जा 568फ्ा [00 प्रणाएट८ 50 ग्राणट पीक्षा 6९ फीएशस्य धतेट 
० आए तर जाए 00 ॥ इ४णालाग्राश४8 जा गा ट्टाशा ए0शप्रा5 २ छाए 60 7 
शीषा पाए हट था प्रगाध३ २ जवां 78 ॥ 7 था प्रपापरपायाए २ ब्राशा 5 
छगरा0जाए [९08 जरा 0 बडा: प्रा जात ए थी प्ाध्था5, 9. एथश छाएका) ये ॥0 
प्रात. मिंठ्श पीर ग्राकियबराए07 जी गव्णि गर्म व8 प्रण पर एगात्थया. | 
38 707 0 6 0 उश्ञाश्ादिल जात 08 जणाॉजाएु एण पीर इछ़ाता.. ग्राशा 4 क्र 
ब्िएड 40 ९९ जाती 8 प्राक्ा गा छा०णएणाएणा ३8 9 धविए& (5008 पाएं गा ग्राढ 
जा 820 0० 0 गा. /ए फप्ाए056 व5 गरएा क्‍0 हाए& कराय ग्राए सशाहाणा. 
शरए फपाए05० 48 00 6 गाया 5९९८ 0500 प्राणपड़ा ग्राढ आग 4 सबए2 जाए बाते 
€घए7258 मिया गा उट्शाए जा गाए त्ाए तणाएु३ * 


सरकारी आरोपपन्र और उसका उत्तर (२) र७& 


“फिर वह मेरे भोतिक जीवन से आगे भी कुछ है, यह देखने लगेगा । वह सोचेगा 
कि में क्यो कभी-कभी आखें बन्द करके आसन लरूगाकर बेठता हु ? में इस तरह बैठकर किस- 
की रटन करता हू ? जब इस जिज्ञासा के वच्ञ होकर वह मुझसे पूछेगा कि इन सव चीजो- 
का क्या अथ॑ हुँ तब में उसे बता सकता हू। इस ज्ञान का उस पर क्या असर होगा, उसकी 
चिन्ता करना सेरा काम नहीं । आत्मा के काम में दखल देना मेरा काम नहीं । जब में किसी 
इन्सान के आगे खडा होता ह्‌ तब जिस हृद तक ईइ्वर मेरे हृदय में विराजमान है, उसी 
ह॒द तक वह मेरे सामने खडे व्यक्ति में भी प्रवेश करेगा । मेरा हेतु यह नहीं कि वह 
मेरा धर्म स्वीकार करे। मेरा हेतु यह है कि वह मेरे द्वारा ईइवर का दर्शन 
कर सके । वह तभी हो सकता हैँ कि अगर ईइवर मेरे हृदय में विराजमान हो 
और अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन में, कार्य में, म॑ सचमुच उसको व्यक्त करता 
हू 


का रब 
९ ४६ 5 


सरकारी आरोपपत्र ओर उसका उत्तर (२) 


११ जून ४३ 

वापु कह रहे थे कि कल से पहले का सब कार्यक्रम फिर से शुरू होना चाहिए, 
मगर में समझती हू कि वह नहीं हो सकेगा । टाइप-नकलरू को आज पढना शुरू किया | 
कुछ समय बापु ने मेरे साथ पठा और साथ-साथ सुधार कराते गए । कुछ समय मेने अकेले 
पढा । आज मीराबह॒न के साथ कुछ नही किया। पन्द्रह पन्ने ही पड पाई । सब मिलाकर 
करीब ४० पन्ने हैं और परिशिष्ट अछग | 

मीरावह॒न ने आज एक दर्जन मोसम्बी ली । तबीयत अच्छी है । भूख बहुत है 
और कमजोरी भी हूँ । 

रात को सरकार का पत्न आया | टॉटेनहम के सेक्रेटरी ने बापु की जिन्ना वाली 
विज्ञप्ति के बारे में जो दूसरा पत्र सरकार को लिखा था, उसकी और-लार्ड सेमुएल को 
पत्न न देने के बारे में भेजे गए बाप के पत्र की पहुच थी। लिखा था कि उस बारे में सरकार 
को कुछ और नहीं कहना हैँ । वह अपना नि३चय बदल नही सकती । सभी यह पत्र पढकर 
हसने रूगे । बापू भी हसकर कहने लगे, “जवाब देते है, यह उनकी मेहरवानी है” 
मगर उन्हे सैमुएल वाले पत्र के बारे में सरकार के उत्तर से कुछ आदइचये हुआ । उन्हे 
आज्मा न थी कि उसका भी ऐसा ही उत्तर आवेगा। सरकार दूसरी विज्ञप्ति निकल सकती 
थी। वे लोग लिख सकते थे कि आप ठीक कहते है । लार्ड सैमुएल वाला पन्न, /सा साहब 
के पत्न के बारे में जो विज्ञप्ति निकाली गई थो, उसकी श्रेणी में तो नहीं अग्गा, मगर हम 
उस पत्र को दूसरे कानून से रोकते है । है 


२८० बापु की कारावास-कहानी 


१२ जून ४३ 
महादेवभाई को गए हफ्तो की जगह महीनों हो गए | क्या इसी तरह वर्षों 
चले जावेगे ? उनका स्मरण तो इतना ताजा है, मानो कल वे हमारे साथ ही थे । 
चह स्मरण इस जीवन में घधला थोडे ही पड सकता है । 
बापु आज भी मेरे साथ सरकारो बाइबिल' * के अपने उत्तर की टठाइप-नकल 
पढते रहे और सुधार भी करते रहे। ३२ पन्ने आज पूरे हुए। अभी आठ-दस और हे । 
कल पुरे हो जावेगे । 
मीराबहन को आज भी कसज्ञोरी तो लगती है, मगर तबीयत ठीक है। दर्द 
कम हैं । 
१३ जून ४३ 
आज सरकारी बाइबिल' पुरी की । वीच-बीच में बापू ने कई जगहो पर सुधार 
करते समय अक्षर बढाए थे । परिणाम-स्वरूप कई जगहो पर खाली जगहे छूट गई 
थीं। भाई को ये जयहें भरनी पडीं । 
भाई कुछ उदास थे। जिन्ना इत्यादि की गालिया पढते-पढते हम लोग ऊब जाते 
है, मगर बापु के मत पर उनका कोई असर नहीं होता । वे तो अचल बैठे है। वे जानते हे 
कि आज जो भी हो रहा है, उत सबका परिणाम शुभ हो होने वाल्य है हिन्दुस्तान के 
लिए। व्यदितयों का तो उन्हे कभी विचार भी चही आता । अपनेआप की, अपने मान 
की उन्हे कुछ पडी ही नहीं । 
यह सब काम करते हुए बापु सनु को आधा घटा जरूर सिखाते है । हर रोज 
थोडी गीता भी सिखाते है। दस-बीस मिनट तक एक रोज व्याकरण व एक रोज भूमिति 
सिखाते है । वापु पढाने में बिलकुल लोन हो जाते है । कह रहे थे, “में यह सब काम 
(सरकारी बाइबिल' का उत्तर लिखना इत्यादि) तो करता हू, मगर मुझे इसमें रस नहीं 
है, भाररूप लगता है । हा, भूमिति में, व्याकरण में, सस्क्ृत में में लोन हो सकता हु ।” 


१४ जूत ४३ 

आज भाई फिर कहने लगे, “मुझे छूगता है कि ये लोग बापु को तबतक नहीं छोडेंगे 

जबतक वे काम करने लायक हे । जब शरीर निकम्मा-सा हो जावेगा, तभी छोडेंगे। ” 
मेने रोका, “आप इस प्रकार का विचार भी क्यो करते हैं ?” वे कहने लगे, 'अगर ईदवर 
का यह मशा होता कि बापू को बाहुर जाकर पहले की तरह से काम करना हैँ तो महादेव 
चयो चले जाते ? ” मंने कहा, “आज भी जो काम चल रहा है, उसमें भी महादेवभाई की 
आवद्ययकता हैं । इसलिए आपकी दलील व्यर्थ है । ” वे बोले, 'सेवाग्राम का विचार भी 


7० ७०. 


हम लावो ने जेल में टॉटेनहम के पैम्फ्लेट को मजाक में 'तरकारी वाइविल' 
नाम दिया था। 


सरकारी आरोपपनत्र ओर उसका उत्तर (२) २८१ 


सुझ काटता हूँ । महादेव के बिना उस जगह में रह ही क्या गया ! एक वही जगह यो, 
जहा जाकर घडी भर के लिए आदमी मन बहुला सकता था, हल्कापन महसूस कर 
सकता या ।” 
इसमें दशक नहीं कि महादेवभाई के बिना आज वाहर के जीवन की कल्पना 
करना भी कठिन हूँ, मगर भगवान्‌ को बापू से और काम न लेना होता तो वापू को 
“उपवास से ही क्यो बचाता ? मगर उसके साथ ही भगवान्‌ का महादेवभाई को इस तरह 
उठा लेना मेरी समझ में जरा भी नहीं आता । उनकी जगह हममें से किसीको क्‍यों नहीं 
उठा लिया ? 
आज बापू का मौन था, तो भी उन्होने कुछ समय मेरे साथ परिशिष्ट की टाइप- 
नकल मिलाई। बापू के हाथ में 'हरिजना था। में टाइप-नकरू पटती जाती थी। भूल 
सिल्ती तो बापू मेरा ध्यान खींचते थे । में सुधार लेती थी। दाकी समय वे सस्क्ृत 
और '“गुलोवर्स ट्रेंविल्स” पढते रहे । एक दिन कह रहे थे, “सस्कृत के दो वाक्य भी पढ 
स्व तो वे ज्ञान में वृद्धि ही करते हैं । इसलिए मुझे वह पढना अच्छा रूगता है । ” 
मोराबहन ने आज से मोसम्वी के साथ शहद और पानी लेना शुरू किया है 
डाहद पीकर आज वे खूब ही सोई । 
१५ जून ४३ 
वर्ण बन्द हूँ, सो बेडमिन्टन कोर्ट सूख गया है । चूने को कमी है, इसलिए डोरी 
की लाइनें बनाईं । इतने दिनो के वाद बाहर खेल सके । अच्छा छगा। 
बा आजकल सब खेंलो में बहुत रस लेती है । चुबह-दाम वेटमिन्टन व रिग देसने 
आती है । हम कुर्सो डाल देते हूं । वे वंठी देखा करती है । रात को क्रम देखती है । 
मीराबहन दता रही थीं कि वा शाम को अकेली कैरम खेलने का अभ्यास भी कर रही 
'थीं। मीरावहन ने प्रोत्साहन दिया । वा ने करम बोर्ड की पॉकेट में सात बार मोहरा 
'डाला। रात को कटेली साहब वगेर। ने वा से खेलने को कहा । वा बहुत रस से खेलती 
रहीं । इन खेलो ने वा का जीवन बदलू-सा दिया है । उनकी निराशा और उदासी बहुत 
कम हो गई हैँ । 
इसी तरह ग्रामोफोन से भी वा का खूब मनोरजन होता है । सुबह घटा डेड घटा 
चआमोफोन वजता है । तव वा लोन होकर भजन सुनती रहती है । यह बहुत अच्छा है । 


१६ जून ४३ 

आज रात को वापू ने टॉटेनहम के पेम्पलेट के उत्तर को दोबारा पढ लिया । 

आखिर के एक पैराग्राफ को सुधारना बाकी हैँ, ऐसा कहते थे । सिर पर से भारी 

बोझ उतरा। मुझे भी ऐसा ही छूगता है । पर मेरा काम तो अभी बाकी है । भाई जद 

उसे पढकर अपने सुझाव तैयार कर रहे है। पीछे हम सव वारी-बारी से पढेंगे । फिर 
उसकी साफ नकल होगी । एक हफ्ता शायद इसे जाते-जाते और छूग जावेगा । 


२८२ बापु की कारावास-कहानी 


१७ जून '४३ 
आज सुबह बापु ४ बजे उठ गए। घडी एक घटा आगे होने के कारण रोज पाच 
चजे उठते हे । साठे चार तक बिस्तर पर पडे रहे । सो नही सके । साढे चार पर प्रार्थना 
के लिए चले। बाद में सवा पाच-साढे पाच से छेकर साढें छ. बजे तक सोए । 
सुबह घूमते समय पंजाब के किसानो की खुराक की बात हुई। पजाबी 
किसान की निडरता की बात मेरे मुह से सुनकर बापु कहने रूगे, “हा, पर याद रखो, 
एक गोरे को देखकर वे भर-पर कापने लगते है ।” बात सच्ची है। पठाव क्या और जाट 
क्या, दुसरे किसीकी परवाह उन्हे है नही । विशाल काया रखते है, मगर गोरो से 
थरथर कापते है ।” 
पीछे कहानी चली । मिसेज्ञ डेनियल के यहा से कंसे निकले, अल्ग कमरे 
लेकर रहे, गाता, नाचना, भाषण देना सीखा और छोडा । यह सब सुनाया । 
मालिश के बाद सोए नहीं। टॉटेनहस के पेम्पलेट के उत्तर की उन्हें बडी चिन्ता" 
थी। आखिर का पराग्राफ फिर से लिखना चाहते थे। करीब सारा दिन उसीमें गया ॥ 
भाई के साथ बेंठकर बापु के पत्र को फिर से पढा और बापु की स्वास्थ्य-- 
डायरी पूरी की । सीराबहन का उपवास आज छूटा । 
१८ जून '४३- 
आज बहुत दिनो के बाद दोपहर को रामायण पढी। थोडी सस्कृत व्याकरण भी 
की । भाई के साथ कुछ देर काम किया। बाकी दिन यो ही चला गया। 
मीराबहन ने उपवास के हफ्ते में ७॥ पोण्ड चजन खोया । पहले दो दिन तो 
दर्द कम रहा, सगर फिर बढ गया । परसो तो बहुत ज्यादा था। 
कल से उन्होंने खाना शुरू किया है। आज २0 पौण्ड दूध पिया और सब्जी 
खाई । कहती थी कि आज ५० प्रतिशत दर्द चला गया है। देखें आगे क्या होता है । 


१६ जून “४३ 
रामायणादि का आज फिर नागा हो गया। बापु के उत्तर के परिक्षिष्ठ की 

सामग्री टाइप होकर आ गई थी। उसे देखती रही। 
गेहु का आटा नही मिलता । आज से बाजरे की रोटी बनानी शुरू की है। बापू 

ने भी खाई । 

आज बापु समझाते रहे कि केदी की हैसियत से हमारा जीवन कैसा होना चाहिए ४ 
कहने लगे, “मेरा शरीर चल सके तो में इन कैदियों की ही खुराक खाऊ ।” सेने कहा, 
“मेरा तो चल सकता है। मुझे खाने दीजिए ४” बापु ने उसकी इजाजत नहीं दी, मगर 
अम्माजान के बक्‍त जो कच्चा खाने का व्रत लिया था, उसमें इतना फेर करके कि 
बापु के लिए भो सब्जो बने वह लेता', उसे चालू रखने की इजाजत उन्होने दे दी। यह 
फेर करने का क्षारण यह है कि कच्ची खाने लायक' सब्जी यहा हमेशा नहीं आती है 8 


सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (२) २८३ 


जवतक जेल में हे तवतक यह ब्रत चालू रहेगा । 

आज एक दु खद घटना हो गईं । बापू को ऐसा लगा कवि. ने झूठ बोला 
उससे वे खिन्न रहे । 

भाई रात को तीन बजे तक काम करते रहे । 'सरकारी वाइविल' के उत्तर में 
जो सुधार करने का विचार वे रखते थे, वे सब किए । 


ठ्‌ 


८३ 


२० जून “४३ 
सबेरे प्रार्थना के लिए सवा चार बजे उठी । मगर शर्म के साथ कहना पडता 
है कि गीताजी के पाठ के समय नींद आने रूगी । मेरा स्वर ठीक न था। भाई पढने 
लगे और मे चुपचाप सुनती रही। सुनते-सुनते सो गई । करू भी ऐसा ही हुआ था । 
वापु आज अपने लिखे उत्तर में भाई के किये हुए सुधारो को ध्यान से देसते रहे । 
मेने दोपहर उनकी आत्मकथा पढी। दो-तीन रोज में उसे पुरा करने का विचार है । सोच 
रही थी--बापू दक्षिण अफ्रीका गए, तव चौबीस वर्ष के थे। में पच्चीस पूरे कर चुकी हु । 
अर्थात्‌ मुझ से छोटी उमर में उन्होने कितने वडे-बडे काम करने शुरू कर दिये थे और 
हम लोग यहा बच्चे-से बनकर वेठे है। मगर यह बापु का प्रताप हैँ । उनके पास 
बेठने से ही ऐसी भावना उठती है। अगर अस्पताल में बंठी होती तो ऐसा नहीं हो सकता 
था। जो हो, बापू उस उमर में जितनी प्रगति कर पाए थे, हमारे जैसे स।री जिन्दगी में भी 
कर पाए तो वहुत है । इतने पर भी बापू कहते हे कि वे तो सामान्य आदमी हे। जो 
उन्होने किया, वह सब कर सकते हं । 
वर्षा धमकी देकर चली जाती है । अच्छा रूगता है । सूखे कोर्ट पर हम खेल 
सकते है । 
२१ जून ४३ 
आज बापू का मौन है । सुबह ही लिखकर कहा कि आज मालिश से मुवित 
लेकर टॉटेनहम की वाइविल ' का उत्तर पढना। शाम को खाने के समय वह पूरा किया । 
दोपहर में दूसरा काम भी रहा ही था। रात में भाई नए सुधारो को टाइप करते रहे॥ 
उन्होने रात भर टाइप किया । 
शाम को प्रार्थना के बाद मैक्‍्सवेल का बापू के पन्न का उत्तर आया। बांपू वह 
रूखा-सुखा उत्तर पढकर वहुत हसे । 
२२ जून ४३ 
आज वापू ने मंक्‍्सवेल वाले पत्र का उत्तर लिखा । भाई ने टाइप किया । बाइ- 
विल' का उत्तर आज डा० गिल्डर पढते रहे। भाई ने कल रात को जो टाइप किया था, 
उसे मिलाने में कुछ समय गया। दोपहर दो घटें सोई, सो कुछ खास काम न कर 
पाई । ज्ञाम को वापु के साथ वाइविल (असली बाइबिल) पढी । 
बापु अग्ञात-से लगते हैं। आज रक्‍्त-चाप भी अधिक था। कल रात को बारह 
बज सोए थे । 


२८४ बापू की कारावास-कहानी 


रात को डा० साहब सरकारी बाइबिल' को पढना चाहते थे। बापु ने कैरम में 
उनकी जगह मुझे भेजा । बा नहीं आईं। उन्हे नींद आ रही थी। जल्‍दी सो गईं। से, 
मोराबहन ओर कटठेलो खेंले । मोराबहम ने हमें तीन बार हराया । वे करंम बहुत हो 
अच्छा खेलती हे । वहा से आई तो मन्‌ और भाई बाते करते मिल्ले। उन्होने मुझे भी बिठा 
लिया। हम लोग बारह बजे के बाद सोए । 
२३ जन “४३ 
आज डा० गिल्डर मालिश करने नहीं आए। वे बाइबिल' का उत्तर 
करू से पढ रहे हैं। ११॥ बजे बापू खाना खा रहे थे। उस समय वे उनके 
पास अपने सुझाव लाए। बापु ने बाद में कुछ बातो के बारे सें हम तीनो से फिर 
विचार करने को कहा । ज्ञास को हम लोग फिर आधा घटा यहां बैठे । पीछे रात को 
भी करीब एक घटा रूूगा । दो पैराग्राफ अभी और तंयार करने को रह 
गए है । 


२४ जून ४३ 
आज डा० गिल्डर ने सरकारी बाइबिल' का उत्तर पढकर बापू को वापस 
किया। कल बापु ने जो दो पेरात्राफ लिखने को कहा था, आज मालिश के बाद हम तीनो 
ने, सिलकर उन्हे लिख डाला। दोपहर को डा० गिल्डर ने बापू का उत्तर लौटाया, 
पीछे मुझे जो कुछ पूछना था, मेने पुछा । डा० गिल्डर पहला पन्ना ले गए । आज से 
वह उसे टाइप करना शुरू करना चाहते थे।, 
सन्‌ को तीन दिन से कठ्ज था। उसने किसीसे कहा नहीं था। आज बापु से कहा । 
उन्होने एनीस। लेने को कहा। उसने लिया। खाना न खाने का विचार किया था, 
सगर पीछे बा के कहने से कुछ खा लिया। परिणाम-स्वरूप उसे दो उल्टिया 
हो गई । 
२५ जून ४३ 
आज भी सरकारी 'बाइबिल ' के जवाब में जिन-जिन चीजो के विषय में मुझे 
बापू को सुझाव देने थे या चर्चा करनी थी, वह में पुरी नही कर पाई, सगर चालीस 
पन्ने तक पहुच गई । अब बारह-तेरह पन्ने ही शेष रहे हें। एक पेरा अधूरा था, उसे 
पूरा करना था। मालिश से छुट्टो ली और उसे पुरा किया। 
मोराबह॒न कहती थी कि उनका दर्द दस फोसदी कम हूँ, मगर उपवास के दूसरे 
दिन पचास फीसदी कम था। फिर पचहृत्तर फीसदी बढा। इसलिए अभी से कुछ 
कहना ठोक न होगा । कलेक्टर आज आया । 
मनु ने आज सुबह अण्डी का तेल लिया । शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा । 
खाया नहीं--खेलने भी नही आ सकी। डा० गिल्डर को भी बुखार-सा था। कटेली 
के हाथ में दर्द था, इसलिए शाम को वे खेल नहीं सके । 


मनोरजक घटना कह 


पु 


२६ जन ४३ 

आज बाइविल' के उत्तर के विषय में बापू के साथ चर्चा पूरी की । बापू आज 
उत्तर को आखिरी वार पढने की आद्या रखते हे ।डा० गिल्डर और भाई एक और 
कच्ची नकल टाइप करेगे, फिर उससे साफ नकल तैयार होगी । डा० गिन्डर ने तो 
सात पन्ने टाइप कर भी लिये हे। भाई अभी एक वार सव-का-सव फिर से पढ जाना चाहते 
है, बाद में टाइप करना शुरू करेगे । अब इस चीज से हम सब थक गए हे। जेल में 
हो इसे इतना समय मिल सकता था। 

आज हिन्दुस्तान टाइम्स” को पिछले वर्ष की पुरी फाइल आई है। वापस 
लोटानी होगी । वा कह रही थीं, “अखबार क्या कम आते है ? इस फाइल की क्‍या 
आवश्यकता थी ? ” मगर 'सरकारी वाइविल' के उत्तर के लिए यह मगवाई गई थी । 

रामायण में भरत-मिलाप पढते-पढते मेने वा से कहा, “बाहर जाकर जापको 
भरत-मिलाप का सिनेमा दिखा छाबेगे। ” वा कहने रूगीं, “मे अब यहा से कहा वापस 
जाने वाली ह !” मेने और डा० गिल्डर ने समझाया तब मान गई। कई बातो में वा 
बालक की तरह भोली हूँ । बस गान्त मन से कैरम खेलने को इए दीं । 

अखबार बहुत से इकट्ठे हो गए थे । मेने काफो पढ भो डाले । आशा है, सोने 
से पहले सब पुराने काम पूरे हो जावेगे । 

मीरावह॒न का दर्द कम है, ऐसा वे कहती थीं । दर्द का ढग भी कुछ बदला है । 


९ ०५० : 
मनोर॑जक घटना 


२७ जून ४३ 

मेरे वालो में चिकना, सफेद मैल बहुत है। निकलता ही नहीं। एक दिन विचार 

आया कि बाल निकालकर इसका इलाज करे तो शायद साफ हो जावे। 
भाई ने और वापू ने इस विचार का समर्थन किया । बापू कहने छगे कि 
उनके सिर में भी यही था, जो इसी तरह जच्छा हुआ था । मीरावहन से 
बात की ५ उन्होनें बाल काटने से मनाही की । डा० गिल्डर के वालो में भी 
यही तक़लोफ हैं । मेरी वात सुनी तो थे कहने छंगें कि पहले रके देखें, 
फिर में वाट । मगर बाद में उनका सन वदल गया। कहने लूगे, “बापू कहे तो से 
बारू कटाऊ । ” बापू कहने लगे, “में क्यो कह ?” आज मेने बाल घोए थे । बापू दःह 
लगे, (बाल निकालना है तो आज ही निकालो ।” मेरा मन काठने को होता नहीं था 
यह भी विचार आया कि ऐसा इलाज यहीं किया जा सकता हूँ । बाहूर जाकर यह नहा 
हो सकेगा १ बापु और भाई मजाक करने रंगे कि हिम्मत नहीं पडती । मेने कह 


२८६ बापू की कारावास-कहानी 


दिया, (तो भल्ते काटे ।” बस कहने की देर थी । तुरत बापु न कंची 
उठाकर पहले मेरी चुटिया काटी, फिर बाकी के बाल काट डाले। बुरा 
तो लगा, सगर अब क्‍या हो सकता था । सब काटकर दामोदर कँदी से 
उस्तरा फिरवा दिया । मीराबहन तो रोने जे गे हो गई । कहने हरूगीं, 
“मुझे पता होता कि तुम इतनी जल्दी फिसल जाओगी तो से तुम्हे ज्यादा रोकती ।” 
कटेली साहब को भी बडा आधात लछूगा। कहने लरूंगे, (हम सीपी-चन्दन भगा देते, 
उससे तुम्हारा सिर साफ हो जाता । इतने अच्छे बाल क्यो निकाल दिए ? ” सनु, बा, 
सबको बुरा लगा। बापु कहने लूगे, “कल्पना की बात हू न। मुझे तो तुम्हारा यह बिना 
बालो का सिर और चेहरा अच्छा दिखता है।” रात में ड[० गिल्डर मजाक करने लगे, 
“जब बुढिया हो जाओगी तब इन बालो की “विग (टोपी) बसवाकर पहनना ।” 
कटेली साहब कहने लगे, “मुझे पता दें कि कहा बनती है। अभी से बाल भेजकर “विग' 
बनवा ले, ताकि अभी हो पहनी जा सके । उनसे मेरा मुण्डा सिर नहीं देखा जाता । 
रात में में सो न सकी । तकिये में सिर लगता तो तकलीफ होती । सिर की 

चमडी बहुत नाजुक थी । बालो की जडें कपडे में अठकती थीं । 
२८ जून “४३ 
बापु का आज सौन है। वाइबिल' का उत्तर आखिरी बार पढते रहे । अब भी 

'बाल मुझे तकलीफ देते हे । 

कल रात से सो न पाई थी । दिन में दो घटे सोई और कुछ अखबार आदि पढे । 


5 87: 
सरकारी आरोपपत्र ओर उसका उत्तर (३) 


२६ जूत ४३ 

बापु आज भी सरकारी बाइबिल' का उत्तर पढते रहे । उससे बहुत थक गए 

है। रात कह रहे थे कि इतनी मेहनत उन्हे किसी दूसरी चीज पर नही करनी पडी। मुझे 

जो चर्चा करनो थी, सुझाव देने थे, उनमें से कुछ तो दोपहर को दिये और कुछ रात को । 
सोने में करोब ग्य।रह बज गए । कितने दिनो से ऐसा ही हो रहा है । 

आज बा को बखार था। कल रात से उनका शरीर दुखता थर और सर्दो रूम 

कर बुखार आया था। छाती में नया कुछ नहीं । पेशाब में भी अल्व्यूमिन का निशान तक 

नहीं। सम्भव है, मलेरिया हो। आज जाच के लिए रक्त नही लिया । फिर 
आवश्यकता पड़ी तो लेगे | बा को सुई लगवाना बहुत नापसन्द है । 

शाम को . . - सिपाही से मेने दो-चार रोटी बनाने को कहा, क्योकि 

मनु वा के पास थी। उसने कोरा जवाब द्विया और झट बोला कि वह तो रोटी बनाना 


सरकारी आरोपपन्र और उसका उत्तर (३) २८७ 


जानता ही नहीं है | कठेली साहव ने बाद में उसे डाटा । 

मुझे विचार आ रहा था क्वि रोटी खाना दन्‍्द कर दू । रोज मनु से बनवाकूर 
खाना अच्छा नहीं लूंगता । 

३० जन ४३ 
बाज वा को तबीयत अच्छी है । बुसार नहीं । मीरावहन को भी काफी फायदा 

दो-तीन रोज से मिट्टी लगाती थीं। जाज ओरियण्टल वाम' मलवाया है। विटामिन 
7 भीर सी' भी लेती है और दवा पीती हे । कहती हे कि उनका सामान्य स्वास्थ्य 
बहुत अच्छा हूँ । 


् 227 > 


कि 


/ /2'| 


रात को मीरावहन आकर कहने रूंगीं कि दर्द ज्यादा है। उसका कान्ण वे 
मालित् कराना बताती है । 
बाज भाई के कमरे में पुराने अखबार उठाकर ठिकाने पर रखें। काफी घूल सानी 
पडो । नए अखबार सब गोल सेज पर सजा दिये । महीना पुरा होने पर फाइले यहा 
से उठा लूगी। 
जाज सुवह में प्रार्थना में नहीं गई, क्योकि रात को मुझे वुखार-सा रूगता था। 
पत्तिर में दर्द-सा था। मगर दिन में सव अच्छा रहा । इरादा हैं कि कल से अपना कायनम 
पुर्वेवबत्‌ चलाना शुरू कर दू। 
१ जुलाई ४३ 
जाज मीरावहन के सुबह से ही दर्द ज्यादा हैं । गाम को और बढा करता हे । 
कहती थीं कि अब तो सो फोसदी साबित हो गया हूँ कि मालिश से ही दर्द बढता है । 
उन्हें कौन समझा सकता हूं कि यह अम 
खाने के समय बापू लिखाने छगें। ढाई बजे तक लिखवाते रहे। फिर सोने को 
लेटी | नींद भुत्किल से भाई। साढें तीन वर्जे उठी तो सिर में दर्द था। बिल्तर से उठी 
सो बहुत ठट रूगने रूगी ! मापा तो १०० ६ बुखार तिकला । चाय के साथ दस ग्रेन 


कुनीन खाई । 

ज्ञाम को लेटी रही । मीरावहन की लिखी हुई टीका, जो बापु के पास आई 
थी, पढ गई । कई भूले थीं । बपू ने उन्हे सुधारने को कहा । 

काफी अखबार पढे । रत्त में खूब सोई। वा आज शाम को पिग-पोंग खेल रही 


थीं। मेरा पुराना कार्यक्रम आज शूरू न हो सका । 
२ जुलाई ४३ 
सुबह उठकर अण्डी का तेल पिया । बष्ू को यह जुलाव विज्ेप अनुकूल रूपता 
हुँ। प्रार्थना बिस्तर में पडे-पडे सुनी । सुनते-सुनते सो गई । साढे सात बजे उठी । वुसार 
६६ ८ था। ग्यारह बजे तक उतर गया । अखबार देखे । बापु ने (सरकारी दाइविल 
के उत्तर में जो नए सुधार किये हे, वे देसे। कल और आज की डायरी लिली। अब वापु 
की स्वास्थ्य-डायरी पुरी करके आत्मकथा पढूगी । आज शाम को वाइब्लि भी पढ़ी । 


२८८ हर बापू की काराचास-कहानी 


बापु बहुत थक' गए है। आज खून का दबाव भी ज्यादा था। 'सरकारी 
बाइबिल' के उत्तर पर बहुत मेहनत करनी पडी है। आज शाम को घूमते समय 
कह रहे थे, ईश्वर ऐसे मुझे उबार लेता है। उत्तर पूरा हुआ और थकान चढी । इतनी 
मेहनत न करता तो जो सुधार किये हे, वे कर नहीं सकता था।” रात को प्रार्थना के बाद 
उन्होने तुरंत सोने की तेयारी की। चार-पाच दिन के बाद ठीक तरह से सिर और पैरों 
की मालिश करवाकर सोए । 

डा० दाह आए। सेने मीराबहन के दर्द के बारे में उनसे बात की । 


३ जुलाई '४३ 
मौराबहन के दर्द का कारण नही मालूम पडता। एक दिन कम हुआ और एक दिन 
बढ गया। डा० शाह से कल बापू ने सुबह कहा था कि डा० गिल्डर शायद उन्हे पुरी जाच' 
के लिए अल्पताल भेजना चाहेगे। उन्होने कहा कि भडारी से बात करने के बाद जो कर 
सकेगे, करेगे । डा० गिल्डर दोपहर को कह रहे थे कि यहा से तो, जीवन-मृत्यु कर सवाल: 
हो तो भी, शायद ही किसीको अस्पताल भेजा जाय । 
भाई ने रात भर टाइप किया । 
४ जुलाई ४३ 
आज भडारी आए। भडारी की बात से लगता था कि मीराबहन को कही भेजने 
का उनका इरादा नहीं। कहते थे, “डा० शाह से सलाह करके कहुगा कि क्या कर सकता 
हृ || (५ 
भंडारी गवर्नर के आने को बात करते रहे। सी श्रेणी के कैदियों ने विरोध- 
प्रदर्शन किया था, उन्हे सजा देने की चर्चा की । डा० गिल्डर ने कहा, “राजनेतिक कंदियों 
के साथ दूसरा ही बर्ताव करना पडता हैँ, क्योकि दूसरे देशों में जो आज राजनेतिक कैदी 
है, वे ही कल सत्ताधारी हो सकते हे, और जो आज सत्ताधारी है, बे कल कंदी हो सकते 
है ।” मगर हमारे यहा परदेशी राज्य हैं, इसलिए सव चलता है । 
बापु ने टॉटेनहस की बाइविल' का जो जवाब दिया है, उसके परिशिष्ट पर मेने 
नम्बर डाले । शाम को सात बजे तक यही काम किया। पीछे खाने को गई। फिर घूमने 
को। खेलने नहीं गई । बाद में पता चला कि आज कठेली साहव भी खेलने में न थे ॥ 
उनके हाथ में दर्द था, सो खेल बिगडा होगा। 
५ जुलाई ४३ 
बापू का आज मौन है । उन्होने आज दाइप-नकल समाप्त की । मेने परिशिष्ट 
की और अन्य चीजो की सूची तेयार को । 
बापू आजकल अखबार देखने का भी ससय नहीं निकालते । आज डार्ना दो- 
तीन दिन के बाद आया। मेने हसते-हसते कहा, बापू, अब तो दूसरा काम छोडिए । 
आपके मित्र का अखबार आया हैं।” बापू ने कहा कि उन्होने सबसे पहले आते ही डाना 


सरकारी आरोपपतन्र और उसका उत्तर (३) २८६ 


पढकर उसमें निशान भी छगा दिये थे। ऐसे ही दो-चार दिन पहले मेने हसी में कहा 
था, सब अखबार छोडकर--काम छोडकर--आप 'डान' पढने का समय निकाल छेते 
हैं। जिन्ना साहब के आप बहुत भक्त बनते जा रहे हें । ” बापू ने कहा, “भक्‍त के अधीन 
हैं। मेने कहा, “जिन्ना साहब यह बात सुनेंगे तो नाराज हो जावेगे। ” हसी चलती रही + 

शाम को मनु को वुखार आ गया । खेलने में भाई, में और डावटर गिल्डर 
थे। वर्षा आई, सो बन्द करना पडा। 

६ जुलाई डर 

भाई मीरावहन के साथ टाइप-नकल मिला रहे थे। वहुत धीरे काम चल रहा 
था। बापू ने कहा कि यह काम पूरा होना ही चाहिए। शाम तक भाई ने पंतीस पन्ने पूरे 
कार लिये थे। रात को में भी भाई के साथ पुरा कराने वाली थी, सगर मनु को फिर वुखार 
आा गया। उसे दवा-पानी देवा था और वा की मालिश करनी थी, इसलिए बापू ने मुझे 
छुट्टी दी। गुसलखाने से आकर वे खुद भाई के साथ बैठ गए। दस बजें के बाद अपने 
दूसरे काम पूरे करके मेने उनकी जगह ली और उन्हें सोने को भेजा । मेने और 
भाई ने ग्यारह बजे के वाद सब पूरा किया। सोने को वारह वजें। 

आज भी वर्षा थी। वर्षा में नीचे खेलना बन्द हो जाता है। ऊपर खेलने में पूरी 
कसरत नहीं होती । 

मनु को बुखार था। « से रोटी बनाने को कहा । उसने नहीं बनाई 
और कैदी रसोइये को भी बनाने से मना कर दिया । पूछा तो बोला, "में सुद भी बनाना 
नहीं जानता हु ओर कंदी भी नहीं जानता ।” पहले दोनो कह चुके थे कि रोटी बनाना 
जानते हे । मेने उसे ऐसे झूठ बोलने से डाटा ॥ . इस पर उसके सामने मुझसे नाराज 
होने लगीं । मेने वापू से कहा, “ऐसे कंसे काम चलाया जा सकता है। मुझे आप रसोई- 
घर से मुक्ति दिलवाइये ।” उन्होने कहा, “ को समझावेगे ॥” मेने कठेंली 
साहब को सिपाही की बात बताई । उन्होने उसे बदल दिया । 

७ जुलाई ४३ 

आज खूब वर्षा हुई । मुझे रसोई का काम ज्यादा करना पडा, इसलिए 
दोपहर में रामायण नही पढ पाई । दूसरे काम में समय चला गया । मनु को 
थो डा-सा बुखार आज भी था, सो वा का काम मुझे ही करना है । 

शाम को वबाइबिल पढने के समय बीस मिनट तक बापु बाते सुनाते रहे । 


८ जुलाई ४३ 

कल शाम को मोीरावहन कह रही थीं कि उनके हाथ को आराम पहुचा हूं, 

मगर आज सुबह उन्होने बताया कि कुछ भी फायदा नहीं, अस्पताल जाना चाहिए । 
जेल बालो को उन्हें अस्पताल भेजना हो चाहिए । मुझ से पूठने छगी, 
“अस्पताल में वया-क्या करेगे?” सेने बताने का प्रयत्त किया । कहने लगीं, “सुई तो मे 


१६ 


२६० बापु की कारावास-कहानी 


कभी तहीं लगवाऊंगी ।” मेने दहा, “तब तो आपको अस्पताल जाना ही नही चाहिए ।” 
बोली, “अभी यह बात क्यो कहती हो ? में एक बार जाऊ तो सही । पीछे देखेंगे, 
क्या होता है। डाक्टर मेरा अस्पताल जाना आवश्यक न भानें तो भी में जो आवश्यक 
समझती हू, बह कह तो सकती हू न ” बाद सें उन्होंने भडारी को पत्र लिखा। उसे बापु 
को सुनाने लगी कि इतन में कलेक्टर आ गया और मसीराबहन के हाथ के विंषय 
में पुछने लगा । उन्होने बताया कि तकलीफ कम नही होती। अस्पत'लछ जाने की इच्छा 
प्रकट को । वह कहने लगा, हा, बह हो सकेगा । ” इसलिए सोराबहन ने अपने पत्र में 
कलेक्टर के मत का भी जिक्र कर दिया । 
आज भी वर्षा हुई । जाम को ऊपर “रिग' खेले । सनु को बुखार नही है, मगर 
अभी उत्ते आराम करना चाहिए, इसलिए सेने उसे काम नही करने दिया ॥ 
बाप प्रार्थना! के बाद भाई से बाते करते रहें । 
६ जुलाई “४३, 
रात भर वर्षा हुईं। आज दिन में भी होती रही। सुबह खासी वर्षा में बापु ओर में 
मअहादेवभाई की समाधि पर फूल चढाने गए। वर्ष पुरा होने को आया है। किसको कल्पना 
थी कि समय इस तरह से जावेगा । पिछले साल इन दिनो से भाई की बीमारी के कारण 
सेवाग्राम गई थी। सहादेवभाई आखिरी रोज मुझे तागे में बेठने के समय कहने आएं, 
“तुम जल्दी आ जाना। मुझे बापू की चिता रहती है। आनवमसयीदेवी ने कहा है कि इस 
वर्ष बापु के जोवन को खतरा है ।” उनका प्रेम और भक्ति अद्भुत थे। खतरा किसके 
जीवन को था, वह हम आज जानते है । कौन कह सकता है कि बाबर की तरह उन्होने 
बापु का खतरा अपने ऊपर नही ले लिया ? महादेवभाई तो गए, लेकित उनके बिना अब 
बापु के आसपास के जीवन में बसत ऋतु देखने में नही आतो । सबके मन मुरझा गए है । 
भहादेवभाई का मृदुलल हास्य कठित-से-कठिन समय के बोझ को भी हल्का कर देता था। 
अब हम वह कहा से छा सकते है ? 
मनु को बुखार नही, मगर आज भी उसे आराम करने दिया है। भाई को 
तबीयत अच्छी नही । सत अस्वस्थ है । उनका स्वभाव इतना कोमल है कि जरा-सी 
बात का उन पर' गहरा असर हो जाता है । 
फजलूल हक का निवेदत और गवनेर को गया हुआ उसका पत्र अखबार में 
'पढा। पत्र बहुत अच्छा था। 
काफी सर्दी हो गई है । वर्षा बन्द ही नही होती । मीराबहन ने भडारी से उन्हें 
अस्पताल ले जाने को कहा था । उन्होने आज सिविल सर्जन को भेजा। उन्होने 
मालिश करके रोग को गाठ को तोडने की सलाह दी और कहा कि अस्पताल 
जाने की कोई आवश्यकता नही है । 
१० जुलाई ४३ 
कल दज्ञाम को मीराबहन बापू से पुछ रही थी कि आजाद हो जाने के पश्चात्‌ 


सरकारी आरोपपन्न और उसका उत्तर (३) २६१ 


हिन्दुस्तान की जमीन का बटवारा कंसे किया जायगा ? बापू ने उन्हे स्काचमन का किस्सा 
सुनाया --वह जहाज के कप्तान से मिलने गया । जवाब मिला कि कप्तान नहीं है। 
वह उठा और यह कहकर चल दिया-- कप्तान से कह देना कि सालिको में से एक 
मिलने आया था।” जहाज बनाने का उद्यम राष्ट्र का है, इसलिए राष्ट्र का हरएक स्त्री- 
'पुरुष मालिको में से एक है । यहू उत्तरी दलील थी। यहा जमीन लोगो की है और हरएक 
उसका मालिक हैं | सम्पत्ति राज्य को होगी । दरअसल जो हल चलावेगा, उसकी जमीन 
'होगी। शासनतत्र हर तरह उसकी मदद करेगा । अच्छा बीज देगा और जरूरी तालीम 
तगेरा देगा। दक्षिण अफ्रीका में आज यह सब हो रहा है । वहा राज्य तुम्हारे खेत में बाड 
लगा देता है, कुआ खोद देता हैँ और हर तरह की मदद विना नफा लिये पहुचाता है । 
मुनाफाखो री नही होती, इसलिए दाम बहुत कम पडते हे । शर्ते एक ही होगी कि जो जमीन 
लेता हूँ, वह मेहनत करके उपज बढावे, निकम्मा या आलसी बनकर न बैठा रहे । ” 
मीराबहन ने पूछा, (क्या आप ऐसी कोई परिस्थिति सोच सकते हे जबकि किसान 
'को निकाछा जा सकता हू ?” बापू ने कहा, “नही, अगर वह जमीन को फिजूल न पडा 
रहने दे तो १” फिर उन्होने बताया कि कंसे हेनरी जा ने यह सिद्धान्त चलाया था कि 
जमीन के सिवा दूसरी किसी चीज पर कर न रूगाओ । जमीन को ठीक तरह काम में 
लाया जाय तो वह इतनी उपज दे सकती हूँ कि सबके लिए काफी हो । 

बापू बाद में सरक्षण (ट्स्टीशिप) के सिद्धात पर आ गए। बोले, “आज़ाद 
'हिन्द में जमीन नए सिरे से तकसीम होगी । जमींदारों से हम ट्रस्टी बनने को 
कहेगे और सुझाएगे कि वे मन से मालिकपन की भावना निकाल दें। तब उन्हे खासा 
कमीशन मिलेगा ॥ 

“संगर उनको अपनी शक्ति और ज्ञान का उपयोग जनता के लिए करना होगा। 
मेरे सामने जमनालालजी को मिसाल हैँ । उनका दान लाखो का था । अगर में 
उन्हे प्रोत्साहन देता तो वे सव कुछ दे डालते । लेकिन में नही चाहता था कि वे अपनी 
सामर्थ्य से वढकर कुछ करे । घनदयामदास बिडला भी उस आदशे पर अमल करने की 
पुरी को शिद् कर रहा है, लोग भले उसके विरुद्ध कुछ भी कहे। आजाद हिंद में कानून बनेंगे 
और अगर कोई ट्रस्टी न बनना चाहे तो उसकी जमीन ले ली जायगी और उसे योग्य 
हरजाना भर ही दिया जायगा । जो वह मागेगा सो नहीं मिल सकेगा। 

“गोलमेज परिषद्‌ में सर तेजबहादुर सप्रू ने मुझसे पूछा, “तो क्या लोगो की 
जागीरो को जाच-पडताल करेगे ?” मेने कहा, (हा ।" इतने से ही मेने अनेक 
डुब्मन खडे कर लिये । मगर हमें यह सव करना ही पडेगा। हमें देखना होगा कि कोई 
व्यक्ति जमींदार बना कैसे ? अगर उसका पिछला चलन अच्छा होगा तो उसे हरजाना 
देंगे ॥/ 

मौराबहन ने पूछा, “क्या इसी तरह निजी (प्राइवेट) व्यापार और निजी पूजी 
भी उडा देंगे ? ” बापू ने कहा, “नहीं, निजी पूजो क्वा उपयोग होना ही चाहिए, नहीं त्तो 


२६२ बापु की कारावास-कहानी 


हम प्रगति नहीं कर सकते, मगर व्यापारियों को अपने कर्मचारियों को मुनासिद' 
तनख्वाह देनी होगी, बुढापे और बीमारी में उनकी सम्भाल का प्रवन्ध करना होगा 
और उनको रहने योग्य मकान भी देना होगा । ” 
आज डाक्टर शाह आए । मौराबहत की सालिश की, पर उसके बाद भी 
दर्दे कुछ ही कम हुआ । 
बापू ने दिन में दो बार कातना शुरू किया है । एक समय मेने उन्हे लाइट आव 
एशिया पढ़कर सुनाई और एक दफा बाइबिल की साहित्यिक भूमिका वाह भाग भी 
सुनाया । 
मनु ठीक है। आज शाम को घुसने भी निकलो। शाम को बडी वर्षा हो रही थी ॥ 
महादेवभाई की समाधि पर फूल चढ़ाने अकेली में ही गई । 
११ जुलाई ४३ 
बापू द्वारा दिये गए टॉटेसहम वाले पेम्फ्लेट के उत्तर की आखिरी नकल को 
पहले प्रफ के साथ मिछाने सें मेने काफी समय दिया। यह काम कल रात से चल 
रहा था। पाच-छ पन्ने करते हो बत्तिया बुझ गई । कागज सम्भालकर सोने को गई तो 
बत्तिया फिर जल उठी, सगर फिर तो सो ही गई । 
आज सुबह कठेली को पकड।। दोपहर को भी उनसे सहायता ली और जितने 
टाइप किये पन्ने तैयार थे, उतने मिला डाले । 
रात को अखबार पढे । दो दिन के इकटठे हो गए थे। भाई के साथ कुछ समय 
बाते करती रही । 
आज मन्‌ को नही लिखा सकी । दोपहर को 'लाइट आव एशिया भी नहीं पढ 
सकी। श्ञाम को बापू के साथ मेने बाइबिल पढी । बापू राजाजी व सणिलालभाई की 
बातें करते रहे। बा को सणिलारूभाई की बडी चिता हो रही हैं । 
| १२ जुलाई ४३ 
आज आकाश कुछ खुला है। सरकारी बाइविल' का उत्तर टाइप करना डा० 
गिल्डर कल पुरा करेगे। परसो या नरसो वह चला जायगा। बहुत्त बडा बोश सिर से 
उतरेगा । मजाक चल रहा है कि उस दिन को किस तरह मताना चाहिए । 


१३ जुलाई ४३ 

आज टाइप करने का काम पुरा हुआ । डा० गिल्डर; में और भाई--तीवों 

ने बैठकर प्रूफ सुधारे और दूसरी नकलो में वही सशोधन किये। तीन पन्ने फिर से टाइप 
करने को निकाले। डा० साहब ने एकतो रात में टाइप कर डाला और दो सुबह करेगे । 
योडा-सा परिक्षिष्ट का काम भी है । पहले यह निशचय हुआ था कि यह सब टाइप का 
काम भाई करे, मगर बाद में तय हुआ कि डा० गिल्डर भी कुछ भाग टाइप करे, क्योकि 
दो जगह भाधा-आधा पन्ना उतका टाइप किया हुआ था। उसीके नीचे दूसरा टाइफ 


सरकारी आरोपपत्र और उसका उत्तर (5) २६३ 


करना था। दोनो टाइपराइटरो में थोडा-योडा फरक हैं, इसलिए ऐसा लगा कि 
डा० साहब करें तो अच्छा होगा। बापू ने कल दो-ढाई बजे उन सबको भेजने का काम 
मुझे सौंपा । 
शाम को भाई की तबीयत अच्छी न थी । 
१४ जुलाई ४३ 
सुबह बापू ने सब परिक्षिष्टो का एक सुूचीपत्न तंयार करने को डा० गिल्डर से कहा। 
वे बोले, “इस सुचीपत्र के सिवा वाकी सब दो-ढाई बजे तक आपको मिल सकेगा। 
सुन्नीपन्न भी शाम को मिलेगा।” दोपहर को बाप ने सुचीपत्र टाइप करने का कास भाई 
को सौंपा । ड० गिल्डर नें कहा, 'मिरी मशीन पर ही कर लो। में थोडा आराम कर 
सूू । भाई उनकी मशीन पर टाइप करने वेठ । एक वजे से लेकर चार वर्जे तक आधा 
काम कर पाए। खयाल था कि आवे घटे का काम है, मगर इस मशीन से वे वाकिफ 
नहीं थे | मशीन पुरानी है और कई जगह धोखा दे जाती हैं । उधर डा० गिल्डर का 
काम भी रुका पडा था। आखिर उन्होने भाई को सलाह दी कि वे अपनी ही मशीन पर 
सब काम करे, क्योकि इस नकल में कुछ दोष भी आ गया था। भाई ने अपनी मश्षीन 
'पर एक घटे से भी कम असे में सव कर लिया | डा० गिल्डर ने भी अपना काम पुरा 
'किया। मुझे कुछ आखिरी जरूरी देखभाल करनी थी। पन्नों को नम्बर देने आदि का 
काम सेने किया । करोब साढे सात बजे शाम को बापू को सव कुछ दिया । सचमुच सिर 
से भारी बोझ उतरा । डा० गिल्डर तो एक हफ्ते से दिन भर ढाइप में ही लगे रहते थे, 
यहा तक कि दोपहर का सोना और कैरम सेलना भी छोड रखा था ॥ 
डा० गिल्डर ने टाइप करना कंसे सीखा, उसका इतिहास बडा रोचक है। देश में 
'यढाई पुरी करके वे एम डी करने विलायत गए और वहा पाच साल पढे । वहीं पर उन्हें 
चार-बार आने वाला ज्वर (रिलंप्सिंग फोवर) हुआ । उसके बाद एक आख में मोतिया- 
पंबद हो गया । मोतियाबिंद का कारण किसोकी समझ में नहीं आया । डर था कि कहीं 
खूसरी आख में भी न उतर आवे , इसलिए उन्होने टाइप करना सीखा, ताकि आख न 
“रहे तो मरीज को नुससा ट/इप कर दिया करेगे। ईव्वर-कृपा से दुसरी आस बची रही। 
बाद में पता चला कि कभी-कभी “रिलंप्सिग फीवर' के परिणाम-स्वरूप मोतियाविद 
जो जाता है । 
बापू को टाइप-नकल सौंपकर हम खलने गए। आज सूखा दिन था । नीचे 
खेल सकते थे । बापु ने हमारी खातिर प्रार्थना पन्रह मिनट देरी से को । घटी इसलिए 
नहीं बजाई कि हम खेल पूरा करके आवें। 
कल कटेली साहब अपने घर जा रहे हूँ । बापू ने उनके बच्चों के लिए कुछ 
“मिठाई भेजने को कहा था। शाम को सेने बेसन की मिठाई और चिवडा बनाया । एक- 
८एक डिब्या भरकर उनको दे दिया । एक-एक यहा के लिए रखा । 
बाए,ने रात को टाइप-नकल देखी ओर दस्तखत कर दिये। एकाध सुधार करना था, 


र्६४ बापू को कारावास-कहानी 


वह मुझसे करावा। सवा दस बजे सोने को गंए। मुझे भी आज कैरम खलने का शौक हुआ ए 
बा खेलकर आ गई थी। टाइप-नकल को पच करके बाधना, बादामी काग्रज्ञ का बडा 
लिफाफा बनाकर उसमें उसे डालना, यह काम मोराबहन ने लिया था। सब सामान उन्हे 
देने गई तो डा० गिल्डर , कटेली और मीराबहन खेल रहे थे। मे भी उनके साथ बैठ गई ४ 
दस मिनट खेली । पीछे आकर सोने को तैयारी को । ग्यारह बजे आई। मौरा- 
बहन ने पौने ग्यारह के बाद अपना काम शुरू किया। कौन जाने कब सोई होगी। भाई 
रात को साढे बारह बजे सोए । पढते रहे थे । 
जुलाई ४३ 
सुबह मीराबहन बापु के उत्तर का लिफाफा ठोक करके ले आई । बापु ने भाई को' 
लिफाफे पर पता लिखकर कटेली साहब को दे देने के लिए कहा । करीब नौ बजे वह 
लिफाफा कटेली साहब के हाथो में गया । जाने के बाद पता चला कि सुचीपत्र को नस्वरः 
देने में दो छोटी-सी भूले रह गई थीं, पर अब वे सुधारी नही जा सकतीं। वे इतनी महत्त्व 
की भी नहीं थी कि अलग पत्र लिखकर सुधारी जावे । “वर्धा की इटरव्यू' की तारीख 
और “अमेरिकन ओपिनियन में एक छोटा उप शीर्षक देना भूल गये थे । ऐसा लगता 
था कि ये दोनो भूले एक ही जगह है, मगर वे थी अलग-अलग । 
कटेलो दोपहर को पाच दिन की छट्टी पर गए । उन्हे एक मुकदसे में गवाहीः 
देने जाना था और उनकी मा भी बीमार थी। उनसे मिलना था। दोनो काम हो जावेगे ॥ 
करीब एक साल के बाद वे जेल से बाहर निकले । 
सुबह आकाश खुला था। बडमिन्टन खेल सके । दोपहर पानी आया। ज्ञाम को 
नीचे का कोर्ट गोला था | ऊपर खेलना पडा । 
डा० गिल्डर आज दोपहर में खूब सोए । पाच बजे जब चाय पीने आए तब 
हम लोग हसने लगे कि परीक्षा पूरो करने के बाद जँसे दिमाग हल्का महसूस होता है 
और विद्यार्थी खूब सोते है, वैसे ही डा० गिल्डर भी सोए है । 
१६ जुलाई “४३ 
रात को मेरे सिर में सख्त दर्द रहा। बापू एना किग्सफोर्ड' की बात सुनाने 
लूगे। उसने खुराक पर एक किताब लिखो हूँ । कहने लगे, 'वह्‌ बीमार रहा करती 
थी । उसे लगा कि दवा से वह अच्छी नहीं होगी, इसलिए नई शोध की। तुझे भी ऐसा 
करना चाहिए ।” 
रात को बापू ने विचार किया कि “बापु ने आठ अगस्त वाला प्रस्ताव वापस ले 
लिया है, इस अफवाह के बारे में उन्हें सरक।र को लिखना चाहिए । सुबह ही लिखा कि 
सरकार को प्रकट कर देना चाहिए कि यह अफवाह गलत है। आगे लिखा, "मेरे पास 
वह प्रस्ताव वापस लेने की सत्ता ही नही और ऐसा करने की मेरी इच्छा भी नहीं । 
डा० गिल्डर ने इसे टाइप कर दिया । डा० साहब आए थे। उनके हाथ यह पत्र भेजा 8 
वे रोज आते है, लेकिन इन पाच दिनो से हमार) सरदार रघुनाथ जमादार हूं । 


जेलखाना नहीं, सुवार-गृह स्ध्ष्‌ 


माली का आना बन्द्र कर दिया, इसलिए बगीचा सूना पडा है । रघुनाव माली 
से सब पूछ आया हूँ । उसने कल से कैदियों (कन्विक्टस) को मदद से फूल इत्यादि 
लगाना शुरू किया हूं । कहता था कि पाच दिन में सब पुरा हो जायगा । बकर वार्टर 
वगीचे का काम जानता है, लेकिन वह दो-चार दिन में छूटने वाला हुँ । उसके जाने से 
पहले यह काम पूरा करने का रघुनाथ का प्रयत्न है । 

मेन आज फिर थोडी ड्राइग शुरु की हू । 


“आन 
जलखाना नही, सुधार-गरह 


१७ जुलाई /४३ 
आयी रात से मेरे सिर का दर्द शुरू हो गया था, इसलिए सुबह उठते ही जुछाव 
लिया। डा० गिल्डर की सलाह से कुनीन भी छो । ज्ञाम तक तो ठीक नहीं हुआ, मगर 
सोने पर ठींक हो गया। 
श्री कठेली की गरहाजिरो में करम की चौथी जगह पुरी करने के लिए मुझे 
बापू न हुक्म दिया हैँ । रात को पौन घढा उसमें जाता हूँ । रात का पढना बन्द है । 
बापू ने फिर से रामायण के चुने-चुने हिस्सो पर निशान लगाने शुरू किये। एक 
सक्षिप्त रामायण निकालने का उनका विचार है। भाई उसका गुजराती अनुवाद 
कर लेगे तो वह एक अच्छी चीज वन जावेगी । प्रार्थना के वाद रात का समय बापु 
इस काम में रूपाते हें। दिन में दो बार करीब पौन-पौन घटा कातते हे, अखबार पढते हें 
और खाली समय में भूगोल की किताब पढते है। मनु के साथ गीताजी, व्याकरण और 
ज्यामिति करते है, मेरे साथ बाइबिल, रामायण (वाल्मीकिकृत) और रुस्कृत 
व्याकरण । मेने उन्हे लाइट आव एशिया सुनाना आरम्भ किया है। आजकल कोई-त- 
कोई किताब मुझसे सुना करते है । 
१८ जुलाई ४३ 
सुबह भडारो और शाह आए । हमारा बिजली का चूल्हा भी वे ठोक करवा 
रहे है । 
आज वापू को स्वास्थ्य वाली किताब के अग्रेजी अनुवाद का बाकी हिस्सा पुरा 
करना आरभ किया। भाई ने रामायण का अनुवाद शुरू किया । 
शाम को खेलने के बाद भाई की छाती में दर्द हो गया । तीन-चार बार ऐसे हर 
हो चुका है। अब उनका खेलना बन्द करने का हमारा विचार हूँ। 
१६ जुलाई ४३ 
बापु का मौन है। सेने छुट्टी मनाई । दो बार पिगपोंग खेला। सीरावहन ने भी 


२६६ बापु की कारावास-कहानी 


खेलना शुरू किया है। भाई और मीराबहन ज्ञाम को फिर खले। मेने शाम को थोडी 


ड्राइम की। रात को कैरम से छुट्टी मिली। बा की तबीयत अच्छी नहीं थी। मीराबहन 
और डा० साहब अकेले खेले । 


२० जुलाई “४३ 
शास को सीराबहन के हाथ में दर्द रहा। दर्द की दवा (एस्पिरिन') खाकर 
सो गईं। खाना नही खाया और रात को करम भी नहीं खेलीं । दस बजे बापु के पास आकर 
थोडी देर बेठीं । 
डा० गिल्डर ने फ्रेंच भाषा की एक डाक्टरी को किताब मुझे पढकर सुनाना 
शुरू किया हूँ । आज बीस सिनट तक सुनाई । भाषा कठिन रूगती हु। धोरे-धौरे पढें तो 
समझना आसान हैँ, खासकर डाक्टरी की किताव । 
२१ जुलाई ४३ 
सुबह हम लोग प्रार्थना पूरी करके सोने गए तो बरामदे में से सिपाहियो को जाते 
देखा। मेने कहा, “श्री कटेली आज आने वाले हे, इसलिए ये छोग डर के मारे जल्दी 
'उठ रहे है, नही तो कठेली साहब की गेरहाजिरी में सात बजे उठते थे। चाय के समय 
पता चला कि प्रार्थना चल रही थी तब कटेलो साहब आ गए थे। उनका सामान बाद 
में रघुनाथ लाया। मिठाई वर्गरा काफो लाए है, दस पौण्ड बिस्कुट भी । 
शाम को हम खूब खेले । कोर्ट सुखा था। बाहर खेल सके । डा० साहब को खाने 
के समय आज श्री कटेली का साथ मिला । कटेली और डाक्टर साहब दोनो मासाहारी 
हैं, साथ खाना खाते है । 
२२ जुलाई ४३ 
सुबह बेडमिन्टन खेलने लगे तो वर्षा आ गई । वापस आकर पिगपोंग खेले । 
कल' तो मीराबहन भी खूब खेली थी, मगर बाद में हाथ दुखा सो उन्होने खेलना बन्द कर 
दिया है । 
दिन में आकाश साफ हो गया है । 
बापु की पुस्तक का अनुवाद चल रहा है । इस महीने के अत तक पुरा नहीं हो 
सकेगा । 
बापू अब रात को भाई का रामायण वाला ग़जराती अनुवाद सुधारते है, 
इसलिए उन्हे दस बज जाते हे । 


२३ जुलाई ४३ 
डा० शाह आए तो हिरण के बारे में हमने फिर पुछा। मुझे अफसोस है कि 
बेचारे को यहा से निकलवाकर हमने उसे और भी खराब हालत में डाल दिया। 
सालिश में आज डा० गिल्डर नही आए । उनकी उगली में सूजन है । 
मोराबहुन की एक ठाग में भी दर्द शुरू हुआ है। बा को कल रात खूब खासी आई 
और छाती बचगैरा दुखी । उनके साथ में कुछ समय तक जागी। परिणाम-स्वरूप सुबह 


जेंलखाना नहों, सुवार-गृह २६७ 


आर्थना में नं उठ पाई। बुरा रूूगा। बिजली का चूल्हा फिर विगड गया हैं, जिससे मीरा- 
बहन को बडी कठिनाई होती हूँ । 
२४ जुलाई “४३ 
डा० गिल्डर को जाडा रूगकर बुखार आ गया। उनके दारोर का दर्द भी 
उयली पकने के कारण नहीं, वल्कि मलेरिया के कारण ही होगा । 
श्री कटेली पिगपोंग को मेज़ को खाने के कमरे में ले आए है, क्योकि वह 
"रोशनी अच्छी हैँ । 
२५ जुलाई ४३ 
बापु की माशिश करने आज में गई, इसलिए अनुवाद का समय उसमें गया । 
आज डा० साहब के पास फ्रेंच सोखने भो नहीं गई, क्योकि उन्हें कल बुखार था। 
जाज वे आराम कर रहे थे। 
आज भडारी नहीं आए। कर्नल शाह के हाथ बिजली का चूल्हा भेजा हूँ । 
जसकी मरम्मत न हो सके तो नया लाने को वापु ने उनसे कहलूा दिया हूँ । 
बापू और भाई अखबारों की कतरनें निकालने का काम करते रहे । कल रात 
ग्यारह बजे सोने गए, इससे खून का दबाव बढ रहा है । 
२६ जुलाई “४३ 
बापू का आज मौन था । कल रात को बापु जल्दी विस्तरे पर चले गए थे, इसलिए 
आज सुबह खून का दवाव कुछ कम रहा-- १७६॥१०४ के रूगभग । 
डा० साहब का बुखार उतर गया है । मनु को आज फिर बुखार आ गया हूँ 
सीरावबहन के पास ड्राइग सीखने गई। 
२७ जुलाई '४३ 
बापू का खून का दवाव आज बहुत ज्यादा हुूं--२०६।११६॥ एक कारण यह 
हैँ कि सुबह प्रार्यतरा के बाद वे सोए नहीं ! 
उन्होने 'थियोलोजी इन इग्लिश पोएट्स” पढ ली है । इसे पढकर उनके मनमें 
विचार उठा है-- “जिन छोगो में इस प्रकार के साधु पंदा हुए हे, उन्हीं में से आज के 
सरकारी राजनोतिज्ञो जैसे लोग कैसे निकल सके हे ? इन लोगो के मन में भी कहीं- 
'न-कहीं भलाई का अश होगा ही ।” इसलिए वापू को रूगा कि लिनलिथगो को एक छोटा- 
सा पत्र अपना हादिक दु ख बताने के लिए लिखना ही आहिए । कहते थे कि न सो सकते 
का कारण ये विचार न थे। उन्हें दूसरा काम करना था। कतरनें निकालने में भाई 
की मदद करना स्वीकार करने के बाद उन्हे वही काम करना चाहिए था । इसलिए वे 
विचार करते रहे कि कतरनो को अनुक्रमणिका (क्रॉस-इन्डेक्स) कैसी वनानी चाहिए । 
आइचर्य है कि बापू छोटी-से-छोटी चीज भी उठाते हे तो उसमें अपने प्राण उद्देल देते हे 
श्री कटेली जब से वापस आए है, बहुद उदास रहते हैं । अब वे इस जेल से उकता 
गए हैँ । 


२६८ बापु की कारावास-कहानी 


दिन में थोडी-थोडी वर्षा होती रही । बापू ने कतरनो की अनुक्रमणिका बनाई ४; 
खून का दवाव दिन भर बढा ही रहा । 
मनु को आज फिर बुखार आया हैँ । 
माताजी आदि के पत्र सिल्ठे | 
२८ जुलाई '४३ 
रसोईघर के सिपाहियो ओर केदियो को बुखार आ गया, इसलिए मुझे रसोई 
में काफी समय देना पडा । 

'मनु को बुखार नहीं हैं । डा० साहब के पास थोडी-सी फ्रेंच पढी, थोडा समय 
डाक्टरी पन्न-पत्रिकाओ के पढने में गाया । मालूम नहीं क्यो, यहा पढने के लिए इतना 
कम समय सिलता है । ह 
छः समीरावहन की तबीयत अच्छी नहीं । 

२६ जुलाई ४३ 
सुबह आकाश खुला । दिन में थोडी वर्षा हुई । 
मन्‌, मीराबहन और मे--तीनो सलवार और कुर्ता पहनने लगे हे । यह पजादी 
पोशाक यहा खूब चली हूँ । बापू को भी पसद हैँ। मेने एक दिन सलवार और कुर्ता पहना 
तो कहने लगे, “बस यही पोशाक पहनो ।” फिर मनु को भी वही पोशाक पहनने को 
उन्होंने कहा। मेरे कपडे उसके ठीक आगए। यहा रोज घर में धो लेते हे। थोड़े 
कपडो से काम चल जाता हूँ । 
श्री कटेली रात को उपवास करते हैं । उनके घुटने में और हाथ में दर्द है, 
इसीलिए उन्हें ऐसा करना ठीक लगता हैं । 
३० जुलाई ४३ 
बापू खूब काम करते है । कतरनें निकालना, कातना, मन्‌ को सिखाना, मेरे 
साथ रामायण और बाइबिल पढ़ना आदि । अब उन्होने लुन्सबरी का जीवन-चरित 
पढ़ना शुरू किया हैं और सम्भवत जल्दी पूरा कर डालेंगें। 

रात को वायु जल्दी सो जाते है, इसलिए खून का दबाव कम हो रहा है। वाहर 

होते तो रक्‍त-चाप या थकान कितनी भी होती, काम किये बिना न चलता। 


३१ जुलाई ४३ 
बापू ने ४८ दिन तक सरकारी आरोपो का जवाब तैयार क रने में लगे रहने के 
कारण काता नहीं था । ८ जुलाई से कातना शुरू किया तो रोज दो बार कातने लगे 8, 
कातने में खूब समय देते थे । सब दिनो का कातना, ७५ तार रोज के हिसाव से पूरा करन 
और ३१ जुलाई तक रोज दो बार कातना चाहते थे । आज वह सव हिसाब पूरा हुआ $ 
तार हिसाव से अधिक निकले । 
झकरन्‌ का पत्र आया। दवाखाने को रिपोर्ट भेजी थी । 


जेलखाना नहीं, सुधार-गृह २६६ 
2 अगस्त '४ड३ 
आज से बापू की मालिश करना मेरा काम और स्नान में उनकी मदद करना 
भाई का काम तथ हुआ है, सो साढे आठ से दस बजे तक भाई और साढे नी से सवा 
ब्यारह वर्जे तक से कार कर सकगी। 
सुबह घूमते समय जेल को बातें होने रूगी । हमारे यहा एक पद्वह-सोलह वर्ष 
का कंदी लडका है । उसने थोडा-सा अनाज चुराया था। इस भखमरी में कौन नहीं चुरा 
सकता ”? उसके लिए उसे साल या दो साल की सजा मिली हैँ । सवके साथ वह भी 
शायद पक्का चोर होकर निकलेगा । भाई कह रहे थे, “यह क्ष्म बदरूना चाहिए। 
कंदियो को काम का वेतन भी मिलना चाहिए । अमेरिका में तो न जाने कितना रुपया 
अपनी ही कमाई का लेकर कंदी जेल से निकलते हूँ ।” 
बापू कहने लगे, मेरा मत तो यह हैँ कि जेलखाना होना ही नही चाहिए ।' 
सब सुधार-गृह होने चाहिए। इसी तरह सजा को मुदहृत भी नहीं होनी चाहिए । जब 
कैदी सुधर जावे और प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले तभी छूट जावे । आज जो चलता हूँ, सब 
कस्णाजनक हैं ।” 
अमेरिका की जेलो में दिल बहलाने के कंसे-कसे साधन है, भाई इस बारे में बताते 
रहे । कोई जेल में बहुत तृफान मचाए तो उसे जेल के सामाजिक कार्यनम में से तथा दिल- 
बहलाव की चीजो में से निकाल देते हे । यह बहुत बडी सजा हो जाती हैँ, लेकिन इसको 
बहुत कम आवश्यकता पडती है । 
आज बापू का रक्‍्त-चाय आदर्श निकला--१६६। ६८॥। उन्होने चार रात और 
पाच रोज से जल्दी सोना शुरू किया हूँ । इससे अब सब ठीक हो गया है । कह रहे थे, 
“रात को काम न कर सकना मुझे चुभता है, मगर कोई चारा नही है ।” 
रात को भाई कहने लगे, “८ अगस्त को कुछ करना चाहिए ।” मेने कहा, “१५ 
अगस्त का दिन मनाना चाहिए, जिसमें कंदियो को खिलाना, उपवास और गीता-पारायण 
का क्रम हो। / 
भाई ने कहा, “तबतक गीता कण्ठ कर लो ।” 
२ अगस्त ४३ 
बापू का सौच है। सरकार का पत्र आया है कि वह ८ अगस्त के प्रस्ताव को वापस 
लेने सबवी अफवाह को रह करने की आवश्यकता नहो समझती । 
३ अगस्त ४३ 
इन दिनो कुछ खास घटना नही हुई । आठ तारीख की ज्ञाम को झण्डा-वन्दन 
और स्वतन्त्रता की प्रतिज्ञा पढने का कार्यक्रम तय हुआ है । बापू ज्ञायद प्रतिज्ञा में कुछ 
परिवर्तेन करेंगे । उपवास करने का विचार था, मगर डा० गिल्डर से बापू उपवास नहीं 
कराना चाहते थे । अगर सब करेंगे तो वे भी करेंगे, इसलिए उपवास का विचार हमने 
छोड दिया है। पृद्रह तारीख को हम उपवास करेंगे । डा० साहब न करें, ऐसी सलाह 


8०७ 


बापु की कारावास-कहानी 


उन्हें दी तो है, पर डर है कि वे मानेंगे नहीं । 

बापू ओर भाई कतरनें निकालने के काम में जुटे हे । बापू ने लेन्सबरी का जीवन- 
*चरित पढ डाला और अब रेड वर्चू” पढ रहे है । 

रूस के प्रति बापू के सन में मान बढा है । कहते थ, “अगर लडाई में कोई जीतने 
के लायक हुँ तो रूस । रूस में सब कुछ लोगो का है, इसीलिए वे इतनी बहादुरी दिखा 
“रहे हे | 

हे ७ अगस्त “४३ 

मोरावहन ने आज ऊपर जाने की सीढी के क्ीचे की जगह पर अगीठी रखकर 
खाना खाया । कहती थो, “इस वर्ष भर में पहली ही बार आराम से खा सकी हु 
उनका दर्द आज फिर ज्यादा हैं । 

आज मेने बाइबिल नहीं पढी । रामायण भी थोडी ही पढी । 

भाई पंथ्वी का पत्र स्थालकोट जेल से आया है। वे वहा खूब बहादुरी से काम 


कर रहे है । अच्छा लगा। कनु का पत्र आया है। सरकार ने उसमें बडी काट-छाट 
की है । 


१ 


“हकूमत -जाओ*दिन की. संवत्सरी 


८ अगस्त “४३ 
सुबह डा० शाह और कनेल भण्डारी आए । मीराबहन की नाक के पाती की 
'परीक्षा करवाने का विचार किया है। हकूमत जाओ! दिन की पहली सवत्सरी है। 
अत वर्ष आज के दिन ज्ञाम को में बबई पहुची थी। उस रोज किसीको खयाल भी न था 
कि क्या-क्या घटनाएं इतने समय सें होने वाली हे । 
दोपहर को बापु, भाई, डा० गिल्डर, मनु और मे-- सबने ढाई से साढे तीन 
बजे तक काता । मौराबहन और वा को बीमारी के कारण छट्टी थी । 
सुबह स्नान के बाद बापू ने स्वतन्त्रता-दिवस वाली प्रतिज्ञा को थोडा बदलकर 
(हुकूमत जाओ'*-दिवस की प्रतिज्ञा तैयार की। शाम को झण्डा-वन्दन था, इसलिए चाय 
के बाद हम लोग झण्डा-वन्दन के लिए भजन तेयार करने बेठे। पौने सात बज झण्डा- 
वन्दत किया । झण्डे का गीत गाकर डा० साहब ने झण्डा फहराया और प्रतिज्ञा पढ़ी। 
'अतिज्ञा यह थी-- 
/[हन्दुस्तान सत्य और अहिंसा के द्वारा हर मानी में पूरी आजादी हासिल करे-- 
यह मेरा प्रत्यक्ष उद्देश्य है और वर्षो से रहा है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए में 
“आज 'हकूमत जाओ'-दिवस की पहली सवत्सरी के रोज प्रतिज्ञा करता हु कि जबतक 


“(हुकूमत जाओ-दिन की सचत्सरी ३०१ 


यह उद्देश्य पुरा न हो जाय, तवतक न में खुद चेन छूगा, न जिन पर मेरा असर है, उन्हें 
चैन लेने दूगा । में उस अदृष्ट देवी शक्ति से, जिसे हम गॉड, अल्लाह, परमात्मा आदि 
परिचित नामो से पहचानते हे, इस प्रतिज्ञा के पूरा करने में इमदाद मागता ह। ” 
पहले प्रतिज्ञा अग्रेजी में और हिन्दुस्तानी में डा० ग्रिल्डर पढ गए। फिर 
हिन्दुस्तानी में हम सबने उनके पीछे-पीछे उसे दोहराया । 
प्रतिज्ञा के बाद सारे जहा से अच्छा हिन्दोस्ता हमारा' गाया, फिर वदेमातरम्‌' 
गाकर समारोह पूर्णकिया। झडा गाइने की जगह लियाई की थी और गोल चक्कर के 
किनारे-किनारे गसले रखे थे। सुन्दर दृश्य था । 
रात में बापु ने पौने & बजे मौन लिया । 
६ अगस्त ४३ 
सुबह यरवदा जेल की तरफ से जयजयकार की आवाजें आने लूंगी। हम याद 
कर रहे थे कि कंसे पिछले साल इस समय बापु को गिरफ्तार करके स्टेशन पर लाया गया 
था और कंसे वे यहा आए, आदि-आदि । स्वतन्नता का प्रण लेकर हम सब निकले थे-- 
महादेवभाई उसे पुरा कर गए । कोई ऐसा दिन नहीं जाता, जब महादेवभाई का स्मरण 
बार-बार न हो आता हो । 
दोपहर को भाई का कमरा साफ किया । उनसे कुछ कागज लिये है, उन्हे अभी 
ठीक करना है । 
१० अगस्त ४३ 
अखबारो में, देश ने नवीं अगस्त को मनाने का कंसे प्रयत्त किया, इसकी खबर 
थी । इतनी सस्ती और इतनी भुखमरी होते हुए भी लोग इतना कर सके, यह हिम्मत 
की बात है । लेकिन देश की दाक्ति अगर इतनी ही रह गई हूँ तो हमें सचमुच यहा सात 
वर्ष और बेठना होगा । 
आज और कल मेने अनुवाद नही किया । कल भाई की जगह वापु के काम 
मेने किये । आज मुझे रसोईघर का भी काम करना पडा। रसोईघर में चोरी होने 
लगी है, इसलिए वहा ताला लगाने का विचार हो रहा हूँ । 
११ अगस्त “४३ 
सुबह श्री कटेली ने खुद बेठकर अपने सामने खाने का सामान एक अलमारी में 
रखवाकर ताला लगा दिया । 
पन्द्रह तारीख को गीता-पारायण करने का विचार है। में, मनु और भाई आगे 
से बापु के पास श्ञाम को चार बजे गीता-पाठ करेंगे। आज ज्ञाम को देर से बेठे, इसलिए 
पाच ही अध्याय हो सके । मनु तो पहले-दूसरे अध्याय के आगे नहीं चल सकी। भाई 
बेठे कातते रहे । पाठ में शामिल नही हुए । 
१२ अगस्त “४३ 
मनु आज पाठ में नही आई । भाई के पास गीता का तीसरा अध्याय सीखती ' 


न्३०२ बापू की कारावास-कहानी 


“रही । मेने तीसरे से आठवें तक पाठ किया । 
आज मुझे बुखार-सा रूगता है। यहा मलेरिया बहुत सता रहा है । 


हि १३ अगस्त ४३ 
रात से मुझ बुखार रहा । सुबह अण्डी के तेल का जुलाब लिया। 
शाम को १ से १८ अध्याय तक गीताजी का पाठ बापू के सामने किया | 


१ फछे हि 
भमहादेवभाई की बरसी 


१४ अगस्त ४३ 
आज महादेवभाई को गए ५२ हफ्ते पुरे हो गए। 
कल कैदियों को खाना खिलाना हैँ । दस बजे प्रार्थना में बैठेंगे । हम सब लोग 
“उपवास करेंगे। मोराबहन को मेने फूल सजाने में मदद देने को कहा है । ब्हेन आई 
-सर्वे दि वण्डरस क्रॉस वे प्रार्थना में गाएगी । दोपहर को एक घटा सामूहिक कताई होगी । 
बा की तबीयत अच्छी नहीं। दो-चार रोज से उनका शरीर दुखता है। मेरी 
तबीयत भी ढीली है । कल जब से जुलाब लिया हूँ त्व से उल्ठी का-सता आभास होता है, 
इसलिए आज सिर्फ मोसम्बी खाई । 
दोपहर दो बजे के करीब वा को दिल की धडकन का दौरा हुआ । चार बजे 
के करीब कुछ कम हुआ, पर छ बजे देखा कि फिर चल रहा था। शाम को मेने डा० शाह 
से दिल की धडकन का चित्र लेने की मशीन लाने को कहा। वे कोयाजी के यहा गये। 
उनका सहायक शाम की छुट्टी पर गया हुआ था , वह मुश्किल से मिला । यहा बापु ने 
प्रार्थना जल्दी पुरी कराई। भजन और रामायण छोड दिये, ताकि डा० शाह वापस आदें 
तबतक सब लोग तंयार हो जाय । राह देख-देखकर बापू गुसलखाने गए । आकर सोये 
तब कहीं सवा नौ-साढे नी बजे सशीन आई । दौरा अभी जारी था । चित्र लेकर वे लोग 
वापस गए । करोब ग्यारह बजे मेने देखा कि दौरा बन्द हो गया था । रात को वहू अच्छी 
तरह सोईं । सनु करीब बारह बजे तक वा के पास सोई, पीछे अपनी खाट पर गई। 
में सुबह प्रार्थना में नहीं उठी, क्योकि उस वक्‍त पसीना आकर बुखर उतर रहा था। 
कल श्ञाम को चार बजे के लिए भजन का और ईशोपनिषद्‌ का अभ्यास किया । 


१५ अगस्त /४३ 
रात में पानी पड रहा था। उर था कि सबेरे भो ऐसे ही रहा तो समाधि की सजावट 
करने और प्रार्थना करते समय अडचन आवेगी, परन्तु तीन बजें बारिश थम गई। 


महादेवभाई को वरसो ३०३ 


'आाई सुबह प्रार्थना के व।द नहीं सोए । मेने भी न सोने का इरादा किया था, सगर मतली 
आती थी भौर चलने-फिरने से बढती थी, इसलिए सो गईं। सात वजे उठो, तब तयोयत 
“ठीक थी । आकाश में बादल घिरे थे। पिछले वर्ष भी महादेवभाई की मृत्यु के दिन 
ऐसा ही था। जल्दी से स्नानादि से छुट्टी पाई । बापू सवा सात बजे घूमने जादे वाले ये । 
में सात वजकर बीस मिनट पर पहुच गई और फूल इकद्ठे किये। पौने आठ बजे हम लोग 
'महादेवभाई की समाधि पर गए । मीराबहन, डा० साहब, कठेली साहब, सब आए थे। 
'सनु कुछ देर से आई। वा के पास थी । मौराबहन ने फूल सजाने में मदद की । 
बहुत सुन्दर सजावट हो गई । कल दाम को गोबर से लिपाई कराई थीं। सब 
सुन्दर लूगता था। टेंलिया का एक फूल भी लहलहा नहा था मानो महादेवभाई की 
खातिर ही आज खिला हो । उसे *& के बोच लूगाया। गीताजी का पाठ रोज की 
तरह किया। आज वातावरण में गम्भीरदा अधिक यी। 

महादेवभाई की समाधि ( वा ने इसे महादेव का सदिर' नाम दिया है) से लौट 
कर भाई बापु की मालिश करने गए। मेने कंदियो के लिए सिचदी, सब्जी और कढी 
का सामान दिया । पीछे सफाई पर रूगी । जिस कमरे में महादेव नाई के दव को पिछले 
साल रखा था, वहा का सामान निकेलवाया। कमरा जैसा उस समय था, बसा ही कर 
दिया । कमरे में उसी तरह बोच में जेल की चहर बिछाई। मौराबहन ने जिस तरह 
जेल को चादरों के बीच पडे शव पर फूल सजाए थे, उसी तरह आज चहर पर सजाए। 
जहा महादेवभाई का सिर था--उनका मबुर मुस था, बहा फूलो का '<# बनाया, पावों 
के पास सलीव। घिर के पास एक कटोरे में सुगधि-सामग्री सुलगाक्र रसी । भव के पास 
'जहा बापू बंठे थे, वहीं उनकी गद्दी री, उनके पास ही वा की बैठक, सामने डा० साहब 
और कटेली साहब के लिए जगह। बीच में धूप इत्यादि के पास बापु के बाद में, फिर 
भाई, फिर मनु और उसके बाद मीराबहन अरधचन्द्र-ला बनाकर बेठे । सामग्री में से सूब 
धुआ उठ रहा था। गले में जाता था, सो जरा पीछे हटाकर रफना पठा। जिधर शवबके 
पाव थे, उधर भनु ने तुलसी की बत्ती जलाकर रखी । पौने दस बजे वापु स्नानघर से 
निकले | महादेवभाई के कमरे में आए । मेने कहा, “बापू, देसिए, सिर की जगह 3 
है, क्योकि महादेवभाई ४७ में लीन हो गए न ?” बापू कहने लगे, “हा, वह त्रो है 
ही ।” दीवारो पर, जो फर्नीचर रह गया था, उस पर कौर अलमारियों आदि पर 
मीरावहन ने सुन्दर फूल सजाए । सुलगती हुई चुगधि-सामग्री गत वर्ष शव के पास 
'सुलूमाई हुई सामग्री का शेष भाग थी । 

डा० गाह आए और कहने लगे, “मुझे पता नहीं था कि आज महादिवभाई 
की सवत्सरी हुँ।” बापू ने हसकर जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं। आप भले आए। 
आपको हम बाहर नहीं निकालेंगे ।” डा० शाह कहने लगें, हा, झास करके 
महादेवभाई की सवत्सरी से आप मुझे कसे मिकारू सकते हे ? ” 

दस बजने में पाच मिनट पर घटी बजाने को बापु ने कहा। मेने जाकर बजाई। 


433 बापू की कारावास-कहानी 
28% 7 नल कप 2220 अल कक 
धुन चलाई ४ 

भाई ने ओजअविल्ला' और डा० साहब ने 'सजदा अनूमोई' चछाया। मीराबहन ने “ब्हेन 
आई सर्वे दि वण्डरस ऋतस' गाया । इसके बाद मीराबहन, 3० साहब और कटेली साहब 
चले गए। हमने ३४ पार्थाय प्रतिबोधिताम्‌” से शुरू करके गीता-पारायण किया | 
साढ़े ग्यारह बजे सब समाप्त हुआ। बात-बात में बापु भाई को बताने लगे कि महादेव- 
भाई की मृत्यु के दिन कमरे की बिलकुल ऐसो ही सजावट थी। शव के स्थान पर आज 
फूलो की सेज बनाई थी। मुह की जगह 5» था, जो अब की तरह पीले कनेर के फूछो से 
घिरा हुआ था। पावो की जगह पर “| बनाया था। मेने पूछा, “महादेवभाई की 
आत्मा क्या इस समय यहा होगी ?” बापू बोले, “मुझे इसमें जरा भी 
शक' नही ।” 

बापू को और बा को गरम पानी और शहद तथा सीराबहत को गरम दूध देकर में 
और भनु नीचे रसोई में कैदियों का खाना देखने गई। कढी बननी बाकी थी। महादेव- 
भाई को कढी कितनी प्रिय थी ! अपने हाथ से बनाकर उन चार दिवो में उन्होने हमें 
खिलाई थी, इसलिए उनकी स्मृति में कंदियों के लिए कढी बनाई गई थी। 

दापु के कहने से मेने सोडा की गो ली खाई और पानी पिया । इतनी सख्त मतली 
होने लगी कि मुझे खाट पर पडना पडा । साढे बारह बजे के दियो का खाना तंयार किया ४ 
बापु ने खिचडी, मीराबहन ने कढी और डा० गिल्डर ने सब्जी बाटी । मुझे वहा से जाना 
पडा, क्योकि बहुत मतली होती थी । बापु ने कैदियों को बताया कि आज उन्हे क्‍यों 
खिलाया जा रहा है । सब सामान सिपाहियो को भी भेजा गया । कटोरी में थोडा-सा 
भेरे चखनें के लिए रखा । 

बापू कैदियो को खिलाकर लोदे। मुझे लेटे देखा तो नाराज होने छूमे और बोले 
कि सोस सवी का थोडा रस लेना चाहिए था। पूरा उपवास नहीं करना चाहिए था। मेने 
रस लिया । तो भी सतलोी बन्द नहीं हुई । साढे तीन बजे तक पडी रही, इसलिए क/तने 
में शामिल नही हो सकी । मनु रात में कम सो सकी थी । वह भी साढे तीन बजे सोकर 
उठी। हम दोनो ने जाकर रसोईघर में काम करना शुरू किया । कंदियो के लिए हलुवा 
और चाय बनाई । जितना अच्छा हलुआ से बना सकती थी, बनाया | उसमें बादाम, 
इलायची, लौंग इत्यादि सव डाल॥ बापुके लिए सब्जी और दूसरो के लिए रोटी और 
सठजी बनाई। साढे पाच बजे कदियो को मीराबहन ने चाय बाटी और बापू ने हलुआा। 
पौने छ बजे बापू खाने बैठ और सवा छ पर दूसरे सब लोग । बापु ने हुलुआ चखा । 
“मिठास कुछ ज्यादा थो, नही तो बहुत अच्छा बना था,” ऐस! उन्होने कहा । कैदियों 
को बहुत अच्छा लगा। * 

खाने के बाद पिगपौग खेले । प्रार्थना के बाद बापु ने मौन लिया । रात को सें 
और भाई दस बजे सो गए । 


आहसा का बाह्य चिह्न--चर्सा च्०५्‌ 


१६ अगस्त ८३ 

रात में एक बज बापु ने जगाया। चद्रग्रहण पड रहा था। आधा चन्द्रमा ढका था। 
सन्‌ को भी जयाकर दिखाया । डेढ बजे फिर देखा कि तीन-चौथाई चाद टक गया हे । 
पीछे सो गए। सुबह प्रार्यना के बाद से फिर सो गई । थकान थी । साढे छ बजे उठी । 
तैयार होकर घूमने गई । सवा जाठ बज गए ये | जाकर वा की मालिश आदि की । 
मनु का हाथ कट गया था, सो उसे छुट्टी दी । खाने के वाद डा० साहव के पास थोडा 
पढ़ा । एक बजा। उन लोगो का खाना बाहर से आता है । डेढ बजे तक नहीं आया, 
इसलिए जो कुछ घर में था, वह मेंने उन्हें डंढ वजें खिलाया | दो बजे उनका खाना 
आया । वह शाम के लिए रखा। 

कल एक सिपाही का हाथ गरम चाय पडने से जल गया था । सुबह उसके छाले 
को जरा काटकर पट्टी की थी। अभी उसे देखने जाती हू। सुना है, उसे वुखार भा गया । 
देखा तो उसे बुखार नहीं था, जल्म भी साफ था। मुझे डर लग रहा था कि जरा 
ऐसी-बैसी सफाई करके ही छाले काटे थे, वोहीं जहरीला न हो गया हो । 

वा को आज भी बहुत कम जो री लगती हैं और शरीर दुखता हैं। मेरी तवीयत 
अभी अच्छी तरह सुधरी नहीं है । आज भाई की फाइलो का काम करना था, वह नहीं 
ही सका ॥ 


«न 
अहिसा का बाह्य चिन्ह--चर्खा 


१७ अगस्त “४३ 

सुबह घमते समय बापू बताने लगे--- “पद्रहु तारीख को तु कात नही स की, वह मुझे 

चुभा | तबीयत ठीक नहीं थी, मगर तवीयत को ठीक रखना तेरा काम था। दृढ सकल्प 

रहता कि तवीयत ठीक रखकर कातना हूँ तो वह होता ही। मेरी दृष्टि में चर्खा गीता 

का असल हैँ । गीता सिद्धात बताती है । गीता-पाठ का महत्त्व हैं, पर यदि मुझसे कोई 

पूछे कि गीता-पाठ करू या चर्खा कातू तो में कहुगा कि चर्खा कातो । जो समझतपूर्वक 

कात सदाता हैँ, उसे गीता पढने की आवद्यकता नहीं। चर्खा कार्यरूप में परिणत 

अनासक्त है (” मेने पुछा, “यह कैसे ? क्या आप यह कहना चाहते है कि गीताजी में 

कर्मयोग का जो पाठ है--अवासक्त होकर, फल का घिचार न करके, छोयो की हती की 
परवा न करके कातना' यह उस पाठ पर अमल करना हूँ ?” 

बापु कहने लगे, “ऐसा नहीं । कर्म का फल तो है ही, मगर जो फल प्रत्यक्ष नहीं 

है, उसके बारे में दृढ विइवास रखना अवासवित है--जैसे कि कातने से हम स्वराज्य 

लाने वाले है, इस श्रद्धा में भी आसक्ति तो है, पर बह अनासवित हैँ। राम-नाम में 


२० 


रे 


रे०६ बापू की कारावास-कहानी 
आसक्ति आसक्ति नहीं कहलाती । राम-नाम में आसक्ति रखने चाला आदमी दूसरी 
चस्तु के बारे में अनासंक्त है। यही नियम में चर्खे को भी छागू करता हु। चर्खेंके 
“ झारण मेरी बडी हसी हुई है। अभी तक होती है, पर मुझे उससे क्या ? मेरा विद्वास 
! दृढ है, मुझे इस बारे में कोई शका नहीं है |” 
; चर्चा पूरी नहीं हुई थी कि इतने में डा० साहब और कटे ली साहब बेडमिन्टन 
खेलने आए । बापू ने मुझे खेलने को भेज दिया । ' 
वा की सालिश के बाद मीरावहन को देखा। उनके स्तायु-सस्थान (९८४०४ 
$एभ८०) की अच्छी तरह परीक्षा की। 
जबसे रसोईघर की चीजो पर तांला पडा हैँ तब से रसोईघर में अधिक समय 
लग जाता हूँ । 
शाम को काता। दो-तीन दिन के नागो के बाद आज काता था। रात को थोड़ा 
अखबार वर्गेरह देखकर साढे दस बजे सो गई । 
अप सुबह प्रार्थना के वाद सन्‌ की खाट पर चूहा आ गया। उसे भगाया। वह 
चूहे से बहुत डरती है । उस खाद पर फिर वह सोई ही नहीं, हम छोग मजाक करने लगे 
« कि रोटी लेकर खाती-खाती सोई होगी, नहीं तो चूहा खाट पर क्यो भाता। 


१८ अगस्त ४३ 

आज भी सुबह प्रायेना के वाद उठ गई । उठकर साढे छ तक स्नाना दि से फारिय 
हो गई । आधा-पौन घटा पढने को सिर गया । पीछे घूमी, खेली, वा की 
सालिश की और ड7० साहब के साथ पढा । अभी पौने ग्यारह बजे अनुवाद करने 
बंठती हू । हे 

आज वा ने सन्‌ से अपने लिए वेसन भरकर बेगन का सागे बनाने को कहा । सनु 
ने मुझ से पुछा । वा की तबीयत अभी ठिकाने नहीं भाई । कल रात को भी पेट में दर्दे बता 
रही थीं । मेने उन्हे दो-चार रोज तक ऐसी भारी चीज न खाने की सलाह दी। सनु 
सबके लिए ऐसी सब्जी बना रही थी । सेने उसे चनाने से रोक दिया । वा बहुत नाराज 
हो गईं । बापु के पास जाकर शिकायत करने लगीं, “किसी दिन में कुछ खाना चाहूं तो 
मुझे क्यो रोका जाय ? ” बापू ने समझाने का प्रयल्ल किया। मेने भी 'समझावा, 
लेकिन उनक गुस्सा कम नहीं हुआ । मुझे बहुत बुरा लगा । क्या करू, कुछ समझ में न 
आया। खाने दो तो मुडिकिल, रोकों तो मुद्िकल । 

दोपहर और रात को में 'लौस्ट वल्ड” (.0५ ०११) पढती रही। 
बहुत अच्छी किताब है। रस से भरी है। भाई की फाइलो का थोडान्सा काम भी 
किया । 


*लेखक 80 (णाक्षात0ए6 ४ 


९ 


महिसा का बाह्य चिह्न--चर्खा ३०७ 


आज सुबह प्रार्थना के बाद सो गई । व 
कराई। दाद में स्नान के समय कपडे वर्गरा 


+- हर 6 | 


से और 
स 


4, 5॥ | 4 श 
श्प 


नहीं कर सकी और डा० गिल्डर के साथ पढा भी नहीं। “लौीस्द वल्ड' ही पढ़ती रहो 
गीर पुरी करके उठी । 
चुबह घूमते समय वापु उस दिन वाले चर्खे और अनासक्ति वाले प्रसयण पर फिर 
आाये। दोले, “तूने पद्रह तारीख को कातने का सकल्‍प क्यिः था तो उस सबलप को पूरा 
करने के लिए जेे हो सके, करना चाहिए था। तवीयत सम्भालनी चाहिए थी । सकल्प शुभ 
हो, दृढ हो तो पुरा तो होता ही है । फिर दोपहर को नहों कात सकी तो रात को या 
दूसरे दिन उस सकलल्‍प को पुराकरना चाहिए था ।” मेने कहा, तबीयत सम्भालने की 
खातिर, पद्रह तारीख को अच्छो-नली रहने के लिए ही तो भण्डी का तेल लिया था, 
मगर असर उल्दा हुआ । में यह नहीं समझी थी कि दोपहर की जगह शाम को या रात 
को भी दाता जाए सकता हूँ ।/ दावु कहने लगे, “क्यो नहीं ? दातना कोई ऐसी चीज नहीं 
हुं, जो इत्तरे समय पर नहीं हो सकती ! और अगर कातना झच्छी चीज है तो एक रोज 
ही नहीं, हर रोज क्रातना चाहिए, पहुले से ज्यादा दृढ हेकर कातना चाहिए। चर्खे की 
यहुत हुयी उडाई गई है, भव भी उडाई जाती है, मपर मुझ पर उत्तका कुछ असर नहीं 
जोता । मनु भी सवाल किया करती हैँ वि दिन भर बतता जाय तो ढाई-तीन गुण्डी 
ही तो दात सकते हूं न | इससे वया फायदा ? कातता मानों वक्‍त खोना है ।' मगर में रहता 
कि तीस कोंदि छोग पद्रह मितद भी काता और बुना करें तो हिन्दुस्तान 
को करीब-करीब मुफ्त में कपडा मिल सकता हूुँ। ऐसा करें तो स्वराज आज 
हाथ में हैँ । गरीब-सेनरीब, दीन-से-दीव को स्वरण्ज विलाने का दूसरा 
रास्ता नहीं। इसरी तरह से तो तानाशाही ही आ सकती हूँ जैसा कि जमंनी 
और इटली में चलता हूं । लत में भी वही हाल हूँ, मगर चूकि वहा राज सबके लिए हूँ, 
सचमुच प्रजा के लिए है, इसलिए वहु अच्छा दिखता हूँ, लेकिन उसकी शोभा भी टिक 
नहीं सकती । उसके टिकने का रास्ता एक है अहिता को ले और हिंसा का त्याग करे। 
चर्खा अहिसा का वाह्मय चिह्न है। वव रही अनातबित की बात, सो दूत्तरी रूव चीजो 
में अनासक्ति अच्छी हूँ, मगर चर्खे में जासक्ति रखना तो और भी अना- 
सक्ति है ।” 
जिस सिपाही का हाथ जला था, उसका जरा स्थान कहीं रगड खा गया, इस लिए 
छाले की चमडी उधड गई । कुछ विषाग्त हो गया है । थोडी सुजनत॒ और मवाद नी हूँ । 
उसे अस्पताल भेजना मुझे अच्छा नहीं लगा । इसलिए यहा पर उसकी मरहर-पट्टी 
कैसे कर, यह विचार करने लगी । जाखिर कैची और रई झादि अख्श्यक चीजो को 
पानी में उबाल लिया । तब सिपाही की जली हुई चमडी काट डाली । सेलफा ने ली- 
साइड' की दो गो लियो को पीसकर जरूस पर पउडर डाला और लिक्‍्वीड पेराफीन 


३०८ बापू दी काराचास-कहानो 


कपडा उबाल कर उसकी ऊपर से मरहम पट्टी की । शाम को वह कह रहा था कि बढ 
दर्द नहीं है । 

बा आज भी नाराज है । कल से दूध मात्र पीती हे--शाक-भाजी, कुछ नहीं 
छेतीं । 

२० अगस्त “४३ 
बा की नाराजगी चल रही है । सनु का हाथ काम करने से पक गया है। आज 
डा० साहब ने वा से कहा कि उससे मालिश नही करानी चाहिए । तब मेने मालिश की । 
पीछे अनुवाद इत्यादि करती रही। ग्यारह बजे के बाद बापु को खाना देकर स्नान करने 
को गई । दोपहर दो घटे सोई । पढाई का क्रम बिगडा। थोडी देर वर्षा हुई । मगर 
शाम को कोट सुखा था । सभी खेल सके । 

२१ अगस्त “४३ 

महादेवभाई को गए आज दूसरे वर्ष का पहला द निवार आ गया है । मगर उनदा। 
जाना तो कल का-सा हुँ। बार-बार विचार आता है कि भगवान्‌ उन्हे इस तरह से ऐसे 
समय पर क्यो ले गए ? 

बा आज भी नार'ज है, मुझ पर और बापू पर विद्योष रूप से। लेकिन कटेली 
साहब और डा० गिल्डर से खुश है । 

भाज दोपहर बापु को कतरनो के काम में मदद देती रही । > 

भाज खूब वर्षा आई । शास को खेल नहीं सके । 


न्‍् 
हिंसा के बीच अहिसा 


२२ अगस्त ४३ 

बहुत दिनो के बाद सुबह वेडमिन्टन खेली । कटेली साहब का हाथ दुखता है, 
खेलने में कठिनाई आती है, तो भी खेलना उन्हे अच्छा लगता है । 

सेवाग्राम से किताबें, टाइपरायटर, चर्खा, घी इत्यादि चीजें आई। भडारी 
सुबह अपने साथ लकडी की दो पेटिया छाए थे । 

दोपहर को डेढ घटा कतरनें निकालने का काम किया । 

वा की नाराजगी चा लू है । नाराजगी के कारण परहेज रखने से उनकी तबीयत' 
सुघरती है, इसलिए बापू उनसे खाने के लिए आग्रह नही करना चाहते । 

शाम को वर्षा होने लगी । लेकिन खेलने के समय आकाश खुल गया। मे और 
डा० साहव एक तरफ थे--कटेली और मनु दूसरी तरफ। हम हारे, मगर 
खेल अच्छा रहा । 


हिंसा के बीच अहिंसा ३०६ 


धार्थना के बाद बापु का मौन शुरू हुला । मे रात को बहुत कम काम कर पाई । 
सिर में दर्द था । 
२३ अगस्त ४३ 
आज जन्साप्टमी हैँ । वा ऐसे दिन कंदियों चगेरा को सामान्यत कुछ देना चाहती 
है, मगर पूछने पर उन्होने इन्कार किया । 
दिन में मेने भाई की फाइलो का काम किया । मीरावहन ने वालझ्ृप्ण की भूतति 
के आस-पास सूदर फूछ सजाए । वा वहा जाकर खूब भवित भाव से पूजा कर रही थीं । 
वा ने आज दूध का उपवास छोडा । शकरकदी खाई, टमाटर खाबा। कल रात 
खूब खासी हुई थी, मगर आज की रात अच्छी गई । 
रेड अगस्त ४३ 
वा ने सब्जी वगेरा बनवाई। झामको उनका ह्ारीर दुखने लगा । बापू 
मानते हे कि खाने से ही उनकी तबीयत विगडी हैं और हमेशा विगडती है । 
मीराबहन ने आज भी सुन्दर फूल वालकृष्ण को पुजा में सजाए थे, मगर मे देखने 
जाना भूल गई । 
दिन में मे कतरनें निकालने का काम करती रही । २५१ नम्बर की क्तरन तफ 
के सम्रह का कय पुरा किया । बाइबविल का समय भी उसी में गया । 
बाम को घूमते समय सीरावहन बापू से फिर पुछने रूगीं कि स्वराज्य में जमीन 
का बटवारा कैसे किया जायगा ? बापु ने बताया, “जमीन राज्य की होगी। में मात 
लेता हु कि शासन-तत्र ऐसे लोगो का होगा, जो इस मादर्ज को मानने वाले होगे । अधिकाश 
जमादार खुशी से अपनी जमीन छो ड देंगे। जो नहीं छो डेंगे, उन्ते कानून छुडवा लेगा । 
मीरावहन ने कहा, (तो पहला काम होगा छोकमत को तेयार करना ?” बाप ने उत्तर 
दिया, “छोकमत को तालीम मिल चुकी हैं । वह आज छरूगभग तेयान है “ 
अचानक बाहर से इन्कलाब जिन्दाबाद-महात्मा गाभी की जय-गाघीजी को 
जछोड दो' के नारो की मावाज आने लगी। पता लूगा कि पद्रह बिहारी मोर्चा लेकर जाए 
थे । सब गिरफ्तार हो गए है । सब सिपाही उधर ही भाग गए थे । हम हसने लगे, 
“सब पहरेदार उधर चले गए है । इधर से हम भाग सकते है ।” बापू कहने लगे, 'वे उधर 
'इस लिए चले गए हे कि वे तुम्हारा विश्वास रखते है कि तुम लोग ऐसा कुछ नहीं करोगे ।” 
हो सकता है कि यह बात ठीक हो और बाहर के ७२ पहरेदार हमें वाहर जाने से रोकने 
को नहीं, पर वाहर वालो को अन्दर आने से रोकने को ही रखे गए हो। 


२५ अगस्त ४३ 

आज सुवह ग्यारह वर्ज के करीव फिर जय-जयकार सुनाई दी । बापू रहने लगे, 

“ऐसा रूगता है कि मेरे पहले शिक्षणके अनुसार इन छोगो ने सर्वेधा अहिसक' डाई का 
यह तरीका निकाला है। पकडे जाने के ही लिए आते हे और एक वार पक डे गए तो पूर्ण- 


३१० बापू की कारावास-कहानी 


तया शांत रहते है। एक भी घिपाही दस-बीछ की टोलो को पक डने के लिए काफी है ।? 

शाम को भाई बहुत दिनो के बाद रिंग खेलने को आए । खेलने से कुछ तकलोफ 
नहीं हुईं । मन्‌ नहों खेली । उप्ते थोडा बुखार था । आज से उसे कुनीन मिक्षसचर देना 
शुर्त किया है। गोली काम नहीं करती रूगती । 

कल घस्मपरदा पढा । आज पास्ट एण्ड प्रेजेण्ट! पढना शुक्त किया है । रातको 
भाई के साथ फिर वही पढा । वे कुछ उस समय के इतिहास की बातें बता रहे थे । 

रे 
२६ अगस्त “४३ 

आज भी मनु को थोडा बुखार है । कल से वा की रात की सालिश मेने शर्त 
की हैं । रूगता है कि बा की नाराजगी अब चली गई है । है 

रात को भाई के साथ पास्ठ एण्ड प्रेजेण्ट” पढ रही थी-- एक जगह वे कहने 
लगे, “यह 'कॉर्ने लॉ से सम्बन्ध रखता है ।” यह सुनकर में आगे पढने रूगी । से समझी 
थी कि अब ओर उन्हे कुछ कहना नहों हैँ, मगर उन्हे रूगा कि में कॉर्न लॉ के परे में 
जानना हो नहीं चाहती । बुरा छूगा । 

दोपहर का समय कत्तरवों में जाता हुँ । डाक्टरी अभ्यास नहीं होता । यह 
चुभता है । इसके लिए कुछ करना ही होगा । 

शाम को घूमते समय मीराबहन बापू से कुछ पुछा करती हूँ । मेने बापु से कहा 
कि चर्चा का विषय आज क्या था ? उन्होने बताया, “उनके (सीरण्बहन के) मन में 
कुछ गलतफहमी है भि हम जापान का सासना किस तरह से करेंगे । सेने समझावा 
कि सरकारी फी जें अपने ढग से, हिंप्तक: लडाई से, उनका सामना करेंगी और टन अहिसका 
तरीके से । पहले में कहा करता था कि हिला चलतो हो तब आहिसा नहों चल पदाती, 
मगर अब मे भागे बढा हू । हिंसा के दीच अहिछा न चल सके तो वह अहिंसा अप है ।* 
भाई ने पूछा, “क्या झहिसा और हिसा का सहयोग हो सकता है ?” बापू ने उत्तर दिया, 
“क्यो नहीं, अभी देखो, हम रुत और चीच की मदद करना चाहते है न ? हिन्द आजाद 
होकर जापान का सामना अहिसक तरीके से करे तो क्या रूस को या चीन को मदद 
नहीं मिलेगी ? यथ्वपि रु और चीन हिलक लडाई रड रहे हे, हमारी अहिना उनकी 
मदद करेगो ।” भाई ने आगे सवाल उठाया । मगर प्रार्यवा का समय हो गया था । 
बाप ने वाद में यह चर्चा चलाने को कहा । 

२७ अनरत ४३ 

आज मन्‌ को बुखार नहीं आया । नेने दोपहर को कतरनो का व,।स पैन घटा ही 
किया । दूसरा पौन या एक घटा अपना अस्यात्त किया । शञास के; वर्षा हुई । फिर बन्द 
हो गई । हम लोग खेंछ सके । कल से सुबह वेडमिन्टव खेलने मनु भी आवेयी | डा० 
साहब कह रहे थे, 'यह या तो काम जिया करती हुँ या पढा करती हे, यह ठोक नहीं पं 


् 


बात यह है कि उसके पास खालो समय तो खूब है, मगर और छोग अपने-अपने कान मे 


हिंसा के बीच अहिसा +। 


हा 
+)छ 


लगे हों तो बहू अके ली पड जातो है। पढे न तो करे क्या ? सभी चुबह-शाम बच्छी तर 
खेलते है और ज्यादा समय खेलने में दें, यही हो सकता है । बाने सुना तो बोलीं, 
“मेरी मालिश में मनु का तो आधा घटा भी नहीं जाता ।, रसोई का काम भी 
उससे नहीं करवाती | वोपहर को आधा-पौन घटा मुझे पढकर सुन 

सब समय उसका साली ही तो रहता हैँ । पहले मरो जिनो तुम्हारे वी 
“बेचारी चुशीला सारा दिन वाम करतो है। बेचारी बालक है, बडो के बीच 
में कंस खेल-कूद सकती है ?' अं ये लोग मन के बारे में कहते है ।” मेने समझाया, 
“ठीक हैं, मनु चुबह-शाम ज्यादा खेलेगी तो काम ठीक चलेगा । 


१0 | हा ९ 
। 

! 

2 5 <४ /उप 


म््ह 


दा 

> 
[6 
परे 


हक 6५ 


बाय 
बज 


नह 
तक 


3॥ मर 


7३८ अगस्त “४३ 
मेरे दाहिने हाथ में चीरा लगा हूँ । मालिश इत्यादि व्यए हाथ से करती हू । 
महादेवभाई को गए आज दूसरे वर्ष क्षा दूसरा अनिवार बाया। समय बड़े- 
से-चडे घाव को भी भर देता हैँ । कोई दिच आएगा कि हफ्तो और महीनो की जगह 
हम लोग वर्षों की गणना करने लगेंगे । 

डेलिया के फूल महादेवभाई की समाधि पर चढते हे । जीवन में जिनका उपयोग 
वे न कर पाए, उनकी समाधि पर वही फूल रखकर हम सतोप मणनते है । 


२६ अगस्न ४३ 
आज दोपहर को एक सुदर पक्षी बा की खाद पर आ बंठा । में खाना साकर 
आई तो बापू वा की खाट के पास सडे उसे देख रहे थे । बह काला था । उसके पख 
लम्बे थे और पीछे की तरफ लम्बवी-नीखी पछ का-सा उनका आकार था। मेने कह, 
“मीरावहन को बुराऊ ?” बापू बोले, हा !” मीरावहन कमरे में न थीं। वापू को 
मोर भाई को लगता था क्षि पक्षी बीमार हैँ । मीरावहन इसे ज्यादा हो शियारी से पकड 
सकेगी । आसिर मीरावहन डा० गिल्डर के कमरे में मिलीं । वे आईं । सवकी आवाज 
युनकर पक्षी फर्र से उड गया । मुझे अफसोस हुआ । मेने अच्छी तरह देखा न था। 
सीराबहन की ही खोज में रही थ॑ 
घूमने में हम छोग जब नहीं होते तब मीराबहन बापू के साथ आती हैं । कोई 
मौर आ जाता हूँ तो भाग जाती है । मेने उनसे एक वार इसका कारण पुछा तो वो ली, 
“दो की बात औीर है । वे अच्छी तरह बातें कर सकते है ।” मेने कहा, आप भले बात 
करें, हम सुनेंगे । और हमारी बात तो कोई ऐसी है नहीं कि दो में ही हो सके ।” दे छुछ 
घबराहद में पड गईं । रुच यह है कि उन्हे मनुप्यो की अपेक्षा वृक्षों, वकन्यों और 
पक्षियों का साथ अधिक अच्छा लगता हैं । आज मीराबहन घूमने के समय वापू के साथ 
जआाईं। 
कल दाम घूमते समय मेने बापु से पूछा था, “हम लोगो ने अग्रेजो की मदद करने 


र 


श्श्२ बापु की कारावास-कहानी 
कीबात सो ची थी। पहले आपने कहा था कि उन्हे बिना शर्ते मदद देनी चाहिए। लेकिन 
अब आप कहते हे कि अगर वे हिन्दुस्तान की साग स्वीकार न करेंतो उनके साथ लडना 
चाहिए। इन दोनो परिस्थितियों में सचमुच विरोध नहीं है; क्योंकि आज हस मानते 
है कि हम स्वतन्त्र हुए बिना उनकी सदद नही कर सकते । क्या मेरी यह घारणा सही है १” 
बापु कहने लगे, “इसमें में इतना ही कहुगा कि उस समय की हालत में बिना शर्ते मदद 
देना ही उचित था । मेरी बात काग्रेस ने मानी होती तो नुकसान नहीं होने वाला था । 
बाद में क्या होता, यह कहा नहों जा सकता, मगर काग्रेस ने यह न माना । वल्लभभाई 
ने भी, जो हमेशा सेरी बात मानते है, कहा कि यह में नहीं सान सकता । इसका परिणाम 
यह हुआ कि हम अग्रेजो को उनके असली रूप में देख पाए । उसे देखकर हम बिना शर्ते 
मदद की बात नहीं कर सकते । चीच और रूस की हमें मदद करना हो तो हमें पहले 
स्वतन्त्र होना चाहिए ।” 

मेने पूछा, क्या अहिसक और हिंसक लडाई में सहयोग हो सकता है ? वे लोग 
हिंसक लडाई रूडते है और हम अहिसा द्वारा उनकी मदद करना चाहते है । इसी तरह 
अग्रेजयहा रहकर जापान के साथ हिसक लडाई करें और हम अहिसक लड़ाई करके उनकी 
सदद करने को बात करें तो क्या यह सम्भव है ?” बापु कहने लगे, “इसे सहयोग का नाम 
न दिया जाय । हम अपनी अहिंसा के द्वारा अपनी रक्षा करते है, इसका परिणाम यह 
आता है कि रूस को, चीन को, अग्रेजो को, जो हिंसक रूडाई करते है, इससे फायदा 
पहुचता है। इसमें हिंसा! के साथ सहयोग करने की बात नहीं आती । जापानी हिसक 
रूडाई करते हे तो अहिसक पक्ष क्‍या चुपचाप बेठा रहे ? यह नही हो सकता | हमें 
अहिसक लडाई चलानी होगी। इस तरह हमारी अहिसा पुरी तरह दीप्यसान नहीं होगी, 
यह ठोक है, मगर अहिंसा को हिंसा से भरे जगत में अपना स्थान बनाना हो तो उसे हिसा 
के बीच आकर काम करना होगा । उससे हिंसक लडाई करने वालो को भी बिना 
फायदा पहुचे नहीं रह सकता और' अन्त में अहिसा को सफलता देखकर वे हिंसक 
मार्ग को छोड़ भी सकते है । ले किन यह सवाल निरर्थक-सा है । मौका आने पर क्‍या 
होगा, यह कौन कह सकता है । अहिसक ऐसे मौके पर अपना मांगे देख छेगा ।” 


३० अगस्त ४३ 

बापू का सौन है । दिन भर वे अपनी कतरनो का काम करते रहे । कई बार 

कह चुके हे कि उन्हे इस काम में बडा रस आता है। असल में जो भी काम वे हाथ में लेते 
है, उसीमें उन्हे रस आने रूगता है। पिछले साल सेने और भाई ने कुछ कतरनें निकाली 
थी। उनमें पर्चिया” आदि लगाने का काम पहले वापु ने मीरा|बहन को सौंपा था। थोडा- 


*क्तरनो के सिरे पर अखबार का नाम, तारीख इत्यादि डालने के लिए पचिया 
वचिपका दी जाती थी। 


हिंसा के बीच अहिसा ३१३ 


सा करने के वाद मीरावहन कहने रूगों, “शायद इससे भी हाथ को तकलीफ होती है । 

कतरनें खो्ें नहीं, इससे बापु को छूगा कि छोटी-छोटी कतरनें रसनी हो न चाहिए, 

जोडकर लम्बी कर लेना ज्यादा अच्छा है । मेरा एक बडा गत्ता पडा था । उसे काटकर 
दो किये ताकि तीन-चार कालम चौडे और पूरे अखबार की लम्बाई की क्तरनें उसमें 
आ सकें, मगर जब कतरने बढ गईं तो उन्होने देखा कि उठाते समय गत्ता छलचक जाता है, 

इसलिए कटेली साहब से छकडी के पट्टे बनवाने को कहा। मेने प्लाईवुड का पता रूगाया 
सो ७३८ ३२ इच की माप के तख्ते का दाम ५०) के करीब पडता था। बापू इतना 
खर्च करवाना नहीं चाहते थे, इसलिए जेल में मामूली रूकडी के पट्टे बनाए गए । बापू 
अब कत्तरनें उसमें रखते हूं । उन्हे दिन भर पच्चिया रूमाने का काम करते देखकर मेने भी 
उत्तकी मदद करना झुरू किया । परसो पुराना संग्रह पूरा हो गया । कल से बापु अनु- 
ऋमणिका बनाने के काम में लगे हें । २५-२५ कतरनो को सो कर, उनका वण्डल बना 
लिया हूँ। नई कतरनो में पचिया लगाने का काम मुझे दिया है। रोज के नए असवारो 
की कतरनें भाई निकालते हू । दस रोज के पुराने चार अखवारो- हिन्दू, हिन्दुस्तान 
दाइम्स, हिन्दुस्तान स्टेण्डर्ट गौर स्टेट्समन की निकालने लायक कतरनो पर भाई निशान 
करते हे । वापु उन्हे देख जाते है, फिर वे मखवार ड7० गिल्डर और कठेली साहब के पास 
जाते है । वे लोग उनमें से कतरनें निकालकर पचिया वर्गरहु लगाकर बापु के पाम लाते 
है। बापु उन्हें नम्बर देकर अनुक्रम णिका बनाते है । इस तरह सब घर कतरनों के फाम में 
लगा हुआ है । आशा है, एक महीना और रूगेगा और यह पुराने अतवारो में से कतरनें 
निकालने का काम पुरा हो जावेगा । 

आज ज्ञाम को जब भाई खेलने जाने रूगे तब मुझसे एक अखबार की कतरनें 
(निकालने और कुछ कतरनो पर तारीख डालने को कह गए। मेने तारीख तो डाली, मगर 
जब कतरनें काटने का काम करने लगी तो भाई का निशान ठीक समझो नही और काटने 
रूगी । बाद में गलत कटी हुई कतरनो को जोडना पडा। आधा घटा लूग गया बोर 
सब भी एक पन्ना बिना कटा रह गया । 
मेत्े रविवार के दिन रसोईघर में काम कम करने का विचार किय। था, ताकि 

काम करने वालो को आराम मिले । रविवार को सफाई भी करानी होती है, इसलिए 
डानिवार की श्ञाम को खाखरा वरगरह करवा लेने और रचिवार को खिचडी मात्र पकवाने का 
विचार था, लेकिन शनिवार की शाम को खाखरा और मीरावहन की रोटी कराना भूल 
जई । इसलिए रविवार के दिन सबके लिए रोटी कराई । बापु को पता छूंगा । उन्होने 
सोमवार के दिन सबको छुट्टी देने को कहा । आज सोमवती अमावस्या भी थी। बापू 
ने कच्चा साग, दूध और बादाम खाए । मनु ने और भाई ने सुबह कोको लछी। मंने चाय 
और वाने दूध-मुरब्बा। ड7० गिल्डर औौर कटे ली साहव का खाना तो बाहर से भाया ही 
चा। शाम को मेने, भाई ने और भनु ने कोकों ली भौर खाखरा खाया । सिर्फ 
सीराबहन के लिए खाना पका, वरना दिन भर काम करने वालो को छुट्टी रही । 


डे१४ बापू की कारावास-कहानी 


॥॒ २३१ अगस्त ४ 
कठ शास को कनु भाई का पत्र बा और सतु के नाम माया । वललभमाई कौ 
तबीयत अच्छी नहीं रूगती । भाई बहुत उदास रहे । कहने रूगे, 'एक-के बाद-एक- 
वापृ के स्तम्भ जा रहे है । जमनालालूजी गए। राजेन्द्रबाव्‌ और बल्लभभाई भी वीमार- 
से रहते हे । ” मेने कहा, “भाप क्यों चिन्ता करते हे ? भगवान्‌ को बापू से काम लेना: 
हैँ तो सहायक और साधन देगा ही ।” भाई कहने लगे, “आज़ तक जो गए है, उनकी जगह 
नए कौन-से आाए है ?” 
मीराबहन-का दर्द बढा है । आज भंडारी को सेने फिर पत्र लिखा कि उनकी- 
अच्छी तरह परीक्षा होनी चाहिए । कल फिर सिविल सर्जन आवेंगे । आज उनके रोग- 
का ब्यौरा लिखकर तैयार किया है । 
१ सित्तम्बर ४३. 
आज सुबह में जल्दी खेलने को चली गई थी । दापु के घूमने निकलने के थोडी- 
देर बाद में खेलकर आ गई। मनु खेलने को गई । भाई भी वायु के साथ थे । सो उसः 
दिन वाह प्रसव आगे चलाया । घूमने के समय हम लोग खेलते है, इसलिए 
कुछ पूछने का रूमय ही नहीं मिलता । आज हम लोग बापु के साथ घूमने चले । भाई 
ने बात चलाई । उन्होने उस रोज पुछा था, “अग्रेजो को आप यहा रूइकर रखने की 
इजाजत देते है, मगर जापान कह सकता हूँ कि इससे तो हम मर' जाते है । तुम्हारे घर 
से ये हमें पत्यर मारते है, इसलिए या तो तुम्ही इन्हे निकालो या हीं को निकालने दो । 
तब गमहिसः क्‍या उत्तर देगी ?” 
मेने कहा, में जो इच्च प्रश्त का उत्तर समझी हू, वह बापु सुर्े और मुझे सुधारें ॥ 
एक तो यह कि अग्रेज इतने समय से यहा है । वे हमें अपनी अपजादी न्य्पूर्वक लेने 
देते हे, मगर अपनी रक्षा के लिए यहा रहना भी चाहते हे । तो हमारा उनके प्रति यह 
कत्तंव्य है कि हस उनकी अनु कूलतर का विचार करें और उन्हे रहने दें । जापान के प्रति 
हमारा कोई फर्ज नहीं हूं । दूसरे हमारी सहानुभूति अग्रेजो के साथ है । हम वहीं चाहते 
कि वे युद्ध में हारे । जिस काम के करने में उन्हें हार का डर हो, वह हम उनसे नहीं" 
करवाना चाहते ।” बापू कहने रूगे, “यह ठोक है, मगर इससें मेरी दलील पुरी-पुरी नहीं 
आ जाती । सम्पूर्ण अहिसा के सामने हिसा टिक नहीं सकती, यह शाइवत नियम है । 
अगर सारा हिन्दुस्तान अहिसक होता तो अहिसा हारा जापानी आक्रमण का सफल 
मुकाबला किया जा सकता है, इसे अग्रेज स्वय देख सकते। तब यहा पर हिंसक साधनों” 
से जापान का मुकाबला करने के लिए उनके यहा रहने का सवल ही न रह जाता । 
किन्तु बत्त यह है कि अग्रेजो के सामने आज है क्या कि जिससे वे यह मान सके कि 
हमारी अहिसा सफल होगी ? ऐसी हए्लत में मेरी अहिसा मुझे मजबूर करती है कि से 
उन्हे यहा रहने दू' । अपनी रक्षा के लिए अपने खर्च पर वे यहा रहे तो में उन्हे 
इन्कार नहीं कर सकता । अगर सारा हिन्दुस्तान अहिसक रहता तो उनके यहा रहमे 


धो 


हिसा के बीच अहिसा ३१५ 


का प्रच्त उठ ही नहीं सकता था । कोई कहे कि ऐसी अध्िना लोगों में दाभो काने कौ 
नहीं हैँ तो उससे यह नियम नहीं बदलने वाला । मगर जाज जय साय टद्न्डस्तान 
अहिंसक नहीं है तब में अग्रेजों से अहिसा में विब्वास रखकर यहा से चले जाने को 
कंसे कह सकता हू ?” 

यह वात करते-करते हम महादेवभाई की समाधि पर पहच गए । फूच चढा 
कर प्रार्थना करके वापस लौटे तो भाई कोई दूसरी बात कारने लगें, मगर दापू ने कहा, 
“मेरा मन अभी उसी प्रइन पर है । तुम्हे याद रखना चाहिए कि इस चीज की उत्पत्ति कैसे- 
हुई । मेरे स्वभाव में यह चीज पडी हूँ कि अपनी भूल देख लू ते। उसे ढाप नहीं सकता । 
इूसरे लोग तर्कपृर्णं ढंग से बात करने पर जोर देते है । उन्हें डर रहता है कि एफ बात 
कहकर कुछ दूसरी ऐसी वात मुह से न निकल जावे, जिससे पहुले की बात अतर्कपूर्ण मालूम 
पडे। मुझे ऐस7 कुछ है ही नहीं । मुझे एकमात्र सत्य से वास्ता है। ददिण अफ्रीद, 
में अपने एक मुकदमे के हिसाव में मेने भूछ देखी । मेने बडे वकील से वहा । उन्होंने 
मुझे समझापा, ऐसी भूल स्वीकार की तो समझो कि सुझदमा तो हाथ से गया ही, स 
ही वकारूत भी खतम । मुझ से तो यह न हे सकेगा । मुझे तो वक।लूत चल 
है । मेने नम्रता से कह, तो मुझे भूल स्वीकार व-रने दीजिए ।' से गया और मुकदमा 
जीत कर आया । भूल सुधारने से मेरे मव किक को कुछ ज्यादा देना पडता था । जज 
इस बात को पहले न देख सके । बोले, 'मि०्गाधी, तो क्‍या यह धोखादेही न थी ?” 
मेने भी जरा तेज होकर उत्तर दिया, कया आप मेरी भलरूमसाई 
का ऐसा दुरुपयोग करेंगे ”” तब वे सीधे हो गए । आज भी उनका चेहरा 
मुझे याद हैँ। सो जब फिश्वर ने मेरी यंजना की चुट्टि मुझे बताई तो उसके 
इशारा करते ही में कायल हो गया । यह ठोक है कि मंने खुद पहले से ही यहूं चीज देख 
लो होती और “अग्रेजो जा ओ' इस मत्र के साथ ही उत्ते भी रखा होता ते। वह अधिक 
सुशोभित होती । सुझ पर अज्ज जो जहरीले हमले इस बारे में हो रहे है, वे न होते,- 
मगर वह तो नहीं हुआ । तो जब मुझे त्रुटि नजर आ गई तब मुझे उसे सुधारना ही था । 
हरेक चीज के दो पक्ष होते है । मेरे कप्म से जापान को नुकसान भी हो तो में क्या ब्रू । 
जो चीज मेरे सामने है, उते यथाद क्ति में शुद्ध भाव से स म्पूर्णणया अहिसक बना तक तो मेरे 
लिए बत है। उप्तके दूसरे परिणामों का हम आज विचार न करें, क्योकि यह सनातन 
सत्य है कि शुभ कार्य का परिणाम अशुभ नही आ सकता । वे लोग भले रहे, जंसे रक्षा 
करनी है, करें । में अपनी रक्षा अहिता से कल्गा । अपनी अहिसा को सफल करके दता 
सकू तो मुझे उनके साथ अहिसक मार्ग लेने के लिए दलील करने की भी आवश्यकता 
नहीं पडेगी । वहू अपनेझाप इस तरफ आवेंगे ।* 

भाई बोले, “हम इन्हे दर्मा को गुलाम बनाने में क्यो मदद दें ? कंगर ये लोग 
सच्ची नीयत से हिन्दुस्तान का राज्य छोडते हे तो इन्हे वर्मा की स्वतन्त्रता को घोषणा 
पहले से करनी चाहिए । यह करवाकर हम इनकी मदद करें 





ऊंय॑ 


के 
श्् 


४ 


डे१६ बापू की कारावास-कहानी 
बापू कहने लगे, (ऐसा करना अपने ऊपर बेईमानी का आरोप लूगवाना होगा। 
से फहेगे कि हम लोग कुछ करना ही नहीं चाहते, इस लिए एक-के पीछे-एक हुज्जत निकालते 
हैं । हमें दुर कौ बात में नहीं पडना चाहिए । अहिसा के सिद्धात के अनुसार हमारा 
अग्रेजो के प्रति ठीक व्यवहार क्या है, इतना ही हमें विचारता है । बाकी श्रद्धा रखनी 
चाहिए कि शुद्ध विचार से जो कार्रवाई की जाय, आगे जाकर उसके परिणाम भी ठोक 
ही निकलेंगे। तुम इतना समझो कि हिन्दुस्तान सचमुच आजाद हो जाबे तो उसके परिणाम 
बहुत दूर तक जावेंगे । बर्मा की आजादी उसके गर्भ में पडी है।” 
आज कनेल प्रौल मीराबहन को देखने आए । किसी दूसरे आदसी को परामर्श 
के लिए बुलाना चाहते हे । सरकार से पूछता होगा । उसके बाद आवश्यकता होगी 
“तो एक्स-रे करावेंगे । 
२ सितस्वर ४३ 
आज अखबार में बापु और विंग कमेटी के साथ वालो को छोडकर बाकी 
कैदियों को महीने में एक मुलाकात मिलने की खबर थी । डा० गिल्डर के लिए अवश्य 
ही एक समस्‍या खडी होगई । मुलाकात की इजाजत से छा उठाना हो तो उनको 
आपस यरवदा जाने के लिए सरकार के साथ झगडा करना चाहिए । क्या ऐसा करना 
उचित हैँ? यरवदा जाकर एक तो जेल की जेल , दूसरे खचे, और तीसरे बापु का 
साथ छोडना । बेसे भी यहा का वातावरण उन्हे अनुकूछ हैं। यह सब छोडना या 
मुलाकात छोडना ? मेने कहा, खर्च की उन्हे क्या परवाह है ?” बापु कहने लगे, 'ऐस। 
नहीं, कौन जाने कबतक यहा रहना है । वे प्रतिष्ठा वाले आदमी है । अब कामग्रेस को 
कभी छो डंगे नहीं । यह भी जानते हे कि में लोगो को भिखारी बनाने वाला हू, सो जो धन 
है, उसे सभालकर' रखेंगे ताकि वह उनकी लडकी को सिल सके ।” 
मेने कहा, “क्या और एक वर्ष में यहा भी सुलाकातें नहीं शुरू की जाएगी ?” 
बापू कहने लगे, “छ. वर्ष में जरूर शुरू होगी ।/ 
आज मेने अनुवाद पूरा किया । कछ उपवास की कहानी लिखना शुरू करने 
का विचार है । बकरे ३ 
सुबह घमते समय सीराबहन सोवियत रूस-सम्बधी एक किताब के बारे में बात 
करने लगी । वहा तोन-चार व्यक्ति गए थे । जो जिस विषय में रस रखता था, उसके 
बारे में उसने लिखा । मेने हसकर पुछा, 'मीरावहन, आप जावें तो किस विषय को 
लें २” वे कहने लगी, “मास्कों तो सामपन्‍्य हालचाल का पता लगाने ही जाऊ, सगर वहा 
के देहातो में खास ध्यान देने की बातें हो सवःती है । मेरा खयाल है कि बापु के चुनें हुए 
उन तीन-चार लोगो के साथ जाता चाहिए, जो खास-खास विषयों में ज्ञान रखते और 
रूस में उन विषयो का ज्ञान प्राप्त कर सकते हो ठीक है न बापू ?” बापू हसकर बोले, 
“छः साल के बाद यह चर्चा करना ।” सीौराबहन भी हस पड़ीं । उन्हे विश्वास हूँ कि 


हिला के बीच ्हिसा ३१७५ 


वे जल्‍दी हो छूटने वा ली है ॥ छ साल की बात तो हम सबको बढाई हुई छगती है, मगर 
मोराबहन की तरह बहुत जल्दी छूटने की भी हम आशा नहीं रसते । समय बतावेग- 
कि किसका अनुमान ठोक है । आज तो काफी काम यहा पडा है । उसमें समय का 
उपयोग करलें तो बस है । 
आज उपवास पर लिखना शुरू न कर सकी । यही सोचती रही क्वि कौन-सा 
फागज इस्तेमाल कर । 
शाम को मन बहुत चिन्तित था। माताजी इत्यादि का बहुत दिन से पत्र नहीं 
आया । 
४ सितम्बर ४३ 
महादेवभाई को गए आज दूसरे वर्ष का तीसरा शनिवार है। सुबह समाधि 
पर बहुत से फूल ले गई और डेलिया के फूलो का स्व॒स्तिक बनाया । चारो कोनो पर और 
“<# के बिंदु पर भी वही फूल रखे और शेष पर डेजी के ओर एस्टर के । डेजी फूलो 
का सलोव भी बनाया । सब दृष्य बहुत सुदर दीखता था । 
आज दोपहर बाइवबिल नहीं पढी । भाई ने कुछ लिखने को कहा था, वही लिसती 
रही । कार्लाइल पढा । कल से कतरनों की अनुकम णिका बनाने में वापु की मदद कत्गी ) 
भाई की उगली विजली की बत्ती की एक टूटी हुई हाडी से कट गई थी, अब वह 
पक गई हे । उन्हें बापु के काम से छट्टी दी । 
रात बापु को मालिश करते समय वरामदे में सन्नादा-सा छा रहा था । टूर से 
मीराबहन वर्गरह के करम खेलने की आवाज आती थी । सामने बयीचे में भी सम्रादा 
था। मेने बापु से पुछा, “आप इतनी बार जेल गए है, अकेले भी रहे है, तकलोफें तही, 
है, पर कभी आपको अकेलापन अयवा निराशा मालूम होती थी ?” 
बायू बोले, अकेलापन तो कभी नहीं छग7 । दक्षिण अफ्रीका में मुझे एकात्त 
कोठरी में रखा था, मगर मुझे उसमें कुछ तकलोफ नहीं रूगती थी । उल्टा सुपरिन्‍्टेण्डेण्ट 
बाता था तो चुभता था कि अब यह मेरा योडा समय बरबाद करेगा । मैने अपना 
लम्बा कार्यक्म बना रखा था। सस्क्ृत सीखना, तमिल सीसना और अग्रेज़ी की फितादें 
तो पढनी थीं ही । में जूते बनाने का काम भी करने लगा था । इसलिए मेरी कोठरी 
में ही मुझे जूते बनाने का सामान दे दिया गया था । मुझे किसीके साथ तो काम करने 
दिया ही नहीं जा सकता था । सगर' मुझे तो अकेले काम करना अच्छा लगता है | 
सब कार्यकम बना और छूटने का हुक्स आया । हर दफा जेंछ छोडना मुझे बुरा-्ता 
लगा है । निराशा और दान्‍्यता भी कभी नहीं महसूस हुई । हा, दक्षिण अफ्रीका में 
कभी-कभी उदासी भा जाती थी । बाहर क्या होता होगा, यह विचार मन में उठते 
थे । यहा एयर कभी नहों हुआ, कारण कि मेने जल में क्या भाव रखना चाहिए, इस की 
एक नई फिलासफी वना ली है और इस बारे में काफी लिखा हैं। लिसता तो दक्षिण 
अफ्रीका में भी या, मगर वहा पर तो यह नया सिलसिला था और यहा की तरह पढे- 


१८ बापू को कारावास-कहानी ः 
“लिखे बहुत चर्चा करन चाल लोग भी नहीं थे । यहा तो इतने लोगो के साथ इस बारे में 
चाद-विवाद करना पडा है कि वह चोज दिमाग पर काबू पा गई। दक्षिण अफ्रीका में 
नवीजगणित सीखना शुरू किया था; क्योकि गणित सीखने से मन को एकाग्र करने की 
आवित आती है ।” 

मेने पुछा, “क्य। अब भी आपको मन को एकःग्र करने के लिए अभ्यास करने की 
आवश्यकता हो सकती है ? ” बापु बोले, “अब भी हो सकती है, मगर तब तो बहुत थी” 


५ सितस्वर ४३ 
सुबह प्रार्थना के बाद बापू ने मुझे बुरूया और कहा, “आज पारसियों की 


'पटेती” हुँ। रायोली से सारू मुबारक लिखनः चाहिए। चाय की मेज पर मेरी मेज के 
"फूल रख दो ।” कल शाम को ही रामायण में एक जगह वर्णव आया था कि एक भी 
खानर ऐसा न था, जिससे राम ने कुशलू-क्षेम न पूछी हो । वापु भी छोटी-से-छोदी 
खात नहीं भूलते । 
में आटे से साल मुबारक लिख रही थी और एक दरवाजे पर पुरा करके दुसरे 
'पर शुरू कर रही थी कि कटेली साहब एक तइतरी लिए नीचे आए। उससे डा० साहव 
'के लिए फूछो का हार, गुल्ाव जल, नारियल, सिंदूर इत्यादि था। डा० साहब बाए तो 
उन्हे भेंट किया । मेने दोनो को सिन्दूर का टीका लगाया । पीछे दोनो जने वापू को 
अणाम करने आए । चाय के वाद सब्जी इत्यादि चढाकर कुछ समय बेडमिन्ठन खेले । 
'सिपाहियो से मेने कह रखा था, सो वापस जाने तक सब तोरण बध गए थे। मेने मालिश 
के काम से छुट्टी ली । कटेली और डा० साहव के दरवाजो पर चावल के आदे से 'साल 
सुबारक' लिखा। उनके लिखसनें-पढने की मेज़ पर फूलो से लिखा। डेलिया के फूल सजाए, 
पीछे स्नान किया और कपडे घोए । पौने बारह व जे खाली हुई। साढे आठ बजे के नाइते 
के समय के लिए सवेरे मोराबहन ने मेज पर फूल रखे थे । दोपहर उन्होने सलाद तैयार 
की, मगर वे छोग उसे खाना भूल गए । 
दिन को हवा जोर से चली । उसझे ड7० साहव के दरवा जे के सामने जो साल 
मवारक' रांगोली में लिखा था, उसका कुछ हिस्सा सिंठ गया। लिखा रह गया 
साल मे । डा० साहब ने सदको बुला-बुलाकर दिखाया। हम लोग खूब हसे। 
श्री कटेली ने सरत से मिठाई मगाई थी, सो घर में कुछ करने की मनाही की । 


६ सितम्बर ४३ 
बापू का मौन था । रामायण इत्यादि का पाठ बन्द रहा । दोपहर के समय 
डान' के छुटे हुए अको की एक सुची बनाई । यह पन्न बहुत अनियमित बाता हूं । वाह 





अंव्रसियों का नये साल का त्यौहार। 


हिंसा के दीच महसा ३१६ 


शिकायत लिखवाना चाहते हे। श्ञाम को सवा सात बजे फोई खेलने नहों गया। 
प्यीे से और मनु व डा० साहब और कदेली साहव थे । अच्छी कसरत हो गई । 


७ सितम्बर “४३ 
आज सीरावहन को डा० सिम्कावस देखने आये । वे कहते थे दि उनकी वाह 
व्की मास-पेशियों में छुछ विकार है । उप्ते ठीक करना होगा । 
डाक्टर साहव के पास सरकारी पेम्पलेद कांग्रेस की जिम्मेदारी को करू 
“एक दूसरी प्रति आई हूँ । पहली को फिर से छापा है । पहली में छाल स्पाही के जो 
चुधार थे उन्हे इसमें शामिल नहीं किया गया । 
८ सितम्बर ४३ 
कल वज़न का काटा नहीं आया था । आज सबका वजन लिया गया। मनु 
चार पौण्ड घटी। उसने सुबह-शास खेलना शुरू किया हैँ, मगर खाना कम कर 
“दिया हैं। अब वह उबला खाना खाने छूगी है और मीठी चीजें नहीं साती । इस 
न्वात की चर्चा सभी कर रहे थे। डा० गिल्डर ने भी वाप से कहा कि उसकी सूराक 
जढनी चाहिए। वा को लगता था कि कसरत दाम करनी चाहिए। दोपहर वा ने उसे 
चअयी वाला साग आग्रहपूर्वक खिलाया । शाम को उन्होने उतते आग्रह फरके और 
ज्यादा खिलाया। खाने केवबाद में बापू का सूत उतार रही थी तो मनु गुत्तलसाने से 
पनिकछी । मेने पूछा, “क्या हुआ ? ” कहने रूगी, “उल्टी हुई । ” 
रात को बापू की मालिश के बाद अखबार आदि देखकर और भाई के साथ 
थोडा पढकर साढे दस बजे सो गई । 
वा अच्छी है, मगर कमजोरी वहुत आ गई है । सल्फा' दवा के कारण भी 
नकमजोरी हो सकती है । कल से बद कल्गी । 
शाम को बापु के पास थोडी देर तक बाइबिल पढी । वे बता रहे थे कि 
उनकी दष्टि से डाक्टर को स्थितप्रज्ञ होना चाहिए और कभी किसी वजह से सतुरून 
वनहीं खोना चाहिए। 
€ सितम्बर “४३ 
सुबह उठी तो मेरे सिर में दर्द था। वेडमिन्टन खेलने को नहीं गई। बापू फे साथ 
चूमती रही । मीरावहन से मेने कहा, “आप खेलने कब जाती है ? हम छोग आपकी राह 
देखते है । ” कहने लगीं, सुबह थोडा खेलना शुरू करने का विचार करती हू।” 
ज्योडी देर वाद देखा तो वेडमिन्टन खेल रही थीं । 
शाम को बापू के पास पढने बैठी तो वे समझा रहे थे कि कुछ भो हो, किसी भी 
चीज से मन का सतुलन विगडना नहीं चाहिए। किसी भी चीज का दुख क्यो 
ज्याना जाय ? 
रात में भाई के सिर में दर्द रहा। उनके साथ पढा नहीं। उनका सिर वगरह 


३२० बापू को कारावास-कहानी 


दबाकर साढ़े दस बजे सोने को गई । 


१० सितम्बर ४३ 
आज पारसियो का त्यौहार है । जरथुस्त का जन्म-दिन है। मे सुबह प्रार्थना के 
बाद सोई नही । 
थोडी देर में डाक्टर गिल्डर सुबह-ही-सुबह स्नान करने आए। नए साल के 
दिन भी बहुत सबेरे नहाए थे । मनु ने उनके छिए आज पुरनपुरी बनाई। दोपहर को 
फटेली साहब और डा० साहब शिकायत करते थे, “दूसरे किसी ने पुरनपुरी क्यो नही 
खाई ? हमने तो कहा था कि सब लोग खाए तभी बनाना ।” दो-एक रोज पहले कटेली 
साहब मिठाई के बारे में भी ऐसे ही कह रहे थे, “तुम लोग नहीं खाते हो तो हम भी छोड 
देंगे । शास को सबसे खाया । 
सच्ची बात तो यह है कि दूसरो को इन चीजो का जश्ञोक नहीं है । 
बापु ने सरकार को पत्र लिखा कि बाइबिल' के उत्तरकी पहुच अभी तक क्यों 
नहीं भाई ? 
भाई की तकली का सृत उतारा । उसमें बहुत समय जाता है । बापु की 
कतरनो का थोडा काम क्विया । आज भी दिन भर कुछ नहीं पढा। 
११ सितम्बर ४२ 
महादेवभाई को गए आज दूसरे वर्ष का चौथा शनिवार है। वे होते तो बापू को 
छोटी-छोटी अनेक झझटो से बचा लेते । 
भाई को यहा आए आज एक वर्ष पूरा हुआ । गए वर्ष उनके आने की आशा 
छोड देने पर एकाएक वे आज के रोज करीब वाहर बजे दोपहर के समय भा पहुचे थे ४ 
इस एक साल में न जाने क्या-क्या देखना पडा हैं। आने वाला वर्ष अच्छा जाए तो 
बस है । 
कल माताजी का पत्र आया था । वे बहुत परेशान हैँ, इससे बहुत चिन्ता होतीः 
है । दुख होता है। 
कल दाम को महादेवभाई की समाधि पर बहुत सुदर फूल सजाए थे । भाज 
सुबह भी वे बिलकुल ताजा रूगते थे, इसलिए उन्हे बदला नही । बहुत सुदर दृश्य है + 
डा० साहब और कटे ली साहव भी आए थे । डा० साहब सरोजिनी नायडू की तरह हर 
शनिवार को अते है । 
आज सुबह चार बजे उठी और डायरी लिखी । प्रार्थना के बाद भी कार 
किया । आख कुछ ठोक थी । थोडा पढ़ सकी । 
बापू कतरनों के कशम में लगे हुए है । एक दिन कह रहे थ, “मे अपने जीवन के 
आखिरी दिनो में तुम लोगो के लिए एक खासी चीज तैयार कर जाऊगा। ” मेने कहा, 
“आखिरी दिनो में क्यो ? अभी तो आप को कम-से-कम्त पचास वर्ष ओर रहना हैं। १९५ 
वर्ष की वात तो आपने भरी सभा में की थी । ” बा कहने रूगी, “किसके लिए छोड़ 


हिंसा के बीच अहिसा ३०१ 


जाओगे ? सुशीला के लिए ?” बापू कहने छंगे, “जो मेरा काम करेंगे, उनके छिए ।” या 
बोलीं, “अभी तो सुशोला ओर प्यारेलाल ही सब करते हे न ? ” 

बापू को कतरनो के वशम से बहुत सतोष है । भाई से कह रहे थे, “तुम देसोगे 
कि एक सुदर चीज दन गई हैं। जो कतरन चाहिए, उसे निकालते एक मिनट की देर भी 
नहीं लूगती । लाइब्रेरी की अल्‍ूमारियों की तरह इनमें एक क्रम हैं। अनुन्मणिवप 
देखो और जो चाहो निकाल लो। अनुक्म णिका सम्पूर्ण है। तो भी में अखबारों में से 
एक-एक की कतरनो को तारीखवार रखने का प्रयत्त कर रह हू ताकि दिना सूची के 
भी कोई देखना चाहे तो उसे बहुत मुश्किल न पडे ।” मीरावहन से वाह रहे थे, 'भिरा मन 
मा का-सा हो गया हैं। मा जितना अपने बच्चे को दूध पिलाती हैँ, उतना ही 
ज्यादा उसे प्यार भी करती है। में भी जितना ज्यादा इस काम में लूगता हू, उत्तना ही 
ज्यादा उसमें दिल लगता है । 

“में रोज उसे ज्यादा अच्छा करता हु । सरकारी पैम्पलेट जैसी यह चीज 
नहीं है । वह तो करना ही था, इसलिए किया था । यह तो सुशी से करता हू, सो 
इसमें लीन हो जाता हू । मुझे बाकी सात साल यहा पर यही काम करना हो तो मुझे 
बह खटठकेगा नहीं ।” 

सीरावहन हसी करने रूगी, “हा, क्योकि यह आपका बच्चा हैं और जदतक 
दूसरे बच्चे इसकी जगह न लें, यह आप पर कब्जा रखेगा। यहां से जाने से पहले 
दूसरे बच्चे इसकी जगह लेने ही वाले हे ।” 

आज वर्षा थी। कल रात भी रहो । दिन में आकाश खुला था, मगर सुबह 
खेलने की जगह भीगी होने के कारण खेल न सके । शाम को खेलने के समय वर्षा आ गई, 
सो दोनो बकक्‍त का सेलना गया । 

मीराबहन ने बालकृष्ण की पूजा में कल और आज बहुत ही छुन्दर फूल 
सजाए । 

१२ सितम्बर ४३ 

सुबह पोने पाच बजे उठी। प्रार्थना के बाद आधा घटा लिखने कं व एम दिया १ 
दोपहर को बहुत सोई । शाम को वर्षा आ गई । खेलना बन्द हो गया । शाम के घम्ने 
के समय वर्षा बद हो गई । घूमते समय बहुत दिनो बाद बापू ने अपनी कहानी सुनाई । 
मनु ने कोई कहानी कहने को कहा था। बापू इधर-उधर की सुनाते थे । वह भी अच्छा 
लगत। था, मगर मेने कह, वायू, आप अपनी कहानी सुनाइए न ?” तब बापु ने जो. आप्म्म 
की थी, उसीको आगे कहना शुरू किया । विलायत में जब एक कमरा लेकर रहते थे तब 
का वृत्तान्त था । सुबह दलिया, एक पाइट* दूध और थोडी रोटी 
लेते । दोपहर को बाहर छ पेनी (आता) वाला भोजन छेते । शाम को दो छोदे 





#एक पाइट--बीस श्रौस यानी लगभग पौने दस छटाक | 


२१ 


श्श२ बायू को कारावास-कहानी 


सेव ओर रोटी घर पर खाते। दिन भर अभ्यास करते। मैद्रिक्युछेशन को तैयारी के 
लिए उन्होने ट्यूटर रखा था, जो हफ्ते में दो बार घटे-दो घटे का समय अन्य दो विद्यार्थियों 
के साथ उन्हे देता था। लँटिन सें खास मदद की आवश्यकता पडती थी। पहली बार 
तीन महीने को तेयारी के बाद परीक्षा दी, फिर भी लेंटिन में असफल रहे । दूसरी बार 
रसायनश्ञास्त्र की जगह ताप (पत्या) और प्रकाश (890) लिया था। 
एबलिंग की पुस्तक पढी और परीक्षा देकर तुरत ब्राइटन चले गए और वहा वे एक 
महीना रहे । एफ-एक मिनट अभ्यास में लगाते थे । साथ में फासीसी भाषा की राब्िन्सन 
ऋसी ले गए थे । उसे पढते थे । अपना खाना स्वय पक'ते थे । उनका खर्च सत्नह शिलिंग 
प्रति हफ्ते का था। बताने लगे कि कंसे वे परीक्षा के नतीजे के तार की राह देखते थे । 
आखिर एक दिन बाहर से आ रहे थे तब सीढी चढते समय मकान सालकित ने उनके 
हाथ में तार दिया । पास हो जाने की खबर से कितना खुश हुए, यह सब बताया । 

यही सब बातें उनकी आत्मकथा में लिखी हे, लेकिन बापु के मुह से सुनने में 
और ही रस आता हूँ । हे 

सुबह चाय के समय, बापु के जन्म-दिन पर क्या करना चा हिए, इस पर बात चली । 
देशी तारोख के अनुसार जन्म-दिन २६ सितम्बर को आहने वाला है । 

बापु का मौन है । रामपयण इत्यादि का पाठ बन्द रहा । बहुत-से अखबार 
इत्यादि इकट्ठे हो गए थे । उन्हे पढा । थोडी-सी यूरो पियन हिस्द्री पढी ।अभी पास्ट 
ऐंड प्रेजेन्ट' पढने का विचार हैं। रात में वर्षा होती रहो, मगर इस वक्‍त आकाश खुला 
है। आज रसोईघर में भी छुट्टी का दिन हैं । सब घर सुना-सुना-सा लगता है । वायु- 
मण्डल में गर्मो की ऋतु का आभास हैं । 

रात को मौन छोडने के बाद भाई बापु से कहने रूगे कि उन्हीकी पसद के उनके 
लेखो का एक सग्रह निकाला जाय । बापू बोले, “बह अच्छा तो होगा, मगर इस बारे में 
इतना काम हो चुका हैं कि अभी और न किया जाय तो भी चल सकता है । प्रभु कर 
रहा है । निर्मेल बोस का काम अच्छा माना जाता है । आनन्द ने भी खूब सेहनत की 
है । गुजराती में नगीनदास अमुलकराम के काम की पूरी कीमत नहीं आकी गई, मगर 
उस काम पर अपार मेहनत हुई है ४ 

भाई कहने लगे, “उस गुजराती सग्रह का बहुत-सा भाग अग्रेजी में नही आया है, 
इसलिए उसका अनुवाद होना चाहिए ।” 

भाई आजकल बहुत उत्साहित है । खूब काम करते है । बापू को इससे बडा 
सतोष है । यहा पर नियभितता की आदत पड जावे तो बाहर जाकर उनका काम बहुत 
आसान हो जायगा । 

१३-१६ सितम्बर ४३ 

इतने दिन डायरी नहीं लिख पाई। अच्छा नहीं लूगता था। एक अनुभव 

लिया है । सुबह बापू से पहले उठ जाती थी, सो घटस-डेढ घटा सुबह काम के लिए मिल 


हिसा के बीच जाहनसा ३२३ 


जाता था । एक द्विन तो ढाई बजे उठ गई । सुबह उठना बहुत जच्छा लूगता है । 


१७ सितम्बर ४३ 

आज सुबह नहीं उठी । इससे सुबह कुछ काम नहीं कर पाई । बापू की मालिश 

व स्नान के बीच थोडा समय मिला । उसमें कुछ पढा । दोपहर भी आज वहत कम 
काम हो पाया । 

, अम को वर्षा आई । वाहन खेलना बन्द हुआ । भोतर पिग-पौंय सेले । डा० 
साहब के घुटने में थोडा दर्द हैं । दो रोज पहले बहत खेले थे । उससे ऐसा हो गया । 
इसलिए बे थोडे दिन तो खेल ही नहीं सकते । 

कल से बग्म को कातने के समय कार्लाइल को किताब भाई बापू को पढकर 
सुनाते है । में उतने समय में कात लेती ह्‌ और फिर मनु को सिसताती हू । भाई को 
यह कार्यक्रम अनुकूल हैं। 
आज सुबह घूमते समय बापू मोरादहन के साथ इसेवेला डन्कन (580909 
7)ण7८४०) की बात कर रहे ये। उन्हे लगता था कि जिन पुरुषों के सम्पर्क में वह 
आई, उन्होने अगर उसकी निर्दोप बुद्धि की रक्षा की होती तो कौन जाने आज वह कितनी 
उन्नति कर गई होती । कुछ रुककर बोले, “मेरा यह॒दृढ मत है कि स्त्री जब भी गिरती 
है, उसे गिराने वाला पुरुष होता हू । पुरुष अधिकतर मेरे साथ इस विपय पर सहमत नहीं 
होते, मगर मेर। मत अचल है ।/ मीराबहन को यह पुरुषों के प्रति कठोर मत लगा, मगर 
लौटने का समय हो गया था, इसलिए चर्चा आगे चल नहीं सकी । 
रात को मालिश के समय भाई वापू से बोले, “/भाज सरकार की नीति का विरोध 
बाहर रहकर पुर्णत अहिंसा के द्वारा कंसे किया जा सकता है ?” बापू कहने लगे, अहिंसा 
के द्वारा ऐसा करने का सवते अच्छा रास्ता अनश्नन है । हजारो की सस्या में लोग ऐसा 
करेंतो चमत्कारी परिणाम आ सकता है, मगर इस रास्ते पर चलने वालो में भी पूर्ण 
अनासक्ति व अहिंसा और ईइवर में दृढ श्रद्धा होनी चाहिए ।” भाई ने कहा, “अनशन 
चाठिन है। लोग करना जुरूतो करें, मगर उस पर टिके रहना आसान नहीं है । इससे तो 
हाराकिरी ज्यादा आसान है ।” बापू बोले, “अनञन में ईब्वर को जेसा करना हो, बसा 
करने का मीका मिदता है। वह स्वाभाविव' और सीधी क्रिया है, इसलिए हाराकिरी से 
यह तरीका ज्यादा अच्छा हैँ ।” 
१८ सितम्बर /४३ 
परसो सरकार को तरफ से खबर आई थी कि मध्यप्रात की सरकार सनु को 
लछोडने का विचार कर रही है | अगर वह स्वेच्छा से रहना चाहे तो आज की वर्तो के 
मुताबिक रह सकती हैँ । मनु ने रहना पसंद किया । 
मीराबहन को मित्रो को पत्र लिसने की इजाजत मिलो हूँ । आज उनसे पुछवाया 
णया कि वे जिन्हें पत्र लिखना चाहती है, उनके नाम वताएं और कारण व्तावें कि 


रे२४ बापू की कारावास-कहानी 
हर 

उन्हे क्यो लिखना चाहती हे । नाम तो उन्होने पहले से हो दे रखे है । बापू का मत है 
कि ज्यादा कडा जवाब होना चाहिए । सोराबह॒न आज उत्तर तेयार कर लाईं, मगर 
वह काफो कडा नहीं था। अब दूसरा उत्तर लिखने का प्रय॒त्त करेंगी 

आज बापू ने सीताकल (शरीफा) के बीज बोए। पाच गड़ढे खुदवाए थे ४ 
तीन में दो-दो बोज बापू ने डाले और दूसरो में ड7० गिल्डर से डालने को कहा | पाच 
बोज बाकी थे । डाक्टर साहब ने तीत एक गड्ढे में और दो दूसरे गड़ढो में डाले। पानोः 
डालकर हम लोग वापस आ गए । महादेवभाईकी समाधि के चारो ओर भौः 
सोताफल बोने के लिए गड्ढे खुदबाए हे । " 

१६ सितस्वर “४३. 

सुबह खेलने के समय वर्षा हो रही थी । शाम को आकाश खुछा था। थोडा 
खेल सके । आजकल अधेरा जल्दी हो जाता है। महादेवभाई की ससाधि पर सवा 
सात बजे फूल चढाने आने का सुझाव कटेली साहब ने दिया हैं, क्योकि सर्पादि और 
दूसरे जग ली जानवरो का डर हैं। इसलिए आज बापू जल्दी फूल चढाने गए । 

कल शाम को से अपने तेल-चिनत्न के रय खोलकर देख रही थीं। कचरे में से 
लकड़ी का एक टूटा टुकड़ा भाई को मिला, उसी पर सेने एक पहुाडी चित्र बताया। सब- 
को तस्वीर खासी जची | पहाडियो पर का सध्या-काल का दृश्य है। चित्र बनाना 
भुझे अच्छा तो बहुत लगता है, परतु समय निकाल तो कहा से! मुझे अभी कितना 
सीखना है | कितना काम करना है ! 

२० सितम्बर '४डए 

सुबह साढे चार बजे उठी । सवा पाच तक लिखा । इतने में बापू उठ गए॥ 
प्रार्थना के बाद सो गई । आज बापु का भोन हैँ, इसलिए हमारी छट्टी रही । 

रसोईघर में मंने रोटी बनाने में एक घटा लूगाया। करू शाम को सिपाही .« 
मे रोटी नहीं बनाई थी, लेकिन आज बनाने को तैयार हूँ। उसको छुट्टी के रोज 
उसे रोकना मुझे ठोक नही रूगा, तो भी सुबह वह रसोईघर में ही रहा। उसने बताया 
कि उसने एक दूसरे सिपाही के साथ दूधी (घिया) का मुरब्बा बनाया और कमरे में रख 
आया हैं । शाम को मेने देखा तो मुरब्बे का चौथा हिस्सा भी नही रह गया था। बा ने 
सिपाहियो के जमादार से कहा, “सिपाही लोग बेचारे .. का मुरब्या खा गए होगे ए 
इस पर जमादार ने... को खूब डाटा कि उसने शिकायत को हूँ। बेचारा रोने 
जैसा हो गया । एक तो मुरब्बा गया और दूसरे डाट खानी पडी । 

दोपहर को मेने 'मून वॉयेज” (।७००॥ ए०५०४८) पुस्तक पूरी कर ली, शाम को 
चित्र पूरा करने गई, सगर अथेरा जल्दी हो गया। अधेरे में पूरा करने को कोशिश 

#फ्रासीसी लेखक जूल्सवर्न का उपस्थास, जिसमे पृथ्वी से चद्रलोक तक की 
यात्रा का वैज्ञानिक आधार पर काल्पनिक वर्णन आता हैं। 


हिंसा के बीच अहिसा 


श्छ 
नर 
नदी 


की ३ कल दिन में पता चलेगा कि वह सुधरा या विगडा | 
_ ०१ सितम्बर ४३ 
चित्नकारी का अभ्यास में सोमवार के दिन ही करती हू, मयर भाई कहते हे छि 
तस्वीर जल्दी पूरी कर तो अच्छा हो । मैने उनके पास से सुबह का वक्‍त लिया। वे बापू 
की मालिश सें गए । में चित्र बनाकर पौने बारह बजे लौटी । आाक'र जल्दी खाना पाया 
साफि रामायण में ज्यादा देर न हो । भाई ने बापू से जाकर कहा, “इसे रामायण न व'राइए । 
जल्दी खाना खाती हूँ ।” बापू को पहले से ही वुरा लूग रहा था कि' आज कार्यक्म तोडकर 
'चित्रकारी का अभ्यास करने को गई । खूब डाट पडी । बोले, अगर जाना ही था तो 
खुझसे पुछ लेना चाहिए था ॥” मेने गलती स्वीकार की । नतीजा यह हुआ कि रामायण 
केबल पद्रह ही मिनट हुई । 
२२ सितम्बर “४३ 
सुबह घमते समय बापू मीरावहन के साथ वातें करने लगे । मीरावहन बोलीं, 
“घपरकार आपकी अहिसा को पहचानती नहीं हैं। थोडी हिसा देखकर उसे रूगता है फि 
सब ईहसा-ही-हिंसा हैं। क्यो न हो, जाखिर आपको भी तो इतने वर्ष यह पहचानने 
में लगे कि हिसा के बीच अहिसा काम कर सकती हे अथवा नहीं। आप तो कहते ये कि 
जरा भी हिंसा हो तो अहिसा नहीं चल सकती ।” बापु ने कहा, “हा, अगर वह इस चीज 
को पहचाने तो उसका व्यवहार दूसरा ही हो । और मुझे देर रूगी, इसका मुझे अफसोस 
नहीं हूं * मेरे लिए तो यह मेरा स्वाभाविक विकास था। अन्य प्रकार से में इस तरह 
आगे चल ही नहीं सकता था। मुझे तो एक-एक कदम टटोलकर चलना हूँ न! नया 
रास्ता निकालना है, सो इसी तरह में प्रगति कर सकता हू ।” 
२३ सितम्बर ४३ 
आज सुबह ग्यारह व्जे स्तान-धर में म॑ नहाने के टव में खडे होकर फब्बारे के 
लोचे स्नान कर रही थी। पैर में सावुन ऊगाया था। इससे फिसली और टव में गिरी । 
सिर टव के किनारे पर लगा | घडी भर बेसुध-सी रही, मगर ठढा पानी तो ऊपर से पड 
ही रहा था, इसलिए होश में आ गई । पर उठा नहीं जाता था। सिर में खूब चोट भाई 
थी। मुश्किल से सावुन घोकर कपडे पहने और आकर वा की खाट पर सो गई। किसी 
की आवाज सहन नहीं होती थी, इसलिए भाई के कमरे में दरवाजें बन्द करके दिन भर 
पडी रही। दिमाग को चोट रूगी थी। उठने या चलने से या आवाज से तकलीफ होती 
थी। बोलना तो बहुत ही बुरा रयत। था। थोडी और चोट आई होती तो खोपडी 
पफूट गई होती और में चल दी होती । बापू का जन्म-दिन विगडता । 
शाम को हिम्मत करके उठी और कतरनो में कुछ पचिया लगाई । पीछे बहुत 
ही घीरे-धीरे चली । आवाज से सिर में धक्‍क्ता-सा छूयता था। रात को प्रार्पना में भी 
अहँँ बैठ सकी । नींद अच्छी आई । 


* ४७9 : 
जेल में बापू का दूसरा जन्मदिन 


२४ सितम्बर “४३ 
आज भी पडो रही और दोनो वक्‍त की प्रार्थना में नही बेंठी । खाने को उठी ॥ 
बाद में कतरतों का काम किया । रसोईघर का काम देखा । पढना-लिखना वगेरा 
कुछ नहीं किया । मगरूवार की रात को हम लछोग विचार कर रहे थे कि बापु के जन्म- 
दिवस के उपलक्ष्य में क्या करना चाहिए । अ।ज भाई कहने लगें कि हम सब धर्मो वा 
एक' मदिर बनाकर उसे अच्छी तरह सजावें। मेने इसमें जोडा, “और हम सब धर्मों के 
प्रतिनिधि बनकर बापु का साल-मुबारक कहने जावें । उस मदिर में बापू के दीर्घायु होने 
की प्रार्थना करें।” भाई को यह पसद न था। वापू को किसी तरह की कृत्रिमता पसन्द 
नही है और अभिनय से अरुचि है । मीरावहन आदि खेर रहे थे। मेने मीौरावहन से 
जाकर बात की । वे कहने लूगों, 'धामिक चीज यानी प्रार्थना आदि के साथ अभिनय 
की चीज को मिलाना मुझे अच्छा नहीं लगता । अगर कुछ देझ्ो के नेंताओ वगेरह की नकल 
हो तो ठीक हैं ।” मंन्रे कहा, “तो ऐसा ही कोजिए । ड7० गिल्डर को स्टालिन और कटेली 
को रूजबवेल्ट बनाइए । आप स्वय च्याग काई-डोक बनिए ।” वे बोलों “तुम मेडम च्याग' 
काई-शेंक बन जाओ। उसका भी तुम्हारी तरह छोटा कद हैं और बाल कटे हुए। 
प्यारेलाल को चचिल बनना पडेगा । वही एक मुछकटा हैं ।” “मगर वे सब लोग मोटे 
हैं। हमसे ऐसा सोटा कैसे बना जाए ? सब अपने-अपने काम का विचार करें ।/ यह 
कहकर में साढ़े दस बजे छोटी । 
दूसरे रोज भाई बोले, “मुझे तो अभी भी यह नहों जचता । में सीरावहन से बात 
करूगा ४ भमीराबहन से उन्होने बात की तो उन्होने सब धर्मो के सदिर की बात पसद 
की । भाई ने कागज का सदिर बनाने को कहा, पर मीरावहन ने मिट्टी का बनाने का विचार 
किया । सब धर्मो के प्रतिनिधि भी बापू को साल मुवारक कहने आए । मदिर में प्रार्थना 
करने हम लोग न जावें, यहु उनकी सलाह थी। भीराबहन कहने छूगी, 'सुशीला को 
फाक और टोपी पहनाकर पारसी लूडकी बनावेंगे। में सिख बन जाऊगी, डा० साहब 
पठान, प्यारेलाल क्रिश्चियन ओर मनु हिन्दू साधू ।” 
मनु के वाल लम्बे होने के कारण आखिर उसे हो पारसो लडकी बनाने का विचार 
किया गया । मुझे रोमन कैथोलिक साधु और भाई को मद्रासी ब्राह्मण बनाने की सोची । 
भाई की नापसदगी जारी थी। कहने छूगे, “मुझे तो अच्छा नही लूगता। करना ही है तो 
मुझे छोड दो ।” में चुप रही । श्ञाम को मीरावहन मुझे बुलाकर ले गई और क्या करना; 


है 


नव िलनजिल नी तल न ललज डक" 


जेल में वापू का दूसरा जन््दिन ३२७ 


चाहिए, यह सोचने लूगीं। मेने कहा, “भाई से पुछ छो तब पोछे कुछ तय करेंगे ।” 
रात को में वेठी अखबार पढ रही थी । भाई जल्दी सो गए थे । मुझे कल और आज 
दिन भर सोने के कारण रात को नौंद नहीं आ रही थी । इतने में मौराबहन आकर बातें 
करने लगीं । उनके हाथ में दर्द भ्रभी तक होता है । आज ज्यादा था । बोलीं, “वह 
विद्येषज्ञ चला गया हैं । दो चार वार और कसरतो वाला इलाज करता तो मेरा हाय 
अच्छा हो जाता ।” मेने कहा, “डा० गिल्डर से क्यों नहीं इलाज कराती ?” कहने रूगीं, 
“नहीं, इन्होने ऐसा काम किया नहीं है । उस विशेषज्ञ का गुण तो उसीके साथ गया । 
मीराबहन को डर है कि कहीं गर्दन उत्तर (त॥0८७८) न जाए ।” सेने कहा, “गणपति | 
के दिन हे । हाथी का सिर तो यहा नहीं मिलेगा, मगर किसी बकरी का पसद कर लो 
तो बह लगा देंगे ।” « 
आज पता लगा कि मीराबहन को सचमुच यही डर है । मेने समझाने की कोशिश 
की कि डरने की आवश्यकता नही है, पर उन्हे सत्तोष नही हुआ । बोलीं, “आखिर गर्दन 
तो मेरी है । में कोई खतरा उठाना नही चाहती ।” 
। २५ सितम्बर “४३ 
आज भी सुबह प्रार्थना में नही उठी। रात को नींद बहुत देर से आई थी । 
साढे तीन बजे वा को बडी खासी भाई थी, तब उठी थी । उसके बाद अच्छी नीद आई, 
सो सुबह तक सोती रही । सुबह भाई फिर कहने लगे, “स्वाग भरले में में भाग नहीं लेना 
चाहता ।” मीराबहन से भी यही कह आए । मेनें समझ लिया कि यह प्रस्ताव अब गया । 
पारसी कपडे मगाए थे, सो छोटा दिये । भेजकर आ रही थी कि मीरावहन ने मुझे बुलाया । 
कहने लगीं, “पुरा स्वाग हम करेंगे !” सेने कहा, “मेने तो कपडे लौटा दिये ॥” बोलो, 
“वापस मगवाओ ।” मेने कहा, अब आप हो सगवाइए ।” उन्होंने जाकर मगाए । 
फिर अपनी एक सलवार डा० साहब को दी । उन्होने एक सफेद कुर्ता, ऊपर से वास्कट व 
चेक' का एक लम्बा कोट पहुना । भाई ने पगडो बाघ दी । डाक्टर साहब सासे पठान 
बन गए। मीराबहन ने डा० साहब की पतलून, लाल कुर्ता, सफेद कोट और अपने ओढने 
की लह रियादार पगडी पहनी । कोट के ऊपर की जेब में रेशमी रूसाल वाहर झाक रहा था । 
भाई नें मेरे कटे बालो की दाढी बनाकर उन्हे दी। पेस्टिल रग से मूछ बनाई । बस, 
दयालूसिह कॉलेज व। सिख जवान तेयार हो गया । उसी तरह से अकड कर चलती 
थी। हसते-हसते हमारे पेट में वल पड गए। मनु को पारसी कपडे पहुनाये गए। मेने 
मीरावहून का एक लम्बा काला-सा ऊन का चोगा पहना । कमर में रस्सी बाघी । पेस्टिल 
से कुछ नई जमती हुई दाढी-मूछ मीराबहन ने बना दी । खिस्ती साधुओ के जत्थे में दाखिल 
होने वाला नया नवयुवक तैयार हो गया । भाई आज तंयार नही हुए । 
फंसला किया गया कि नवयुवक साधु एक गुलदस्ता और ईसाई घम फलाने की 
किताबें भेंट करे। पारसी लडकी फल दे। सिख जवान हुलुवा और मिठाई तथ्य पठान सूरी 
मेवा और मद्रासी ब्राह्मण नारियल व नीबू भेंट करे । 


डे२८ बापु की कारावास-कहानी 

कद कंदियो को देने के लिए बेसन की मिठाई और चिवडा सेने और सनु ने सि 
कर बनावा। बहुत थक गईं। रामायण पढी। बापू ने बाइबिल पढी और सेने सुनी । सुनते 
सुनते कतरनो का काम भी करती रही । दोपहर सो नहीं सकी सो साढे तीन बजे सो गई। 
डर था कि आज रात को जागना ही होगा, इसलिए दिन में जो नीद न ली तो काम 
बिगडेंगा । शाम को घुमते समथ बापू कहने लगे, “पिछले साल तुम क्रोग रात भर जागे 
थ, इस बार सत जागना ४ भाई कहने लगे, “बापू, सारा साल आपका,एक रात हमारी १४ 
मेने कहा, “बापू, कल के कंपर्यक्रम का निशचय कर ले।” कार्ग्रेकस की बात के सामने और 


, बाते दल गईं । 


आज शान्तिकुमारभाई के यहा से सामान आया। बापू की तीन घोतिया, हाथ 
योछने के दो रूमारू, एक छोटा रूमाल और एक नारियल । नारियरू पर स्वस्तिक का 
चिह्न था और उसे एक पीली पगडी पहनाई हुई थी। साथ में सुदर सूत का कता एक 
हार था। 
रात को भाई ने जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट के नामएक खत लिखा ।डा० गिल्डर ने 
उठते टाइप किया। दोनो ने मिलकर सबके नये नाम रक्खे । भाई ने सबके विज्ञिटिंग काई 
तेघार करने का काम अपने ऊपर लिया । 
दोपहर मेने सिपाहियो और कैदियों के लिए थालियो में मिठाई रखी । रात 
को समीराबहन, मनु और डाक्टर साहब की भेंट के लिए सामान तेयार कराया। भाई ने 
बरामदे में इलोक लिखे। मीराबहन ने दोनो किनरो पर रेखाएं खी चीं । सेने उन पर 
रागोली डालकर उसे पुरा किया। पहले सफेद रागोली से इलोक लिखना आरम्भ किया, 
मगर सफेद सगसरमर पर वह अच्छा उठता नहीं था। मीराबहन ने कुछ कुकुम, कुछ गुलाल 
और सफेद रागोली, सब मिलाकर बहुत सुन्दर हल्का तरब्‌ जी रग बनाया। मेरा काम रत 
के दो-ढाई बजे पुरा हुआ । डेढ बजे मोराबहन आईं। मेरे लिए अभी तीन लाइनें और 
आखिर का 3# पुरा करना बाकी था। इसलिए मीराबहन 5४ बनाने रूगीं। उन्हे पौन 
घटा लगा होगा । उतने समय में संने तीनो लाइनें करीब-करीब पुरी कर लो । 
दो-तीन शब्द रह गए थे । पूरा करके हम लोग सोने को चले । ढाई बज 
चुके थे । 
बरामदे की सजावट पूरी हुई तो इस तरह को थी--नी छी पेन्सिल के निशान सफेद , 
रागोली के थे, स्पाही के निशान तरबूजी रागोली के, लाल पेन्सिल के निशान 
गलाल के। 
बापु के कमरे की तरफ से शुरू करके पहले कमल का-सा आकार बनाया, 
फिर लिखा; 
सत्यमेव जयते नृतम्‌ 
जीवेम शरद झशतम्‌ 
पह्येमभ शरद. शतम 


क्र 


जेल में बापू का इसरा जन्मदिन 


4) 
नर 
(र? 


श्रुणयाम शरद शतम्‌ 
अददोनास्याम दरद शतम्‌ 
प्रशव्ताम शरद शतम्‌ 
भूयरच शरद शतात्‌ 


असतोमा सद्गमय 
तमसोमा. ज्योतिर्गमय 
मृत्योर्माइमृत गमय 


अत में 5& और स्वस्तिक के चिह्न अकित क्ये। बापू घमनेंको निकले 
लब सामने से यह सब पढ सके, इस तरह लिखा था। 
२६ सितम्बर “४३ 
सवेरे पाच बजे बापू ने मुझे प्रार्थना के लिए उठाया । बापू को प्रणाम करये 
शआरर्थना की तैयारी की । मनु प्रणाम करना भूल गई । प्रार्यना के लिए सब लोग बंठ गए, 
सब मेने उसे याद दिाथा। वह समझती थी कि जब हार देंगे तभी प्रणाम भी करेगे । 
जब मेने कहा तब भागी-भागी गई । बापू खाद पर लेट गए थे। वहाँ जाकर प्रणाम कर 
ञआाई। 
* साढेछ बजे डा० गिल्डर उठे । विज्ञिदिंग कार्डों पट नाम दाइप करना बाकी 
था। भाई रात में नहीं टाइप कर सके, क्योकि आवाज होती थी । मेनें डा० गिल्डर 
को टइप करने को कहा । उन्होने तैयार कर लिया । 
सात बजे कटेली साहव आए । वे पारसी पगडी और रूम्बा सफेद कोट पहने 
थे । , एक सुन्दर, हाथ के बने बटुवे में ७५५) रु हरिजन-फण्ड के लिए बापू - को भेंट 
किये और प्रणाम कर गद्गद्‌ कठ से कहने रूगे, “बहुत जीओ और आपके मनोरथ सफल 
हो । आपकी फतह के लिए में दुआ करता हू ।* 
सुदर दृश्य था डाक्टर साहब ने खत तंयार करके मुझे दिया और मेने कठेली 
साहब को दे दिया। उसमें बापू को उनके जन्म-दिवस पर बधाई देने के लिए भेंट करने 
'की सरकार से आज्ञा सागी थी । 
जल्दी से चाय-दूघ पीकर हम लोग अपने-अपने कपडे पहनकर चले और डाइ- 
पनेय रूम के खाली हिस्से में जा बेठे । कटेली साहब बापू के पास खत लेकर गये । बापू ने 
ओहमानो से मिलने आने में थो डी देर रलूगाई । मुझे डर छूगा कि बापू को कहीं यह सब ना- 
पसन्द न हो । मगर बापू तो अपना कास पूरा करके उठना चाहते थे, ताकि सीधे घूमने 
को जा सके । वापु आकर खडे हुए। हसते-हसते-बोले, “आप लोगकहां से आए है ?” 
पहले जेरबाई (मनु) बेठी थी । वह अपनी फल की टोकरी लेकर उठी ओऔ० बोलो, 
</महात्माजी, साल सुवार॒क़ ।7 उसके बाद ब्रदर लॉरेस (में) बेठे थे । वह अपना गुरूदस्ता 
और साउण्ट आव ब्लेसिग्स' भेंट करते हुए बोले, “भगवान करे, आप दीएयू हो ।” 


बज थम 


प्रीछे रामाचुल्लू ना स्वृद्रीपाद (भाई) बेठे थे । अपने नारियल और नीबू की भेंट लेकर । 


न्‍् 


३० बापू की काराबास-कहानी 


कोखतो” पहले बंठे थे। मह्याली भाषा का अभिनय करते बोलते हुए बापू के सामने छेट 
गए और साप्टाग प्रणाम किया और भेंट दी । फिर सरदार शमओेर सिह (मीौरावहन), 
मिठाई का थाल भेंट करते हुए सत्‌ श्री अकाल' बोले और आखिर में सरदार सिकदर- 
अकवरखान (डः० गिल्डर) सु्खे सेवी और सेवो की टोकरी लेकर आगे आए । बोले, 
“तीडा माक्षे सलग बाबा १” और हाथ मिलाया । सब लोग हसते-हसते लोट-पोट 
हो रहे ये । बापू ओर वा भी बहुत हसे । बापू कह रहे थे कि सबका भेस सम्पूर्ण था। 

बापू मेहमानों को साथ लिये महादेवभाई की समाधि की ओर चले। नोचे 
उतरे तो सिपाहियो की कोठरियों के पास आने पर कटेली साहब ने जोर से पुकारा, 
“जमादार किधर हूँ ?  बेचारा .. तेयार नहीं था। उन्होने फिर पुकारा, 
“जमादार किधर है ? बाहर के आदमियो को कंसे आमने दिया ?”. , आखे मल्ते- 
मलते जल्दी से कपडे पहनक्‌र निकला। श्री कटेज़ी उससे फिर बसे ही बोले । उस वेचारे 
का चेहरा देखने लायक था। पीछा पड यया। इतने में सब लोग हस पडे। बाद में 
कह रहा था कि उसने डा० साहब और मीरावहन को तो बिलकुल ही नहीं पहचाना ॥ 

समाधि पर फूलो का एक हार महादेवभाई की तरफ से बापू को पहनाया। 
फूल चढाकर और प्रार्थना करके वापस लौटे । मीरावहन अपनी बक रियो को सजाने; 
लगी । में और मनु ऊपर आए । कपडे बदले । मुझे तो वह ऊन्ती पोशाक बहुत चुभ रही 
थी। वकरियो के लिए बिस्कुट छेकर नीचे गए। सब बकरियो को हार भी पहनाए 
गए थे । अच्छी दिखती थीं । तीन ने बिस्कुट खाए। बाकी को बिस्कुट पसद न थे। 

बापु ने कहा था कि आज सेलना जरूर चाहिए । जालो रूगवाकर हम लोफ 
बेड मिन्टन खेल आए । 

आज वा ने बापु के हाथ के कते सुत की छाल किनारी की साडी पहनी । मनू 
बता रही थी कि जब सेवाग्राम से वह जाने छूगीं तब बा ने उससे कहा था, “यह साडी 
जानकीबह॒न के यहा रख दो । यहा कहीं जब्ती वगेरह हो तो यह सुरक्षित रहे । मरते 
समय यही मेरी देह पर हो । 

मतु ने और मेने भी छाल किनारी की साडी पहनी । अच्छा छूगा । 

घूमने से लौटकर भाई और डा० गिल्डर ने बापू की मालिश की । मेने कंदियो 
के लिए खाना पकवाने का सामान निकाला । फिर सुबह जो मिठाई आदि आई थी, वहू 
सम्भाली । बापु के लिए बाजरे को खिचडी चढाई । 

बापू ने कहा था, 'दिखों, ऐसा न करना कि हम लोग स्वाद के चक्कर में पड 
जाए । हमें तो ऐसा कार्य करना है जिससे यह्‌ जाहिर हो कि हम असलियत में बगाल के 
भूखमरे लोगो की चिपदाओ में हिस्सा बटा रहे हे !” सो यह तय हुआ कि हम सेब लोग 


* आढने का वस्त्र जिसे ट्रावनकोर की यात्रा में इस्तेमाल किया था। 
| पठान अभिवादन, जिसका गाव्दिक अर्थ है, आपको कभी थकान न हो 


में यो डी-सी 
सब्जी भी डाल दी। वा, मीराबहन और मेने उसीमें से योडी-योडी ले ली । मनु 
और भाई ने कैदियों वाला साना खाया। मेने और डा० गिल्डर ने भी कढी चप्नी । 
उसमें बहुत मिर्च थी ।  « 

बापू स्नान करने निकले । उस समय हम लोग अपने-अपने सुत के हार तैयार 
कर रहे थे। एक वापू के लिए और दूसरा वा के लिए । हारो के नीचे 
एक-एक फूल लगाया और गुल्यलू के ७५ टीके । साढे ग्यारह-पौने वारह दजे सब तैयार 
होकर गए । डा० गिल्डर' से स्वतन्त्रता के दिन, राष्ट्रीय सप्ताह आदि के अवसरो पर 
जो सुत काता था, उसका एक छोटा-सा हार बनाया । पहले वा ने बापू के टीका छगादार 
हार पहनाया, फिर डा० ग्रिल्डर, मोराबहन और कहठेली साहब ने फूलों का हार 
पहुनाया, फिर भाई ने । आखिर में सेने आर मनु ने बापू और वा के टीका किया और हार 
पहनाया । 

डा० गिल्डर और कटेलो साहब भी पीछे टीका करने आए और वा के लिए 
चप्पल, रूकडी का चम्मच और काटा, अपने यहा के पेड के नारियल और गुड और गेल 
की एक-एक कटोरी लाए थे। उनके फूलो के हार बहुत ही युन्दर थे । एवा चन्दन 
की माला भी लाए थे। वापु और वा फलो के ढेरो में बहुत ही सुन्दर दीख पडते थे । 
सुबह ज्ञातिकुमारभाई के यहा से फूलों की टोकरी आई थी। रघुनाथ भी बाहर 
से फूल लाया था । भोरावहन ने कमरे में उन्हें सजाया । सिपाही लोग तोरण सबेरे ही 
बाब गए थे। कमरा महक रहा था । 

इसके बाद प्रार्थना में बेठे । पहले (ओ गॉंड आबर हेल्प इन एजेज पास्ट' गाया । 
किर 'मूक करोति वाचाल', ईशावास्प मिठ सब, अग्नेनय सुपया राये अस्मात्‌, त्वमेव 
माता च पिता त्वमेव', असतो मा सद्गसर्या आदि इलोक” गाए। 


१ 4९ 
4 
रत] 
न 
नग्न 





+(१) अग्ने नय सुपथा राये अस्मान 
विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌। 
युयोव्यस्मज्जुहुराणमैनों 
भूयिष्ठा ते नम उर्क्ति विवेम॥ 

'मव मार्गो के जानने वाले हे श्रग्निदिव | जिस रीति से हमे (अ्रपने) ध्यय 
की (निब्चित) प्राप्ति हो, उस रीति से, तुम हमे अच्छे रास्ते ले चलो । हमसे हमारे 
कुटिल पापो को अलग कर दी (मि्टी दो) । हम तुम्हे वार-बार नमस्कार करते ह !' 

(२) & असतो मा सद्गमय | तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा $ मतगमय ॥ 

हे प्रभो ! मुझे असत्य से सत्य मे छे जा। अवबेरे से उजाले में रू जा। मृत्यु 
से अमरता में ले जा । 


ल्‍् 


श्३२ बापू की कारावास-कहानों 


इलोको के पाठ के बाद 'अउज अविल्ला' और “वेष्णवजन तो तेने कहिए' गाये 
ओर राम-घुन चलाई । सब कुछ भरी प्रकार सम्पन्न हुआ । तब बापू को खाना खिलाया। 
'बा भी बेठ गईं। दोनो ने साथ खाया। खाने के बाद सिपाही हार पहनाये आए। 
सब्रको एक-एक सतर। और एक-एक मोसम्बी दी । इतने में कैदियों का खाना आया । 
खिचडी, कढी, सब्जी और एक-एक मोसम्बी सबको दी । पीछे हम लोगो ने खाया । 
पोने दो बजे लेटी, सगर नोद न आई । ढाई से सरढें तीन तक काता । सृत उतारकर 
कतरनो के काम में बेठ गई । आज सबका सकलप था कि सब लोग मिलकर पिया 
चिपकाने का काम पूरा करें । साढे चार बजे बापू ने बाइबिल पढी । मेने सुनी । 
पाच बजे केदियो की चाय तेयार हो गई । सबको बेसन की सिठाई, चिवड़ा, 
गाठिया,* नसकीन सेव और चाय के दो-दो प्याले दिये। सिपाहियो को मिलाकर ३२ 
आदमी थे । इन्हे भी खिलाया । साढें पाच बजे कतरनो का काम पुरा हुआ। 
बापू को दूध दिया और हम लोगो ने खाखरा, दूध तथा फल खाए। इतने में 
वर्षा आ गई । खेलना तो हो ही नहीं सकता था । 
मीरावहन शाम के चार बजे से मिट्टी का सार्वधामिक सदिर बनाने में रूग़ी 
थीं। भाई भी सदद कर रहे थे। दोनो घूमने नहीं आए । आठ बजे घुृमकर लौटे 
तो बापु के कमरे का दरवाजा बन्द था । वहा सदिर सजाया गया था । लकड़ी के एक 
पट्टे पर गीली मिट्टी की तह जमाकर उसके ऊपर एक तरफ सस्जिद, एक तरफ गिर्जाघर 
और बीच में महादेव का समदिर बनाथा था । उसके पास ही सरकण्डो के छिलको का 
सण्डप बनाकर उसके अदर पीले कनेर के फूलों से अगियारीर का स्थान बनाया 
था । सामने बगीचा । फूलवाली छ-छ' नौ-तो इच की छोटी टहुनियो 
को गीली मिट्टी में गाडकर वगीचा बनाया था । आटे के छोटे-छोटे दीपक बनाकर 
उनमें घी की बत्तिया सामने और दाए-बाए रखकर जलाई थी । बापू प्रार्थना के 
लेए भीतर आए तब बिजली बन्द थी । वहा छोटे-छोटे दीपक जल रहे थे । पीछे की 
तरफ जगली झाडियो के गमले और सामने दोनो तरफ फूलो के गमले थे। सुन्दर 
(३) त्वमेव माता च पिता त्वमेव, 
त्वमेव बबुइ्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविण त्वमेव, 
त्वमेव सर्व मम देवदेव ॥ 
'हे देवो के देव' तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरा भाई 
है शौर तू ही मेरा मित्र । तू ही मेरी विद्या हैं, तू ही मेरा घन है 
और तू ही मेरा सब कुछ है ।' 
#ब्लेसन की बनी नमकीन । 
|पारसियो का पूजा-गृह । 


जेल में बापू का दूसरा जन्मदिन ३३३ 


दृश्य था। कमरे के बीच-सामने फूलों का ४“ और उसके दोनों तरफ फूलो के पु 
स्वस्तिक बने थे । जितने फूलो के हार इत्यादि आए थे, वे दीवारों पर लटका दिये गए। 
कमरा फूलो से भहक रहा था । बडा अच्छा रूगता था । प्रार्यत्रा में पहले छंन भाइ 
सर्वे दि वण्डरस क्रॉस गाया गया, फिर हमेशा की तरह प्रार्थना हुई । हरि ने भजता 
हजी कोई नी लाज जती नथी जाणी रे! भजन गाया। मीरावहन ने गोपाल राधेदहृष्ण 
गोविन्द गोविन्द गोपाल' की धुन चलाई प्रार्थना के वाद बापू की सिर-पैर की मालिश 
इत्यादि करके सब लोग सो गए। बहुत थके थे । 
२७ सितम्बर “४३ 

सुबह उठकर कल का बनाया हुआ दृश्य देखा तो विचार आया कि स्वप्म-चित्र 
की तरह यह सब विलीन हो जायगा । उसकी स्मृति को स्थायी कंसे बनाया जाय, यह 
सोचते हुए भाई मुझसे कहने लगे, “इस मदिर की एक तस्वीर दनाओ ॥” म॑ अपने तेल 
वाले रग और बुर्श लेकर बेठी ओर सवा ग्यारह तक काम किया । फिर बापू का खाना 
'लाने को गई । दोपहर कुछ अखबार देखे, कुछ पढा, डायरी लिखनोी शुरू की । 
समय बीत गया-। 

शाम को वा के साथ प्रार्थना के बधद रामायण का आर्थ करके मेने गीताजी के 
इलोको का अर्थ किया । 

आज मुझे बुखार-सा लगता था, इसलिए जल्दी सो गई । 

सुबह हम लोग वापु के कमरे से फूछो के हारो और गुलदस्तो क। ढेर महादेव- 
भाई की समाधि पर ले गए। खूब सजावट की। सुन्दर दृश्य था । 


२८ सितम्बर “४३ 
सुबह साढे ग्यारह व्ज तक मेने चित्रकारी की । डा० गिल्डर की तबीयत अच्छी 
न थी, इसलिए बापू की मालिश भाई ने और मंने की। पौने दस दजे तक बःपू के कमरे 
में वा की मालिश होती है । कमर बन्द रहता है । उसके बाद ही चित्रकारी ही] सकती 
है! 
दोपहर बाद मनु को मेने अग्रेजी सिखाई। कुछ स्वयं पढा और कुछ कतरनो 
का काम भी किया । 
आज सुबह कलक्टर और डा० शाह ने मदिर देखा । कलक्टर ने कहा, 
“मेरे खयाल में ये फूल इसी बगीचे के है” डा० शाह देखकर खुश हुए। 


२६ सितम्बर ४३ 

आज मसदिर मीराबहन के कमरे सें चलाए गया । साढ़े नौ बजे चित्रवपरी 

करने बैठी और साढे ग्यारह बजे तक की । वाकी दिन का कार्यक्रम हमेशा जेसा ही रहा। 
शाम को अधेरा जल्दी हो जाता हे । कल कटेली साहब ने बापू को सूचना की 


ह३४ बापु की कारावास-कहानी 


कि घूमने को सात बजे निकलें ताकि पौने आठ बजे वापस आ सकें । कल डा० साहब 
खेलने का समय पाच से छ बजे का करने को कहते थे । पहले तो मेने इन्कार किया। 
'साढे पाच ब जे बापु को खाना देना होता है और पाच से साढ़े पाच तक उनके पास पढ़ना, 
मगर बापु को पता रूगा तो उन्होने आग्रहपूर्वकं पाच का समय रखने को कहा। बापु 
शाम को साढ़े छ बजे का्तेंगे। उसी समय पढने का ऋम रखा जायगा। खाना वे 
पोने छ बजे छेंगे। में पौने छ बजे वापस आ जाया करूगी, यह तय हुआ। आज पाच 
बजे खेलने को गए । नीचे कोर्ट गीला था। ऊपर बरामदे में खेले । 
बापू का खाना पौने छ बजे हुआ और कातना साढे छ से सात तक । सात बज 
वे घूमने चले गए । पौने आठ से सवा आठ तक मेने भाई के साथ इतिहास पढा । प्रार्थना 
के बाद अखबार इत्यादि देखें। बैठी थी कि जोर से आधी, तुफान और वर्षा आई। 
बाहर पडे हुए सब बिस्तर अन्दर लाने पडे । सब लोग अन्दर ही सोए। मच्छरों ने 
सबको खूब हैरान किया । 
आज अवन्तिकाबाई गोखले के यहा से बापू के लिए दो जोडी घोती आईं । 
खापु कहते थे कि जरूर आवेंगी । आज तक वे इसमें कभी चुकी नही हे । 


३० सितम्बर “४३ 
आज भी सुबह साढे ग्यारह तक चित्रकारी की । कल बापू ने कहा था कि 
एक दिन से ज्यादा ओर समय चित्र के लिए नहीं मिलेगा, मगर से पुरा नहों कर पाई । 
बापू से पूछकर कल उसे पुरा करने को इजाजत ली हैँ। चिन्नकछा ऐसा काम हूँ कि 
इसे उठाओ् तो दूसरा कार्यक्रम अस्त-व्यस्त हो जाता हैँ। सुबह का सारा वक्‍त इसमें 
चला जाता हैँ । 
दोपहर को आज मनु को परीक्षा थी। कल उसे प्रइदन लिखाए थे । आज उसमे 
उत्तर लिखे और मेरे पीछे पड गई कि अभी देख दो । मेने रात को प्रार्थना के वाद देखा । 
वाक्य बनाने वाला प्रश्न उसने बहुत खराब किया था। दूसरे अच्छे थे। दिन भर से 
शोर मचा रही थी-- मे फेल हुई तो रात को पढा कछंगी ।” उसकी आाखें कमजोर हे, 
इसलिए रात को पढने से बापू मना करते हे । 
मनु पास हो गई, तो भी रात में पढने की इजाजत बापू से मागने लगी । मगर 
बापु कब इजाजत देने वाले थे। रात को दिलरुवा बजा सकती हूँ, इतनी इजाजत 
उन्होने दी । 
दिन का कार्यक्रम कल के जेसा चला। भाई के साथ शाम को इतिहास पढा। 
श्रार्थना के बाद अखबार देखे । सोने को बहुत देर हो गई। नींद आने में ओर देर लगी । 
साढे बारह बजे के बाद सो सकी | बुरा रूगा । हि 
१ अक्तुबर '४३ 
सुबह चाय के समय कठेली साहब कहने रूगे, “२२ अक्तूबर को डा० गिल्डर 


नें बापू का दूसरा जन्मदिन स्च्ण्‌ 


का जन्म-दिन हूं। उस दिन क्या करना है ?” दो विचार मुझे आए। उनमें से एक नो 
चाद में रह हो गया और दूसरा स्वेटर तेयार करने का अभी हैँ, सो अच्छी उन मिल्दो तो 
सैयार करेंगे । 

आज मने पीने वारह बजे तस्वोर पुरी की। भारी बोझ सिर पर 
पफेर दोपहर को बेठकर डायरी पूरी की । 

अब दो अक सोशल बेलफेयर' के और एक मिडिकल जर्नल' पटने को है। 
फिर पिछडा हुआ पढने का काम खतम हो जायगा । 

कल गाम को भाई पृथ्वीचन्द का पत्र आया | उनकी पत्नी की म 
लिखा था कि उन्होने सरकार को तार-पर-तार दिये, पर समय पर न 
'पत्नी की मृत्यु के बारह दिन बाद पेरोल पर छोडे गए। हिन्दू स्त्री के लिए मृत्यु 
से पहले पति का दर्शन बडी चोज़ हँ । बहुत करणाजनक घटना है। भाई पृथ्बीचद 
“बडे अज्ञात हुं । हम उन्हे पत्र भी नहीं लिख सकते । जाखिर शाति देने बालू भगवान्‌ 
हीतोहेन-। 


७ छ। १ 


थी 


त्युहोग 
ग्रेड 


जाद! 
] 


0 


हि हि 2 


२ अवनबर ४३ 
आज महादेवभाई को गए दूसरे वर्ष के छ हफ्ते पूरे हो गए । 


अवतूबर *४३ 
सुबह वहुत-से फूल तोडे थे, मगर में पहुची तबतक बापू ने प्रार्थना शुद्ध करवा 
वो थी । उनके कहने से फूल वापस ले आए । शाम को फूलों की चार थालिया समाधि 
पर लेकर गए। वा कहने लगीं, “शकर भगवान्‌ से कहना कि प्रसन्न हो और हमें जेल से 
प्रनिकालें।” वा हमेशा महादेवभाई की समाधि को महादेव या शव'र भगवान्‌ का मदिर 
है । आज समाधि की सजावट बहुत सुन्दर हुई । 
कल दोपहर को मंने खाने के कमरे का सामान ठोक कराया । वह कमरा सामान 
का रूगता था। सरोजिनी नायडू के समय में सजा रहता था, बाद में कटेली साहव ने 
कुछ सामान वहा रखवा दिया । इससे कमरा भद्दा रूगने छगा। आज सब सामान 
जब ठिकाने रूगवाया तो कमरे की शकल बदल गई । 
अभ्यास वगेरह फिर से नियमित शुरू हुआ है। अच्छा लूगता है । लिखना 
करू से शुरू कर्गी । 
४ अक्तूबर “४३ 
आज मेने मालिश से छुट्टी लो । सुबह इतिहास पढा। दोपहर सारा समय 
सस्क्ृत-व्याकरण पढती रही। जाम को कतरनो का काम करने और कातने के समय 
भाई प० जवाहरलालजो की “ग्लिम्प्तेज आव वल्ड हिस्ट्री| (विज्व इतिहास की 
झलक) पढकर सुनाते रहे । कार्लाइल की किताब लाइब्रेरी से फिर से निकालने के 
लिए कहा है । 


३३६ बापु की कारावास-कहानी 


रात को अखबार आदि देखें । 
५ अक्तुबर “४३ 
सुबह प्रार्थना में पौने छ बजे उठे । पीछे सोने का सवाल ही नहीं था । 
बापू की मालिश के बाद इतिहास पढा । दोपहर एक घटा डाक्टरी अभ्यास 
किया और आधा घटा अखबार पढा। बापू अपनो कतरनो के कस में लगे हैं। भाई को 
अब यह बहुत अखरता हूँ । 'बापु का समय क्‍या ऐसी चीजो में रूगने देना ठीक है ?! 
यह सचाल उन्हे सताता है, मगर बापु अब उसे छोडने को तेयार नहीं। आज मेंने 
पुछा, “इन कतरनों पर इतनी मेहनत होती है। इनका उपयोग कितना होगा २” 
बापू कहने लगे, “यह तो तुम छोग जानो । प्यररेलाल तो उपयोग करेगा ही । मे नही 
करने वाला हु। मगर मेने अपने जीवन में ऐसी बहुत-सो चीजें की हे, जिनका उपयोग 
भेरे अपने लिए नही था। ” 
बापु पाखाने चार दफा जाते है। उस समय वे जवाहरलालजो का लिखा 
इतिहास पढते है--- थोडी देर तक सालिश के समय भी पढते है । सब मिलाकर डेह 
घण्टे से अधिक नही होता है। ब/की समय अखबार देखने या कतरनो की अनुकमणिका 
बनाने के काम में लाते हे । एक घटा मेरे और सन्‌ के लिए निकालते हे । दोपहर खाने 
के समय मेरे साथ उनकी रामायण भी होती हुं और मीराबहन बाइबिल का कुछ अश 
जो उन्हे अच्छा लगे या उनकी समझ में न आवे, पढकर सुनाती है । शाम को अखबार 
सुनाती हैं । आधा घटा बापु कातने के लिए निकाल लेते है तब भाई पढकर सुनाते है॥ 
दो-तीन रोज से करीब पौन घटा बा बापु से लेती है। गीता का उच्चारण सीखती है। 
बापु अर्थ भी बताते हू । आजकल हम सब एक-एक सितद नियमित हिसाब से काम 
में लगाते है । 
६ अक्तूबर ४३ 
शाम को साढ़े चार बजे खूब तुफान आया | चर्षा आई। दिन में बहुत गर्मी 
थी । तूफान के बाद ठढक हो गई। 
सेने श्ञाम को घूमना बद कर दिया है । सात बजे डा० गिल्डर के पास जाती हू ॥ 
उन्हे कुछ डाक्टरी पाठ लिखने थे। मेने कहा, “मुझसे लिखाया कीजिए, जिससे कि आप 
का कास भी हो जायगा और मुझे भी कुछ अनृभव और ज्ञान हो जायगा। साथ ही 
सभी चीजें दुहरा लूगी।” उनके पास शाम का ही वक्‍त था । बापू ने इस कास के लिए 
धूमना छोडने की इजाजत खुशी से दे दो । 
सुबह बहुत-से फूल तोडकर बापू का कमरा सजाया । श्ञाम को उन्हे समाधि 
पर ले गई। यह बापु की आज्ञा थी । 
७ अक्तूबर ४३ 
आज भी श्ञाम को वर्षा और तूफान आए । सुबह आज भी नहीं खेल सके । 
कल भी नहीं खेल सकेंगे । शाम को ऊपर बरामदे में ही खेले । 


जेल में बापु का दूसरा जन्मदिन 


३२३७ 


आज वा को बुखार है। मनु उनके पास थी-- खेल में नहीं आई । हम पिय-पौंग 
खेल रहे थे । वर्षा शुल् हुई । मेने सिपाही को बाहर के कपडे उठा लाने को भ्ेज्ञा। 
थोडी देर में मीरावहन आ-र नाराज होने रूगों, “वर्षा आई हैं। कपडे भीगते 
है ४” मेने कहा, “मेने सिपाही को भेज दिया है ।” वे कहने लूगीं, (एक आदमी क्या कर 
सकता हूँ ? सभी कुछ भीग गया है । मनु भी भीग गई है ।” बाद में पता लगा किः 
कुछ भी नहीं भीगा था। मनु भो नहीं भोगी थी । सब आादमो वरामदे में हो थे और 
कपडे उठा लिये गए थे। 
वा को रात में १०२ ४ डिगरी बुप्वार हो गया । 
८ मकक्‍नूवर ४३ 
आज से शाम को सवा सात से सवा आभाठ बजे तक डा० गिल्डर के पास जाने का 
समय रखा है । १५ मिनट घूमने के निकाले, विलकुल न घूमने से स्वास्थ्य अच्छा नहीं 
रहता । वा को आप बुखा” नहों है। मनु रात को अच्छी तरह सो नहीं सको, वा के पास 
थी । दिन में बारह से साढे तीतवज तक सोई । उसे सिखाने का समय मंने भी सोने में 
खोया । पौने तीन बजे उठी । करीब एक घटा सोई थी। परिणाम-स्वल्प रात को 
नोंद वहुत देर से आई । तुफान जाज भी जाम को आया, मगर छ बजे झुरल हजा + 
हम लोग खेंलना पूरा दार चुके थे। 
€ अपतूबर ४5 
महादेवभाई क। गए आज ५६ हपते पूरे हो गए । दूसरे वर्ष के भी सात हफ्ते 
चले गए । सुबह वहुत-से फूल तोडकर समाधि को सजाया । वापू ने हर झनिवार को 
पहले से जाकर सझावट करने को कहा । 
१० जवतूबर ४३ 
एद/-दो रत से बापु ब। यह त्रम रहने लगा हैँ कि जवाहरलालूजी का लिसा 
जितना इतिहास वे पढते हे, उसबन सार मुझे दोपहर को सुनाते है, ताकि ज्ञाम को 
कातने के समय वह ठित्तात पढी जाप तो उसका त्रम बराबर मिल जावे। इनसे 
मेरे सोने में देर हो जाती हैं, फिस उठती देर से हु। मनु को देर तक सिसताती हू। 
परिणाम-स्व॒रूप पढने के लिए बहुत कम समय नह जाता हैँ । आज मनु पत्र इन्यादि 
लिखने में वा के पास ही रूगी रही, मुझे छुट्टी मिल्ल गई । बापू के पास अनुतमणिका 
बनाने की सव कतरनें सतम हो गई हैं । अब नई मिले तो आगे काम चले । भाई ने हर 
रविवार को नए अखबारो की दतरनें देने की वात की थी, मगर आज पूछा तो कहने लगे 
कि आज कतरने काटने का काम करेंगे। देंगे कल से । आज वे काफी समय वही काम 
करते रहे । 
११ अवतूबर “४३ 
बापू का आज मौन था। भाई दिन भर कतरनो का काम करते रहे । शाम 
को में भी उतके साथ बैठी । रात को साढे ग्यारह बजे काम पुरा हुआ । करीब पीने दो 


श्र 


डे३८ , बापु की काराबास-कहानी 
सौ कतरनें तेयार हुईं । अख़बारी कालम की लम्बाई के बराबर कतरनो वाली पच्चिया 
बनी । कई-एक परचिया छोटी-छोटी पचियों को एक साथ जोडकर बनी थों। 
शाम को खेलने के समय मेने भाई से ३३ कतरनें लाकर बापू को दीं। उन पर 
सम्बर इत्यादि नहीं दिये थे । खेलने गई तो डा० गिल्डर, कठेली साहब, मीरावहन 
ओर सनु को पिग-पौंग खेलते पाया । जल्दी वापस छौठट आई और कतरलनो पर नम्बर 
लरूगाए। इतने में वे छोग भी आ गए । भाई ने आज़ सब कामों से छट्टो ली। पौने 
छः बजे जब में बापु को दूध वर्गरह देने आई तो सबने खेलना बद कर दिया था। 
आज मेने जुलाव लिया । 
१२ अवलुबर “४३ 
आज वापु ने दो दिन की कहानी इकट्ठी सुनाई । बीस मिनट छगे, इतते में 
मीरावहन आईं । सगर बापु ने उन्हे यह कहकर भगा दिया, “तुम्हारे सोने का यह 
चकक्‍त नहीं है, मगर मेरा है।” मुझे लूगा कि बापू कहानी न कहे तो अच्छा है। सोने को देर 
होती हैँ । मेने कहा भी, सगर बे माने नहीं । 
सोकर' उठी तो कतरनें लेकर बेठी, फिर मनु को सिखाया । मेने वायु को सुबह 
चालीस कतरनें दी थीं। सोचा था कि दिन भर चलेंगी, मगर उन्होने साढे ग्यारह बजे 
सक पूरी कर डालीं । मुझे अब दूसरी जल्दी तेयार करके देनी है । विचार किया कि 
अब सब पुरा करके ही उठना अच्छा है। भाई भी मेरी मदद करने आ बेठे । पाच 
चजे खेलते की घटी हुई । उस समय थोडा काम बाकी था । मेने सोचा कि शायद माज 
भी ये छोग पिंग-पौंग खेलेंगे। काम पुरा करके ही उठना चाहिए । आज नीचे का कोर्ट 
खेलने के लिए तैयार था। सब लोग सीधे वहा गए थे। कुछ मिनद तक हमारी राह देखी। 
सिपाही को हमें बुलाने भेजा। मेने कहलाया कि अभी आती हू, मगर उसके दो मिनट बाद 
ही सब लोग वापस आ गए । डा० गिल्डर कल से ही नाराज हे, आज ओर चिढ गए । 
बहुत मुद्किल से उन्हे मनाकर खेलने भेजा, छः बजे तक खेले । बे बहुत अच्छा खेलते 
हैं। शाम को जब में उतके पास लिखने गई तब उन्होने वही वात चलाई । उन्हे कई 
दिनो से चिढ आ रही थी । भाई अक्सर देर से आते है । मुझे भी कई दफा पाच-सात 
मिनट की देर हो जाती थी। जेल में जहा चार-पाच खेलने वाले हो, वहा वक्‍त पर सबको 
आना हो चाहिए । इस वात पर डाक्टर साहब जोर दे रहे थे । 


है आए $ 


र्‌! 
सच्चा घसम 
१३ अक्तूबर “४३ 
आज शरत्‌ पूर्णिमा है । वा ने दृध पिया और पकौडी बनाने को कहा । थोडी- 
सी खाई। मुन्े बहुत डर लग रहा था कि कही उन्हे तकलीफ न हो जाय, मगर कुछ 


सच्चा धर्म 


0 
श्छ 
/६6॥ 


जहीं हुआ 

शाम को गुड के चाकलेट बनाने में समय गया । 

२२ ता को डाक्टर साहब का जन्म-दिन हूँ । उस दिन क्‍या करना हूँ, यह 
हम सब विचार करते थे । बापु ने कहा, “डा साहब के लिए गुड के सिगार बनाओ । 
कल मावा बनवाया था, उसमें कोकों डालकर रूम्बे-लम्वे चाकलेट बनाए | डा साहब 
से मेने सुनहरी वर्क और सिगानो के खाली डिव्वें मागे थे । भाई से गुड के सिगार 
कागज में रूपेटकर दो सुन्दर पैकेट तैयार कर दिये । सिगारों में एक सिगार असलो 
भी था। इसे हम नमूने के तोर पर चुराकर लाए थे। 

शाम को खूब वर्षा हुई, रात को ओर भी जोर से । 

१४ अवतृबर “४३ 
सिगार के तीसरे पेकेट पर तेल-चित्रकारी की। उसमें कतरनें निकालने का 
सामान रखने का विचार था। एक मेजपोश बनाकर देने का सुझाव वापू ने दिया । 
कल गुड बनाते समय मेरा हाथ जल गया, इसलिए मालिश में भाई गए ॥ 
पचचिन्नकारी करने के लिए में तीसरे पैकेट को धोने लगी । पंकेट का ढकना अलूग जा 
गिरा । वह कागज से ही जुडा हुआ था। ऊरंंने कदेली साहब को उसे जुडवाने के 
लिए दिया और स्वय में मेजपोश बनाने में लगी । दोपहर को अखबार देसे । 

शाम को ऐसी वर्षा आई कि अभी तक कभी नहीं आई थी। मूसलाधार 
पानी बरसा । 

१५ अकक्‍्तुबर ४३ 

आज सुबह घूमने के समय बापू ने जवाहरलालूजी की किताब की कहानी 

सुनाई । फिर जेलो में उन्होने क्या-क्या अभ्यास किये, यह सब बताते रहे । रानड 

की “दि राइज आऑव मराठा पावर! और जदुनाथ सरकार की शिवाजी पर पुस्तक 
नजरूर पढनी चाहिए, यह सुझाया । 

आज भी मेजपोश वनाने, मनु को सिखाने और डॉन' की दो-तीन प्रतिया 
'पढने में समय गया। डाक्टरी अभ्यास बद रहा । डा ग्रिल्डर को भी शाम को कतरनो 
का काम करना था, इसलिए वहा से भी छुट्टी मिली । ज्ञाम को घूमने गई । 

रात को अखबार देखे । एक हफ्ते की डायरी पुरी की । दुवारा ऐसे नागे न 
होने चाहिए, क्योकि यह तो मुझे वापु ने लिखने को कहा था। मुझे नियमित रूप से 
लिखना चाहिए, नहीं तो इसकी कोई कीमत नहीं है । 

साढे ग्यारह बज रहे है, सोने के लिए जाती हू । 

१६ अकनुबर “४३ 

आज महादेवभाई को गए दूसरे वर्ष के आठ हफ्ते पूरे हो गए है । सुबह खूब 

'फूल तोडे। में और मन, दोनो सजावट करने गईं । सोचा था कि सजावट करके घूमेंगे, 
अगर इतने में वापु घृूमकर वहा आ पहुचे । जल्दी से सजावट पूरी की, प्रार्थना 


३४० बापू की कारावास-कहानी 


करके वापस लौटे । 

पैकेट को चित्रित करने में ढाई-तीन घंटे छूे । चीज सुन्दर तैयार हुई है 
उगता हुआ चन्द्रमा और चढता सितारा, यह चित्रकारी ढकने पर की हैं और चारों 
ओर नीला रण। मीराबहन को बहुत पसद आया । अब सामने 'घणु जीवो'* लिखना' 
बाकी हैँ ।मेजपोश भी तेयार करना है । 

मीराबहन का भी सत्र अब तैल-चित्र की ओर आकृषित होने छूगा है । 

आज वर्षा नही हुई । बादल छाए है । शायद रात को पानी आए । खेलसे' 
का कोर्ट सौरग वगेरह डालकर पक्का कर रहे हे, कल से छाग लगी है । अभी पाच-सात 
दिन लगेंगे, तबतक ऊपर हो खेलना होगा । 

बापू के पास अनुक्रमणिका बनाने के लिए कतरनें नही है। इससे सारा खालो 
समय अब पढने में देते हे । 

आज भाई ने कुछ कतरनें दी। एक-दो दिन सें डाक्टर साहब के पास से 
भी आ जाएगी । तब काम फिर बढ जायगा । बापु को इस काम का बोझ नहीं लगता । 
कहते थे, यह काम पुरा होगा तब मुझे फिक्र होगी कि कौन-सा दूसरा ऐसा ही काम 
हाथ में लू ।” 

१७ अवतूबर “४३ 

आज सुबह मेने, भाई ने और डाक्टर गिल्डर ने मिलकर बापु की मालिश की ॥ 
मेने पेट और छाती की, भाई ने टागो को और ड० गिल्डर ने हाथ, पीठ और सिर की ४ 
१॥ बजे सब पुरा हआ । 

दोपहर को में सेजपोश ही दनाती रही । शाम को डा० गिल्डर ने मनु को 
कहानी सुनाई । में घुसने गई । सेने डा० साहव से कहा था कि वे लिखाने से रविवार 
को छुट्टी रखें, ताकि घूमने के समय बापू का मौन न हो । 

दोपहर को जोर की वर्षा आई। शाम तक होती रही । फूल चढाने को अकेली 
में ही गई । भाई कतरनो के काम में लगे रहे । मनु ड7० साहब के पास थी। 

घूमते समय मीराबहन बता रही थी कि इसलेण्ड में राजा से मिलने जाने के 
समय पया-क्या भेंटे देनी चाहिए । 

सुबह घूमते समय पाकिस्तान की बात होने लगी । बापू ने बताया कि किस प्रकार 
एक समय आगाखा ने सुसलूमानो को पन्न लिखा था कि पाकिस्तान इस्लाम के विरुद्ध 
और मुसलमानों के लिए हर्म की बात है । बोले, 'वह सच्चे हृदय का आग्ह था। 
आज भले ही वह बदल जाए तो भी उस उद्यार की कीमत कम नहीं होती । जैसे कि से 
आज कहने लूगू कि अहिसा निकम्मी है तो एक समय मेने जो अहिसा का सिद्धात लोगों 
के सामने रखा था, उस सत्य की कीमत कम नहीं होगी ।” 





4 “जुगजुग जिश्रों' 


सच्चा घर्मे ३४१ 


बात सिखो ओर मुसलमानों के सम्बन्ध पर आई । मुसहूमानो का युर को मारना, 
गुर गोविन्दर्सिह के बच्चो को जीते-जी चिनवा देना, इस पर चर्चा होने रूगी । रस 
अकार इस कारण से घिखो के मन में मुसलमानों के श्रति तिरस्कार है, गुरु गोविन्दामिह 
-के छडकों को पकडवाने में ब्राह्मण रसोइयें का हाथ था, इसलिए सिस्त ब्राह्मण के प्रति 
भी तिरस्कार कर सकते हे, आदि वातें हुईं । मैंने कहा, “पजाव में तो ब्राह्मण के प्रति 
मान है ही नहीं, यह कहा जा सकता है ।” बापू कहने लगे, “हा, यह है । जब मे पजाव 
गया था तब मुझे तो छूगा था कि वह कोई ब्राह्मण है ही नहीं । दात तो यह हूँ कि ब्राह्मण 
बहुत समय से अपना ब्राह्मणत्व खो वेठ है । नहीं तो हिन्दुत्तान गुलाम बनता ही नहीं ।” 
सेने पूछा, “क्या आप मानते हूँ कि दकराचाय ने बौद्ध धर्म को निकाल्‍ फेंक्प और वह अच्छा 
नहीं हुआ ?” बापु बोले, “में मानता ही नहीं कि शक्राचाये ने बौद्ध धर्म को मिकाल 
प्ेंका ॥ उसका अच्छे-से-अच्छा भाग उन्होने ले लिया । आज जितना बोद्ध धर्म हिन्द 
नें है, उतना न चीन में है, व जापान में, न वर्मा में, न लूका में । बुद्ध भगवान्‌ अगर आज 
जावे तो कहेगे कि बौद्ध धर्म का सत्व तो हिन्दुस्तान में ही है, बाकी सब तो 
मुसा हैं । 
मीराबहन कहने रूगीं, “ईसा आें तो कहेंगे कि आज ईसाइयत कहा है?” 
बापू बोले, हा, ईसा आज जिन्दा हो तो सारे यूरोप को अपनाने से इन्कार 
करें और कहे, यूरोप आज ईसाई नहीं हैँ ।” 
मीराबहन वो लो, 'लिकिन साम्यवादियो को छोडकर !' ईसा ने कहा है-- 
सेभूखाथा । तुमने मुझे खाना खिलाया । किसी ने पूछा-- कब ?' उन्होने कहा-- 
“मेरे इन अदने-से-अदने भाइयों के लिए तुमने जो क्विया, वह मेरे लिए किया । मोर 
साम्यवादियो ने तो समाज के पिछड़े हुए, दबे हुए छोगो के लिए, बहुत-कुछ 
किया है ।” 
बापू ने उत्तर दिया, “हा, सगर साथ ही ईसा साम्यवादियो से यह पूछें कि उन्होने 
इतने खून और कत्ल किये, सो क्यो २ 
मीरावहन ने कहा, “नहीं जी, आपकी तरह ईसा जीव-ह॒त्या के विरोधी 
नहीं थे ।” 
बापू बोले, “तो क्या तुम उस मत की नहीं हो जो यह मानते हे कि ईसा ने कहा 
था-- जो तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड सारे, उसके सामने तुम वाया गाल भी कर दो 7” 
बह क्या सिर्फ उनके १२ शिष्यो के लिए ही था ?” 
मोरावहन इसका उत्तर न दे सकी । कहने रूगीं, “मगर दूसरो ने सास्यवदियों 
से कहीं अधिक सूत बहाया है ।” 
बापु बोले, “हा, मगर तो भी ईसा उन्हे क्षमा नहीं कर सकते । यह सब ईसा 
के शिक्षण के साथ मेल नहीं खाता 7” 
मोरावहन कहने लगीं, “अच्छी बापू, से इस बारे में विचार कट्गी (* 


रेडर बापु की काराबास-कहानी 

१८ अक्तूबर “४३ 
बाज वापु का सोन है । मेने दिन भर सेजयोश का काम किया । शाम को मीरा- 
बहन के साथ पिग-पौंग खेली । वहा से आकर बापु के लिए दूध ले जाने की तैयारी में थी 
और फलो का सलाद बना रही थी कि जमादार रघुनाथ को बरामदे में दौडते देखा ४ 
पूछा तो पता चला कि सरकार का पत्र आयः है। जाकर देखा कि 'बाइबिल' वाले व पु 
के उत्तर का जवाब था, खास! लम्बा और जहर से भरए । सरकार ने ढिठाई की हद कर 
दी । बापू ने पढा तो हस दिये । सबने पढठा और सबको लगा कि आज तक आने वाले 
पत्नी में यह पन्न सबसे खराब है । भाई तो तिरूमिरता उठे। बोले, “साफ जाहिर है कि 
सरकार बापू को किसी प्रकार उत्तेजित करके उनके प्राण लेना चाहती है ।” 


१९ अक्तुबर ४३ 
सुबह घूमते समय मीराबहन कहने लगीं, वाइसराय के जवाब में और टॉव्नहम' 
के कल वाले पत्र में कितना फर्क हैँ । वाइसराय ने आपके पतन्न का उत्तर देने की तकलीफ: 
उठाई और फिर जो भी कहना था, नरसी के साथ कहा, मगर टॉटेनहम ने तो पूरी 
को शिश्ष करके अपने खत में जहर भर दिया है। जीत से इन छोगो का दिमाग ठिकाने 
नहीं रहा ४ 
बात चली कि जो सचमुच बडे होते हे, उनकी जवान ज्यादा मीठी होती है ॥ 
इस पर बापु कहने लगे, “यह क्यो भूल जाते हो कि उपवास के समय वाइसरायका आखिरीः 
खत इससे भी ज्यादा खराब था ॥” 
बापु के साथ जितना पढती हू, उतना पढा । बाकी समय मेजपोश के बनाने में 
लगाया । वह रूगभग पूरा हो गया है। 
बा को तबीयत अच्छी नही है । 
शाम को घूमते समय मीरावहन कहने लगीं, “बापू, आप नहीं मानते कि आपको 
जेल में रखने की इतनी कोशिश ये छोग कर रहे हे, उसका कारण यह नहीं कि आपने 
कुछ किया या करते, मगर अग्रेजो को यह अनुकूल हैं कि आप सब छोगो को वे बन्द 
रखें, जिससे आपकी गेरहाजिरी में वे लोग हिन्दुस्तान के बारे में अपनी गन्दी चालबाजी 
को अमल में छा सके । ” 
बापु बोले, “इसमें कोई शक नही है ।” 
मीौरावबहन कहने लूगीं, “अगले रोज मेने हरटिंगडन की किताब में पढा था कि 
हिन्द तीनचौथाई से अधिक अग्रेजी साम्राज्य का भाग है, तब में उनकी चालबाजी' 
समझ पाई। 
इसी सिलसिले में आस्ट्रेलिया और अफ्रीका में अग्रेजो ने क्या-क्या किया, इस 
पर वात चली । मीराबहन ने कहा, “यह सब न्याययुक्‍त है, इसे सिद्ध करने के लिए बस 
-बाइविल के पन्ने खोलने की जरूरत है। ” सच है। घर्म को जैसा चाहे वैसा रग दिया जा. 


सच्चा धर्म 








श््ड३ 
सकता है । 

२० अदतूचर ४३ 

मेजपोण मेने पुरा क्या । कपडे के वीच में कुछ जौर भी काढने दप इरादा था, 

मगर बापू नाराज होने लगे, “मेरा तो इतनी मेहनत करने का इरादा ही नहीं वा । दल 

चारा कानों पर काम किया, उसके लिए रात को देन से सोई। जो तेरा सव #प था फि 


प्‌ 

तू अभी और करना चाहती है । पीछे इसरा कोई और कहेगा तो और करने छूगेगी । मेरे 
खयाल में इस तरह काम करने वाले गिरते है ।” 2 

मेने सेजपोश के बीच में जो काहना आरम्भ किया था, उसे उबेड डाला । पीछे 
पैकेट पर चित्र बनाया। बापु ने उस पर घणु जीबो' लिखा। मेरा वारोक बुर्श अच्छा 
नहीं है । उससे लिखना वापु के छिए कठिन था, इसलिए बापू से कलम की नोक से लिस- 
वाया । रग तंलरंग थें। साढे ग्यारह बजे कलेक्टर आया । पीठे खाने के बाद रामायण 
पढी। थोझ सोई, पर नींद नहीं आई । भेजपोञ के एक कोने में बापू ने तमिल में, दूसरे 
कोने में भाई ने उर्दू में, तीसरे कोने में कटेली साहब ने गुजर/ती में डावटर साहय के नाम 
का पहला अक्षर लिखा । चौथे कोने में मीराबहन ने कल हिन्दी में छिस दिया था । 


दूसरे कामो में विध्न न पडे, उसको तूने भग किया । मीरावहन ने वहा है, इसलिए 


२१ अवतुबन ४३ 

सुबह महादेवभाई की समाधि पर खूब फूल लेकर चढाने गई ) जाकर वहा पहले 
सजावट की । बापू जब आए तब सब तेयान हो गया था। प्रार्थना करके आई तथे 
घमने के सात मिनट वाकी थे। बापू को डर था कि समावि पर में तैयार नहीं होऊगी, 
सो ज्यादा समय लेकर आए थे । समाधि से छोटकर वे सात मिनट फिर घूमे । 

वापु ने हजामत वनवाई । हम तीनो ने उनकी मालिश की । रसोईघर में कुछ 
काम किया और अखबार देखा । इतने में दामोदर आया । दोपहर को अखबार देले। 
क्लेड का चाक बनकर भा गया है, उस पर मेने रग रूगाया | 

रात को पद्रह मिनट तक कैरम खेली । डाक्टर साहब के लिए बनाई हुई सब 
चीजें मेने कटेली साहब को दे दी है, वे डाक्टर साहब को उनका पार्सल बना कर देंगे । 
मीरावहन ने बकरी पर एक कविता लिखी हूँ । कविता के पृष्ठ में ऊपर बकरी का एक 
चित्र बनाया । एक कंदी से मिट्टी की वकरी बनवाई हूँ, सुन्दर बनी हैं। दोपहर को 
बकरिया आवाज कर करके डा० साहब को सोने नहीं देतीं, ऐसी शिकायत एक दिन चे 
करते थे। इसी बात को लेकर मीरागहन ने कविता बनाई है । कुछ मिलाकर पाच 
पार्सल बन गए हँ--वकरी का, पेन्टिंग वाले पैकेट का, मेजपोश का और दो पैकेट 
सियार व उाकलेट के । 

बायू ने अपने सूत के ६२ तारो का हार उनके लिए बनाया है। हम सब उन्हे फूलों 
के हार पहनावेगे । 


क्ेड४ड बापू की कारावास-कहानी 

२२ अक्तूबर "४३ 
सुबह साढे सात बजे हम सब डा० गिल्डर के कमरे में गए । बा ने उन्हे दीका 
रूगाया, हार पहनाया और नारियल वगेरह दिए। बापू ने अपना सूत का हार पहनाया। 
कठेली साहब ने फूलो का हार पहनाकर टीका रूगाया । फिर उन्हे खाने के कमरे 
में ले गए । डा० साहब थे चाय पीते-पोते सब पार्सलो को खोला । यह सब करते-करते 
करीब आठ बज गए, बापू भी वही बैठे थे। पीछे हम सब घूमने गए। लौटकर डाक्टर 


साहब बापु की मालिश करने लगे ।” सेने और सीराबहन ने बापू का कमरा फूलो से 
सजा दिया। ह 


८ कै 


दोपहर को मेने कैदियों को खाना खिलाया, शाम को उन्हे चाय इत्यादि दी। 
बाद में नीछे नए कोर्ट सें खेलने गए। मीराबहन भी आईं। रात को बा तीन दिन के बाद 
कैरम खेलने गई । 
बापू ने टॉटनहस के पत्र का उत्तर लिखा। 
२३ अक्तूबर “४३ 
मसहादेवभाई को गए आज ६१ हफ्ते हो गए । काफी फूल तोडे । बाप के कमरे सें 
जो फूल रखे थे, उन्हे शाम को समाधि पर ले गई । 
२४ अकक्‍्तुबर ४३ 
बापू टॉटेनहम के पत्र का उत्तर सुधार रहे है । यदि तेयार हो गया तो कल सुबह 
ही डाक से जावेगा । 
बापू तीन-चार दिन से वा को गरम-ठढा कटि-स्वान देते है। आधे घटे से बढाते- 
बढ़ाते एक' घटे तक ले जावेगे । 
२५ अक्तुबर ४३ 
बापु का मोन हूँ। सेने कोई काम नहीं किया। खूब सोई। दिन सें बहुत सोई थी। 
रात को देर तक नही सोई । भविष्य के बारे में सोचती रही, सब अधेरा-सा लूगता था। 


२६ अवतृबर ४३ 

डा ० गिल्डर ने जो लिखाया था उसे दुहराकर उन्हे दिया। बाकी समय रोज का 
कार्यक्रम चछा। “मार्योपदेशिका' कल पूरी हो गई थी। आज भण्डारकर की दूसरी 
किताब शुरू की। यह ज्यादा कठिन है । 

सुबह घुमते समय बापु से भाई ने पूछा, “आपको श्रीनिवास शास्त्री की खुली 
चिट्ठी कैसी रूगी ? ” बापू ने उत्तर दिया, “भाषा तो अच्छी है, सगर और कुछ नही है।” 

भाई ने कह), “उनका तो यही कहना है न कि किसी भी प्रकार आप बाहर 
निकल आधे | / 

बापु बोडे, “वे इतनी बात नहीं समझते कि किसी भी तरह बाहर आकर 
में कुछ कोस नहीं कर सकता हूँ। 


जल में दूसरी दीवाली तथा अन्य उत्सव स्द्प्‌ 


भाई कहने लगे, “श्ास्त्रीजी के पत्र का उत्तर लिखू ?” 
वापू ने कहा, “उत्तर तो एक मिनट में लिखा जा सकता है । यह इतना ही 
हु-- आप क्यो नहीं समझते कि अपनापन सोकर मे हिन्दुस्तान के काम का न रहा 7 


२७ अदतुृवर ४३ 
आज दोपहर थोडे-से डाक्टरी पत्र-पत्रिका पढे । दो-चार रोज में ये सब वापस 
जाने वाले हैं । इसलिए जितने पूरे कर सक्‌, करना चाहती ह । 
मीरावहन की आख में कल से दर्द है । शाम को वे पढ नहीं सकी और पिग-पौंग 
अधिक समय तक खेली । पीछे रिंग खेलने गई और छ बजे तक खेलती रहीं । 
शाम को घूसते समय पाकिस्तान के वारे में मोरावहत ने बात चलाई। बापू 
'कहने लगे, “से तुम्हे अपना मत बता चुका ह । पाकिस्तान नही बनेगा, क्योकि मुसल- 
सान खुद पाकिस्तान लेना नहीं चाहेगे । आर्थशास्त्र की दृष्टि से बहु चल नहीं सकता । 
इसी कारण वह राजनीति की दृष्टि से भी नहीं चल सकता । जिन्ना साहब उसे देखकर 
अयातुर हो उठेंगे और उसकी इच्छा नहीं करेंगे ।” 
२८ अक्तूबर “४३ 
आज भाई के कमरे की सफाई कराई । वहा अक्सर पानी चला जाता है और 
भाई को दरवाजे बन्द रखने पडते हें । वहा कुछ बदबू भी आने लगी थी। कमरे से 
निकाली हुई पुस्तको की एक सूची बनाने में मेरा, भ्गई का और मनु का दोपहर का सारा 
समय गया । 
बा की तबीयत बहुत अच्छो है, जलन बिल्कुल नहीं हैँ । वापू ने उन्हे गरम 
और ठढे पानी का कटि-स्नान देना आरम्भ किया था, उसीका यह फायदा दीख 
प्यड़ रहा है ३ 


8 ५६ 
गे दृः उतर +०् 
जेल मे दूसरी दीवाली तथा अन्य उत्सव 

२६ अक्तूबर “४३ 
आज हम लोग जेल में टूसरी दीवालो मना रहे है । जब आए थे तव कल्पना 

तक न थी कि यहा इतने अरसे तक रहना होगा । 
सुबह महादेवभाई की समाधि पर' खूब फूल सजाए । रात को अगर की वत्तियो 
की दीपावलो क। आयोजन किया । अगर वत्तियो का 5 और “ अयेरी रात में 
बहुत सुन्दर लगते थे। बापू घूम-फिरकर वहा आए। भाई और डा० गिल्डर वहा 
पहले से ही वत्तिया सजा रहे थे। वत्तियो को जलाने के पहले अधेरा हो चला था, 


रेड६ बापु की कारावास-कहानी 
इसलिए मिट्टी का एक दीपक जलाया । दीवार पर रखने का विचार था, सगर चैसा: 
करने से दीपक बुझ जाता था । फिर वहां रखने से 55 की ओभा भी कम होती थी ४ 

दिन में रोज की तरह सब कार्यक्रम चला ५ झञास के समय कैदियों को खजूर, 
चाय और पकौडे दिए । 

सुबह प्रार्यना सें बायु ने और नहीं कुछ काम के, म॑ भरोसे अपने राम के“ 
और शाम को श्री रामचन्द्र कृपालु भजु मन' वाले भजन गवाए। इस प्रकार दीवाली 
खतम हुई । 

३० अक्तूबर “४३ 

महादेवभाई को गये ६२ हफ्ते पूरे हुए । सुबह बेडमिन्टन से जरा जल्दी 
छूटी, इसलिए जाकर समाधि की सजावठ के लिए फूल इकट्ठे किये । गेंदे के फूलो का 
“४४ बनाया । बहुत सुन्दर रूगता था। वा भी नीचे आईं, लेकिन लौटते समय थोडा 
थक' गईं । 

वापू की मालिश के बाद ग्यारह-साढे ग्यारह तक मेने डाक्टरी पतन्न-पत्रिकाए 
पढे । बापू का वाकी काम भाई ने किया, साढे ग्यारह तक अच्छा चला । 

आज नया हिन्दू वर्ष आरम्भ होता है । इच्छा थी कि दिच अच्छा निकले, सब 
काम व्यवस्थित हो, मगर साढे ग्यारह के बाद सब विगड़ा और रात तक बिगडता ही 
चला गया । मेरे खराब दिनो में से एक दिद यह भी कहा जा सकता है । 

मनु के सिर में दर्द है, ज्ायद मलेरिया की तेयारी होगी । इसलिए रात में बापु, 
वा और मनु की व्यवस्था करके साढे दस बजे सोई । 

३१ अवतूबर “४३ 

बाइदिल का शुरू किया हुआ भाग आज पुरा किया है। ओल्ड टेस्टामेंट' 
(पुराना करारनासा') नामक अध्याय अब आरम्भ किया है। 

कर्नल भण्ठारो आए । बापु स्नान को चले गए थे, उन्हे मिल नहीं सके। 

शाम को खेलते समय मेरी आख के नीचे कटेली साहब की कोहनी जोर से लूगी 
आख कालो-नीली-सी हो गई । 

रात को चन्द्रमा बहुत सुन्दर लूगता था । कल बादलो के कारण नहीं दिखाई 
दिया था । 

रात को म॑ बापू की मालिश करने के वाद कुछ पढने बेठी, मगर कल रात अच्छी 
नोंद नहीं आई थी । 

सुबह पढने के समय नींद रूगती थी । कस कास कर पाई । 





कओऔर नहीं कछु काम के, में भरोसे अपने रास के-ओर० 
दोऊ अक्षर सब कुल तारे, वारी जाऊ उस नाम पै-ओर० 
तुलसीदास प्रभु राम दयाघन, और देव सव दाम के-और० । 


जेल में दूसरी दीवाली तथा अन्य उत्सव ३्४ड७ 


डा० गिल्डर के डाक्टरी पत्न-पत्रिका पुरे पढकर जल्दी छोटाने थे, मगा जनदी 
सो गई। साढे ग्यारह वजे तक तीन वार नींद में से चिल्लाकर में उठो, माताजी को 
पुकारती थी । बापू बता रहे थे कि तीसरे समय तो इतने करुण-जन्दन की आवाज मिदली 
थी कि उनसे सहन नहीं हो सकी । 


बापू के काम से छुट्टी लेकर डाक्टरी पत्र-पत्रिका पूरे क्ये और छोटा दिये। 
इसरे नए ले आई । गुरुवार तक सब पूरे करने हैं । बापु का मौन था, रुगर बाइबिल 
तो उनके साथ पढी । मनु को भी बापु ने सिखाया। पता नहों मार्गोपदेशिका' मौन रह- 
कर कैसे सिखाई होगी । 

वा की तवीयत कुछ ढीली है । आज दोपहर को उन्होने कटि-त्तान नहीं किया । 
बापू आजकल एक घटा (३ बजे से ४ बजे तक) वा को स्नान बराने में देते है । बल 
शाम को कहते थे, “मुझे यह बडा अच्छा लगता हुँ कि इस अवस्था में मुझे चा की सेवा 
करने का अवसर मिल गया है । इससे मुझे पुरा सतोष है। दा को नी अच्छा लगता 
हूं । वा अब इसमें तन्‍्मय हो गई हूँ, हसती है और सुलकर बातें भी झूच्तो है । वा 
मेरा समय वचवाना चाहती है, मगर मेने उसे समझाया हैँ कि मेरे काम की बहू चिन्ता 
न करे । वह हुआ तो क्‍या और न हुआ तो क्‍या ! वा को स्नान से फायदा भी बहुत 
हैं। कहती थी कि जलन तो बरसो से थी, मगर मालूम नहीं जब वहु कहा चली गई 


२ नवम्बर ४३ 

सुबह मालिश करके पढने फो बेंठी। था की तबीयत ज्यादा ढीली हैँ, मगर 
उन्होने दोपहर को कदि-स्तान लिया । 

शाम क़ो बहुत जोरो से वर्षा आई। खेलने का कोर्ट भीग गया। 

बापू को श्ञाम को कुछ थकान लगती थी । वे जवाहरलालजी की लिखी पुस्तक 
“ग्लिम्प्सेज आवब वल्ड हिस्द्ी' की वात करते रहे । कह रहे थे, “मुझे कुछ लिखना हो तो 
में इसी किताब का अनुवाद करू और वह मुझे अच्छा भी लगे । 

हम लोग बापु के पीछे लगे हैँ कि वे अब कतरनों का काम छोडकर कुछ लिखना 
शुरू करें । आश्रम का इतिहास, महादेवभाई के सत्मरण, आत्मकथा का दूसरा भाग-- 
सभी कुछ दो लिखना हैं । अभी स्वास्थ्य की चावी' नामक पुस्तक भी पूरी करनी है । 


३ नवस्थर ४३ 
बापू ने आज महादेवभाई के विषय में अपने सस्मरण लिखने शुरू किये। शाम 


“बाद में पता चला कि उस दिन मेरी भाभी का, जो मुझे सगी बहन की 
तरह प्यार करती थी, आपरेशन हुआ | वह सारा समय मुझे याद करती थी, पुकारती 
थी। आपरेशन विगडने से उसकी मृत्यु हो गई । 


7३४८ बापु को कारावास-कहानों 


“को पद्नहू मिनट सिले । उसी समय में लिखना शुरू कर दिया । भाई कह रहे थे, “सस्ले 
बडी ईर्ष्या होती है कि इतने थोडे समय में बाप कँसे लिख सकते हे ४” सेने कहा, “अगर 
मशलूम हो कि क्‍्य। लिखना हे तो वह हो सकता है ४” भाई बोले, “इतना हृदय भरा होना 
चाहिए कि बस पानी उडेलने की तरह अपनेआप कलम चलती जावे ४” बापू के साथ 
तो ऐसा होता ही रहता है। 

मेने डाक्टरी अभ्यास आज काफी किया । 
४ सवस्बर ४३ 
मुझे आज जुकाम ने खूब दबाया हैँ। डाक्टरी अभ्यास ढीला पड गया। बापु 

“ने कहा हे कि में जो कुछ पढ़, उसकी सूची बना लू । उपयोगी सलाह है । ऐसा ही करना 
आरम्भ किया हैँ । 

५ नवम्बर ४३ 

खाली समय में डाक्टरी पत्न-पत्रिकाए पढे और सीराबहन के लिए गुड बनवाया । 

द ६ नवम्बर ४३ 

आज . . नही आप्ग । बापू का टब वही भरा करता था। मेने देखभाल की। 

जुकाम के कारण बुखार-सा लगता है। श्ञाम को खेलने गई, पर जल्दी लौट 

आई। मीराबहन नही खेल सकी । पिगपोंग की गेंद कछ दूट गई थी। अभीतक 

नई नहीं आई । 

७ नवम्बर “४३ 

मीराबहन को बापु के पास आये १८ साल हो गए। आज १€वा वर्ष आरस्भ 

हुआ हैँ । बापु के पास आने के दित को वे अपना जन्म-दिन मानती हे, इसलिए आज 

उनका जन्म-दिन सनाया गया । सुबह जब वे साढे सात बजे के करीब बापू के पास आईं 

तब हम सबने उन्हे हार पहनायें। बापु ने उन्हे अपने सूत का हार पहचाया । सजाक 

किया जा रहा था कि मीराबहन की १९वीं वर्षगाठ उनकी ५२ साल की उमर में आई है। 

मेने उन्हे अपनी एव बारीक साडी दी। बापु को यह बहुत अच्छा लगा। साथ 

ही खादी का एक तौलिया और बनाया हुआ गुड दिया । बपु को भेंट-स्वरूप आया हुमा 
गोदरेज साबुन और ब्राह्मी तेल भी उन्हे दिय्य । 

कैदी पहलवान ने एक गाव, दो बेल, एक बछडा, एक बकरी और दो लेले मिट्टी 

के बनाये थे । वे भी भेंट किये । वे बहुत सुन्दर बने थे, उनपर रोगन लगाया गया था-- 

सब लकडी के एक खोखे में बन्द थे । दूसरी चोजें--टीका, दियासलाई, साबुन इत्यादि 

के पार्सल बनाये थे । बापु के दास ही सोराबहन को नावइता और बा को चाय ला दी। 

पीछे पार्सल खुलने लगे। इसमें सवा आठ बज गए और बापू घूमने चले गए। हम लोग 

थोडा खेले * 

ड।० गिल्डर ने कार्ऊ सावर्स की प्रसिद्ध पुस्तक कंपिटल' के दोनो भाग एक 


भाभी का आपरेदन ओर मृत्यु 


शा 


<८€ 


साय मगाये थे। १२) में मिले। सामान्य कौमत ७ ) से अधिक नहीं है। क्तायो को 
कीमत स्थिर करने के उद्देग्य से कछ-परत्तो एक सरक्परी हक्मनामा निकला है, ताकि 
मनमानी कीमतें न ली जा सकें । डा० गिल्डर ने यदि दो दिन बाद पुस्तक घरीदी होतो 
तो पाच उुपए बचते । 
८ नवम्बर ४३ 

बापू को थोडा-योडा जुकाम लग रहा हूँ, नाक बहुत टपकती है । दिन भर 
उनका मौन था। सुनसान-सा छूगता था। 

वा ने आज तुलसी की बादी मनाई हैँ । तुरूसी के ऊपर गनों का सण्ठप बनाया, 
हार पहनाए, फूल चढाए, फल की भेंट सामने रखी और रागोली वर्गेरह दनाई । सुन्दर 
दृश्य था । 

६ नवम्बर “४३ 

बापू का जुकाम खूब जोरो पर हैँ । ज्ञाम को दा० शाह आए, तव मजाक होने 
लूगा। बायू को पहले पहल जुकाम मैसूर से छोटने पर हुआ था। मंने बहा, “आप 
मैसूर से जुकाम लाये है और वह यहा सबको वारी-बारी से दवा रहा है ।” ये बोले, 
“हा, जुकाम बहुत खराब चीज है । मुझे खासी इस जोन से आती हैँ कि क्या कह । 

शाम को बापु के पत्र का सरकारी उत्तर जाया वि आपके पत्र पर बिचान किया 
जा रहा है । बापु ने वह पत्न लिसते समय बहुत सयम से काम लिया था। फह रहे थे 
कि पहले उन्होंने तीखा जवाब देने का विचार किया था, फिर सोचा कि व्यग में उत्तर दें, 
मगर अन्त में मीठे-से-मीठा उत्तर देने का निएभ्चय किया । बेबन्द्र ना आया है, उसको 
पहले-ही-पहले व्यग भरा तीखा पत्र भेजना ठीक नहीं हैँ । इसलिए सरकार के पत्र में 
भरे हुए जहर को पी गए और ज्यातचित्त होक्र उत्तर लिखा । 

भव की बार सरकार का अपमान भरा दो गव्दो का उत्तन नहीं जाया, नहीं तो 
लिखा होता कि सरकार ने आपको जो लिखा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है । 

आज वा ने तुरूसी-ब्विह झा प्रसाद नारियल, शक्कर, अनार और गद्मा कंदियों 
और सिपाहियों में बाद । 


छा ध्ू (५।॥ 4 
+ 


है] 


भासी का आपंेशन ओर मृत्यु 


$ 


१० नवम्बर “४३ 

सुबह दापु ने अण्डी का तेल लिया, खूब असर हुआ | मालिश के समय तबीयत 
अच्छी थी । स्तान-घर में जब स्तान कर रहे थे तो मुझे थके-से लगे । में उब्मा वगेरह्‌ 
घोने लगी । लौठकर देखा तो पैर घो रहे थे, मगर बहुत घीमे-धीमे। दव में स्नान 
कर रहे थे तभी मेने पूछा था-- “आप थके-से रूगते है ।” कहने छूगे, “नहीं, यो ही 


4५० बापू की कारावास-कहानो 


सुस्ता रहा हू ।“ तब से दूसरा काम करने रूगी । साबुन में कपडे भिगोने लूगी। इतने 
में देखा तो बापु तौलिये से मेरी तरफ इश्चारा कर रहे थे । बाद में बताते थे कि उन्होने 
मुझे बुलाया भी था, मगर मेने सुन नही पाया । मेने पूछा, “क्या चक्कर आता है २? 
कहने लगे, “नहीं, तु मेरी देह को पोछ दे।” सेने कहा, “बैठ जाइए ।” मगर बापू ने इन्कार 
कर दिया। सेने देखा कि उनके पैर कुछ लडखडा रहे थे, इसलिए सेने उनकी कमर में 
<दोनो हाथ डालकर उन्हे उसी पाठले पर बिठा दिया जिस पर' वे खडे थे। 
कहने लगे, “पाखाने की हाजत है ।” मेने पुछा, “कमोड यहीं लाकर रख दू' ?” 
“उन्होने इन्कार किया, पर बाद में सान गए। उन्हे कमोड पर बिठाकर सहारा दिये 
खडी रही । बापू को जम्हाई बहुत आ रही थी। वे सफेद होते जा रहे थे। नाडी की गति 
बहुत धीमी पड गई थी। मेने भाई को बुलाया । उन्होने आकर बाल्टी वगरह हटाकर 
जगह खाली की । गादी बिछाई । पूछा, “डा० गिल्डर को बुलाऊ ?” बापु ने इन्कार 
किया, मगर भाई कहने लगे कि वे बुरा मानेंगे कि उन्हे खबर नहीं दी । डा० गिल्डर 
बुलाये गए । बापु को गादी पर सुलाया गया । दो-तीन मिनट में वे बिल्कुल ठीक हो 
गए । रक्‍त-चाप सापा तो १३५। ८२ निकल्‍ा। इतने में बा आईं। पूछने लूगी, “यह 
चया किया ?” सन में उसके चिन्ता थी । ऊपर से हसने का प्रयत्न कर रही थीं। बापु 
ने उत्तर दिया, “अब तो कुछ भी नही ।” पद्धह-बीस मिनट बाद वे उठकर बाहर आए । 
थोडा-सा सोए, फिर उठकर खादा खाया। दोपहर को खूब सोये, पर कसज़ोरी दिन भर 
रही । 
में दोपहर को एक मिनट भी नहीं सो सकी । बापू बाहर सोने गए थे । से भी 
बाहर ही थी। मुझे छूगा कि शायद गरमी के कारण नींद नही आती । दोपहर को में बाहर 
से उठकर अन्दर आई। भाई ने मुझे आते ही मोहनलालभाई का पत्र दिया। मेरी भाभी 
बरकुस्तला के ऑपरेशन के बारे में था। अस्पताल में दाखिल करा दिया गया था, तो 
भी समय पर इतनी ढील हुई कि जान के छाले पड गये । खत में लिखा था कि शरीर में 
नाडी सें रक्त देने की तैयारी कर रहे थे, मगर उसके बिना ही तबीयत सुधर रही थी । 
अभी खतरे से वाहर नहीं है । मुझे, हो सके तो, पेरोल पर आने के लिए लिखा था। 
सरकार भेजेगी तो चली जाऊगी। बाकी इस सरकार से भीख कौन मागे। बाद सें दो- 
तीच तार रूगातार आए थे। पहला पाच तारीख को आया । उसी दिन सिल जाता 
तो भी में आठवी तक पहुच जाती, पर आठवों को पहुंचने में फायदा ही क्या था । 


१९१ नवम्बर ४३ 

कल रात में बारह बजे तक सो नहीं सकी ।॥ माताजी, शकुन्तछा और मोहनलूाल 

की ही याद आतो रही । सुबह प्रार्यना के बाद भी नहीं सो सकी । बापू के उठने पर 
उनसे पुछक्ऋर मोहनलाल और डा० हरजगोर को तार किया कि शकुन्तछा की खबर 
तार से भेजो । सरकार ने मोहनलाल का तार सीधा भेजने को इजाजत दी, मगर 


भागी का आपरेशन ओर मृत्यु इ५१२ 


जा क 
व्डा० हरजगीर को बम्बई सरकार की सार्फत तार गया । बाद में पता चलाया कि तार 
जया ही नहीं । सरकार का हुक्म है कि रिब्नेदारों को ही तार-बत भेजा ज्ञा सकता हे, 
जस पर भी डाक्टर को तार नहों कर सक्तते । 


कि 


वापू की तवीयत अच्छी हूं । कल से बा के 


ब््‌ 


। दोपहर का स्तान देना गून विया है । 


१२ सवम्बन ४३ 

मेरे तार का उत्तर तो नहीं आया, पर मोहनल्ाल के भेजे हुए ४ नवम्बर दग ता 

आज दोपहर को मिला । मोहर से पत्ता लगा कि यह तार यहा ५ नवम्बा” क्रो क्षा गया 

था, मगर यहा से वम्बई और वम्वई से यहा फिर आया है । इसमें शकुन्दल्ा के जापरेशन 

'की खबर है, उसकी हालत नाजुक है। बहुत बुप रूमा। अप्रैल में इसो तरह माताओं 

की बीमारी के समय सवर देर से मिल्ली थी। पर सौभाग्य से माताजी अच्छी होगई 

“थीं। लेकिन दाकुन्तला का न जाने क्या हाल हुआ हो । जाम को विचान आया फि वहा 
सब कुशल ही होगी, नहीं तो अभी तक सबर जलर आती । 





३ नवम्बर ४३ 
सुबह खबर सिली कि € नवम्बर को मोहनलूाल दा एद' दूसरा तार आया था, 
पकिन्तु बम्बई भेज दिया गया है । बसे, इस खबर से ते! होश गुम हे। गए। ताए में क्या 
पलिखा होगा ? हदुन्तला हैँ भी या नहीं। दिन भर रुूस्त ठेचेनी रही 
बम्बई सरकार को पत्न लिखा कि इस तरह की सबर देने में दवनी टोल करना 
समझ से बाहर की बात है, पर सरकार को क्या पदी थी ? उसकी निगाह में बंदी इ सान 
थोडे ही था! दिन भर उत्तर की राह देखती रही, ण्र कोई उत्तर । 


हा । 
पं 
या 
््प 
जल 


१४ नवम्बर ४३ 
बाज भी तार की राह देखते-देखते दिन गया । में वडी वेचेन हो गई। बापू 
कहने लगे, “जब हमें दूसरा तार, जो वम्बई गया है, मिलेगा तभी पता चलेगा। मेरी 
समझ में पहले तार का उत्तर ही वह तार हँ-- भला हो या बुरा । में मानता हू कि बरा 
नहीं हो सकता | मृत्यु होती तो देवदास जरूर हिन्दुस्तान टाइम्स में उसकी फोटो 
देता और उसके बारे में कुछ लिखता । शकुन्तला स्वण भी इतनी योग्यता रखती थी 
“कि उसकी मृत्यु अखबार में दी जावे ।” मुझे डर रूगा कि पहले तार में आया था-हालत 
खतरनाक हे' तो दूसरे में होगा-- चल व्ती' । वापु बोले, "ऐसा हो सकता है, मगर मे 
“मानता ह कि तार अच्छा ही होगा। डाक्टर ने ही श्ञायद तार किया हो कि शकुन्तला की 
हालत नाजुक होने के कारण तुझे पेरोल मिलने में आसानो हो । शायद उनसे स-कार की 
तरफ से कहा गया हो कि वे अर्जी देंगे तभी पेरोल मिल सकदी हूं। ऐसी हालूत में डाप्टर 
सुझे तार करेंगे ।” मेने यह बात मानने की कोशिश तो को, पर दिल बुझा सहा। भाई 
भी कहने लगे, “तुम व्यर्थ ही चिन्ता करती हो, मुझे लो निरागा नहीं लगती ।” बाद में 


डेप२ बापू की कारावास-कहानी 


में सोचने लगी, “शायद झकुन्तला अच्छी हो रही होगी और मोहनलाल अधिक कुछ 
कहना न चाहता हो । शायद वह सोचता हो कि चलो, इसी बहाने पेरोल पर में चहा 
हो आऊयगी 

शाम की प्रार्थना में हरि तुम हरो जन की भीर' गाकर 'ड्बते गजराज रास्यो” 
ज्यो ही ग्राया कि मेरा गला स्घने रूगा । 

१५ नम्बर ४३ 

आज बापू का मौन था। में दोपहर खाना खाकर सो गई । एक बजे उठो ॥ 
बू के पैरो में मालिश करते समय मेने पुछा, “क्या श्री कटेली वगैरह खाना खा गए है ?” 
बापु को सालस न था। आज तो कोई उत्तर आवेगा ही, ऐसी आद्ा थी | बस्बई से 
ही तार आवेगा । जो आदमी खाना लेकर आता है, वही डाक भी रूाता है, इसलिए मुझे 
लगा कि श्री कटेली जब खाने आवेंगे तद कुछ खबर लावेंगे। सोचती थी कि बापु के पैरो की 
मालिश करके खाने के कमरे में देखने जाऊगी कि प्लेटें उठ गई हे कि नहीं । इतने में 
श्री कटेली को वरामदे में से जाते देखा । मेरा माथा उनका, लगा कि कुछ खराब खबर 
है । इसलिए मुझे तार देना नहीं चाहते, भाई को देकर आए हे । सन में हुआ कि बापु 
से कह । दौडकर भाई से पुछ । मगर अपने आपको रोका । बापू सोने की तयारी में है ४ 
उनकी नींद क्यो बिगाड़ ? बाद में पूछ आऊयी । और ज्ञायद श्री कठेली उधर किसी 
दूसरे ही काम से गए हो । यह विचार चल ही रहा था कि भाई ने तार लाकर वापु के 
हाथ में दिया । मेने कहा, “बोलते नहीं हो, खराब खबर है न?” दापु ने सिर हिलाकर 
हुए कहा । मेने पुछा, 'शकुन्तला गई ?” दापु ने सिर हिलाया, (हा 7! डर तो था ही- 
पर आज्ञा बधी थी कि वहु तो अच्छी ही होगी । मगर वह कहा से ? बहु तो सोमवार, - 
८ नवम्बर को ही चल बसी थो । में उठकर वयीचे में एकान्त में जा वेठी । दु ख के मारे 
फटते हुए हृदय से सोचती रही कि माताजी और सोहनलाल अब क्या करेंगे। ऐसी 
देवी जगत में कहा मिल सकती है ? रिश्तेदार क्या, मित्रवर्ग क्या, जिस किसी को मिली, 
उसीका मन हर लिया । उसकी हसती मूर्ति मेरे सासने नाचने रूगी । उसकी मीठी 
आवाज मेरे कानो में गूजने लूगी । 

भाई आकर मुझे वापस ले गए । उठकर कातना शुरू किया। पढना तो असमस्भेव 
था ही। आखो से अश्रु-घारा वह चली। बापू ने आकर यह देखा तो उन्होने अपना मौन- 
व्रत तोडना चाहा, पर मेने ऐसा न करने को कहा । उन्होने सब कार्यक्रम चालू रखने को 
कहा, मगर मेरे सामने तो झकुन्तला थी । 

फिर विचार चले । रविवार के रोज डाक्टर लोग छुट्टी की घुन में होगे और 
शकुन्तला चहा पर इतनी अशकक्‍त हो गई होगी कि ऑपरेशन सहन न कर सकी होगी । 

मीराबहन आई । सहानुभूति दिखाने लगी, “तुम वहा होतों तो उसका तुम्हारे 
प्रति विद्वास ही उसे बडी मदद करता ४ पर से वहा होती कंसे ” सरकार की तरफ 
से तार देने में इतनी ढोल हुई थी कि भाभी ८ तारीख को ही गुजर गई और मुझे १५ 


कि 


भाभी का आपरेशन तथा मृत्यु ब्ण्३ 


तारीख को उसकी मृत्यु का तार मिला । 

हम घर में तीन बहनें हँ--तीनो डावटर । और जशकुन्तला के काम एक भी न 
आई मोहन ने प्रकाश या सत्या को ही बुरा लिया होता | मुझे भी तो उसने कलॉपो गन 
करवाने के वाद ही लिखा । नतीजा यह हुआ कि खबर मुझे उसके ऑपरेणन के सम्य 
नहीं, बल्कि मृत्यु की मिली । 

शकुन्तला की बच्ची का खयाल आने लगा, बेचारी बनी रहे । मीरावहन कहने 
लगीं, “अब तुम्हें बच्ची की देखभाल करनी चाहिए ।” मेने कहा, “वहा के लोग तो 
करते ही. होगे ।” वे कहने रूगीं, “हा, मगर तुम यहा से भी मदद कर सकती हो ।' 

शाम को प्रार्थना में मगल मदिर खोलो' गाया । जीवन वन अति वेगे बढाव- 
यर्ऊ' गाते समय आवाज जवाब दे गई । मनु को किताब दी कि गीत को चलाए, पर वह 
भी रोने ऊूमी । मुश्किल से किसी तरह भजन पूरा किया । रामायण की एक चौपाई 
पढकर बन्द कर दिया । 

डायरी लिखकर सोने को गई, मगर नींद कहा ! आसो के आगे शकुन्तला थी । 
माताजी और मोहन का विचार आने रूगा। दब को अस्पताल से कहा ले गए होगे ? इमशान 
कहा दूढा होगा ? जाम को पौने पाच दजे मृत्यु हुई तो बव को कब जलाया होगा ? 
और वह नन्‍हों-सी बच्ची | उसका अब क्या होगा ? मोहन का क्‍या होगा ? माताजी 
की पौन्न पाने की इच्छा का क्‍या होगा ? बिना शजुन्तला के तो मे उस घर को कापना 
ही नहीं कर सकती । 

१६ नवम्बर “४२ 

सुबह एक-एक अग दुखता था। सिर में सरत चोट खाए हुए इन्मान की-सी 
मेरी स्थिति हो रही थी ॥ कल शाम को बच्ची के विषय सें पूछनें को तार तैयार किया था, 
आज सुबह वह भेजा । दोपहर को मोहनलाल का तार आया कि तुम कहो तो बच्ची को 
तुम्हारे पास ही भेज ६, सरकार को इस वारे में लिखता ह, इत्यादि । सरकार आने दे 
तो में उसे खुशी से *खू, मगर सरकार कभी आने नहीं देगी । मनु तो उछल पडी कि 
बेबी आबे तो बडा अच्छा लगेगा, मगर इस बात का विचार करना भी वेकार है 
मोहनलाल तार से उत्तर मागते हैं । तार रिखा--“तार मिला । इजाजत मिलनी 
मुमकिन नहीं लगती । मेरी सलाह हैँ कि दूसरी दो बहनें वारी-वारी से माताजी 
के पास रहे, जबतक कि बच्ची खतरे से बाहर नहीं हो जाती ।” 

बापू कह रहे थे, “तू पेरोल की अर्जी देकर चली जा ।” मेने कहा, “उससे कया 
फायदा ? महीने-टेढ महीने में बेबी वटी और समझदार तो हो नहीं जावेगी । फिर 
मेरे साथ हिल जावेगी तो मेरे यहा आने के समय उसे और भी कप्ड होगा । माताजी को 
भी दुबारा सदमा होगा । इससे तो यही अच्छा कि सेरी दो चचेरी बहनें वारो-ारी से 
महीने-महीने की या अधिक छुट्टी लेकर वहा रहे। पीछे देदी जब सफ्र काने छायक हो 
जाय तब उसे और माताजी को अपने साथ ले जाए 


र३ 


इं५४ बापू की कारावास-कहानी 
तार कल जावेगा, पीछे पन्र लिखना होगा। वापु ने कल शाम सरकार को शेजनें 
के लिए एक पत्र तैयार किया था। उसमें मुझे तार देर से मिलने के बारे में शिकायत 
थी। कहा गया था कि उनके साथ रहने वालो को कंदिणे के साधारण हको से भी 
वचित रखा जाता है, यह ठीक नहीं । मिसाल के तौर पर डा० गिल्डर की बीमार पत्नी 
अथवा उनकी छडकी उनसे मिलने नहीं आ सकतीं । ऐसे ही वा के और मनु के बारे सें 
लिखा था। द्ञाम को चार बजे वह पत्र गया । सामान्यत यहा की डाक रजिस्ट्री से जाती 
है, सगर रजिस्ट्री का समय बीत गया था, इसलिए बापू के कहने पर पन्न बिना रजिस्ट्री 
के ही गया । कल उसकी नकल रजिस्ट्री द्वारा भेजी जावेगी। बाद को प्रार्थेना.के समय 
वापु डा० गिल्डर से सजाक कर रहे थे, “डाक्टर, मुलाकातो के लिए तेयार रहना ४” 
मुझे रूग्रा कि या तो मुलाकाती लोग आवेंगे या जिन्हे यहा की वन्दिशें नहीं चाहिए, उन्हे 
विस्तरा गोर्ू करने का हुक्‍्स आवेगा । 
१७ नवम्बर “४३ 

आज दोपहर को वा के नाम छग़नलारूभाई का पत्र आया। दकुतला का 
ऑपरेशन करना पडा। अब चिन्ता का कोई कारण नहीं हैं ।! हा, अब चिन्ता काहे की ! 
अब तो शकुतला भगवान्‌ की गोद में सुरक्षित है । पीछे पत्र में लिखा था कि उन्होने वा के 
थत्र से समझा था कि मनु और सुशीला को सरकार ने छोड दिया है, मगर वे 
दोनो अपनी खुशी से वा और बापू की सेवा कर रही हे । वा को यह खठका । उन्होने 
वापू से जाकर तार तंयार कराया कि यह बात गलत है । सिर्फ मनु को ही छोडने 
की बात थी, सुशीला को नहीं । मेले समझाया कि तार की क्या आवश्यकता है, मगर 
वे नहीं मानी । 

सवेरे बहुत धुन्ध थी। सामने का दरवाज़ा भी नहीं दिखाई देता था। 


१८ नवम्बर ४३ 

आज सुबह आकाञ साफ हैं । खासी गर्मी पडती हैँ । श्री कठेली के घुटने में दर्द 

है, कल से खेलते नही । कल सुबह में और मनु दोनो अकेले ही खेले थे, आज नहीं खेले । 
दिन अधिकाशझ से बेकार गया । रात को भी कुछ नहीं पढा । 


१९ सवम्बर “४३ 

दिन बहुत खराब गया । गीताजी में रोज पढती हू कि मृत्यु का स्वरूप दया है, 

मगर जब उस ज्ञान पर अमल दरने छा अवसर आता है तव असफल रिद्ध होती हु । 
बीते वर्षो में महीनों तक महादेवभाई की मूरि आखो के सामने नाचतो रहती थी, इस 
वर्ष शकुतला की है। प्रार्थना के लिए आखें बन्द करती हू, पर शकुतला सामने आ खडी 
होती हँ-- वही मधुर मुस्कान, वही हसता हुआ चेहरा । रात की सोने के लिए आख बन्द 
करती हू, तव फिर वही हाल होता है । मेरे जैसे, जिन्हे ईश्वर नें इतना सब॒दिया हैं, 


भाभी का आपरेशन तथा मृत्यु ३५५ 


५५४ 
सअमतुष्ट रहते हे, मगर वह लडकी हमेशा सतुप्ट थी । निराशा-जैसी चीज़ उसके पास 
थी ही नहीं । वह चली गई ओर हम यातना भुगतने को रह गए । 
सरकार पर गुस्सा आता है, जिसने हमें बन्द करके इस तरह प्रियजनों का वियोग 
“दिखाया-- जब तक तन में प्राण है, मे सरकार से लूडती ही रहूगी । वह सत्तम होगी 
या हम 
२० नवम्धन (८३ 
शकुन्तला की बातें होती रहीं । बेची दच जावे तो बदी बात है। मा ने इसी 
बच्छी के कारण प्राण दिये । 
महादेवभाई की सम्राधि पर सुबह सूब फूड सजाए। अब तो कुछ फूल रहे 
ही नहीं । सब सू् गए, इसलिए फूलों के अभाव में मीराबहन पूजा में भो अधिकतर 
'पत्तों से ही काम चरछाती है । 
महादेवभाई को समाधि पर प्रार्थना करते समय उनकी मुरत्ति के साय-साथ शकुतरा 
की मृत्ति भी रहती है । 
२१ नवम्थर ४३ 
मीरावहन को थोदा-सा बुखार है । जुकाम अच्छा हो जाने पर भी जभो तक 
उनका गला सराब हूँ । हाथ में भी बहुत दर्द होता है । मृत्यु की सबर ने भी उन पर 
अमर किया हैं । 
यहा बेठे-वंठे जानती थी कि बकुतला वहा आराम से होगी, इसलिए सतोष 
था, भमगर एक तार ने दुनिया ही वदल टी है । वह क्षौक्षिक लूडकी हमारे पास क्यो रहुती ? 
हम उसके लायक नहीं थे । 
२२-२३ नवम्बर “४३ 
दो दिन तक डायरी नहीं लिप्ी । छुछ करने को मन नहीं होता । बापू करू 
मुझ से कह रहे थे, “मुझे नहीं मालूम था कि तुझमें इतना राग हूँ ।” मेने कहा, “मेने कभी 
किसी पर ऐसा असर नहीं डाला क्षि मुझ में बेराग्य हैं ।” बापु कहने लगे, “वेराग्य भले 
न हो, पर उसमें और राग में फर्क है ।” जो भा हो, में झनुत्तत़ा को भूल नहीं सकती । 


लक्ष्मी भाभी ने वा को पत्र भेजा है ! शकुतला को मृत्यु का भी थोडा हवाला 
था-- “वबहुत्त दु ख और वेदना उसने सहन की , मगर मृत्यु के एक घटा पहले तक सबको 
पहचानती थी । शब वो नहला-धुलाकर और लाल चुनरी जोढाकर लाए तो नई दुलहन- 
सी लगती थी 7 बह नई दुल्हन भगवान्‌ की थी, उसीके पास चली गई । 

लक्ष्मी भाभो का एक तार भो जाया हैं। उत्तमे 'वेदी अच्छी हैं! यहू जानकर 
खसत्ोपष हुआ । धववर उसे दीघोयु करे ! 

मोरावहन ज्यादा वीमार है, बुखार अधिक था, गले की गाठे फूलो हे । 
खनमें से गले में अन्दर मवाद मिकलता देखा जा सकता हैं । 


३५६ बापू को कारावास-कहानो 


र४ें मतस्व॒र ४३ 
काग्रेस की ज़िम्मेदारी' पैम्पलेट के सम्बन्ध में बापु के पत्र का सरकारी उत्तर 
आया । कोरा जवाब था--- आपने आठ अगस्त वाले प्रस्ताव के बारे में सत नही बदला ४ 
कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी अपना रुख नही बदला । सो आपको मिलने देने में कोई फायदा 
नही । बम्बई सरकार को बापु ने जो पत्र लिखा था, उसका भी जवाब आया कि 
आगे से तार जल्दी मिला करेगे । डा० गिल्डर की मुलाकात के बारे में उनकी लडकी ने 
सी लिखा है । उसी सिलसिले में वापु का पत्र दिल्ली भेजा गया हैं । 
आज भीरावहन को १०२ डिगरी तक बुखार रहा । सलफा शुरू किया तो 
उत्तर गया । कमज़ोरी बाकी है । 


२५ नवम्बर ४३ 
मीराखहन के ख़न की परीक्षा करने के लिए डाक्टर को बुलाया, लेकिन बहु 
परीक्षा करने का सामाल नहीं लाया था । वह्‌ केवल खून भी सस्‍्लाइडें” ले 
गया । हम तो स्‍्लाइडे पहले ही भेज चुके थे। गले के मबाद का फोआ बना कर 
भी परीक्षा के लिए ले गया। 
आज मीराबहन की तबीयत थोडी अच्छी रही, बुखार ६६४ से ऊपर नही 
गया । सारी दोपहरी उनकी सेवा में गई। एनीमा दिया और स्पज भी किया। यहा 
डाक्टरी और नसिंग दोनों करने पडते हे । 
२६ नवम्बर ४३ 
प्रकाश का पत्र आया है। उसे भी मृत्यु का ही तार मिला था। बेचारी तुरत 
आई । माताजी को बीस-बीस दस्त आते थे, तीन दिन के इलाज से कुछ फायदा हुआ । 
बेबी को अस्पताल से लाई । उसे हरे दस्त आ रहे थे, मुह में दाने भी थे, पर अब अच्छी 
हे । 
२७ नवम्बर ४३ 
आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन हैं, यानी शनिवार । सुबह जितने फूल 
इकद्ठे कर सकी, किये । उनसे से मीौराबहन की पूजा के लिए भी ले आई-- बालक्ृष्ण 
को महादेव का प्रसाद मिला। 
२८ नवस्वर ४३ 
सोचती हू कि मृत्यु से इतना क्या घवडाना, जबकि सभी को आगे-पीछे एक- 
न-एक दिन जाना ही ह ! मगर यह विचार तो पीछा ही नहीं छोडता कि शकुतला अब 
कभी नहीं मिलेगी । 
बेबी का विचार आता था। भण्डारी आए तो मेने पूछा, “मेरे भाई ने मुझे 
तार किया था कि दे बेबी को मेरे पास रखने के लिए अर्जी दे रहे हे। उसका क्या हुआ ?” 


परीक्षा के लिए खून की बूद शीश्वे की पटरी पर फैलाकर ले जाते हू । 


वा के बारे में चिता 


ह्ए 


५७ 

उन्होंने बताया, “अर्जी मेरे पास आई थी। सरकार को भेजी है मालूम नहीं, सरझाः 
डजाज़त देगी भी या नहीं । 

२०७ नवम्बर 'ड३ 

आज वापु का मौन हें । डा० गिल्दर को आज मुलाकात जा अवसर मिलेगा, 

भडारी करू कह गए थे। डा० साहब जल्दी तैयार हुए, मगर गाडी करीब साटे बारह बजे 

आईं । दो सिपाही साथ गए। साढें तीन बजे डा० साहव वापस आए। अभी एक मुझाशात 

मिली है, दूसरी मुलाकातो की वात चर रही हू । दो हफ्ते में पता चलेगा | डा० गियर 


है 
5 


बहुत खुद हूं 
बापू ने मोहनलाल के पत्र तार आदि दोपहर को मागें । रात के समय सरकार 

को भेजने के लिए एक पत्र तैयार किया। बेबी के विषय में सरकार को मोहनलाल नें 

लिखा हुँ । सरकार स्वीकार करे तो अच्छा है, नहीं तो मुझे पेरोल पर छोड दे । हा, इससे 

कुछ दिक्‍कतें अवश्य वढ जायेंगी । बापू और वा को क्प्ट होगा, वे कप्द सहन कर छंगे । 

"मुझे लूगता है, वाप्‌ एक व्यक्ति के बारे में इन लोगो को क्यो लिखें ? उनके पास बहुत 

“बडे काम पडे है, मगर बापू ने लिखा ही । थे छोटी चीजो से हो घटी चीजो पर जाते हे । 
मेरी चचेरी बहन सत्या का पोस्टकार्ड पद्रह दिन बाद आया । 


शि 


ब्च्टू 4 ] 


वा के बार से चिता 


वा की तवीयत परसो से अच्छो नहीं है । करू स्नान-घर में उन्हें इतनी कमज्ञोरी 
“लगने रगी कि उन्होने मुझे आावाज दी । में जाकर उन्हें बाहर छाई । अपने आप उठने 
'की उन्हें हिम्मत नहोंती थी । 
३० नवम्बर ४३ 
कल रात वापू ने सरकार को लिखा था कि वह मोहनलाल की अर्जी के अनुतार 
बेबी को न भेज सके तो सुशीला को पेरोल पर छोडे । मुझे रूगा कि बापू तो पेरोल के 
खिलाफ हूं, फिर मेरे लिए क्यो लिखें? बापू इस वात पर विचार कर रहे हैं । इस 
सम्बन्ध में मेने भाई से भी वात की । 
आज इस पत्र ने ही दिन का सारा समय ले लिया । 
वा का दम खूब फूल रहा था। रात को आक्सीजन मगाकर रसी, क्योकि 
वा की हालत किसी भी समय वियड सकतो हैं । 
१ दिसम्बर ४३ 
आज मेरे वहुत रोकने पर भी बापू का पत्र गया। मेने और डा० ग्रिल्डर ने सरकार 
को पत्र लिखा कि वा की हालत अच्छो नहीं है। उन्हें नियरभित मुलगकात सिलनी 


झ्ेपट बापू की कारावास-कहानी 


चाहिए। वह दवारूप काम करेगी । कच्ची नकल मेने तैयार की थो, जिसे रात मे 
टाइप कर लिया। 


२ दिसम्बर ४३ 
मालिश के ससय बापू को उस पत्न के बारे मे बताया, जो कल वा के सम्बन्ध में 


तैयार किया था । डा० गिल्डर से उन्होने कहा, “अगर यह पतन्न भेजना डाक्टरो को अपना 
धर्म लगे तो भेजे।” डा० गिल्डर को ऊूगता था कि अभी तो बापू ने उनके और मेरे 
बारे में भी सरकार को लिखा हैं । एक और माग करना जायद ठीक न हो। 
मुझे लूगता था कि भेजना हो तो जल्दी ही भेजना चाहिए, क्योकि आज बा कौ 
तबीयत इतनी बिगड गई है और दो हफ्ले पीछे अच्छी भी हो सकती है। दूसरी बार 
बिगडे तबतक की राह देखनी चाहिए । अगर मुलाकात वा के लिए दवारूप है तो उसमें: 
देर क्यो की जाए ! वा हर बार खतरे से वच ही जाएगी, यह मानने का कोई कारण नही ॥ 
आखिर डा० गिल्डर कहने लगें, (हम डा० शाह से सब हाल कह देंगे। वे अपने आप 
लिखें तो ज्यादा अच्छा होगा ।” डा० शाह आज आए नही सो कुछ कर नही सके । 

बा की तबीयत कुछ ज्यादा ढीली है। उनमें स्नान करने की शक्ति नहीं हें, 
इसलिए उन्होने स्पज ही किया । 

बापु बहुत विचार में पडे दीखते है, बा की चिन्ता में हे । 

ं ३ दिसम्बर ४३ 

आज बा की तबीयत कुछ अच्छी है । डा० शाह आकर कहने लगे कि उन्होने 
बा को छोडने के लिए लिखा है । डा० गिल्डर ने बताया कि वे छुटना तो चाहती नही 
है। मुलाकात की सुविधा के लिए लिखना चाहिए था कि जिससे वा का सन 
कुछ शान्त हो । शायद डा० शाह इस बारे में लिखेंगे। मीरावहन के बारे से भी डा० 
शाह ने लिखा है कि या तो उन्हे अस्पताल में भेजा जाए या उन्हे छोड दिया जाए। यहा 
उनका इलाज नही हो सकता । 

सीराबहन वापू से कुछ सवाल पूछना चाहती हे ताकि एकाएक छूटले का हुक्म 
आ जावे तो उन्हे कठिनाई न आवे। 

अं ४ दिसस्वबर ४३ 

आज झनिवार है, महादेवभाई की मृत्यु का दिन । आजकल फूल नही है । 
सिपाही ने थोडे फल इकट्ठे किये, उन्हीं की सहायता से समाधि की सजावट की । 

कल रात में वा की तबीयत बहुत खराब थी। दम के कारण बहुत कम सो सकी ॥ 
हम लोग ) कम सो पाए। सबेरे दातुन वगरह उन्हे खाट पर ही कराई। 

मेने शाम को बाइविल के समय भी ससस्‍्कृत पढना शुरू किया हैँ ताकि अगरः 
पेरोल पर जाना हो तो सस्कृत की दोनो किताबें घर से ही पवकी कर छाऊं , परतु शकाः 
हैं कि सरकार जाने की इजाजत दे ही देगी । 

तीन दिन पहले हम शाम को खेलकर लौट रहे थे तो सीढी के पास 


वा के बारे में चिता ३५६ 
कैना [ अकाक) के फूलों में एक छोटा-सा पक्षी बंठा फटफडा रहा था। भाई ने पक्‍ट 
लिया। कहने लगे कि मीरावहन को दिखाएंगे । ऊपर लाए । मोराबहन ने 
कहा, “यह शकरखोरा का बच्चा है। इसे दो-चार दिन रखें ओर जब इसमें उठने 
की द्रावित आ जाए तब जाने दें। ” बापू को छोटी-सी रदुदी की टोकरो थी। उसमें पत्ते 
विछाकर, वीच में एक दातुन आरपार रखी । उस पर उसे चबिठाबा ।॥ 
टोकरी के मुह पर वे कपडा बाघ देती है कि कहों बिल्ली न सा जावे ओर हवा नी अन्दर 
जाती रहे । उसे शहद सिलाती हैँ, पानी पिलछाती है। बापू के पास जब बाइप्रिल 
पढने आती हैँ तो उसे साथ छाती है । दरस्त की एक टहनी बहा रख देतो 
हैं और जयल का-सा वातावरण पक्षी के लिए बन जाता है । फूल छेने जाती है 
तो उसे साथ ले जाती है। बहु धूप में उछलता-कूदता रहता है। पहले दिन मीरायहन 
को डर लगा था कि वह बवीमार-सा लगता है। मगर धूप में सूव उठलने छूगा, इस- 
लिए उनको लगता हैँ कि एक-दो दिन में वह उड जावेगा । 

वा की तवीयत अच्छी नहीं । दोपहर को स्पज किया । बाद में उन्होंने थीडी 
नींद ली । आज वह इतना घबरा रही थी कि एक वार कहने रूगीं, “बस, में अब 
चार-पाच घटे की मेहमान और हूँ ।” मेने कहलाया, “नहीं वा, अभी तो चार- 
पाच वर्ष है ।” 

दाम को वे कुछ स्वस्थ हुई । सुबह कटेली साहब पूछ गए थे कि वा किस-किस 
से अर चाहती हूं । बापू ने. रूम्वी सूची दी और कहा कि याद आविगे तो भौर नाम 
बतावेगे । 


रात में नींद कम आई। बापू भी कम सोए। बापू का रक्तचाप ज्यादा है । 


७५ दिसम्बर “४३ 

भडारी और ज्ञाह आए । खबर मिलो कि सरकार में देवदास और रामदास- 
भाई को आने के लिए तार दिया हैं । रामदासभाई से टेलीफोन किया कि नीमू भाभी 
आज दोपहर तक पहुँचेगी । वे खुद और बच्चे नहीं आ सके । वे लोग सरकार के तार 
से बहुत घबरा गए होगे । 

बा की तवीयत आज अच्छी है । रात में नीद अच्छी आई। मुलाकात को आशा 
से उनकी तबीयत में काफी सुधार हुआ है। नीमू भाभी तो जाम को सवा छ 
बजे आईं। एक घटे की मुलाकात थी। साली वा और बापू को वहा रहने की इजाजत 
थी। श्री कटेली सारा समय हाजिर रहे । 

पता रूगा है कि देवदासभाई कल आ रहे है । 

कल रात में बडी सर्दी थी । सुबह मीरावहन ने देखा कि पक्षी रात को सर्दी 
में खतम हो गया था। बहुत बुरा लगा। मीरावहन ने गड़ढा खोदकर उसे दबाया । 
बहा एक पत्थर स्मृति के तौर पर रखा और उस पर कुछ लिखा भी । 


३६० बापु की कारावास-कहानी 


कल से शाम को कठेली साहब ने खेलना शुरू किया हैँ, अच्छा रूगता है । 

करू मीराबहन ने बापू से कुछ प्रदन पूछे थे। आखिरी प्रदन ससमाजवाद पर 
था। बापू कहने रूगे, “इस प्रयोग की ओर आदमी उदासीनता नहीं रख सकता और 
रखनी भी नहीं चाहिए । 

“मुझे इसमें बहुत रस आ रहा हैं। चीन और रूस का इतिहास पढा। इसमें 
शक नहीं कि ये लोग जनता की सेवा के लिए ही सब कुछ कर रहे हे, अगर उनका 
पाया हिसा सें है। हिसा के बिना वे रह नही सकते और हिसा हमेशा टिक नही सकती। 
इसलिए यह प्रयोग भी अन्त में निष्फल होगा, ऐसा मुझे लगता है । आज तक हिंसा ऊपर 
के बर्ग वालो के हाथ मे थी, अब वह जनता के हाथ में आई है। यह कोई नही कह सकता 
कि इसका परिणाम क्या होगा ।” 

मीराबहन ने चीन की बात चलाई । कहने छूगीं, हिसा के प्रघन को छोडकर 
अगर देखा जाए तो समाजवादियो में और आपके शिक्षण में ज्यादा अतर नही है।” 
बापू ने कहा, “ मज्ञीन का प्रचार भी तो है। ” सीरावहन बोली, “मगर वह इतना बुरा 
नही। उसे आसानी से फेंका जा सकता है। क्‍या आपको ऐसा नही लगता ? ” बापु 
कहने रंगे, “मुझे तो उससे उल्टा लगता है। उद्योग का, मशीन का प्रचार हिसा की जड 
है और उसे निकालना आसान नहीं । उसे निकालना शायद हिसा को निकालने से भी 
ज्यादा कठिन हूँ ।” 

सीरावहन ने कहा, मगर वे लोग जल्दी ही समझ जावेगे कि इस पथ पर चलना 
मूर्खता है। रूस की आबादी कम है, सो वे तो सदियो अपनी मूर्खता समझे बिना इस 
रास्ते जा सकते है, मगर चीन की आबादी ज्यादा है। वे छोग जल्दी ही समझ जावेगे 
कि उद्योग बढाने में, मिले बढाने में, उनकी बर्बादी हैँ । ” 

है ६ दिसम्बर “४३ 

आज वापु का मौन हैं। बापू ने बा की मुलाकातो के बारे मे एक पत्र सरकार को 

लिखा, मगर बाद में उसे न भेजने का निश्चय हआ। डा० शाह आए। कहने लगे, 

“श्रीमती रामदास को आने की इजाजत फिर मिलनी चाहिए। ” वे भडारी से भी यही 
कह कर आए होगे। रात को खबर मिली कि उन्हे आने की इजाजत सिलेगी। 

दोपहर को अखबार में देखा कि देवदासभाई आज दोपहर पुना पहुच रहे हे । 
शाम को हम लोग खाने की तैयारी में थे कि पता चला कि देवदासभाई आए है। वा ने तो 
कह दिया कि कल आवबे, आज बापू का मौन हैं। मगर बापू ने अभी आने को कहा। 
कारण पूछा तो बापु ने लिखा, “अगर वा को रात में कुछ हो जावे तो ?” मौन छोडने 
के बाद रात को समझाने लगे, “महादेव ने जाते समय क्या एक घटे का भी नोठिस दिया 
था ? बह तो बीसार नही था, मगर बा तो, हम सब जानते है, किसी भी दिन बगेर नोटिस 
दिये जा सकती है । कही कुछ हो जावे तो हमेशा के लिए मन में अफसोस रह जावे। 
देवदास तो वा से मिलने आ रहा है, मुझसे नहीं । मेरे मौन के कारण उसे रोकना ठीक 


वा के बारे में चिता 


श्छ 
१ ५॥॥ 
बल 


न्न था ।/ 

देवदासभाई आए । उन्होने बापू को शकुन्तछा का सब, हार सुनाया । बाद 
नें माताजी, मोहतलाल और थेबी के समाचार बताएं। बेबी अच्छी हैं, सब लोग 
हिम्मत रख रहे हे । 

सभी कहते है कि अगर में झकुतला के पास रहती तो ज्ञायद उसके लिए कुछ 
ज्कर पाती, मगर सच तो यह है कि जब किसी को जाना होता है तो बचने के साथन 
भगवान्‌ गायब कर देता हैँ । बुद्धि भी ऐसी हो उत्पन्न करता है कि बचने की सूरत ही न 
“रहे, इसलिए वार-वार वियुरने से लाभ क्‍या ? 

माताजी को मेरे पत्रों से वडा सतोष मिला, यह बताकर देवदासभाई ने बापू 
से कहा कि सुझीछा के पत्र माताजी के लिए ताकत की दवा (टानिक) 
का काम करेगे, इसलिए बापू को चाहिए कि वे मुझे नियमित रूप से पत्र लिसने का जादेश 
दें । दु ख हुआ। लिख सक्‌ तो मुझे भी बडा अच्छा लगे, मगर जब एक वार तनिईचय कर 
लिया कि नहीं लिखना हैं तो निग्चय किस तरह तोडा जाय । सरकार 
भी कहेगी कि देख लिये ये लडने वाले, जरा-सी तकलीफ हुई नही कि फिसले 

क्ापु ने मुझसे आवश्यकता पडने पर पत्र लिखने को कहा । मुलाकात में बापू 
और बा को हो रहने को इजाजत थी । देवदासभाई अभी बैठे हो थे कि इतने में 
वा की उाती में दर्द अधिक होने लगा। बापु ने देवदासभाई को भेज दिया। वाद में हम 
लोग बा की सेवा-शुश्रूषा में लगे रहे । 

वा की तवीयत कुछ अच्छो दीख पडी, इसलिए हम लोग घूमने आए और 
आर्थना के बाद काता । प्रार्थना भीतर हुई, क्योकि करू से था ने अन्दर सोना 
शुरू किया हैं। वा के पास रात के १९ बजे तक बंठी और उन्हें चुलाकर सोई । 


७ दिसम्बर “४३ 

आज से वापु ने सुबह घूमने जाने का समय आठ बजे का कर दिया है , क्योकि 
सुबह सर्दी बहुत पडती है । घृप में घूमना अच्छा लूगता हैं। शायद कल से सवा आठ पर 
ही मिकले । 

डा० गिल्डर वगैरा ने सुबह का नाइता छोड दिया है, साढे दस-ग्यारह बजे 
खाना खाते है । रसोईघर का सिपाही बीमार है, इसलिए कल से से ही रोटी बनाती 
हूँ। एक दूसरे केदी को भी सिखाया हैँ, शायद वह अब बना लेगा । 

नीमू भाभी साढे तीन बजे आई और घटे भर वाद गई । पीछे देवदासभाई आए। 
यापू को यह सब समाचार सुनाते रहे । माताजी ने सरकार को अर्जी दी थी कि वह या तो 
सुझें छोडे या उन्हे मेरे पास रखे । यह न हो सके तो महोने में कम-से-कम एक मुलाकात 
की व्यवस्था करे। पद्रह दिन वाद जवाब आया कि इन वालों में से एक 
भी नहीं हो सकती । 


३६२ बापू की कारावास-कहानी 


मेने जब यह सुना तो बडा अफसोस हुआ । बापू को भी अच्छा नहीं लगाए 
उनका मत हूँ कि मुझे छुडवाने की कोशिश करना फिजूल है। सत्याग्रह को यह शोभा 
नही देता। जो करने या मरने की बात कहकर आते है, उन्हे तो सरकार छोडे तो भी वे 
फिर जेल जाने की तेयारी किये रहते है । 
बेबी के विषय में देवदासभाई ने बापु को बताया कि उससे तो क्या माताजी 
ओर वया मोहन---सब का सन लगा हुआ है, इसलिए उसको वहा से हटाने की कोशिश 
ही नही करनी चाहिए। इस पर बापू विचार करने लगे। सोचने लगें कि जो खत लिखा 
था, वह वापस ले लेना चाहिए या नही। पेरोल बेबी के लिए मागी थी, उसके लिए आवहय- 
कता न हो तो मेरी या मेरी माताजी की खुशी के कारण पेरोल मागना ठीक नही 
मुझे भी लगा कि बापू का जो पन्न गया है, उससे किसी तरह का गोलमाल नही होना 
चाहिए । माताजी की खातिर पेरोल भागे तो वह एक स्वतत्न विषय होगा, बेबी के साथ 
वह विषय सिलाना नही चाहिए । घूमते समय यही चर्चा चली । 
देवदासभाई के जाने के बाद बापू को दूध वगेरा दिया, पीछे घूमने गए ।, 
प्राथेना के' बाद काता । 
८ दिसम्बर “४३ 
सब सोच-विचार कर बापू ने बेबी के यहा आने या मेरे पेरोल पर छोडे जाने के 
बारे से अपनी सागर को वापस न छेने का निश्चय किया। उन्होने देवदासभाई के मान 
: जाने पर ही वह कार्य करने का विचार किया था, मगर देवदासभाई ने यह पसन्द नहीं 
किया। उन्हे लगता था कि बेबी का क्या भरोसा हैं। फिर माताजी व मोहनरूाल की बडी 
समस्या के कारण भी यह बात इष्ट थी। मेने बापु से कहा कि उन्हे जो ठीक लगें वह करे, 
सगर बापु को लगा कि देवदास ने जो खबर दी है, उसका आश्रय ले कर कुछ भी करना 
हो तो उसकी सम्मति से ही करना चाहिए। 
किल्योरलालभाई की तबीयत जेल में बहुत खराब रहती हैं । वजन ७५ पौण्ड 
हो गया है। इस बारे सें बात करते-करते बापू कहने रूगे, 'मेने तो किशोरलाल को 
खोने की पूरी तेयारी कर लो है। मुझे यह सुन कर जरा भी आइचर्य न होगा कि किशो र- 
लाल महादेव की तरह नागपुर जेल सें ही चल बसा। अहिसक रूडाई दूसरी तरह चलः 
नहीं सकती ।” 
इस परिस्थिति में भी सत्याग्रहियो को जेल से छुडाने के लिए आदोलन कौ” 
बात करते हुए बापू कहने लगे, “व्यक्तियों के लिए ऐसा करना ठीक नही है, खासकर 
सरकारी अमलदारो से मिलकर उनसे ऐसी माग करना तो एकदम अयोग्य है। जो आदमी 
इन लोगो के पास कुछ भी भागने जाता है, वह कुछ खोकर आता है । अपना तो खोता' 
ही है, मगर हिन्दुस्तान का भी कुछ खोकर आता है। खुला सार्वजनिक आदोलन लोग 
कर सकते है, मगर वह तो ऐसे सब के लिए होगा, एक अकेले व्यक्ति के लिए नही। ” 
बा की तबीयत अच्छी नही है। दिन सें तो कुछ ठीक रही, मगर शाम को ज्यादा 


वा के बारे में चिता ३६३ 


विगडी । पेट में तकलीफ थी । भाई वाहर से उन्हे उठाकर अन्दर छाए। शाम को हम 
लोग घूमने गए थे, उस समय भी वा को कुछ घबराहट हुई थी। मुझे बलवाया था, तभी 
सेंने निइचय किया था कि जवतक वा कुछ अच्छी न हो, उन्हें एक मिनद भी अकेले नहीं 
छोड़ूगी । 
बापू का रक्तचाप कभी-कभी ज्यादा रहता है, सामान्यत सुबह १९२ ४१०४। 
उन्हें वा की काफी चिता रहती है । कहते ये, “मुझे आज्ञा यो कि वा को साय लैफर बाहर 
जाऊगा, मगर अब वह भाज्ञा छूट गई है।”/ 7 
वा को स्ट्रोफैन्यस' नाम की दवा देना बन्द कर दिया है। आज नोमू भाभी और 
देवदासभाई वा से मिलने आए । सबका स्वागत करने और विदा करने का काम बापू 
को करना पडता है, क्योकि इसरो को तो उन्हे मिलने की इजाजत नही है । 


९ दिसम्बर ४३ 
आज रामीबहन, मनु मशस्वाला, वा के भाई और देववासभाई बा से मिलने 
आए। दोनो बहनें साथ आई, फिर मासा और देवदासभाई आए। सुना है कि जब 
बापू ने सन्‌ की पीठ जोर से ठोको तव रामीवहन को बच्ची इतना उर गई कि सारा 
समय रोती रही । मनु की बच्ची मजे में रही । मनु ने वा को 'कह के पथिक, कह 
कीन्ह है गमनवा ” गाकर सुताया और उसकी बच्ची ने नाचकर बताया | दूर से 
मीराबहुन गाना सुन रही थीं। बोलीं, “असल गाना ग्रामोफोनी गाने से कितना 
अच्छा छगता है |” 
वा को आज डेरीफिलिन' के दस बृद दिये। उससे छाती का दर्द बैठा । 
बारह-एक बजे के बाद उनका दिन अच्छा गया और रात को नीद भी अच्छी आईं। 


१० दिसम्बर “४३ 
आज वा के साथ देवदासभाई की आखिरी मुलाकात है। अगर सरकार ने 
इजाजत दी तो लक्ष्मी भाभी और बच्चो को लेकर देवदासभाई फिर आवेगें । 
वा की तबीयत दिन भर अच्छी रही । रात में बहुत अच्छी नींद आई । खासी 
के मिव्सचर के अलावा उन्हे कोई दवा नहीं दी। ऐसा सुधार चालू रहेगा तो वा बहुत 
जल्दी अच्छी हो जाएगो। वापु को इसमें शक है । वे बहुत कम आशा करते है । 
शाम को भडारी आए, कल से छूट्टी पर जा रहे है । वे देवदासभाई से बाते करके 
चले गए। श्री कटेली मुछाकात की रखवाली करने में रूगे थे, इसलिए भडारी को लेने 
था बिदा करने नहीं गए। 
११ दिसम्बर “४३ 
आज महादेवभाई की मुत्यु का दिन हैं । उनकी समाधि पर प्रार्यना करते समय 
शकुतला की याद हो आती है । 


६303 बापू को काराबास-कहानी 


रोज डाक की राह देखा करती हू्‌। न घर से हो कोई खबर आती है, न बापु के 
'पत्र का सरकारी जवाब हो आता हैं । 


वा की तबीयत दिन भर अच्छी रही । 

पेट के आपरेशन के बाद जो परूग इस्तेमाल किया जाता है, वह आ गया है और 
कल से वा के काम में लाया जाएगा। 

सन्‌ की तबीयत अच्छी नहों ओर भाई की भी श्ञास को बिगडी, इसलिए वापु 
और वा की सालिश मेने हो की । सोने को जाते-जाते ग्यारह बज गए। 

१२ दिसम्बर “४३ 

वा को आज नए पलंग पर लिठाया। सुबह के समय वे अच्छी थों, पर दोपहर 
में ढीली पड गई । शाम को फिर अच्छी दिखतो थीं । 

सुवह करते भडारी की जगह कनेल अडवानी आए । महादेवभाई की मृत्यु के 
दिन उन्हे देखा था--आज फिर देखा । 

आज मेने सर फीरोजशाह मेहता की जीवनी पढ़ डालो । डाक्टरी पतन्न- 
'पन्निकाए पडने का इरादा फिर किया हुँ । सब्जी पीसने को बिजलो की मश्षीन का 
शीशा मुझसे फूट गया । 


१३ दिसम्बर “४३ 
भाई की तबीयत कल रात से ढीली थी, आज दोपहर उन्हे बुखार आ गया और 
१०३.२ डिगरी तक पहुच गया। शाम से उन्होने कुर्नेन लेना आरम्भ किया है। हमेशा 
इेखी बघारते रहते थे--- “मुझे मलेरिया नहीं हो सकता ४” मच्छरदानी लगाकर 
तो सोते नहीं थे, इसीलिए मलेरिया का आक्रमण हुआ है । कुनन के असर से रात में 
केवल एक घटा सोए । 
वापु का सौन है। मेरे विषय में जो पत्र उन्होंने सरकार को लिखा था, उसका 
सरकारी उत्तर दोपहर को आया । सरकार ने मुझे पेरोल पर छोडने की या बेवी को 
यहा रखने को, दोनो प्रार्थनाओ को नामज्र कर दिया हैं । 
मोहनलाल का हुम्बा पत्र आया हैं। रूगता है कि डाक्टरो ने शकुतला के मामले 
में बडो ढोल और लापरवाही से काम लिया । मगर ईइवर की इच्छा के बिना क्या हो 
सकता हूँ ? 
एक के बाद एक प्रियजनो की मृत्यु सरकार के कारण हो रही है । 
बापु ने लिखा, “मुझे तू रूडने दे तो में पेट भर कर लड़ू ।” परन्तु मुझे यह बात 
डीक नहीं रूगी । बापू रूडाई में उतरें तो कहा जाकर अटकें, इसका पता नही चल सकता । 
वा अच्छी हे। रात को खूब सोई । 
१४ दिसम्बर ४३ 
बापु ने सरकार के पत्र का उत्तर लिखा और भाई ने उसे टाइप किया । पत्र 
का भाव यह हुँ कि सरकार की कारंवाई अनुचित हुई है । 


वा के वारे में चिता 


$ १ 


ट्र्प्ः 
| 


| 


भाई को ९९ ६ डियरी बुखार हैँ मगर काम तो वे कन्ते हो र 

कल मेने अपना ऊनी गाल उधेड डाला, बेबी के लिए उसमें की उन से क्पटे 
बनाकर भेजूगी । यहा नई ऊन तो कहा से मिल सकती है? 

करू से हम लोगो ने वेडमिन्टन खेलना आरम्भ किया हू। रात में वा कम मोई । 


/१ 


प्पाः 


१५ दिसम्बर /४३ 
भाई को आज भी ९९ ६ डिगरी बुखार आया। श्ञाम के वक्‍त वे सेना चाहते 
थे, मगर डाक्टर गरिल्डर ने मना कर दिया । तव बापू के साथ घूमने निकले । 
कल से डा० गिल्डर ने दाह के अदर की ओर की नाड़ी के हलके पर 
(परेलेसिस आब रेडियल स्व) पर लेख लिखवाना शुरू किया हैं। 
डा० शाह आज कह रहे थे कि वा के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता हो 
तो बता दें । मेने कुछ दवाए लिस कर दीं और एक पहियेदार कुर्मी के छिए भो कहा । 
बाहर घप में से वा को गुसरूखाने ले जानें के लिए कुर्सी पर उठाकर लाना पटता हैँ । 
तीन आदमी--में, भाई ओर सनु उठाते हूँ। वा को यह अच्छा नहीं छूयता । 
पहियेदार कुर्सी में एक ही आदमी ला सकेगा । 
आज मीराबहन वापु से कहने लगी कि वे जगली जानवर और जअहिसा' पर 
प्रकाश डालें । बापू बोले, “मेरी अहिसा मनुष्य त्तक ही जाती है । जगली जानवरों को 
खोज-खोज कर मारने की सलाह नही दूगा, मगर शेर या चीता रही हमरा करे तो उसे 
बहा के छोग मारें । उसके लिए तालीम हें तो में रोकया नहीं । जितनी जल्दी हो सके, 
कम-से-कस तकलीफ देकर उसे मारना चाहिए ।” 
सवाल उठा क्रि यह तालीम सभी लोग लें या एक व्यक्ति ? ओर एक व्यक्त जो 
चुना जाए, वह शारीरिक बल के आधार पर या अन्य गृणो के कारण ? बापू ने कहा, 
“अगर एक को हो चुनना हो तो वह सार्वजनिक मत से चुना जाना चाहिए, शारीरिक 
बल के कारण नही, सगर लोगो का वह कितना विश्वासपात्र है, इस माप से । स्ले 
लगता है कि यह तालोम गाव के सब लोग ले तो अच्छा है, नही तो एक आदमी दूसरों पर 
बाद में सत्ता जमा सकता है । वह ऐसा न भी करे तो भी लोगो के सन में ऐसा भाव पंदा 
तो होगा कि वह तालीसयाफ्ता आदमी उनसे ऊचा स्थान रखता हैं। यह योग्य नही है। 
बा रात को खूब अच्छी तरह सोई । 
१६ दिसम्बर ४३ 
बा आज रात को देर से सोई। में वारह बजे तक उनके पास थी। मन्‌ मेरे जाने 
के बाद बा के ही पास सो गई । भाई के सिर में दर्द था, पर बाद सें अच्छा हो गया जौर 
वे रात के वारह बजे तक पढते रहे । 
१७ दिसम्बर ४३ 
सुबह ॒ वा आठ बजे के बाद उठों । 


३६६ बापू की कारावास-कहानी 


सेने सीराबहन के साथ साढे सात से पौने आठ तक सबेरे कसरत करना दारू 
किया हैँ । | 

मगलवार से शाम को बाइबिल का पढना फिर शुरू किया हैं। मीराबहन 
किंग डेबिड' तक पढ गई और में लिविटिकस” तक पहुची हू। आज्ञा है, उन्हे शोध हो 
पकड़ लगी । 

बा के लिए पहियेदार कुर्सी आ गई है । ज्ञाम को बा को उस पर बिठाकर घुमाया । 
उन्हें बहुत अच्छा लगा । 

बा की तवीयत कुछ ठीक थी । श्ञास को एकाएक धडकन का दौरा हो गया, 
लेकिन गर्देन की एक विशेष नस को दवालने से चन्द मिनटों में ही बन्द हो गया । उसके 
बाद वे निर्बेड हो गई और दस बजे रात को सो गई । अचानक दो बजे उन्हे बडी खासी 
आई--करीब घटे भर परेशान करती रही, पीछे चार बजे सो पाई । शाम को क्वीनीडीन 
की गोली दी थी। ताकत के लिए ईस्टन सिरप' देती हु, क्योकि वा शक्ति की दवा 
सागती हेँ। 

भाई के साथ मेने रात में उमर खय्यास की रुबाइया पढ़ी । 


१८ दिसम्बर ४३ 

दिन में वा ने करीब ५ घटे की अच्छी नीद ली। शास को डा० शाह और अडवानी 

'उनसे सजाक करने लगे, सरकार का हुक्म है कि रात में अच्छी तरह सोना ।* रात को 

खबर मिली कि देवदासभाई कल तीन-साढ तोन के बीच आवेंगे । आज महादेवभाई की 
मृत्यु का दिन है, परन्तु फूल बहुत कम होने के कारण सजावट न हो सकी । 


१९ दिसम्बर ४३ 

कल रात में वा एक बजे के करीब सो पाई । में उनके पास अढाई-तीन' बजे तक 

बेठी रही। बाद में सो गई । परिणाम-स्वरूप सुबह की प्रार्थना मे आज भाग नहीं 
ले सकी । 

भाई प्रार्थना के बाद दिन भर खाली समय में मोहन और तारा' के लिए 

तस्वीरों का एक अल्वम तैयार करते रहे | वे कोग लगभग साढे तीन बजे आए । अल्बम 

की किताब साढ़े चार बजे तैयार हुई। मंने भी दो एक घदे उसमे दिये। मनु ने 

थोडा समय दिया । भाई ने तैयार करके बापू को दिखाई, बापु ने उसे पसन्द किया । 

देवदासभाई के बच्चो के स्वास्थ्य को देखकर बापु को असतोष हुआ । ज्ञाम को 

घूमते समय कहने लगे, “में अपने आपको आदर्श पिता मानता हू । मेरे किसी भी बच्चे 

का दरीर ऐसा सूखा न था। सभी वालक हमेशा स्वस्थ रहे है । थे बच्चे तो दुष्काल 


! देवदासभाई के बच्चे 


दा के बारे में चिता 


शत 
है 85 
द्ड 


नमें से आए छूमते हूं ।” 

वा को तवीबत अच्छी रही । अडवानो सुबह आए तो कहते थे कि देवदासभा: 
'की एक ही मुलाकात मिलेगी , परन्तु वम्बई सरकार द्वारा उन्हें सूचित क्या गया था 
कि मूलाकातें अधिक मिलेंगी । 

२० दिसम्थर ४३ 

आज श्री कटेली सरकार की ओर से आकर पूछने लगे कि दा फो हृदय का रोग 
कब से है । सेने बताया कि खासी तो बरसो की हैँ और उससे हृदय का कमजोर हो जाना 
भी स्वाभाविक है। मगर हृदय में अब का-सा दर्द पहुले नहीं था, दर्द तो पिछले साठ 
सितम्बर से शुरू हुआ है । कटेली साहब ने डा० गिल्डर से भी यहो वात पुछी । गिल्दर 
'को भी हृदय में कभी कुछ मिला न था । बाद में वा को आने चाले हृदय के दौरो शी तारोप 
भी उन्होने मुझसे मांगी । 

कल रात में नींद न आने के कारण वा के कहने पर मे उन्हें अपनी साट पर ले गई । 
वहा भी उन्हे नींद नहीं आई। पास ही होने के कारण बापु भी नही सो सके । ठेढ बजे उन्हें 
अन्दर लाई। में दो बजे के बाद और वा तीन बजे के बाद सोई । 

दो बजे से मनु वा के पास बैठी और उनके पर्स ही सो गई । पाच बर्जे उठी तप 
अपनी खाट पर गई | बे दोनो सुबह आठ बजे तक सोती रही । 

आज भी दिन में देवदासभाई लक्ष्मीवहन और बच्चो समेत आए । वायु 
का सौन रहा । 

२१ दिसम्बर ४३ 

करू रात में वा को बहुत कम नीद आई, दम का दोरा-सा था। दुछ नाराज भी 
थी, इसलिए किसी को पास भी नहीं बैठने दिया । रोज एक-दो बजे से आठ बजे तक मोती 
थीं, मगर आज तो सुबह ६ बजे से ही सोई ओर जाठ बजे उठ गई । कुल मिलाकर 
मुहिकल से दो-तीन घटे सोई होगी। हम लोग भी नहीं सो पाए । देवदासभाई 
सपरिवार आज फिर आए । कल सुबह लक्ष्मीवहन जोर वच्चे दिल्‍ली चले जावेंगे । 

डा० शाह से मेने कहा कि वा के लिए वे नर्म भेजें। सरकार ने किसी औरत 
रिइतेदार को बला लेने की इजाजत दी है । 

वा कनु को बलाना चाहती हूँ, प्रभावती का नाम भे दिया हैं । वे कहती 
है, “एक कन्‌ आवबे तो काफी हुँ । मुझें और किसी की जरूरत नहीं है । 

शास को बहुत दिनो बाद मीराबहन खेलने आई और घेडमिस्टन उछी । 


२२ दिप्तम्धर 4४३ 
कर रात को मेने वा के पास रात भर रहने का निःचय किया था । दा को इससे 


सतोप रहेगा । बापू को खाट मीरावहन के कमरे के नजदीक ले गए ॥ मेरी याद वा 
ने दरवाजे के सामने रखवाई और सनु भी उनके नजदीक ही भीतर सोई । मगर मे 
सो वा के पास ही रही । 


३६८ बापु की कारावास-कहानी 


खासी के डर से वा ने आज भी नींद की दवा मागी । मेने बारह वजे उन्हे एक 
गोली दी, ग्रामोफोन बजाकर सुनाया । वा एक बजे सो गई, मगर सोते में आवाज 
बहुत करतो थी । आवाज सुनकर वापू डेढ बजे के करीब आए । भाई और डा० गिल्डर 
भी आए । डा० साहब हम तीनो को खडा देखकर डर-से गए, मगर मेने बताया कि चिता 
का कोई कारण नहीं है । वा श्ञाम को कुर्सी पर बैठकर हम लोगो का खेलना देखने आईं 
और रात को करम भी देखा । दिन में उन्होने कुछ नीद भी ली और कल से आज का दिन 
अच्छा गया ।  - 


कल बवेवल का भाषण पढ़ने के बाद मीराबहन ने यहा से जल्दी जा सकने की आशा! 
छोड दी है । 
२३ दिसम्बर ४३ 
कल रात वा केरम का खेल देखते-देखते अपनी सब बीमारी भूल गई और सुबह 
आठ बजे तक सोती रही । दिन में कभी-कभी दर्द बताती थीं, मगर नींद भच्छी आई । 
दोपहर मणिलालभाई का पतन्न आया । पत्न के साथ ही उनके बच्चो के चित्र भी 
थे। वा चित्र देखकर खुश हुईं । 
वा ने दिन में दो बार एनीसा लिया । रात को वे आज फिर कैरम देखने गई । 
दस बजे में उन्हे ले गई तो उन्होने मुझे एक खेल खेलने को बिठा लिया। वे मानती हे 
कि सीराबहन जीते तो उनकी जीत है , क्योकि वे खेल में उनकी साथिन ही है ५ 
मीरावहन अकेली खेलती है तो हार जाती हैं। मनु को सर्दी लगती थी सो वा की मालिश 
वगेरह मेने की । 
र४॑ दिसम्बर ४३ 
वा सुबह सवा आठ के बाद उठो । मनु और में बारी-वारी से खेलने जाती ह ॥ 
एक वा के पास रहती है तो दूसरी खेलने जाती है । 
मेरी और मनु की रीढ की हड्डी सीधी नहीं । उसके लिए बापू ने लोहे का एक 
डण्डा लटकने के लिए रूगवाया हैँ, इसलिए उस पर थोडी देर लटकी, पर शरीर जरा-्सा 
अकड गया । 


दिन में बा को दर्द की कुछ शिकायत रही । शाम के समय कहने लगी कि 
कैरम देखने नही आऊगी, इसलिए डा० गिल्डर वगैरह वा को खाट के पास ही करम ले 
आए । वा ध्यान लगाकर दस बजें तक खेल देखती रही और अपना सब दर्द भूल गई ॥ 
बाद में मालिश करवाकर सोई । 

दोपहर को मुझें कुछ-कुछ हरारत-सी रूगती थी, रात को ठीक हो गई । 

कल से मेने श्ञाम को रामायण या सस्कृत और दोपहर मे बाइविल पढने का नि३चय 
किया है । 


+ 
शक 
की 


अहिसा मे विचार-शुद्धि 
ह २० दिसम्बर (८३ 

आज वडा दित हूँ । मयर यहा तो सव दिन समान है । महादेवभाई को मृत्यु 
का दिन भी आज हो है । सुबह थोडे-से चम्पा के फूल छाई थी, इसलिए सजावट सुन्दा 
हो गई । 

सवर मिली है कि देवदासभाई कल आदेंगे। अडवानी जौर चाह ज्ञाम को 
आए और बोले कि सरकार ने कनु ओर प्रभावती जो यहा भेजने से इन्कार कर दिया हैं । 
क्सी दूसरे को बुलाने के लिए वे कहने लगे । तब बापू ने कहा, “मे सरका- को बार-बार 
न कहने का मौका नहीं देना चाहता । में उसका दष्टिविन्दु भी जानता है । उसे 
लगता हैँ कि यह्‌ आदमी दगावाज है, जापान के साथ मिला है, इसलिए वह मेरी हरेक 
चीज को अविब्वास की नजर से देखती है 7” 

किसीने पूछा कि उपवास के समय सरकार से कनु वगैरह को फ्यो आने दिया 
था ? बापू बोले, तव उसे आजा थी कि यह आदमी बचेगा नहीं, मगर अब बहु देखतो 
हैँ कि इसके हाथो अभी तो उसे और तकलोफ मिलनी है। इसीलिए वह ऐसा कर रही है।” 

शाम को वा की मालिश मेने की। मेरा मन कुठ खिन्न हो रहा है । भविष्य 
की वात सोचती हु । लगता है कि हम लोग जब छोटी-छोटी बातो से ही घबरा जाते ह्‌ 
तो आजादी हासे में भला क्या सहयोग देंगे ” अगर वह काम करने की योग्यता नहीं ऱते 
तो यहा बंठकर देश का क्या भला करेंगे ? जिस लडाई के सिपाही ऐसे हो, उसका अन्त 
कहा जाकर होगा, कौन जानता हैं । 

सुबह वात करते-करते मेने वबायू से पूछा, “जितना प्रचार आपके जौर कांग्रेस 
के विरुद्ध इस समय हो रहा है ओर हुआ है, बसा कभी पहले भी हुआ था ? इतना प्रभाव 
विरोधी लोग कभी डाल सके हें क्या ?” बापू बोले, “आज तक भी वे कोई प्रभाव नहीं 
डाल पाए। मुझे तो निराञा होती नहीं है , क्योकि में जानता हु कि मेरे मन में जरा भी 
असत्य या हिंसा नहीं है, इसलिए इस रूडाई का परिणाम बुरा नहीं हो सकता । अगर 
में अपने मन में असत्य या हिंसा पाऊ तो दूसरी बात है । तब तो में खुद हो काप 
उठ्गा ।7 

मेने पुछा, “जिन्ना के भाषण से स्पप्ट हें कि वह चाहता हैं कि आए किसी भी 
प्रकार जेल से न निकले । मुस्लिम छोग भी आपकी गैर हाजिरी में अपना प्रभाव जमा 
रही हैं ॥ इसका क्या किया जाय ?” बापू बहने लगे, “जिन्ना तो चाहता ह कवि जबतऊ 


(| 


2 


क्ृ 


४ 


डे७० बापू को काराबास-कहानो 
कांग्रेस जेल में है, वह अपना ।सकका जमा ले, जितना कर सकता है करवा ले, मगर में 


नहीं मानता कि वह सचमुच प्रभाव डाल रहा है । हिन्दुओ पर तो उसका कुछ भी असर 
नही । मुसलमानों पर भी मेरी दृष्टि से बहुत कम है, क्योकि वह सत्य-पथ पर नही है (” 


२६ दिसम्बर “४३ 
आज बा का दिन बहुत अच्छा गया। स्तान के बाद दो ग्रेन एस्प्रीन दी थी, 
उससे दर्द वगैरह शञात रहा । दोपहर को देवदासभाई सपरिवार आए। बापू ने उन्हे 
जल्दी भेज दया ताकि दूसरे भी जा सकें । उनके बाद जमनादासभाई आए । वाद में 
सामलदासभाई सपरिवार आए। उनके बाद रामदासभाई और कनु । सबको वापू ने 
जल्दी-जल्दी विदा किया । तो भी वे साढ़े छ के बाद ही घूमने निकल सके । ! 
श्री कठेली का सारा समय मुलाकातो की निगरानी में ही जाता है । चाय 
तक नहीं पी सकते । खाने को भी देर हो जाती है । 
। २७ दिसम्बर ४३ 
आज दोपहर को देवदासभाई, रामदासभाई और कनु आए । कन्‌ शायद 
खुधवार को फिर मिलने आवेगा । 

बापू आज चाहते थे कि हम छोग खेलने जाए, इसलिए मुलाकातो के ताते को पाच 
यजे खत्म करना चाहते थे। सबके जाने के वाद हम लोग साढे पाच से छ बजे तक खेले। 

आज वा के लिए पागलखाने से डा० शाह ने एक आया भेजी है। वेचारी हमारे 
साथ कैद हो गई है । अब घर नहीं जा सकेगी । घर में उसके तीन बच्चे है, वे नानी के 
पास रहेगे । 

२८ दिसम्बर ४३ 
आज बा के पेट में कुछ गडवड रही । 

दोपहर को देवदासभाई सपरिवार आए। 

शाम को मोहनलाल का पत्र आया--शक्रुन्तला का अतिम वर्णन किया है । 
दुसद हैं । 

२४ तारीख के दिन बापू जब घृमकर आए थे तो मुझे बता रहे थे कि मीराबहन को 
उन्होने समझाया कि 'अहिसा में विचार-शुद्धि' अनिवार्य बुनियादी चीज है। मीराबहन ने 
उस दिन की बातो का सार लिख लिया था, जो इस प्रकार है-- अहिसा में सबसे आवश्यक 
चीज है सही विचार-धारा । प्रइन उठ सकता है कि सही विचार क्‍या है? सही ध्यान 
और सही योजना बनाना ही सही विचार नही है, वह है मूल तत्त्वो की ठीक पहचान । 
सिसाल के तौर पर, 'ईइवर है” यह सही विचार है, 'ईइ्वर नही है-- यह गलत विचार 
है। मुझे ईमानदार होना चाहिए'-- यह सही विचार है, वेईमानी भी कर सकता हूं 
यह गलरूत विचार है । जब आदमी को सही विचार की आदत पड जाती है तो सही काय 
अपने आप होता है, मानो कि परिस्थिति के कारण हम कार्ब तो सही करते है, पर सही 


बहिसा में बिचार शुद्धि ३ 


*विचार की बादत नहीं । तव उस सही कार्य ला उतना अर नहीं होगा और उाने बादे 
'को सच्चे-सही कार्य का फल नहीं मिलेगा । सही विचार के बिना अहिसा में श्रद्धा 
या निष्ठा की जीवित शक्ति नहीं होगी और जिसे सही विचार फी आदत नहीं, वह 
चाहे भी तो ऐन मौके पर उसका कार्य सही नहीं हो सकता ।” 


१ 


वा की तवीयत सावारण हूँ, मगर नींद अच्छी ले लेतो हूँ । बुध (२०) थे 
दिन कनु, धीर, मनु के पिता, उसकी बहन व कुछ और लोग आए । कनु ने वा को दो 
भजन सुनाए । 

कुक्वार (३१) को मीरावहन ने मेरे तल-रग लेकर वापू के दिए रूकठी के 
सस्ते पर हैं राम' और “<# बनाया। सुन्दर बना । 


१-०६ जनवरी ८४ 
इस हफ्ते में सामरूदास गाबो, केशुभाई, राधावहन, सतोकवहन, कुबरणी- 
भाई और उनकी बडी रूडकी--इतने लोग वा से मिलने आए। बापू और बा के सिया 
मुलाकात में और कोई नहीं रहता । कुवरजी भाई ने मुझे मुल्यकात के समय बुठाप्रा तो 
मेने कहा दिया कि आने की इजाजत नहीं हैं । 
वा को रात में अच्छी नींद नहीं आई थी । वेढ्दीली थी । छ तारीफ़ को देवदास- 
भाई और काति आए। देवदासभाई बेबी की तस्वीर लाए । उन्होंने मुझको बुलवाया। 
मेरी इच्छा जाने की नहीं थी पर जब मनु ने आकर कहा कि बापू, कटेली और देवदास- 
भाई बुलाते है तो से गई । 
रात को सरकार की तरफ से सवर मिली कि वापू तार के बाहर पूप में नही घूम 
सकते और कनु एक दिन छोडकर आया करेगा । 
७ जनवरी 'डंढड 
आज दोपहर को देवदासभाई, काशीवहन, बच्चू और प्रभुदासभाई को पत्नी 
अपनी दोनों लडकियों के साथ आए । हम लोग भी थोडी देर के लिए बुलायें गए । 
डा० गिल्डर को रात में बुखार आया था, इसलिए वापू और वा की मालिश 
सेने की । 
मनु की आस दुसती हूं । 
१५ जनवरी ४४ 
आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है । में पौन बजे वा का काम पूरा करके 
नीचे गई । बापू समाधि पर फूल चढा आए थे । वे वहा आज जल्दी गए थे ।_ कल 
श्ञाम को चाथी न मिलने के कारण वाहर जा ही नहीं सके थे । ९ बजे से वा का काम 
फिर चला । मालिश के वक्‍त आजकल धूप कर्दाइतत करना कठिन हो जाता है ! 
९ तारीख के दिन से बापू घूमने के समय मौन रखते हे । वाकों समय में भी वा 
के काम के और मेरे व मनु के साथ पढने के समय को छोडकर वे लगभग “न हूं पट 


३७२ बापू की कारावास-कहानी 


है। घर का वातावरण इसी कारण गम्भीर वन गया है । 

मौरावहन दो रोज से फिर बीमार हे। जुकाम है, साथ ही थोडा बुखार भी हे 0 
वा की खुशी के लिए हम लोग उनके पास ही करम खेलते हूँ । 

वा ने कल कहा था, 'सकान्ति है, इसलिए तिरू की मिठाई बाठनी चाहिए:।” 
कल तो बाजार से सामान आ नहीं सकता था, इसलिए आज मगाकर सिठाई बनाई ॥ 
मूंगफली और दो-दो छड्डू सब सिपाहियो को और कंदियो को बाटे । हम छोगो ने भी 
थोडा खाया । 

रत को मेरे सिर सें दर्द होने छगा । बाद में सतली भी होने लगी । डा० गिल्डर 
को भी ऐसा ही हुआ। मेने तिल की मिठाई को दोष दिया और डा० गिल्डर ने धूप को , 
क्योकि सिठाई सबने खाई थी, सगर वापू की मालिदा में धूप तो डा० गिल्डर ओर 
मेने ही खाई थी। इसीलिए तकलीफ भी हमीं दोनो को हुई । 
प्रभावतीवह॒न ११ तारीख की जाम को आ गईं । वा की सेचा में चह खूब हाथाः 
बदाती हे । 


रात को वा सो नहीं पाती, इसलिए पास में किसी-न-किसी को बैठना ही पडता है ॥ 


१७ जनवरी ४४ 

बापू का बाहर धूप में घूमना बद हुआ तब उन्होनें अदवानी से कहा कि पुरव' 
की तरफ वाली बाड को सीधा करवा दिया जाय तो खुले में घूमने को हो जाय । सरकार 
ने शीघ्र ही वाड सीधी करवा दी । खासा अच्छा रास्ता तैयार हो गया है । 

वा की तबीयत सुधरती नहीं दीखती । सुबह अच्छी रही तो शाम को खराब-- 
यही क्रम चल रहा हैँ। जेल की तकलोफो ने उनकी परेशानी और भी बढ़ा दी है । 
म्‌लाकाती आते हूँ तो कुछ ठीक रहती है । उनके जाने पर फिर वही हाल होता हूँ । 
सन-बहुलाव की व्यवस्था होती तो वे शरीर की व्यथा भूल जाती हे । 

बापू का आज मौन हैं, पर इस तरह आजकल रोज ही रहता हैँ । उनका' रबत- 
चाप ज्यादा रहता है । इस बारे में मंने डाक्टर गिल्डर से बाते की । 

रात में सोते-सोते मेने माताजी को दो-चार वार पुकारा । बहुधा ऐसा होता हूँ ॥ 


१८ जनवरी ४४ 
आज भी बापू का रक्तचाप बहुत बढा है। सरदी के कारण बढ जाता है, बेसे 
गर्मी के कारण दिन में गिर जाता है । सर्पगधा देने से सुबह की सरदी में भी बढने नहीं 
पाता, नहीं तो सुबह बहुत बढ जाता है । 
चापू ने आज खजर नहीं खाएं, क्योकि पाच चोजो से अधिक तो वे खाते ही 
नहीं है । दवा का स्थान भी पाचो चीजो में गिना जाता हूं। 


आज दोपहर को देवदासभाई आए । भाई को पुरानी ज्ञाल के अन्दर खादी 


अहिसा में विचार-शुद्धि ३3 


“लूगवा दी हूँ । जहा फटी थी, रफू करवा दी है । सुन्दर हो गई है । 
वा की तवीयत दिन भर अच्छी रही । ज्ञाम को साढे चार बजे घवनहद शुरू 
हुई । मुझे बुलाया; जाकर कुछ तसल्‍्ली दी और खाट को घूप से साथे में किया, पानो 
'पिलाया, दवाया | बाद में कुछ ठीक लगीं। देवदासभाई सवा पाच बजे गए । बाद सें 
दाह और भडारी जब आए तो वा ने उनसे देवदासभाई को कलर फिर भेजने को कहा । 
रात को बारह बजे तक में, एक बजे से प्रभावहन और साढे तोन बजे से भाई 
'वा के पास वारी-बारी से बंठे । 
१६ जनवरी दढ 
सुबह घूमकर में जब लौठती हूँ तो तुरत वा को एनीमा देती हू्‌। बाद में दस बजे 
'तक बापू की मालिश करती हूँ। फिर वा की मालिश, स्नान आदि कराकर स्वय स्नान 
करती हूँ । समय मिलता है तो अगर भाई बापू के कपडे नहीं घो पाते हे तो में ही उन्हे 
श्लोती हैं। फिर नित्य का काम चलता है। यह करते-करते ११॥-११॥ वज जाते हूं । 
खाना खाकर रामायण, वाइविल, आधा-आधा घटा (१२ से १ तक) चलता है । देर से 
'जाऊँ तो उत्तना ही कम समय मिलता है। तब बापू के पैरो की मालिश करके आराम 
करती हूँ और २-२॥ बजे भीतर आती हूँ। रसोई का योडा काम देसकर पएउने बेठतों 
हूँ। पाच बजे तक कातना, पढना, वा का कोई काम हो तो बहू, यह सब करतो हूँ । 
'पाच से छ बजें तक सब लोग खेलते है । ६ से ६॥-६॥। तक बापू को पाना देने, खुद 
खाने और रसोई का काम देखने का क्रम चलाती हूँ । बाद में घूमने जाती हूँ । बापू 
साढें छ बजे निकल जाते है । मुझे अक्सर देर हो जाती है । वे ७। बजे तक वापस आ 
जाते हूँ । 
बापू जव अपने पैर धोने लगते है तवतक में उनका चर्सा तैयार रसती हूं । पीछे 
रक्तचाप का माप लेकर वापु को चर्खा कातते समय झेक्सपियर पढकर सुनाती हूँ | २० 
मिनट से आया घटे तक पढने का समय मिलता है । 
सवा आठ बजे प्रार्थना होती हैँ। रात को वापू की मालिश को जाती हू । 
'पीछे करम खेलना पडता है। १०-११ बजे तक भाई के साथ बेक्सपियर पढतो हू 
और बाद में सो जाती हू | आजकल की यही दिन चर्या है । 
आज दोपहर देवदासभाई दो से तीन वजे के बीच आए । वा अच्छी थो, लेकिन 
ज्ञास के चार वजे उनकी तबीयत कुछ घबराती थी। में साप और सीढी का सेल 
( शआशए०५ शात ॥.860०५) ले आईं। उसमें उनका मन वहल गया । 
शाम का कार्य-क्रम रोज जैसा चला । 
२० जनवरी 'डेंड 
आज दोपहर कनु, मनु को बहन ओर वहनोई दो बच्चो के साथ वा से मिलने 
आए । कल वा कहती थी, “माताजी नहीं आ सकतीं ।” कैसे आयें ! 
ठोपहर भाताजी और मोहनलूाल का पत्र आया। बेबी अच्छी ह्‌ । 


३७४ वापु को कारावास-कहानी 


२१ जनवरी 'ड४ 
आज मेरा गला बेठ गया हैँ । बा को एनीमा तो दे दिया, मगर बापु और बा, 
की मालिश तथा स्नान का काम न कर सकी । थोडा बुखार भी हो गया। 


शाम को भडारी आए तब बापु ने मुलाकातियो और लाइब्रेरी की किताबों 
के बारे में उनसे बातें की । 


: ६३ : 
बा की निराशा 


२२ जनवरी 'डि४ 
' वा की तबीयत ठीक नही हैँ। उन्हे दिन में बेचेनी रही और सारी रात खराब 
गई। उनके मन में से अच्छी होने की इच्छा और आश्ञा ही उठ गई है। वेवदासभाई 
नही आए । कन्‌ आया तो बा को भजन वगैरह सुनाकर चला गया । 
आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन हैं। उनकी याद वहुत आती है। सेवाग्राम में 
पहले दिनो का उनका और मेरा परिचय याद आ रहा है । जीवन का क्‍या भरोसा हूं! 
सात गुलाव के फूल मिल गए तो उनसे समाधि पर सलीव बनाया । 
सरकार के तीन नोटिस आए हैँ । उनमें यह बताया गया हूँ कि मे और मीरा- 
बहन--दोनो वयो नजरबन्द किये गए हे । लिखा है-- तुम छोग भाधीजी से निकट 
का सम्बन्ध रखती हो और चूकि सार्वजनिक सत्याग्रह की हलचल में हिस्सा लेना तुम्हारे 
लिए सम्भव था, इसोलिए तुम्हे नजरबन्दी में रखा गया है ४” बापू ने इसका उत्तर 
लिखा है, जिसे मंने अभी देखा नही है । 
र२रऐ२ जनवरी ४४ 
आज बापू और मौरावहन के उत्तर तैयार हो गए। भाई रात को बेठकर 
टाइप करते रहे। 
वा के पास एक रात में और सनु तथा एक रात भाई और प्रभावती रहे, यह 
तय किया गया है । रात को वा के पास ११ से २। बजे तक मे रही, बाद में सुबह 
प्राथंता के समय तक मनु रही। 
कैरम खेलने से अब हमें छुट्टी मिल गई है । अब डा० गिल्डर, कटेली और सौरा- 
बहन ही खेला करेगे । 
र४ जनवरी ४४+* 
बापु ओर मोरावबहन ने सरकारी पत्र के जवाब आज भेजे । रामदासभाई, 
+ २४ जनवरी से २७ जनवरी तक का विवरण भाई की डायरी से लिया 
गया है। 2 


दवा की निनाज्ञा 


शत 


सुमित्रा और हरिलालभाई वा से मिलने आए। कनु भो जाया, मगर बातो के कप 
भजन वर्गरह अच्छी तरह नहीं हो सके । 
२५ जनबात ४४ 
आज डा० सिम्काक्स सुबह के समय मोराबहन को देखने आए । शाम को फिए 
थाए। उन्होंने मीरावहन को बेहोश करके उन जोडो को तोडा, जहा मास-पेदिया जुट 
गई थीं। डा० साहब ब॒द्धिमान्‌ जान पदते है । वे बापू से भी मिद्रे। 
दोपहर देवदामभाई, रामदासभाई, सुमित्रा जोर हर्लिलमाई माशात 
करने आए । ह 
२६ जनवरी ८४८ 
रात्त में सीरावहन को व॒ुस़ार आ गया। 
आज स्वतत्रता-दिन हैँ । सबने चीदीस छटे का उपयास किया । वेदिया हे 
लिए पकोड़े और चाय बनाई । 
शाम को सवा सात बजे झडा भिवादन करने गए और घप की प्रतिनज्ना पहका” 
तीन भजन गाए । 
बाज के मुलाकातियों में रामदासभाई, सुमित्रा, कनू जोर टरिवाउनाई वे । 


२८ जनवरी «८ढ 
डा० गिल्डर जाज अपनी पत्नी और लडकी से मुछाजान कान गए। पिछली 
दफा की तरह जेंलो के इस्पेक्टर जनरल के दपतर में मुलाकात हुई । टेट घटा मिला । 
डा० मिम्काक्स सुबह मीरावहन को देसने आए । तीन हुपले बाद फिर आवेंगे । 
सीरावहन का बुखार दूर हो गया है। 
वा की तबीयत साधारण रहीं । 
२८ जनवरी ४४ 
कल रात मे वो बजे तक वा के पास रहीं। बाद में मनु बेठी । उसने बताया 
कि वा केवल २ से ५ बजे के बीच आधा घटा ही सोई थी । उसके वाद जच्छी नोंद 
ली । दोपहर रामदासभाई और सुमित्रा आए । 
सुमित्रा वा के पैर दवाती थी और उनकी पीठ पर हाथ फेरती थी । कल राम- 
दासभाई और सुमित्रा नागपुर वापस जाउेंगे । 
२९ जनवरी ४४ 
बापू सुबह चार बजे उठ गए। प्रार्थना जल्दो हुई। टाइम्स में सर चिमन- 
छाल सीतलवाद का पत्र प्रकाशित हुआ है । पहला भाग दो कुछ ठीक था, मगर आसीर 
का वहुत खराब था । 
३० लनवरी ८४ 
बापु आज भी साढे चार वजे उठ गए। दिल में भण्डारी बारह वाएु। 


३७६ बापू की कारावास-कहानी 


वा की रात खराब गई । अचानक प्रभावती की घडी का, एलास बज गया, उससे वा 
बहुत “डर गई । 

बापू शेक्सपियर पढने में लगे हे । कहते थे कि इसीलिए उनका उर्दू पढ़ना 
रुक गया हैँ । वे यह नहीं नि३्चय कर पाते कि क्या पढें और क्या न पढें । सच तो यह है 
कि वा की बीसारी के कारण उन्हे भी पढने का समय कस मिलता है । चिन्ता तो रहती 
ही हे। 

३१ जलवरी ४४ 

रात में बा को मुश्किल से पौन घण्टा नीद आई । एनीसा के बाद बहुत दस 
चढा, नाडी भी खराब थी । ऑक्सीजन और कोरामीन दी तब कुछ दवा । रक्तचाप 
का साप लिया तो ९०/५० निकहा । पेट और छाती में बहुत दर्द और बेचेनी रहो । 
लगता हैँ कि हृदय की किसी छोटी-सी रक्‍्तवाही नाडी में खून जम गया है । 

डा० गिल्डर ने और मेने सरकार को लिखे कि डा० जीवराज मेहता और डा० 
विधानचन्द्र राय को सलाह देने के लिए भेजा जाय । बापु ने सरकार को याद दिलाया 
हैं कि कनु, दीनशा और मुलाकातियो पर से प्रतिबध हटा लिये जाय । 

दोपहर को श्रीमती पडित का पत्र वापु को सिला । सरकार ने लिखा है कि यह 
पत्र आपको अपवादस्वरूप दिया जाता हैं। आपका पत्र भी ( यदि कोई खटकने वाली 
खात न होगी तो ) अपवादस्वरूप ही भेजा जावेगा। 

कनु आया। उसे शाम के सात बजे तक रहने दिया गया । बा को अच्छा 
रूगा। भण्डारी दो बार वा को देखने आए । वा को दिन में काफी बेचेनी रही । 


१ फरवरी “४४ 

रात में वा को नींद कल से अच्छी आई । पिछले २४ घटो सें कमजोरी बढ 
गई है । अगर तबीयत जल्दी नहीं सुधरती तो बा को खो देने, का अदेशा हैँ । 

में सुबह बापू की मालिश के बाद १० बजे से लेकर १२ बजे तक वा की सेवा में 
थी । स्पज आदि करके उनको मंने एनीसा दिया तो एनीमा लेने के बाद उनके लिए 
उठकर बैठना कठिन हो गया । दिन में भी बेचेनी काफी रही । खबर मिली कि कनु 
आज भी आ सकता हूं और ज्ञाम के ७ वे तक रह सकता हैं। कनु एक बजे आया । 
थोडी देर बाद सदेश आया कि वह हमारे कंम्प में दाखिल हो सकता है । कनु ने खबर 
दी कि कल प्रेमाबहन और मणिवहन छूटकर आ गई है । शाम को पौने छ. बजे 
भण्डारी, डा० जीवराज मेहता को लेकर आए। डा० मेहता बापू को नही देख पाए । 
था को उन्होने देखा और नया नुस्ता लिखा। वा को अच्छा लुगा। 

कनु श्ञास को पाच बजे अपना सामान लेने गया था, वह रात को साढे आठ बजे 
वापस आया और रात को मीराबहन के साथ में और बह करम खेले । 

वा की देखभाल के लिए बारी-बारी से ड्यूटी करने के लिए एक सूची बनाई । 


बा फी निराशा 


| 


् 


उन्हें पाच मिनट भी जब अकेले नहीं छोडा जा सकता | 
श््यि > फ्ञावरी डट 
वा का तबीयत कुछ अच्छी है । रक्‍तवाप भी आज ऊुछ ज्यादा है। पासो 
/५० था, कल ८८/५६ भौर आज १००/५८ हुँ। आवाज में भो पृछ तेजी है । 
चुबह स्पज कराने के वजाय उन्होने स्नान क्या । 
बापू को कल सर्पगन्धा दिया था । सुबह उनका रवतचाप थोडा छम रहा। 
दोपहर को खूब उतर गया --१४४/८४ था। जाम को १५६ १८ हो गया, 
ड्सलिए जाम को सर्पग्रन्बा फिर दिया, ताक्नि कल सुबह नबदे । 
आज जाम को कनु ने प्रार्थना कराई । जच्छा लगा । दिन में उसने सोच 
चरह वा को भजन सुनाए । 
जाम को खेल में कनु ने बहुत हसाया । हसने से ही कसरत हो गई । भाई, 
श्री कटेली और कन्‌ के हाथ में से रिज्भू मुश्किल से हो किसी दूसरे के हाथ में जाती थो । 
आज काता भी और दोपहर में कुछ पद्धा भी । 





३ फावरी (८४ 
करू रात में वा बहुत कम सोई और दिन में बहत वेचेन रहीं । रक्तचाप का माप 
<४/५२ था। चिन्ता हो गई कि रात को ही कहीं कुछ न हो जाय । इसी विचार से रात 
को अपनी ड्यूटी रूगाने का निएचय किया, मगर बापू के कहने से यह विचार छोड दिया। 
उन्हे लूगता हूँ कि वा समझ जावेंगी कि सुशीला सतरे के कारण उनके पास बठी हू । 
डउसका असर उनपर खराब होगा । 
रात में भारी और गाह आए, क्योक्ति आम को नारी को प्रवर दी थी 
कि वा की तबीयत ठीक नहीं है । 


डे फरवरी 'ड४ 
कल रात में वा को वडो अच्छी नोंद जाई । दिन में भी बहुत लोई । दो बार 
अपने आप दस्त हआ। ब्रोमाइड के जसर के कारण चेहरा अच्छा नहीं दीसता, 


नो भी कल से तबीयत अच्छी कही जा सकती हूँ । 

सुबह डा० शाह आाए। वा ने उन्हे क्षिसी वैद्य को दुलाने को कहा। उन्होने 
स्वीकार किया। वा पहले नो वेच् के लिए कई वार आग्रह कर चुती है । 

दोपहर को बापू के पक का सरकारी उत्तर जाया । रखा थ्य कि कनु जेल में 
रह सकता हूँ । वैद्य और डाक्टर आदि हराने के बारे में सरकारी डाक्टर विचार करेगा । 
मुलाकात के समय कितने लोग उपस्थित रहे, इसका निश्चय जेलो के इस्पेपटर 
जनरल करेंगे । 

बापू ने सुझाया कि हम अपना खाना जुद पक्ता लिया करें, जिससे कि मिपाहियो 
और कैदियों या और किसीकी सदद न लेनी पडे जौर लडाई-झगठें का मोका ही न 
आवबे। ज्ञाम को कटेलो साहव से बापू ने इस सम्बन्ध में वात को । 


३७८ , बापु की कारावास-कहानी 


। ५ फरवरी ४४ 
बा की तबीयत खराब है । कल रात को तो घबराकर कह उठीं कि मे जाती 
हूं । भीता-पाठ कराया और भजन कराया। बापु भी करीब घटा भर बैठे । बाद में 
दो घण्टे तक सो नहीं सके । 
सुबह मालिश के समय बापू ने डा० गिल्डर से बातें कों। आज से दीनशाः 
का आना शुरू हुआ हैं । पहले सूचना मिली कि उनके आने के समय डाक्टरो के सिवा 
और कोई नहीं रह सकता, बापू इससे वहुत उत्तेजित हो गएं। सरकार को पत्न लिखाया, 
मगर बाद में कहा गया कि सरकारी सुचना को समझने में थोडी भूल हुई । बापु और 
दूसरे परिचारक भी जा सकते थे, मगर वा के रोग के सिवा दूसरी कोई वात नहीं करः 
सकते थे। तब बापू ने पत्र को फाड डाला । 
६ फरवरी 'डिंड 
बापू ने दीनशा के दो वार आने की इजाजत ली । उनके जाने पर खुद और 
नर्सो के बा के पास जाने के बारे में भी उनका मत जाना । ज्ञाम को वायु से डा० गिल्डर 
से बातें कीं । रात में वा के कारण तीन घण्टा जागे थे, इसलिए थकान थी। था की 
तबीण्त तो गिरतो ही जाती है । बंच्य लाने के बारे में भण्डारी ने पुछने पर कहा कि 
वह सरकार से मालूम करेंगे । 
७ फरवरी ४४ 
प्रार्यना देर से हुई । बापू ने सरकार को दो खत लिखे, जिनमें पूछा कि उनके 
पिछले पत्र का जवाब मिलेगा या नहीं और अगाथा हेरीसन को उनका जवाब भेजा 
गया या नहीं ? 
कल रात वा के पास मेरी ड्यूटी थी, इसलिए सोने का श््यत्न करते-करते 
दिन बहुत खराब गया । शाम को बापू और भाई की कुछ बातें सुनी, फिर वापू की मालिश 
करके सोने गई, पर बहुत कम सो सकी । 


६ धूषट्ट 5 


हालत और बिगड़ी 


८ फरवरी 'ड४ 

वा रात में बहुत वेचेन रहों॥ आज पहली बार पाव पर सूजन साफ दीौख 

पडी हैं। दीनज्ा मेहता ने एनीसा दिया, पर निकला कुछ नहीं । वा नें मुझे बुलाया 

और बोलों, “तू एनोमा दे ।” मेने समझाया कि डा० मेहता से अधिक अच्छी तरह एनीमा 

में नहीं दे सकती, मगर वा नहीं मानी । आखिर मेने दिया। कुछ मरू निकला 
फरक इतता हो था कि मंने पानी बहुत धीमे-धीमे चढाया था । 


हालत और बियदों नि 


-छ 

मेहता और डा० गिल्डर में एलिमिनेशन ज्ाइमिस* के सम्दाप में चर्चा :, 
गरमसागरम वहस होने छूगी । मेने जाकर दोनो को ज्ञान क्या । इतना जा सो, यह 
अच्छा लगा । 

वा का दिन आज भी सराब गया। बापू ज्ञाम को कहने ल्‍ये क्िफययायों 
एन्मा देना छोट दो । कमजोनी इतनों हैँ क्लि कमोड पा जपने आप पंठो नहों रह 
सकती, इसलिए कपडे वगेरह खराब हो जाते है । 

वाघू मुझे रात की ट्यूटी से मुफ्त करना चाहते है, मगर में नहीं मानो । 

अगर इजाजत मिली तो डा० मेहता के आरोग्य भवन से उप्ल रोदी मायाई 
जा सकेगी । 

९ फरवरा ४८६ 

रात में में वा के पास थी। पीने दो बजे वा जागी और पासीं, देनी यो । 
१२ से पौने दो बजे तक वे अच्छो तरह सोई थीं। उनज़े पास बंठी-बठी थोटी देर पे लिए 
से भो सो गई। पीछे सोचा कि ऐसे नहों सोना चाहिए । अगर दुछ हो जावे तो ! 
मेने कुछ भजन वगैरह सुनाए और बर्वंत दिया । ढाई बजे जब म सोने जा रहो पो तय वा 
कन्‌ से अत्यन्त करुण स्वर में कह रही थीं, “कनुभाई, सुझ्यीला मेरी बहत सेया झा ती है 7 
बहुत चोट लगी । कितने दिनो तक अब यह स्व॒र ओर सुनने को मिलेगा ? हमारों 
सेवा क्‍या प्रभु निष्फल ही जाने देगा ? म॑ इस चिन्ता के कारण फिर सो ही नहीं पाई । 
दिन में भी बहुत कोशिश की, पर नींद न आई । 

बायू ने वा की वंद्य बुलाने की इच्छा पूरी करने के लिए डा० याह से कहा । 
डा० जाह ने भण्डारी से कहा । भण्डारी ने आयगर को फोन किया । आयगर ने दिरली 
को फोन करने को वात कही । कोई नत्तीजा नहीं निकला । 

दिन में वेचेनी, खासों और नोंद न आने के कारण वा को वडी तकलोफ रही । 
उनकी खराक भो बहुत कम हो गई है । डा० दोनश्ा वैद्य को बुलाने के विरोध में थे । 
सबसे बात को । तब समझे कि वा वँद्य बुलाना चाहतो हे तो हमें रोकना नहीं चाहिए । 


१० फरवरी 'डिं४ 

रात में वा को बिलकुल नींद नहीं आई। वापु ३-३० से ५-१५ बर्ज तर 

उनके पास रहे । डा० गिल्डर को उन्होने वा को आवसीजन देने के लिए जगाया । 
मुझे बहुत थकी जानकर नहीं जगाया । 

दिन में वा की वेचेनी कम रही । नींद भी अच्छी आई। पेशाव बुत कम 





“तैसगिक उपचारवादियों का सिद्धात कि गरीर-बद्धि की या के फल- 
स्वरूप रागी के कई चिह्न उम्र रूप वारण करने लगते हे, यह सवा “ये लाटय वा 
पूर्वंगामी लक्षण माना जाता हूँ । 


इ८० बापू को कारावास-कहानी 


आता हैँ । कल वा ने पानी और दूध वगैरह लूगभग ४४ औस लिया, पर पेशाब सात 
ही औंस निकला । कुछ दस्त के साथ भो। तो आज पेशाव छाने की दवा दी । 
कोई उपाय न सूझा तो पेशाब लाने के लिए इन्जेक्शन देना पडेगा । 

आजकल वा की बीसारो के कारण पढना, लिखना या कातना, कुछ भी नहीं 
'कर पाती । ; 

सुबह ९ बजे प्रेमहलीलाबहन वा को देखने आई । बा को बडा अच्छा लगा। 
रो पड़ी । प्रेमलीलाबहन वैद्य का इन्तजास कर रही हे ताकि सरकार से इजाजत मिलते 
'ही वह तुरत बुंलवाया जा सके । 

४ १९ फरवरी ४४ 

आज सुबह बापू वैद्य भेजने के वारे में सरकार को पत्र लिख ही रहे थे कि 
भण्डारी आकर कहने लगे, चेद्य या हकीम-- कोई भी बुलाया जा सकता है । हा, 
जिस्सेदारोी बापू को ही लेनी होगी । इसलिए पतन्न फाड डाला गया। बाए ने यही के 
किसी वैद्य को तुरत बुलाने के लिए कहा और शिवश्र्मा नामक वेद्य को बुलाने के लिए 
तार करने को कहा । 

शाम को पूना के एक बेच श्री जोशी आए और हेमगर्भ व अश्नकभस्म की 
चार पुडिया दे गए । यह भी कह गए हे कि उसके साथ दूसरी दवा नही दी जा सकती । 
बापू से उसकी दवा न देने का नि*ुचय किया है। शर्मा आवेंगे तब देखा जाएगा। 

रात को एफ्रेडीन मगवाई ताकि रक्तचाप बढाया जा सके। मेने एक बार 
यही दवा देने को कहा था, मगर डा० गिल्डर ने सुझाया था कि इसके देने से रक्तचाप 
के बढाव को हृदय बर्दश्ति नहीं कर सकेगा; लेकिन आज बोले, “यह खतरा उठाया 
ही जाना चाहिए । बात यह हूँ कि इतने धीमे रक्तचाप से गुर्दे काम नहीं कर सकेंगे 
और पेशाब भी बहुत कम आएगा। इस कारण शरोर में जहर इकट्ठे होते हे और 
स्थिति भवकर हो जातो हैं । रात को भण्डारी ने यह दवा भेजी । दवा का असर यह 
हुआ कि रात में पेशाब आठ आस हुआ और नीद अच्छी आई । 


१२ फरवरी ४४ 

रात को खबर मिलो कि शर्मा सुबह साढे दस बजे आवेगे। 
शर्मा वारह बजे आए। वापू खाना खाते-खाते उठे | दो बजे जब शर्मा चले 
गए, तब उन्होंने खाना पूरा किया। शर्मा कुशल जान पडते हे । आकर्षक व्यक्तित्व 
हैं। डा० गिल्डर कहते थे, “अगर यह डाक्टर बनता तो बहुत सफलता पाता ।॥” 
बापु का सत है, “शर्मा बेच होकर ज्यादा सफलता पा रहा है; क्योकि डाक्टर तो अनेक 
कुशल होते हे, सो उनमें यह पहुला नम्बर नही होने वाला था, जैसा कि वेद्यो में हें ।* 
द्ार्मा की दवा शुरू हो गई है। दोपहर को एक छोडी प्रुडिया दी, रात के 
'नौ बजे दुशादा और बडी पुडिया दी और १०७ बजें सौफ का अर्क और छोटी पुडिया । 


हालत और दिगड़ो 


३८४१ 
सुबह मंगसल्फ दिया था। उससे वा के चार वार क्पटे ग्िगटे, सय कपरे 
वबलन पडे । अब तवीयत कुछ सुधरी है । सुबह जुलाव छेज्ञा बहुन घपराई थहों, 
बाद में सुजन कम हुई । देसकर खुशी हुई । 
रात को ग्यारह बजे से वा को वी बेचेनी शुरू हुई। रात के मदा दो बजे 
लिख रही हू । नींद नहीं आ रही है । दिमाग भी ठिकाने नहीं है। बायू तौन बार 





आ चुके हैं । अब भाई आकर वंठे हे। चर्म को फोन किया था। थे कहते है कि 
पेशाव न होने के कारण ही बेचेनी है, लेकिन किया ही क्या जावे ! उन्होने वा थे वि 
में मालिश आदि करने को कहा था। सो सब किया, मगर हालत में कोई तयदोडी 


नहीं हुई । 
१३ फायरोी ढंट 

रात में डा० गिल्डर को जगाकर पूछा कि वा को क्या कुछ देना चाहिए २ 
दवा तो वंद्य की चल रही है । हम लोग कुछ दें भी कैसे ? आएिएः बापू फी सलाह से 
शर्मा को फोन किया। वा की बेचेनी वढी-सी लगी । घबरा गई । कहने उगीं फि 
तुम्हीं छोग दवा दो । उनको समझाया। 

वा को नींद नहीं आ रहो थी, इसलिए डा० गिल्दर से बोलों, “मु्रे जपने कमरे 
में ले चलो ।” बापू आए तो उनसे बोलीं, “मुज्ते अपनो रादट पर ले चलो ।” पीछे मुप- 
से कहने लगी, मुझे प्यारेलाल के कमरे में ले चलो । तडके के समय तो याद से उठकर 
खडी हो गई और बोलीं, “वायू के पास जाती हू ।” मच्यरदानोी में यूकने लगी, बस कुछ 
ठिकाना ही न था | मुश्किल से रात कटी । ढाई से सवा ठीन बजे तक भाई भी 
आए। कन को भी जगाया । वह अकेले बंठने नें डरता या, एसल्िए साठे तीन 
तक से उसके साथ रही और बाद में सो गई । 

दिन में वा को दो वार दस्त हुआ, उससे तबीयत झुछ ह॒तफी हुई । शर्मा 
आए तो वा ने शिकायत की । उन्होने समझाया। वे शात हो गई । 

सबेरे पुडिया खिलाते समय वा वायु के सामने आनाकानी करने लगी। 
शर्मा ने छोटी पुडिया देने को कहा था, जिसे खिलाते-सिलाते मुझे और बापू को पौन 
घण्टा लग गया । वा मानती ही न थीं । बोली, “सुशीला को ही सिलाओ, नहीं तो जाप 
खुद खा लो ।” बाद में मेने कहा कि दर्मा ने कहा है कि वा से हाथ जोएकर विनय काये 
कहना कि वे दवा खा लें। इसपर वे पिघली और दवा खाई । 

दिन में वा ने दशमलारिप्ट व पाउडर साया । श्ञाम को उन्हे इतना अच्छा 
लगा कि आठ-दस दिन के बाद आज फिर कुर्सी पर बंठकर घूमने की इच्छा प्रत्टट करन 
लगी । इसलिए घर के वरामदे का एक चक्कर लगाया, वालकृष्ण के पास छ मिनट 
और तुलसी के पौधे के पास पाच मिनट रही | हम लोग घूम रहे थे, सुना टो ऊपर जा गए 
वा हमें देखकर खूब हसीं। सभी बहुत खुश हुए । 

प्रार्थना के बाद वा का दाहिना कधा और हाय कापने लगे । ज्ञायद यह एल्कोहल 


३८२ बापू की कारावास-कहानी 


'का असर हो । 


रात में फिर वेचेनी शुरू हुई। एक बजे तक नींद नहीं आई । तब शर्मा को 
खुलाया। उन्होंने आकर एक ऐसो गोलो दी कि खाते हो वा सो गई । 
शर्मा दिन भर यही रहे । ज्ञाम को पाच बजे बाहर गए । रात को साढे नौ बजे 
फिर आ गए और रात भर बाहर मोटर में सोए। भीतर सोने कौ इजाजत न थी। 
सुबह भण्डारी आए। बापू ने इस वात पर कि वैद्य को उचित लगे तो वह भीतर 
पयो न सोए, भण्डारी से काफी कहा, मगर कुछ न हुआ। लाचार होकर उन्हें अगले 
दिन फिर मोटर में ही सोना पडा । दूसरा कोई चारा ही न था। 
१४ फरवरी ४४ 
पुछने पर छार्मा ने कहा कि अरिप्ट में २ प्रतिशत से अधिक एल्कोहल नही था । 
डा० गिल्डर का कहना हैँ कि १२ प्रतिशत तक होता है । हर्मा यह भी कहते हे कि 
अरिप्ट के कारण बा के हाथ नही कापे । वा का दिन अच्छा नहीं गया । पाखाना न होने 
से बेचेनी रही। शर्मा ११॥ बजे आए, पर बा की वेचेनी देखकर वापस गए और ४ बजे 
आकर उन्हे दुशादा पिलाया और पेट पर कुछ लेप किया । उन्होने कुछ दूध-फल लिया, 
हमारे साथ खेले और ६ बजे टोस्ट और उद्दद्दी सब्जी खाई । बाद में आयुर्वेद और 
दूसरे बेदिक विज्ञानों को बातें करके वे ७ बजे चले गए । 
साढे सात बजे वा को दस्त हुआ । रात को एक बार हुआ । बापू की सलाह 
से मेने और डा० गिल्डर ने जाकर देखा कि वा के पैरो की सुजन बढी ही है, कम नहीं 
हुई । पेशाब भी कम निकलता है। फेफडे पीछे की ओर तो साफ थे, मगर आगे की ओर 
बल्गम से भरे हुए थे । ऐसा इसीलिए हैँ कि वे आगे को ओर झुककर बेठती है । नाडो 
भी बसी ही है । 
सवा दस बजे शर्मा आए। बापू ने उनसे कहा कि डाक्टरो के अनुसार तो वा 
में कोई सुधार नहीं दीखता । शर्मा भी कहने लगे कि दो दिन में कुछ कहा नहीं जा सकता । 
बापू ने कहा, “जबतर आपको आत्म-विद्वास हो तवतक आप इलाज करें और जो 
देना चाहे, दें । जब आप से कहा जाय तव इलाज छोडने और दुवारा इस मामले को 
हाथ में लेने की तैयारी रखें ।” आखिर शर्मा एक पाउडर देकर चले गए। 
शर्मा आज भी मोटर में ही सोए । बापु ने इस विषय में सरकार को कडा पत्र 
लिखा हूँ कि आवद्यकता पडने पर चँद्य को यहा सोने की इजाजत होनी हो चाहिए । 
दूसरा एक और पत्र उन्होने मुलाकातियो के विषय में लिखा, क्योक्ति कल दोपहर सामल- 
दास गाघी वर्गरह आए, उन्होने बताया कि अब मुलाकात की इजाजत मिलते में कठिनाई 
होने बाली हूँ । 
सरकार का उत्तर आया कि जिन शर्तो पर डा० गिल्डर को मुलाकात मिली थी, 
उन्हींके अनुसार हम लोगो को भी मुल्ाकातें मिलेंगी । 
वा ने मेरो माताजी से मिलने की इच्छा प्रकट की थी, सो वे यहा आ सके 


हालन जोर बदियदी 2 


सो अच्छा हो, मगर क्या मरक्ार इजाजत देगी ? 


कल रात में वा को बेचेनी रही, इसदिए उन्हे जाउसीनन दी पोण उन्तोफे पाप 
चंठी रही । तीन व्जे बापू और सवा तीन बजे वंच्य आए । दवा दो, | 


नहीं आई । सवा चार वजें भाई को वा के पास विठाकर में सोने गई 
बिन में वा अच्छी रहों, पर जाम के ८ बजले ही देचेनी बट गई । * ५ दिप 
हैं, पेट में पानी है जोर जायद जब फेफडे में भी भन्‍ने लगेगा । 


पूजन भो पयादा 


/भ# | 5 


। वैद्य ने सुबह पेशाव छाने का इजेक्शन देने को कहा । बापू दोडे क्वि दर्शन 
भी देना जब उसके बिना काम न चले । इस स्थाल से इजेक्गन लाने या पिच 
कल दाम तक के लिए स्थगित फर दिया गया । बेचनी के कारण वा 3फे पास पहो 
में और प्रभावहन बंठी थीं और जब प्रभावहन और मनु बठी है। मनु को दिद्धाना 
अच्छा नहीं लगता । वापू लाई वेवल के नाम क्ञा एक पत्र से पटने ये रिए दे गए 7 । 
मेने पढ़ लिया हूँ । 


रात को मेने कनु को वा के पास विठाया, क्योकि एक बजे मे सोने ता परी दी झि 
बापू ने कहा कि मनु को तबीयत ८>छो नहीं। क्टेली साहद बेद्य जो बार पह चाय पर 
सोने गए । बापू को यह देसकर दु स हुआ कि कटेली साहब को नी हम रागो की पातिए 
जागना पडता हूँ । 

दिन में दो बजे बापू ने भण्डारी के नाम एक पत्र स्थ्या कि बंद ब्ो तो भीत 
ही सोने की इजाजत मिलनी चाहिए । तीन बजे वे सो गए । नमदा दे कानून के पियय 
में एक तार सरकार को भेजने का विचार कर रहे थे। 

पत्र काफी सुधार के बाद साठे ग्यारह वजे भेज दिया गया । उसमें हम लोगो 
के सुझाये हुए सुधार करके वापू ने उसे कनु को लिसाया था। मीराबहन ने यापू को 
स्नान कराया । 

मथरादासभाई सकुदुम्ब और रायाबहन वा को देसने एक बजे आए जौर पोने 
तीन बजे चले गए । चार से पाच बजे तक वापू जार मंने थोटी नींद लो। ५ से ६ तझ 
बापू से हम सबके साथ देवल वाला पत्र सुयारा । 

दिन में वा का पेशाब नहीं उतरा । चंद्य कहने लगे, अभी तबा से दरपर 
चलता था, मगर आज तो जो कर सक्‌, करना शुरू कर दिया है। पेज्ाब न उतरे जौ 
या की तवीयत में दो दिन में सुधार न हो तो में दूसरे चिकित्सकों को भी जवसर दृगा। 

मीराबहन ने दोपहर झो बापू के पास ही बैठना और सोना आरम्भ ब्या हू । 


१५ फरवरी “5४ 
रात दो वजें तक वा के पास मेरी ड्यूटी थो। वा को नींद वहत कम आई । 


शेटड बापू की कारावास-कहानी 


बेचेनी अधिक नहीं थी, पर सास बहुत फूलता था । 
वेद्य ने आकर एक गोली बा को खिलाई । बा आध घण्टे तक सोई, बाकी 
समय भजन सुनती रही और कभो-कभी खुद भी मेरे साथ गाने रूगती थी । 
बापू ने कनु और मीराबहन के विषय में थोडी बात की । 
दोपहर सरकार से आध घण्टे की इजाजत लेकर हरिलालभाई आए। बए 
को यह अच्छा नही लगा । बोली, “दो भाइयो में इतना भेद क्यो किया जाता है ? देवदास' 
रोज आ सकता है, लेकिन हरिलारू एक बार और वह भी आधे घटे के लिए ! यह क्‍या 
बात है ?” 
बापू चहीं बेठे हजामत बनवा रहे थे । यह सुनकर वा से पुछने लगे, “हरिलालू 
वया हर रोज आवे ?” वा ने कहा, हा” बापू ने कटेली साहब से कहा । हरिलाल- 
भाई अब रोज आया करेंगे। पूना में आठ रोज रहेगे। बापू ने उन्हे मेहता के यहा 
रहने की सलाह दी, मगर हरिलालभाई को धर्मशाला अधिक पसन्द हैं । 
दिन में बा को दम की बडी शिकायत रही, पर बेचेनी नही थी। मंने तीन बार 
आवसीजन दी । बेच्य की दवा से दस्त तो काफी हो गए, मगर पेशाब नही उतरा। रात में 
बा को १००.२ डिगरो बुखार हो गया, साथ ही बेचेनी भो हो गई। बापू 
मुझसे कहने लगे, “वा तुम्हारे हाथ में फिर आवे तो मेरी सलाह तो यह है कि अब 
दवा देता बन्द कर दो ।” में बोली, “यह कंसे हो सकता हैं ? जबतक किसी दवा 
से फायदा होते दीख न पडे तबतक डाक्टर रोगी को दवा देता ही जाएगा न १” 
कल वा के फेफडे देखेंगे । वेद्य की दवा का असर अगर करू तक अच्छा 
न दीख पडा तो श्ञायद वे चले जावें । वे आज यही सोवेंगे । 
मनु को बुखार आ गया है । 
१८ फरवरी 'डेढ 
रात में बा को नीद नही आई । भाई उनके पास थे। ३॥ बजे में और बापू 
जब बा को देखने गए, तो उन्होने बताया कि वेच्य ने वा को दो बार दवा दी है तो भी 
उन्हें नीद नही आई । बुखार भी रात में १००.२ डिगरी रहा । ४ बजे हम लोग वा 
के पास से हटे तो बापु कहने लगे कि अब प्रार्थना क्यों न कर लो जाय । 
वापु प्रार्थना के लिए तेयारोी कर ही रहे थे कि वेद्य ने आकर कहा कि वे 
चिता के सारे रात भर सो नही सके, क्योकि वा का इलाज करने सें वे सफल नही हो 
रहे है । 
रात मे वंच्य ने बा को अच्छे-से-अच्छे रसायनो की दवा दी, मगर नतीजा 
कुछ न निकला । उनके कहने पर बापू ने मुझसे और डा० गिल्डर से कह दिया है कि 
हम छोग बा का इलाज जैसे चाहे वैसे करे । इसलिए मेने तुरत पेशाब लाने और दिल 
को ताकत पहुचाने के लिए दवाइयां दी। डा० दीनझ्ञा ने संगसल्फ का एनीमा बा को 
दिया । बाद में कहते थे कि मल बहुत निकला । में आई तबतक सब फेंक चुके थे $ 


हि 


हालत और दियदी घट 


दोपहर को डरते-डरते पारे के उजेक्शन पी जाथो मात्रा था हे नम में दो ! 
इलेक्शन का पता वा को नहीं चला और छयत्त सफड रहा । सैज़्डो में एक को हीइस 
इजेक्शन से तुरन्त नकसान होता है । णच बजे पाच ऑस पेणाव हुजा । हम सबफ़ो 
वडी प्रसन्नता हुई । वा भी दिल में खूब सोई । चार बजे एक सगीत-मण्डलो जा गई । 
बा उर्ठी, तब कुछ सगीत हुआ। पीने पाच बजे वा को पेशाब लगा, इसीनए उसे सो 
दिया गया । 

बापू ने वंच्च के आने के विषय में भण्डारों को फिर लिया। भण्दारों ने शाम 
को आकर कहा कि वे आते रह नकते है, लेक्नि रात को भोतर नहीं ठहर सऊेंगे । 
आज हरिलालभाई नहीं आए । मेहता के यहा टेलिफोन करने को कह गये थे । जब 
फोन से बत्ताया गया कि उन्हें आने की इजाजत मिल गई है तो पता चला कि वे बहा 
गए ही नहीं । गाम मो मेहता के आये तक उनको सबर न थी। 

शाम को छ -सात बजे व्य को वेचनी शुल हुई । परीक्षा करने पर पता लगा 
कि दाहिने फेफडे के ऊपरी भाग में निमोनिया के चिह्क मिल्ले। रात को ये चिन्ठल और 
बढें । यह देखकर रात की दवा में सल्‍्फा की टो गोल्पि भी शामिल कर दी । दर था 
कि पेशाब कम है, सल्फा कही गुर्दो में उठकर जीर अधिक तकलीफ न दे। मगर जासखिर 
खतरा उठाया हो । रात को वुखार १०० डिगरी रहा। म वा के पास २ बजे तक 
वेठी । १२ बजे तक नींद को आधी मात्रा दवा देने पर उन्होंने २ बे तक अच्छी नींद 
ली। दो-टाई घटे तक आक्सीजन भी ही । 

माताजी और मोहचलूाल के मुझे पत्न मिले । 

५१०९ फरवरी ४८ 

आज वा दो १॥ सी० सी० पारे की दवा जीर २५ प्रतित्रत ग्लझोज भी नम में 
दिया, मगर पेशाव नहीं हुआ । इससे निराशा हो रही है। सुबह कुनीन में जाधा 
चम्मच सुनहरी मेप्सल्फ दो थी, इसलिए दो-तीन पाखाने हो गए जौर पेशाब केवल 
एक वार चार ओऑंस हुजा । वाद में दो घार करके एक आस और हो गया | जगर 
सेलिर्गन (58978०7) का जसर हो जाता तो देती । दिन में वा काफो सोई, मगर नींद 
थकान और दवा के कारण है । वहत चिन्ता हो रही हैं । 

बापु वा के पास काफी समय तक बेठते है । वंच्ध भी आए थे । बाएू से बातें 
करते रहे । बापू पर उनका बहुत अच्छा असर पडा है । 

२० फरवरी ४ 

रात जो वा ने सासी नींद छो । रूगभग रात भर जावसीजन चलूती रही। 
बार-बार 'राम-रशारम' चिहल्लाती थी। साढे नीन वजे आवसीजन की चलो वा ने निकाल 
डाली । सुबह सवा पाच बजे से उन्हे बडी वेचैनो लगने लगो | मेने आवसीजन की नलो 
फिर डाली, तब थोडा जात हो सकीं । वापू आए ओर वा की खाट पर ढूठकन ही प्रार्थना 
करने लगे। कल के सेलिगंन के इजेंग्शन का शसर न होने के कारण निराज्षा छाई थी । 


३८६ बापू की कारावास-कहानों 


तिसपर वा की बेचेनी ने और चिता बढा दी । दो बजे के बाद वापु ने मुझे बा के पास 
से भेज दिया । 

सबको लग रहा है कि अब बा जाती है । वा हे राम, हे राम' इतने करुण स्वर 
से कहती है कि सुना नहीं जाता । 

१ बजे बा की नाडी खराब हो गई, मगर थोडी देर मे सुधर गई और दिन भर 
इधर-उधर चलती रही । रामघुन और भजन बा के पास दिन भर होते रहे। वे भी 
बीच-बीच से जोरो से गाती थी । बापु काफी ससय तक बा के पास बेठे । 

सुबह सवा नौ बजे दिमाग शात करते की दवा दी । परिणासस्वरूप बा घटे- 
डेढ-घटे के लिए सो गईं । उठी तो दातुन मागी । अच्छी तरह घिस-घिसकर दातुन 
की । नाक में पानी चढाया । तत्पदचात्‌ चाय भी पी । 

सबको बडा आइचर्य हुआ कि वा में इतनी शक्ति कहा से आ गई, मगर थोडी 
देर बाद बेचेनी शुरू हुई । पेशाब बहुत कम हुआ । 

बा शाम को एनीसा के लिए चिल्लाने लगी। बापु बोले, “अब बा की दवा 
राम-नाम ही है, दूसरा सब उपचार छोड दो ।” सुबह दवा देने के अलावा मेने फिर 
दवा नहीं दी, लेकिन मुझे यह बात पसन्द नहीं आई। इच्छा थी कि दिल की ताकत 
जढाने वाली दवा पूरी मात्रा में दू । बापु से मेने इसके लिए कहा भी, पर वे बोले, 
“मेरी तो वृत्ति हूं कि बा को पानी और शहद के सिवा कुछ भी न दो । वह्‌ खुद सागे 
सो अलग बात है । एसी ही दवा की बात है । वा जाए तो भरे । बा की व्यथा का 
दृश्य करुण हैँ, सगर मुझे बहुत प्रिय है । बस राम-धुन के सिवा उसे चेन नहीं। आज 
मेने उसके मुह से 'राम' के सिवा और कुछ सुना ही नही । में दवा को मानता हो 
नही ॥ रूडको की कंसी-कसी बीमारी मे भी मेने दवा नहीं दी। वा के बारे में सेने ऐसा 
नही किया । अब समय आ गया हैँ कि अब तो दवा छोडू। ईइवर को बचाना होगा तो ऐसे 
ही बचा लेगा, नहीं तो बा को में जाने दूगा। 

इसलिए बा ने जब एनीसा मागा तो बापु ने उसे टालने का प्रयत्त किया और 
कहा, “अब राम-नाम ही तेरी दवा हैं ।” मगर मेने कहा, “वे चाहती है तो लेने दीजिए ।” 
तब बापु मान गए। एनीसा दिया, खूब सल निकला । वा तब ज्ञात होकर करीब दो 
घठे तक सोई । 

डा० दीनशा मेहता दिन भर यही रहे । रात के लिए भी इजाजत मागी । 
बच्बई से टेलीफोन आया है कि वे रह सकेंगे । 

शाम को एनीसा के बाद बा की हालत इतनी अच्छी रहो कि मेने बापु से 
कहा कि यदि ऐसी ही हालत रात के बारह बजे तक रही तो में दवा देना शुरू कर दूगी । 

भण्डारी, शाह और वैद्य सुबह वा की हालत पुछनें आएं। तभी खबर मिली 
कि बा की मृत्यु यदि हो गई तो कोई व्यक्ति बाहर न जा सकेगा । वेद्य यह सुनते ही 
जल्दी चले गए । उन्हें साढे तीन बजे की गाडी से जाना था। 


अतिसम रात्रि 3८७ 


इस खबर से जान पडता हूँ कि सरकार का इरादा महादेवभाई कौ तन्‍ए 
वा की अतिम क्रिया यहीं होने देने का है, मगर क्या सरका- उनके ल्डच्ले के मापने 
पर भी शव उनको न देगी ? 

सुना है कि रामदासभाई नागपुर से चल पड़े है। शायद देवदासभाई भी का 
'रहे हैं । ज्ञाम को बा एकाएक बहुत तेजी में आकर हरिलालभाई के न आने पर नाणजोी 
दिखाने लगीं । जब उन्हें बताया गया कि दो लडके आ नहे हैं तब कुछ ज्ञात हुई 

मेने भण्डारी से पेनिसिलीन के लिए कहा। वे बोशिदञ्य करेंगे। फौजी अस्पताद 
में तो नहीं मिली । डा० विधान राय यहा होते तो ऐसी चीजें उनरे द्वारा सोजी ता 
सकती थीं। जेल में वेठे-वेंठे आदमी क्या कर सकता हैं । 

साढे नौ बजे से वा की बेचेनी फिर शुरू हुई है । मीरावहन रामयुन सुना रहो है । 


5 व : 
अतिम सात्रि 


२१ फरवरी “४८ 

रात में नींद की दवा देने पर १२ बजे तक खूब सोने के बाद बेचेनी फिर शुरू 
हुई, पर आक्सीजन देने पर वे सो गई । 

अब वा के पास एक व्यक्ति से काम नहीं चलता । मनु के आग्रह पर मंने उसे 
चारह वजे जगाया। मेहता भी १। बजे आ गए । डेढ बजे मंने मनु को सुला दिया । 
बापू रात को दो वार आए। १ से १॥ व्ज तक वे वा के पास बंठे, मगर वा ने बंठने 
नहीं दिया । इतनी बीमारी में भी बापू के जाराम का सयाल था। वापू १॥ 
'बजे उठकर चले और साथ ही वा का थूक पोछने के दो ₹माछ उठाकर धोने ले गये । 
मने कहा, “लाइये, में धो दू ।” मगर उन्होने धोते-धोते कहा, मुझे ही घोने दे 

कल दिन में डा० गिल्डर मुझसे कहने लगे, “ज़रा ध्यान रसो। निमोनिया 
है । वा के आसपास काफी जहरीले कीडे फैल रहे है । वापू वहा बहुत न वेठें ।” मंने 
कहा, "मेरी हिम्मत नहीं पडती कि में कुछ कठू । कल दोपहर खाने-पीने के वाद वापू 
वा के पास बंठे थे। वा ने उनसे जाने को कहा, क्योंकि वे सोना चाहती थीं । मेने 
कहा कि आप अब उठ जाइए, क्योकि अगर वा आपका सहारा लेकर सो गई तो फिर 
आप उठ न सकेंगे । तब बापू उठ तो गए, मगर बाद में बोले, “मुझे थोडी देर बेठने दिया 
होता तो क्या था ” मुझे रूगा कि.मेने उन्हे उठने के लिए कहा हो क्यो । वे सुशी से 
बैठे । इसीलिए आज मेरी हिम्मत नहीं पडतो कि मे बापू से कुछ भी कहू । 

डा० गिल्डर कहने लगे, “पास भले बेठें, मगर मुह के नजदीक न रहे 
“यह कहना भी कठित है ।” तो वे बोले, ' हा, में अब सनझा। जापछिर, वापु यह दे 


३८८ बापू की कारावास-कहानी 


हैँ कि साठ साल का साथ छूट रहा है, इसलिए वे वा से दूर नही रह सकते । हम भी 
उनसे कुछ कह नहीं सकते ।” रात के करीब ११॥ बजे बा मेरी गोद में पडी थी। मेरा 
एक हाथ उनकी नाडी पर था। एकाएक नाडी इतनी कमजोर हो गई कि मिलती ही न 
थी। मुझे रूगा कि वा क्या सोते-सोते ही चली जावेंगी । प्रभावतीवहन कौ आवाज दी 
कि नाडी वापस आ गई और रात भर ऊची-तोची चलती रही । दो बजे में सोने को 
गई और सात बजे तक सोती रही । यहा तक कि बाप ने मुझे जगाकर कहा कि डा० गिल्डर 
बहुत देर से वा के पास खडे है। उन्हे मुक्त कर में गई तो गिल्डर जा चुके थे। नाडी वर्गरह्‌ 
ठीक थी । 

से जब बा के पास गई तो वे मुझसे कहने लूगी, “मुझे अण्डी का तेल दे ।” 
मेने समझाने की कोशिश की कि अब उसकी आवश्यकता नहीं, उससे आपको थकान 
होगी । वे तेल मायना भूल जायें, यह सोचकर में बहा से हुट गई। इतने में प्रभावतीबहन 
आई और कहने लगी, “बा अण्डी के तेल के लिए चिल्ला रही है ।” 

में और डाक्टर दोनो नही देना चाहते थे। इतसे में बापू ने जाकर बा को 
समझाया, एक वात तो यह कि तू गुस्सा करना छोड दे । करना हो तो अकेला मुझपर 
कर। दूसरे, अब दवा लेनी छोड दे । कल से तू राम-नाम लिया करती है, वह मुझे 
बहुत भला लूगता है । अब तो राम-नाम को हृदय पर अकित कर ले। राम-नाम 
जिन्दा रखेगा तो जीयेंगे, नहीं तो चले जायेगे ।” 

बा से वायु की सब बाते शाति से सुनी । ऐसा रूगता था सानो उन्होने सब कुछ 
स्वीकार भी कर लिया । थोडी देर बाद जब से वा के पास गई तो बापु वा से कह रहे थे, 
“रोगी कभी अपनी दवा खुद नही करता । और में तो तुझे कहता हू कि अब तू दवा छोड़ 
दे । सब कुछ भूल जा। मुझे भी भूल जा । राम से ही सन को पिरोले (” 

बाद सें बापू मुझसे बोले, “वा अब अण्डी का तेल नही मागेगी ।” मेने कद्ठा, 
“अच्छी बात है । फिर बापू घूमने को गए। वा मेरी भोद में पड गई । १० बजे मे 
उठकर गईं। थोडी देर बाद जब वा के पास फिर पहुची, बापु भी आ गये। बा मेरी तरफ 
उगली हिलाकर बोली, “तो अण्डी का तेल नही दिया न ?” मेने कहा, शाम तक 
अगर पाखाना न होगा तो अण्डी का तेल दू गी ।” डा० गिल्डर ने भी समझाया । दीनजझा 
ने भी । आखिर आधी चमची अण्डी के तेल में लिक्विड पेराफीन डालकर दी। 
बाने वह लिया । बाद में पानी भी । डेढ बजे आवसीजन शुरू करके में सोने गई ॥ डा० 
गिल्डर उनकी पीठ पर हाथ फेरने लगे । वा सो गई । सेने वापु से कहा, वा जब 
अण्डी का तेल लेने के लिए इतना आग्रह करती हूं तो दूसरी दवाएं रोकना कहा तक ठीक 
है ।” बापु का मौन था । उन्होने लिखकर दिया, “विरोध करने की अब मेरे लिए 
बात ही नहीं रहती ॥” 

एक प्याले मे हृदय को ताकत देने वाली दवा निकाली और डा० गिल्डर से 
यह कहकर कि वा के जागने पर दवा पिला दें, में सोने चली गई । 


अतिम रात्रि ३८६ 


एकाएक चार बजे गीता-पाठ की ध्वनि सुनकर उठ बैठी, मगर कोई खास 
बात न थी । वा को सुनाने के लिए गोता-पाठ हो रहा था । 

दोपहर साढे तोन बजे हरिलालभाई आए । 

॥॒ मंने रामघुन सुनाना शुरू कर दिया । वा झात होकर सुनने छगीं | छाती में 

दर्दे बताने लगीं । मेने उन्हे दवा दी और वे मेरी गोद में पठी रहीं । ५ बजे म॑ खेलने गई । 

सवा छ बजे के करीब देवटासभाई वर्गेरह वभगए। वा उनसे सिलूकर सोने 
लगीं। मनु भी रोने रूूगी। भेने वा से पुछा “बया मन्‌ भजन झुनावे ? वा ने 'हा' कही । 
सन्‌ ने गाता आरस्भ किया तब दोनो का रोना बन्द हुआ। वा देवदासभाई से भी सिलकर 
रोईं भौर बोलों, “बापू तो साधू हे । उनको तो बहुत काम है और बहुत जिम्मेदारिया 
हे । इसलिए तू सबको सभालना । ” 

देवदासभाई ने बताया कि वा के पास रात को रहने की इजाजत तो उन्हें 
हैं, मगर ठूसरो को नहीं है । कहने लगे, “सतोकवहन और तनु वा के पास रहे तो बा 
को अच्छा रूंग्रेगा । देवदासभाई ने इसीलिए मुझे बाप के पास भेजा कि वे जाकर 
श्री कटेली से सतोकवहन के रहने को इजाजत लें। बापू ने कागज पर लिखा, “कटेली 
सरकार को फोन करें कि वा की सेवा के लिए तो जलूरत नहीं है, लेकिन उसकी शाति 
के लिए सतोक्बहन को रहने के लिए सरकार इजाजत दे तो अच्छा हो ।” 

आठ बजे तक तो उन लोगो को जाना था ही, वे चले गए । 


हु 


करीब सात साढे सात बजे से में बापू के पास बैठी । कनु प्रामाफोन बजा रहा 
था। वा मेरा सहारा लेकर १॥ घटा सो गई । साढे नौ-पौने दस पर प्रभावतीवहन 
की वा के पास विठाकर में वायू की मालिश करने गई। लौटकर देखा तो वा सो रही थीं । 

दा ने आज न के वरावर साया । खाने में उनकी अरुचि कई दिनो से बढती 
जा रही है । बापू ने कहा था, “अभी वा को टूघ-चाय भी न दो । अपने जाप मागे तो 
अलल्‍ूग बात, नहीं तो शहद ओर पानी ही दो ४” 

अयण वा ओ पाती और शहद से भी अरूच हो गई ५ निगलने में कठिनाई होता 
थी । मेते पुछा, “खासी की दवा छोगी ?” पर हुए कहकर भी उन्होने दवा नहीं ली । 
कहती थी, “मुझे सुला दो ।” प्रभावहन से बोलीं, “हम दोनो यहीं सो जाए ।” 

दा को दव्ग देने के लिए बत्ती जलाई तो देखा कि बिस्तर में उन्होने पाद्ाना किया 
है और उन्हे कुछ मालूम न था। प्रभावहन की मदद से सेने वा के सब कपडे बदले । 
फिर वा को सहारा देकर बैठी । प्रभावहन कपडे धोने गई और फिर आकर वा के पास 
बंठीं । मेने उठकर या की दीमारी की नोट-बुक में सव हाठ लिखा । ११ बजे देवदास- 
भाई आए ओर १ बजे तक वा के पास रहे । मेने १ बजे प्रभावतीवहन को सोने भेज दिया । 

वा को सानसिक स्थिति ठीक नहीं है। आधी नीद में रहती जान पडती हे । 
सिर में दर्द भी वत्ताती है । देवदासभाई खडे-खडे उनका सिर दवा रहे थे । उन्हे रूगा 
कि वा सो गई हूं, इसलिए उन्होने दवाना बन्द किया, पर बा फिर मुझसे कहने लगीं, 


रू 


श्र बापू की कारावास-कहानो 


यही इच्छा रहती है ; क्योकि एक बार वा के पास बैठकर उनका वहा से उठने का मन 
ही नही होता । आजकल वे तीन-चार रोज से मशीन को पीसी हुई सब्जी और दूध ही 
लेते है । सो दस-पद्रह मिनट में पूरा हो जाता है। साढे बारह बजे के लगभग बापू बा 
के पास आकर बंठे। थोडो देर में वा खाट पर सीधी सो गईं । महोनो से वे सीधी न हो 
सकी थी। हमें लगा कि कही जाती तो नही है । देवदासभाई को फोन कराया । चे सोने 
की तैयारी में थे। फौरन आ गए । थोडी देर में दीनशा मेहता भी आ पहुचे । बा से भजन 
और रामधुन के बारे से पूछा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। बापु को सलाह से 
महादेव भाई वाले कमरे में गीता-पाठ होने छूगा जिससे बा के कान में भी ध्वनि जाती 
रहे। पहले कनु बेठा। इतने में देवदासभाई कमरा लेकर आए और उन्होने 
गीतापाठ शुरू कर दिया। कन्‌ देवदासभाई का छाया हुओ कैसरा सुधारते लगा, 
लेकिन सुधार न सका। तब देवदासभाई दूसरे कैमरे का प्रवध करने गए । दीनशा को 
इसके लिए बाहर भेजा । 

कल रात से वा को पानी पीने में अदुचि हो गई है, मगर जब सुना कि देवदास- 
भाई गगाजल लाए है तो मुह खोल दिया । बापू ने एक चन्मच गगाजल मुह में डाला । 
बा तुरत पी गई और बोली, “घस ?” मानो कि उन्हे और चाहिए। बापू कहने लगे, 
“बस, अब फिर लेना ।” बाद सें गगाजल फिर लिया। जल सें तुलसी के पत्ते भी डाडे 
गए थे । 

थोडी देर में वा को कुछ शक्ति मिल्ली । उठ बैठीं और सतोकवह॒न, केशुभाई, सन, 
रामीवहन वगेरह से बाते की । भीड न हो, इसलिए दूसरे सब चले गए। 

गीता-पारायण के बाद सत्तोकवहन ओर सन्‌ ने वा को भजन सुनाए । 

सतोकवहन बगेरह के आते ही बापु बा के पास से उठकर बाहर चले गए और 
अपनी खाट पर जाकर सो गए। में तो बा के पास थी। कभी बा मेरी गोद में लेट जाती थी, 
कभी बैठ जाती थी । दो बार बर को थोडा पाखाना हुआ । सफाई की । पीछे में थोडी देर 
आरास करने को चली गई । मगर कोई बुलाकर ले आया। बा का फोडो लेना था। चार 
बजे के करीब वा के पास से उठी । बायु अकस्मात्‌ वा के पास बेठे हो तो भले हम फोटो 
ले ले । 

फोटो के रयाल से बापु वा के पास बेठने वाले नही थे। मेने उनसे कहा कि अभी 
आप बा के पास बैठे । में थोडा सो छू। वापु मान तो गए, पर वा के पास बेठे नहीं। बा 
टोपहर उनपर थोडा नाराज हो गई थी। वे दुखी थीं। लव पर कभी-कभी नाराज हो 
जाती हैँ । बापू कहने लगे, “अभी/ उसको अच्छा नही लगेगा। जब बुलावेयी तब जाऊगा । 

में दूसरे कमरे से गई। वहा देवदासभाई आदि बैठे थे। पेनिसिलोन आ गई है, 
सगर दोपहर वा की हालत इतनी खराब थी कि बह उनके लिए इस्तेमाल नही की । 
अभी हालत अच्छी थी, सो देवदासभाई को लगता था कि क्यों न आजमाई जावे । 

दोपहर वा सतोकवहन से कहने लगी, 'देवदास ने मेरे लिए बहुत धक्के खाये 


अतिम रात्रि ३६३ 


श्र 


्‌ 


हैं । बहुत सेवा की है ॥” 
देवदासभाई से भी कहा, तूने मेरी बहुत सेवा की है। बहुत घक्के खाये 
हैं। अब तू अपना कत्तेंव्य पुरा कर । ” 
देवदासभाई बोले, “वा, सेवा तो डा० गिल्डर, सुझीला, मनु, इन लोगो ने की 
है । मेने क्या किया है ? ” 
अतिम समय पर देवदासभाई के आ जानें से वा को बडा आनन्द और सतोपष 
था। रामदासभाई के विपय में देवदासभाई ने कहा, “बा, रामदासभाई आये हे ।” 
वा बोलों, “क्या जरूरत थी ?” उनके मन में हमेशा यह भावना रहती है कि रामदास- 
भाई को सफर का सर्च नहीं पडने देना चाहिए। देवदासभाई से वात करके वा ने आखें 
वन्‍्द कर लों और ईइवर की प्रार्थना करने लूगीं-- हे कछुपालु राम, अब तो तेरी भक्ति 
चाहिए, तेरा ही प्रेम चाहिए ।” पीछे बोली, 'हे भगवान्‌, पश्ु को तरह पेट भर-भर 
कर साया हैं। क्षमा करता । ” 
उनकी वृत्ति बिलकुल सात्तिक हो गई वी--उनका चेहरा उस समय देखने 
क्रायक था । 
ज्ञाम को साढ़े पाच बजे भण्डारी और शाह पेनिसिलीन लाये | डा० गिल्डर 
को बापू का मत जानते हुए उसे देने में सकोच होता था। भडारी और शाह ने 
बापू से पुछा तो बे बोले, 'सुशीरा और डा० गिल्डर देना चाहे तो भले दें।” 
थोडी देर बाद डा० गिल्डर ने मुझसे आकर कहा कि बापू विगड रहे है । उन्हें इस बात 
का पता नहीं था कि पेनिसिलोन के इजेक्शन बार-बार देने पडेंगे। बापू का मत है कि वा 
मृत्यु-शय्या पर है, इसलिए अब पेनिसिलीन क्‍या देना । और लोगो का मत है कि जवतक 
चइचास हैँ तवतक उपाय करना चाहिए । इतने में बापू ने मुझे देखा, पूछा, “तुमने क्या 
तथ किया है ?” मंने कहा, “पैनिसिलोन देंगे ।” बापू बोले, “क्या तुम और डा० गरिल्डर, 
दोनो मानते हो कि देयी चाहिए ?” में हा न कह सको । देवदासभाई से बाते 
करते समय यही बात हुई थी। मुझको निराशा हुई--इसलिए कि बा को बचाने 
का उपाय होते हुए भी उसका उपयोग नही कर पा रही हूँ । साथ ही मानसिक शाति भी 
मिली कि व्यर्थ ही वा के शरीर को छेदना नही पडेगा 
प्रभावतीवहन अभी वा के पास जा वठी थी तब वा ने करुण स्वर में पुकारा 
शा--बापूजी | 
प्रभावतीवहन ने कहा, बुलाऊ ? ” वा कुछ बोली नहीं । बापू सवा सात बजे 
यूमने को चले जाते हैं । आज पेनिसिलीन के कारण पहले डा० गिल्डर से बात की, पीछे 
देवदासभाई को समझाया। सो उन्हें देर हो गई थी। जाने के लिए गुसलखाने में तेयार 
होने को आए। इतने में प्रभावतीवहन ने बुलाया । बापू आकर वा के पास बैठ गए। 
था दो वार उठकर सीधी बँठी । बहुत ठेचेन थी। बापु ने पूछा, "क्या होता है ?” 
अजाने प्रदेश में खडे एक छोठे बालक की तरह अत्यन्त करुण स्वर और 


हेड बापु की कारावास-कहानी 


तोतली जवान से उन्होंने उत्तर दिया, “कुछ पता नही चलता । ” 

सेने नाडी देखी--बहुत कमजोर थी। मगर मुझे रूगा कि ऐसा तो कई वार 
हो चुका है, बा अभी ठीक हो जावेगी । इसलिए से बरामदे में कनु से कहने गई कि अब 
फोटो ले लो । मगर उसने कहा कि बायु ने सना किया है। मेने कहा कि फोटो के बारे में 
उन्होने कहा था कि अकस्मात्‌ ले छोगे तो भछ्ठे ले लेना, अब उसके लिए भी सना कर 
रहे है । 

बा"के भाई साधवदास आए । बापू कहते थे कि बा ने उन्हे पहचाना, उनकी 
आखो से पानी आया, परन्तु वे उनसे बात नही कर सकी । 

इतने में भीतर कुछ गडबड सुनी । देखा कि बा अतिम बार उठने की कोशिश 
कर रही है और बापु कह रहे है, “अब पडी ही रह न ” बा उनकी गोद से पड गईं, 
आखे पथरा-सी गई और गले से घडघराहूट आरम्भ हो गई। ये सब मृत्यु के स्पष्ट 
लक्षण थे । अचानक इवास लेने के लिए मुह खुल गया और दो-चार श्वास लेकर बा 
सासारिक बन्धनों से मुक्त हो गई । 


“3 

८ 

बा चली गटहट 

बापु ने सब तकिये निकालकर वा का सिर अपने हाथ पर ही टिका लिया। खाट 

की आड की गई थी, वह नीची कर दी गई। सब लोग आसपास खडे थे। वापु ने आखें 

बंद कर ली ! अत समय में सब छोग राजाराम राम राम सीताराम राम राम 

गाने लगे। मेरे मुह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। किकर्त्तव्य विमृढ की भाति 
में खड़ी रह गई । डाक्टर होकर भी मृत्यु को तटस्थता से देखना मेने नहीं सोखा । 

दो-तीन रोज से बार-बार यही भावना उठती है कि ईश्वर किस प्रकार मनुष्य 

का घमण्ड उतारता है। जमनाछालजो की सृत्यु की खबर सुनी तो लूगा कि से पास 

होती तो उन्हे बचा लेती । उसके बाद ईइवर ने मिनटो में दूसरा अवसर मेरे सामने महा- 

देवभाई को मृत्यु का रखा तब मुझे लगा कि मेरे पास सब साधन न थें--जेंल मे सब 

साधन कहा से होते । आज ईश्वर ने बा को मेरे ही सामने उठाया और चुनौती-सी दी 

कि कुछ कर सकती है तो कर, में कुछ न कर पाई। गिल्डर-जेसे अनुभत्री डाक्टर, 

“जैसे कुशल वैद्य और दीनश्ञा-जैसे प्राकृतिक चिकित्सक, कोई वा के काल को न टाल 

सका । 


७-३५ पर बा की आत्मा मुक्त हुईं । रामघुन पूरी हुई। देवदासभाई फूट-फूट 
कर रोने लगे और बा-बा' पुकारने लगे। बापू ने उन्हे ज्ञात करने का प्रयत्न किया । सब 
की आखे भीग गई, पर मेरी सूखी थी । अभी तक भेरी विमूढता दूर न हुई थी। अवसर 





दल्लीं और प्रार्थना करने लगी 


भाखें मृः 


हा 


(6 
त्र 
७ 


तेरा 


भवित ही' चाहिए। 


क्षमा करना ।” पृष्ठ ३९३ 


राम, श्रव तो तेरी भ 


पा 


लि 


क््प 


(>ु 
ए्‌ 


८ 


चाहिए 


प्रम चा 


कि 
क्र 
अमकी. 


थम 


$ 
हे बा नर 
कप ह है 
के हज 9:02: ३ कक, 
ग् न्‍० कम 
496 
७५% ०.५ > 
हि $ 
नल >म- 
२४, 4 डा 
शः ्ट अर कफ 
ऊ» 7 2 उडी ॥० 3 
2 ० जज 
30020, दे ह 
*चकट०, म्क अ0]] 
3 हट +३ टेर७ है री 
दा हा हे +5 ० नै 
| मा के रद। 
के आओ ३6४ टन 
! हे की कयई। कुओन २५, 
कद 
् 
के 





“दो-चार श्वास लेकर वा 
सासारिक वधनो से मुक्त 


हो गई ।” पृष्ठ ३९४ 


“वह मुझ में समा गई ।” 
-जवापू 


वा चली गईं ३६५ 


९. 
आने पर हमेशा मेरा ऐसा ही हाल रहा है। महादेवभाई की मृत्यु के समय भी ऐसा हो 
हुआ था और अपने काका की मृत्यु के समय भी । 

भाखिर बापू उठे भौर मुझसे कमरा खाली करवाने को कहा। वा को स्नान कराने 
के बारे में आदेश देते हुए बोले, “तू और में दोनो मिलकर वा को स्तान करावेगे, जैसा 
कि महादेव के वक्‍त किया था ९! 

वा को आज विश्येप छाल किनारी की साडी, जो बापू के काते हुए सूत से बनाई 
गई थी, पहनाई जायगी । या जब वापु के साथ सेवाग्राम से वम्बई जाने लगी तब यही 
साडी उन्होंने मनू को दी यी। 

अफवाह थी कि आश्रम जब्त हो जावेगा । इसोलिए वा ने कहा, “यह मेरी 
साडी सभाल कर रखता । जब में मल तब मुझे यह पहननी हुँ । इंसरी तो बापु के 
हायकते सूत को कौन जाने कब मिलेगी ।”/ 

मनु ने तब यह जानकीवहन के यहा रखवा दी थी। वा यह साडी यहा मँगवाना 
चाहती थी, मगर पता न चला था कि कहा रखी है। मतु जब यहा आई तो उसने आश्रम 
वालो को एक पत्र लिखा जीर वा के लिए उसे मगवा लिया । आज वा के लिए यह 
साडी पहनने का दिन आ गया । 

वा के शव को बापू के स्नान घर में रखा। इतने में भण्डारी आ गए। सरकार 
मे पुछवाया था कि शब के बारे में बापू की क्या इच्छा है । बापु ने तीन प्रस्ताव सरकार 
के सामने रसे -- 

“४ (१) सबसे अच्छा तो यह होगा कि शव मेरे लडको व रिइ्तेदारो को सोंप 
दिया जाय। इसका अर्थ यह होगा कि अत्येष्टि-क्रि] आम जनता के सामने होगी और 
सरकार उसमें रुकावट न डालेगी । 

#(२) अगर यह न हो सके तो महादेव की भाति दाह-किया यही हो। सरकार 
यह कहे कि सिर्फ रिह्तेदार ही क्रिया के समय हाजिर र्‌ सकते हे तो में इसे स्वीकार 
न कर सकूगा, जबतक कि वे स मेरे मित्र, जो मेरे लिए कुदुम्बियो के समान हे, उसमें 
शामिल न हो सके । 

४ (३) अगर सरकार को यह भी मजूर न हो तो वे सब छोग, जिन्हे वा से मिलने 
के लिए यहा आने की इजाजत दी गई थी, वापस चले जायगे ओर अत्येष्टि-क्रिया में वे 
ही सोजूद रहेंगे, जो मेरे साथ यहा नजरबद हू ।” 

तब बापू भण्डारी से कहने रंगे, “वा अपना राज्य लेकर चली गई, अव मेरा 
राज्य है । उसकी खातिर से बहुत-सी बातो को वर्दाइत कर छेता था, मगर अब मझे वेसा 
करने की जरूरत नहीं। मेरे लिए मित्रो और रिइतेदारो में कोई फर्क नहीं है ।” 

बापू कहते गए, “आप साक्षी हैँ कि अपनी पत्नी की इस सख्त बीमारी से 
प्रकार का राजनैतिक लाभ न उठाने की मेरी हमेशा कोशिश रही हैँ, मगर € ० 
इच्छा यह रही है कि सरकार जो कुछ भी करे, अच्छे ढग से करे। मुझे डर है कि 


३६६ दापु की कारावास-कहानी 


उसका अभाव रहा है । क्या यह आद्ा रज़ना वडी बात होगी कि कम-से-कम मरीज को 
मृत्यु के बाद सरकार जो कुछ करेगी, अच्छा हो करेगी !” 

भण्डारी के पूछने पर बापू ने बताया-कि समिन्नो की सख्या रूगभग सौ होगी 
आऔर देवदास ही निश्चित करेगा कि कौन आवे, कौन नहीं । 

उन्होने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सार्वजनिक दाह-क्रिया होगी तो जनता का 
प्रदर्शन पूर्णतया ज्ान्त होगा । “मेरे लडके मर जायगें, मगर अशज्यान्ति नहीं फैलने 
“देंगे ।--बाएु ने कहा । 

वा जब विदा ले रही थों तब मथुरादासभाई सपरिवार दरवाजे पर खडे थे, 
“मगर उन्हे अन्दर नहीं आने दिया गया। भण्डारी ने बापू से कहा, “अगर वे अन्दर आकर 
फिर वाहर गए तो खबर फल जायगी और फलस्वर्प शहर में गडबंड हो सकती है ।” 

बापू बोले, “अगर वे भीतर आ जावें और एक-दो घटें यहीं रहे तवतक आप 
सरकार से हुक्म जारी करा सकेंगे तो सब काम ठीक हो जाएगा न ? बजाय इसके कवि 
सडक पर खडे-खडे इतजार करें, अदर हो तो ज्यादा अच्छा होगा ॥” इसपर 
सथुरादासभाई को भीतर आने को इजाजत मिलो । 

वापू वा के व को नहलाने से पहले मुह-हाथ धोने रूगे । इतने में कठेली साहब 
बापु के पास आए और बोले, “दाह-क्रिया यदि सार्दजनिक रूप से हो तो आप बाहर 
तो न जाना चाहेगे ?” 

बापू ने उत्तर दिया, “में नहीं जाऊगा। मेरे लूडके ही सब-दुछ कर हछेंगे (” 

शव को स्नान कराते समय बापु ने कहा कि जो बहनें चाहे, अन्दर आ सकतो हे। 
में और बापू साबुन रगाकर वा का घरीर साफ करने रूगे और प्रभावतीवहन पानी 
डालने लगीं । मनु और कनु वा के कमरे में फिनाइल का पोता रूगा रहे थे। मेने बा के 
चाल घोये और पेर साफ किये । फिर पीठ साफ की। 

वा को साफ-सुथरा करके जेल की एक चादर पर लिटा दिया और उसपर 
गगाजल छिडका । इसके बाद उन्हे बापु के सुत की राल साडी पहनाई। श्रीमती 
दाकरसी को भेजी हुई हरे किनारे की एक साडी को गगाजल में भिगोकर सुखाया और 
डाव के नीचे बिछा दिया। वा के बालो को कधो की । व्यपू कहने रंगे कि वालो को खुले 
ही रहने दो । वा के दाल बाबने की टोरी उन्होने स्वय घोई । 

वा की कठी और चूडिया उतार लो गई । मनुजयसुखलाल ने वा की कठो 
के साथ-साथ दापू से वा की चूडिया भी ले ली । हि 

सतोक्बहन ने तुलसो की एक नई कठी वा को पहनाई और वापू के सूत का 
हार भी उनके गले में डाला । बापू के सृत को रगकर उसके गजरे बनाए और वा के हाथो 
में पहनाएं। मनु मशस्वाला ने साये पर कुकुम का रेप किया और चन्दन का टीका 
लगाया । ऐसा रूगता था, वा सो रही हे । वहुत सुन्दर छूगती थीं । 

उन्हे उठाकर बाहर छाए । एक जेल की चादर पर उन्हे लिटाया । मीराबहन 


वा चली गई ३६७ 


ने चूने से एक लम्बी चौकी बनाई थी । चौकी के सिरहाने ३ बनाया था और पैताने लिपि 
बनाई थी । मृत्यु के बाद व्यवित लम्बा हो जाता है। यह अनुभव मुझे महादेवभाई 
की मृत्यु के समय पर पहली वार हुआ और आज भी उसो की पुनरावृत्ति हुई | वा 
के पेरो ने धु्र को ढक लिया । उनके सिरहाने और पैताने हे राम! के चित्र ब्रोभित हो 
रहे थे । हम लोग कम्बल बिछाकर वा के चारो ओर बैठ गए । 

इतने में भण्डारी सरकारी जवाब लेकर आए और बताया कि आम जनता के 
सामने दाह-क्रिया करने को इजाजत तो सरकार नहीं दे सकती, मगर मित्र और रिब्तेदार 
सी तक की सरया में यहा सम्मिलित हो सकते हे । देवदासभाई दरवाजे पर रहकर 
जिसे अन्दर आने देना चाहेगे, वे सभी अन्दर आ सकेंगे । स्वामी आनन्द, श्रीमती ठाकरसी 
और शाततिकुमार भी आ पहुचे । मीरावबहन और मनु वरगरह ने झव पर फूल चढाए। 
जो दीपक वा तुलसी के पौधे के पास रसा करती थीं, वही घो का दीपक वा के सिर के 
पर्स आज जल रहा हैँ । दोनो तरफ धूप सुलगाई गई है । 

बापू सिर के पास एक ओर बैठे । प्रार्थना करवाई गई । गीता-पाठ करने वाले 
वा के पावो के पास बैठे । उनमें जमनादासभाई, केशुभाई, राधावहन, भाई, कनु, 
प्रभावहन, सन्‌ और में थे। पहले बापू ने कहा कि सब जने दो-दो अध्याय बोलें, मगर 
वह ठीक न लूगा । कनु कहने रूगा कि सबकी ध्वनि बदला करेगी-- अच्छा नहीं लगेगा । 
मेने कहा कि देवदासभाई स्वर उठावें-- हम सब उनके पीछे बोलेंगे । बापू कहने लगे, 
“वाठ मधुर नहीं होगा तो में कही भी बन्द कर दूगा ।” अन्य भजनो के साथ-साथ 
गीता का सम्पूर्ण पारायण एक घटा २५ मिनट में पुरा हुआ । बापू उसमें एकदम 
तल्लीन हो गए । बाद में कहने लगे, “बहुत ही अच्छा चला | बडा ही मधुर पाठ था । 
देवदास अपनी पुरानी चीज़ को भूल नहीं गया, यह मुझे बडा अच्छा लगा 

अब कल कीन-कफौन आवेगा, इसपर बात चलो । प्रस्ताव रखा गया कि 
बम्बई से आने वालो के लिए वा की दाह-क्रिया का समय कल क्या ९ बजे से बढकर 
११-१२ बजे का नहीं हो सकेगा ? बापू ने उत्तर दिया, “मेने मिन्नों को बुलाने की 
बात जब की थी तब वम्बई मेरी कल्पना से वाहर थी । मेने तो सोचा था कि पूना से ही 
मित्र लोग आएगे। इसलिए तुम लोग वम्बई की वात छोड दो ।” 

हम लोगो ने प्रार्थना की, “बापू, वा को देखने को कितनी अधिक रालसा लोगो 
में होगी, आप इसका सयाल करें। ओर इसी निमित्त आपके भी दर्शन उन्हें हो जाएगे 
तो वे शात्ति पावेंगे और आज के बाद तो इस मह॒ल के दरवाज़े पर दोहरा ताला लगने 
बाला ई ही ।” 

तब बापू बोले, “तो भी में वा को मृत्यु का ऐसा उपयोग नहीं करना चाहता । 
लोगो को सबर हो जाएगी तो वे आना हो चाहेगे । फिर हम खामखा क्यो किसीको 
तकलीफ दें ।” ५ 

किसीने कहा, कम-से-कम फोन तो करने दीजिए कि जिसके पास साधन 


३६८ वापू की कारावास-महानी 


“हो, वे आ सकते है (” 

मगर बापू नही माने । उन्होने श्रीमती ठाकरसोी से कहा कि स्थानीय लोगो 
को ही बुलावें। इसके बाद सनु और सतोक्बहन के सिवा अन्य लोगो को बाहर 
भेज दिया जाय । 

एक बजे के करीब बापू खाट पर लेटे । बा को पेनिसिलीन देने के बारे में बापु 
ने सना किया था । उसकी बात करते हुए वे कहने लगे, “ईइ्वर ने सेरी श्रद्धा की परीक्षा 
ली । मना करके मेने ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और सिद्धात की दढता बता दी । 
ऐसा न करता तो भी वा को इजेक्शन देने का समय ही नही रहा था ।” 

मेने कहा, हा, पिचकारी अभी उबल ही रही थी कि वा चल दी ।” 

बापू बोले, “कुछ होने वाला तो था ही नही । मेने अगर मना न किया होता 
तो बस मेरी राज जाने वाली थी ।” 

देवदासभाई कह उठे, “फोटो के बारे मे भी यही बात है। बापू ने मना न किया 
होता तो भी कनु कुछ कर नही पाता । कैमरे मे फिल्म बेठाता ही कि इतने मे बा चल 
देती ।॥” 

एक बजे के करीब बापू खाट पर लेटे । २॥ बजे तक मे देवदासभाई के पास 
बैठी । बा के स्मरणो की बात करती रही । प्रभावहन और मनु मशरूवाला शव के पास 
देवदासभाई के पास तीन बजे तक बैठे । तीन से पाच तक कनु और सतोक बेठे । 
पाच से सात बजे तक में और भाई बेठे । शव के पास बैठकर बापू ने प्रात काल की प्रार्थना 
कराई । 


8 5६७ , 


प्टि-क्रिया 


२३ फरवरी '४४ 
बापू साढ़े छ बजे उठे, प्रार्थना कराई और फल का रस लिया । तब उन्होनें 
सबको नाइता करने की सलाह दी, मगर सतोकवहन ने कहा कि शव को जलाकर 
रनान किये बिना पानी नहीं पिया जा सकता । यह जानकर हम लोगो ने कुछ नहीं 

-खाया-पिया । केवल डा० गिल्डर और श्री कटेली ने चाय पी । 
७॥ बजे बापू फिर रात की जगह आकर ब्रैठ गए । हम लोगो ने बगीचे में से 

ताजे फूल लेकर सजावट की । 

में, कनु और कटेलो दाह-क्रिय्रा की जगह देखने गए । महादेवभाई को समाधि 
के पश्चिम की तरफ वाली दोंवार हटा दी गई थी । समाधि के पास ही बा के शव के 
लिए स्थान तैयार हो रहा था ! बा हमेशा कहा करती थी, “सुझे कहा बाहर जाना है ! 





ने अर्थी सजाई 


49 
0 


और 


अत्येप्टि-फिया ३६६ 


मुझे तो महादेव के पास ही आपिरी नोंद में सो जाना हैँ ।! 

वह सच ही हुआ । मुझे हमेशा आश्या रही थी कि वा को अपने साथ लेकर 
जावेंगे । वह आशा मिट्टी में मिल गई। स्वतत्रता की बेदी पर इस जेल में यह दूसरा 
चलिदान हुआ | क्या ऐसे-ऐसे बलिदान हर साल देने पडेंगे ? हमें यह सहर्ष स्वीकार 
हो सकता हूँ, मगर भगवान्‌ बापु को इस जेल से सही सलामत बाहर निकाले और 
धूर्ण बिजयी बनने को शक्ति प्रदान करे । यही अन्‍्तरात्मा की प्रभु से बिनतो है । 

धीरे-धीरे छोग बाहर से आने लगे । सबसे पहले नरगिसवहन, पीछे और सब 
लोग । श्रीनिवास शास्त्रों, केलकर, कृष्णा हठीसिंग और उनके पति आदि आए । 
यता रूगा कि जशातिकुमार की पत्नी हवाईजहाज से आ रही हे । 

महादेवभाई की दाह-क्रिया जिन ब्राह्मणों ने कराई थी, वे ही फिर आ पहुचे । 

कटेली ने शव के लिए शुद्ध खादी मगाई थी, लेकिन वापु ने उसे यह कह 
कर अलग करा दिया कि खादी बेकार जलाना नही चाहता । यह गरीबों के काम 
आवेगी ।” 

रात को श्रीमती ठाकरसी ने चन्दन की रूकडी के बारे में बापु से बात की । 
आपू ने उत्तर दिया, “जब में गरीबों को चन्दन की रूकडी से नहीं जला सकता तो वा को, 
जो उस व्यक्त की पत्नी हुं जो अपने आपको गरीब-से-गरीव मानता हैँ, चन्दन 
से कैसे जला सकता है ।” 

कठेली बोले, “मेरे पास चन्दन के दो पेड कटे पडे है ।” वाप्‌ कहने छूगे, तुम 
सो जो दोगे, बही काम में आएगा। आसिर सरकार को ही तो सारा इतजाम करना है ।” 

ब्राह्मणों और रिक्तेदारों ने मिलकर अर्थी तेयार की। ब्राह्मण लोग देवदास- 
भाई से पुजा करवाने छगे । इसके पहले मनु मग्रूवाला ने वा की आरती उतारी थो । 
4वंप्णचजन' वबाल्य भजन गाया गया और रामधुन चलाई गई । यह सब हो चुकने पर 
सब लोगो ने व्य को प्रणाम किया । में स्वयं वा के चरणों पर सिर रखकर अपनो भूल- 
चूकों के लिए क्षमा मागने रूंगी । उस समय में अपने आपको रोक न सकी, आखो से 
आसू गिरने लगे । म॑ जल्दी से गुसलसाने की ओर चली गई । कल से मे मनु और प्रभा- 
वतीवहन वगरह को समझा रही थी कि रोने से मृतक की आत्मा को क्लेश होता है, 
सो मुझे रोते देखें तो ठोक नहीं । 

जलोलावतो आसर आई, कल दन भर पूना मे थी, मगर जीवित वा के दंशनो 
का सौभाग्य उनके लिए नहीं था । बापू की गोद में गिरकर फूट-फूट कर रोने लगी । 
जब छोग आने लगे तो बापू दरवाजें के पास ही खडे हो गए । मृदुला भी पहुंच गई । 
बालुकाका गेस्वे कपडे पहने एकतारा और करताल बजाते हुए कीत्तेन कर रहे थे । 
लोग दर्शन करके बगीचे में जाकर वेठते थे । 

साढे नौ बजे के बाद अर्थों सजी । वालुकाका के लाये हुए तिरगे ज्नण्डे से द्रव 
को ढक दिया गया । सिदूर में नंगे हुए छृत की आदियो से ज्व को अर्थी पर दाधा गया । 


४०० बापु की करिवास-कहानी 


यह सूत मेरा काता हुआ था। झडे को फूलो से सजाया । 

कनु ने उस समय कई फोटो लिये । जीवित बा के पास बेठें हुए बापु का चित्र, 
तो वह न ले सका, पर मृत वा के पास बै>े हुए बापू का फोटो लिया। फोटो लेकर कैमरः 
श्री कटेली को सौंप दिया गया। वे ही सब सामान अपने पास रखेंगे । 

श्मशान में कुछ आवश्यक पुजा आदि के पदचात्‌ कनु, जयसुखलालभाई, 
शातिकुमारभाई, कमलनयन बजाज वगैरह ने चिता की रूकडी चिनी। हाब 
को छचिता पर रखवाकर बापू ने प्रार्थना करवाई । ईशावास्यमिद सर्व, असतो भा सद्‌- 
गसय, अउज्ञ-अ-बिल्ला, सजदा अ सोइ वहिदता, व्हैन आई सर्वे दि वडरस कॉस, 
संगल मन्दिर खोलो, रामनुन (राजा राम रास) तथा गीता के बारह अध्याय चले । 

तब देवदासभाई ने साढे दस बजे घिता में आग दी । 

बापू एक लकडी का सहारा लिये खडे थे । कुछ छोगो ने दोडकर कुर्सी का प्रवध 
किया और कुछ ने उनसे बँठने की प्रार्थना की, पर बापू ने बैठने ते इन्कार कर दिया । 
सीराबहन ने बायु के ऊपर अपने छाते से छाया कर ली । 

ज्वाला जब खूब भडकी तब लोगो को कुछ पीछे हटना पडा । बापु भी हटे 
और इमली के पेड के नीचे जाकर कुर्सी पर बठे । आज्ञा थी कि बारह बजे तक क्रिया 
पूरी हो जायगी, मगर अग्निदाह ही साढें दस बजे शुरू हुआ । 

बा के दारीर में पानी भरा था । खिता भी उचित रीति से चिनी नहीं मई थी, 
इसलिए जलने में बडा समय लगा । अधजला शव जब बास से चिता पर ठीक रखने 
के ख्याल से हटाया जाता था तब वार-बार नीचे लुढक जाता था। भयानक दृश्य था 
सिर के पास अभी और लकडिया रखने की आवश्यकता थी । दूर से फेंकने पर लक- 
डिया ठिकाने पर न पडकर इधर-उधर गिरती थी । आसिर कनू्‌ हिम्मत करके पास 
जाकर लकडी ज्वाला में रखकर आया । उसकी आखो की पलकें, मुह ओर हाथ झुलूस 
गए । शातिकुमारभाई सब समय लकडी डाल रहे थे। सगः पुत्र अपनी मा के शव की 
दाहक्रिया में इससे अधिक प्रेम और भक्ति से काम नही कर सकता । 

लगभग दो घटो बाद वापु से कहा गया कि वे जाए, हम लोग पुरा करके आवेंगे ॥ 
वापू उठने वाले थोडे ही थे, बोले, “६२ वर्ष साथ रहकर अब आखिर के दिन मुझे इतनी 
क्या जल्दी लगी है ! वा भी क्‍या कहेगी !” यह सुनकर सब चुप हो गए | बहुत-छले 
लोग चले गए और बहुत-से बठे रहे, पर बापू नहीं उठे। 

साह़े चार बजे सब क्रिया सम्पन्न हो गई । बापू तब ऊपर आए । में स्वय साढें 
तीन बजे के वाद बहुत घबरा गई थी । धूप में खडे रहने से प्यास बढ रही थी, थकान- 
सी चढी थी और सिर चकरा रहा था। इतने में आई हुई एक बहन ने कहा कि उसे 
गूसलूखाने मे ले चलू। कटेली से पुछकर में उसे ऊपर ले गई। जाकर पहले तो 
ठडे फर्श पर लेट गई, फिर स्तान किया, जिससे कि लोगो के आने पर उनकी सदंद 
कर सक्‌ । फिर नीचे गई, सगर वापस आना पडा । इमश्ान में खड़े रहने की शक्ति 





अग्नि-दाह 
4३4. के 
दस वज चिता में झ्राग दी।” 


ठप से लोग चले गए, वहुत से बैठे रहे, 


है; प्ठ ४०७ 








रजत न. न्यह 


लय उप 


स्पा 
हि कह 


अत्पेप्टि-क्रिया ४०१ 


स्‍्तान के बाद भी नहों आई थी । चार बजे कृष्ण हठीसिंग ऊपर आईं। उनके सिर 
में दर्द था। एस्प्रिन! चाहिए था। डा० गिल्डर ने गोली दो, चाय पिलाई। दुबारा 
नोचे आईं तव वापू ऊपर आ रहे ये। उनके स्वान की तैयारी कराई, मगर उन्हें 
तो पहले सवको बिदा करना था । सो कुछ लछोग वरामदे में सडे रहे । आसिर सब छोग 
एक-एक करके चले गए तब बापू ने स्नान करके भोजन किया । केवल देवदास- 
भाई इसलिए रह गए कि उन्हें वा के फूल चुनकर शुक्रवार के दिन जाना है। शुस्वार 
तक वे वाहर न जा सकेंगे । 

रामदासभाई अभी तक नहीं आए । मगर आए तो यहा रह सकेंगे । छ बजे 
भण्डारी आए । बापू ने उनसे कहा कि वा की सेवा के लिए जो आए थे, उनमें से कत्‌ 
भले जावे, मगर थोडे दिन बाद । उसे बाहर बहुत काम है । मनु यहा अभ्यास के 
लिए रहना चाहती है । बापू रसने को तैयार हें--- सरकार रहने दे तो । नहीं तो 
उन्हें अपने पास उसे रसने का कोई कारण नहीं हैं । प्रभा तो कैदी हैं। उनको या 
तो यहीं रहने दें, अगर यहा से ले ही जाना हो तो उन्हें विहार वापस छे जावें। 
दूसरों जगह न ले जावें । भण्डारी ने इन वातो को ध्यान में रखने का वचन दिया $ 

देवदासभाई और भाई साढे छ बजे खाने को बेठ ही रहे थे कि रामदासभाई 
आ पहुंचे । उन्हे बहुत सदमा हुआ था । खूब रो लिये। फिर देवदासभाई उन्हें चिता 
पर ले गए । उसके बाद वे स्नान करने गए । देवदासभाई और भाई खाने को बैठे । 
रामदासभाई को मनु ने साना खिलाया । ७। बजे हम सब नीचे गए-- महादेवभाई 
व वा को फूल चढाए, फिर सवा आठ बजे प्रार्थना हुईं। वा के बव वाले स्थान पर 
घी का दिया जलाया और धूप अगरबत्ती सुलमाई | घर सुना है। वा का फमरा 
सूना हैं। हम सबका मन सुना हैं। वा की मृत्यु आदर्श भले ही हो, मगर करण 
भी बहुत हैं । उनकी तीत्र इच्छा थी कि एक वार बाहर जाकर अपने रूडके-बच्चो के 
बीच बंठें, मगर ईइवर को यह सजूर त था । 

बातो के दौरान में बापु से पुछा गया कि वयाल के दुष्काल के बारे में उनका 
मत क्या है । बापू ने कहा, “में मानता हू कि कांग्रेस वाहर होती तो यह होता ही नहीं, 
अर्थात्‌, काग्रेस उसको निबदा छेती और इतने छोग नहीं मरते ।” इसपर किसीने पूछा, 
“तो क्या इसका यह मतलूव नहीं कि काग्रेस को किसी भी तरह वाहुर न जाना चाहिए ? 
कई लोग कहते हे कि वया ऐसी हालत में अपने स्व-मान को लेकर जेल में बैठे रहना 
अनुचित नहीं है ?” बापू ने उत्तर दिया, “अपना स्व-मान रखने के लिए जो जेल में जाता 
है, वह मूर्ख है ।” 

प्रदनकर्ता ने जल्दी से अपना प्रइन सुधारा, “अपना स्व-मान नहीं, देश का 
स्व-मान ।” बापू बोले, “जो देश के स्व-मान की खातिर प्राणो की वाजी नहीं लूगाता, 
वह मूर्खो का सरदार है । वात यह हैं कि आज की परिस्थिति में काप्रेस वाहर रहकर 
भी कुछ नहीं कर सकती । उसके हाथ में सत्ता हो तभी कर सकती है और वह है नही । 


“४०२ वायु की कारावास-कहानी 


इसीलिए काग्रेस आज बाहर नही हूँ (” 

इसके बाद दूसरी बातें हुई । पता चला है, कि सरकार के गोपनीय आंकडो के 
अनुसार सन्‌ ४२ की लडाई में हमारे ५०,००० आदसी उन्होने मार डाले हें। मगर 
शऐसी चीज वह प्रकट थोडा ही करने देने वाले हे ।/ 

प्रार्थना के बाद बापू ने काता । कुछ तार आए थे। भाई वह पढ़कर सुनाते 
रहे । थोडा समय बातें चली । सोने को गए तो १२ बजे थे । में तो खाट पर साढ़े बारह 
बजे जाकर पडी, मगर नींद कहा ! दो बजे का घटा सुनते के बाद सो सकी । सोचा 
था कि डायरी पूरी करने क्रे बाद सोऊगी, मगर सब सोने को चले गए थे। वा के 
कमरे के सिवा और कहीं बत्ती नहीं जलाई जा सकती थी; क्योकि सब जगह लोग 
सो रहे थे । वा के कमरे में इतना सुना लूगता था कि वहां बैठता कठिन था, इसलिए 
जल्दी खाट पर जा पडी । 
हि देवदासभाई नें वापू के पैरो की मालिश की, भाई ने सिर की। रामदास- 
भाई सकोचवद नहीं गए थे-- “कहीं ठीक न कर सक्‌ तो ! ” यह बात उनके नम्नर स्वभाव 
की सुचक थी । 


५ ष्प्य ३ ! 


वियोग-बेदना* 


२४ फरवरी ४४ 

सुबह प्रार्थना के लिए सब उठे। प्रार्थना मधुर थी। फिर कई छोग सोए १ 
कनु, प्रभा और मनु-- तीनो कातने बेठे । देवदासभाई ने कहा था कि घूमने के समय 
उन्हें जरूर जगा लिया जाय ॥ एक वार उन्हे जगाया। वे फिर सो गए॥ पहले 
विचार किया कि दुवारा न जगाया जाय, मगर फिर उनके आग्रह का विचार करके 
और यह सोचकर कि वे यहा दो-तीन दिन ही है, कौन जाने बापु से फिर कव मिल पावेंगे, 
उन्हे फिर जगा दिया । गष 

बापु सुबह घूमने जाने लगे तव सभी लोग उनके साथ हो लिये । बापू यह 
देखकर बोले, “आज तो मण्डल भरा है । जो बात वा के जीते-जी न हो सकी, वह उसके 
चले जाने के बाद अपले आप हो गई है ॥” 

बा की समाधि के स्थान पर हम लोग गए । चिता अभी तक धधक रही थी,। 
चापू ने कहा कि राख रखनी हो तो अभी रख ली जाय, सगर देवदासभाई ने कहा 
कि अभी तो पूरे २४ घटे भी नही हुए हे । श्री कटेली और डा० ग्रिल्डर भी फूल लाए ५ 


+ 


“यह विवरण २७ फरवरी को लिखा गया था। 


वियोग-बेदना ४०३ 


ऋकुछ सिपाही भो फूल लाए थ। समाधि को सजाकर प्रार्यना की । 

महादेवभाई की समाधि को फूलो से खूब सजाया और प्रार्थना पूरी की। वा 
की एक बात याद आ गईं, दिल भर आया। वे कहा करती थी--- “मुझे तो महादेव 
के पास जाकर आखिरी नींद सोना हैं !” आज सचमुच ही वे महादेव के पास ही पडी 
है । उनकी याद के सामने मुझे शकुन्तछा की याद भूल गई है । 

खाने के समय बापू को समवेदना के १५० तार पढकर सुनाये गए । चार बजे 
के करोव वा का सामान खोला गया और देवदासभाई की सहायता से यह निश्चित 
किया गया कि वा की कौन-सी चीज किसे देनी है । पिछले साल वा ने एक सफेद हाल 
मुझे दिया था। देवदासभाई ने वह मुझे फिर दे दिया | मेरा आग्रह यह था कि घर 
के आदमियो को देने से कुछ बचे तो मुझे दिया जायथ। भाई के सूत की एक साडी 
वा के पास थी। बह देवदासभाई मुझे देने रूमे । भाई ने वह लक्ष्मीभाभी को देने 
को कहा । मेने कहा, “मुझे साडी देनी ही हो तो राजकुमारी के सूत की कती हुई साडी, 
जो पिछले साल नयें वर्ष के दिन मुझे वा देना चाहती थी, वह दे दीजिए ।” अन्त 
में देवदासभाई ने वा का बिस्तर खोंलकर वह निकाली और मुझे दे दी । वा का नमदा 
बापु के लिए रखा गया। 

रात को बापू ११ बजे तक बातें करते रहे। वा के स्मरणो की वातें थीं । 

वा के भ्राद्ध के बारे में बातें करते समय देवदासभाई कहने लगे, “गगा में अस्थिया 
प्रवाहित करने से कोई लाभ नहीं होगा ।” परन्तु वापू बोले, “बा की श्रद्धा और भविति 
के विचार से उसकी अस्थिया गगा सें ही जानी चाहिए । ” वाद में प्रयाग ले जाना तय 

हूआ। बापू १२ वे के बाद सोए । 
; रामदासभाई और देवदासभाई से मिलकर बापू कौ मालिश की । दोपहर 
को रामदासभाई ने उनके पैरो को मालिश की यो । सुबह घूमते समय तय हुआ था कि 
हम छोग जबवतक कनुं, भनु, प्रभा, देवदासभाई, रामदासभाई यहा है, तबतक 
उन्हें बापु की सेवा करने का मौका दें, क्योक्ति दोनो भाई कल चले जावेंगे । कनु बगेरह 
का भी कुछ ठीक नहीं है । 
२५ फरवरी ४४ 

सुबह की प्रार्थना में देवदासभाई ने भजन गाया । बडा ही सधुर था। वेचारे 
रात को सो नहीं सके थे । बहुत खिन्न-चित्त हे । जभी कह रहे थे, 'जीवन का सब 
सौन्दर्य और माधुये धीरे-धीरे जा रहा है । पहले महादेवभाई गए और अब वा ।” 

भाई से बातें करते-करते कहने लगे, “क्या कह, तुम लोग अन्दर हो ओर हम 
बाहर है, मगर वा पर जो यहा बीती, वह मुझपर कितने अरसे से बीत रही हैं । ऐसा 
रूगता है कि जीवन में से कुछ हमेशा के लिए चला गया है ओर पहले जँसे दिन 
चापस आने वाले नहीं है ।” 

भाई बोले, हा, एक हो आइवासन है कि थोडे ही दिलो में हमे भी 


ड०४ड बापू की काराबास-कहानों 


विश्वाम करने को मिलेगा। हमारे प्रियजन पहले से ही वहा हमारी राह देख रहे हे 9 
वहा जाकर फिर सब इकटठे होगे ।” 

सुबह जब हम लोग घूमने गए तो सनु और प्रभावती ने वा के शव की राख 
शीक्षियो में भर ली । कल श्ञास को भी भरी थी । चिता पर वा के शव के साथ पाच 
काच की चूडिया भी डाली गई थी । प्रभावतीबहन और रघुनाथ को पाचो चूडिया 
सिल गईं । इतनी प्रचड ज्वाला में भी वे न तो पिघली और न टूटी । ब्राह्मण कह रहा 
था कि यह शुभ शकुन है, अखण्ड सौभाग्य का चिह्न है । 

ब्राह्मण एक बजे आया । देवदासभाई से पुजा कराई । चिता अभी तक बडी 
गरम थी, इसलिए अस्थिया चुनने से पहले पानी डालना पडा । अस्थिया चुनी जाने के 
बाद राख इकट्ठी की गईं । बापू पहले तो खडे रहे, पर बाद में नीम के पेड के दीचे जाकर 
बेठ गए । हरिकालभाई भी आ पहुचे । शी 

साढे दस बजे ब्राह्मण ने बापु से कहा कि पौन घटे बाद उनकी जल्रत 
पडेगी । इसपर बापू मालिश आदि पुरी करवाकर ११॥ बजे फिर नीचे गए और 
आवश्यक पुजा वमेरह पूरी की । इसके बाद उन्होने ऊपर आकर खाना खाया। 

चिता पर से आकर देवदासभाई और रामदासभाई ने स्तान किया । एक बजें 
देवदासभाई, रामदासभाई, हरिछालूभाई तथा भाई एक साथ भोजन करने बंठे 0 
बापु हरिलालभाई को खाने के समय देखने आए । हरिलालभाई के दात तो हे नही, 
इसलिए डबल-रोटी, कोको और सब्जी ले रहे थे । खाते-खाते कहने लगे, “यह सब मुझे 
दक्षिण अफ्रोका को याद दिलाता है ।” हे 

में सोच रही थी कि अपने वेटो को एक साथ बंठे देखकर उन्हे खिलाते हुए बा , 
कितनी खुदा होती । देवदासभाई कहने लगे कि वा होती तो वे भी बापू की तरह हरिलाल- 
भाई को देखने आतीं । 

वापू ने हरिलालभाई से बातें को । ह 

बा को चीजो को अपने यहा रखने के लिए किसी सम्रहालय ने बापू से प्रार्थनाः 
की थी । वापू को यह नापसन्द है। कहते हे, “यह तो मूर्ति-पुजा हुई। जो बा को 
पहचानते हे, जिन्होंने बा की सेवा और भक्ति की हैं, वे भले ही बा की चीजें 
अपने पास रखें । मनु वा का डोरा पहनती है तो उसे लगेगा कि यह डोरा पहनकर 
कोई भी बुरा काम कैसे किया जा सकता है। से इस तरह की योजना पसन्द करता हू, 
लेकिन सग्रहालय मे कोई चीज रखना मुझे पसन्द नहीं हैं ॥” 

प्राथेना के बाद तीनो भाई सामान सभालकर चलने लगे। देवदासभाई ने जो 
साडी लक्ष्मीवहन के लिए निकाली थी, वह मुझे मेरे आग्रह पर दे दी। अब लक्ष्मी- 
बहन को वह सार्ड मिलेगी, जिसे भाई ने वा के लिए बनाया था । मुझे यह बात अच्छी 
लगी । गर्मी के हे में वा की साड़ी पहनूगी और ठपण्ढक के दिनो में उनका दिया, 
हुआ जाल ओढ़्गी । 


वियोग-वेदना ध्वज 


रात को पौने दस बजे तीनो भाइयो को विदा किया। देवदासभाई जब 
ववा का विस्तरा वाध रहे थे तव वापु उधर से गुजरे और बोले, “देखो, बिस्तरा 
व्वसे ही वाधना जेसे वा वाघती थी ।” बा सचमुच ही अपना बिस्तरा बड़ी सुघडता 
से बाघती थीं । 
+ २६ फरवरी ४४ 
आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन हैं। मगर अब उनके पास वा भी 
'पहुच गई है । 
वा की मूत्यु के धक्के से बापू अभी सम्भल नहीं पाए हे । बासठ वर्ष का साथ-- 
बिलायत के तीन वर्ष और जेल-यात्राओ आदि के कुछ और समय के अलावा वे कभी वा 
से अलग नहों रहे । वचपत्र में भी वे साथ खेला करते थे। द्वादी से भी पहले थानी 
बासठ वर्ष से पाच-सात वर्ष पहले से वे दोनो साथ में खेला करते थे । ऐसे साथी का 
चला जाना साधारण घटना नही हैँ । 
देश को वा के जाने का भारी धक्का पहुचा है। सेकडो तारो के अलावा मालवीयजी 
का भी तार देवदासभाई के नाम आया है कि वा के फूल लेकर त्रिवेणी आओ। 
'देवदासभाई तो पहले से ही तंयार बेठे हे । हि 
वा को रास का बोरा एक मोटर में रखकर देवदासभाई अन्य लोगो 
के साथ गए । हरिलालभाई न थे, इससे बापू को दुख हुआ । 
सुबह ८। बजे बापू घूमने निकले । उनके और मनु के अलावा सबने स्नान कर 
लिया था। ८॥ बजे वा ओर महादेवभाई के मदिर' पर फूल चढाने गये । वापु ने 
वा की समाधि पर गुलाव का फूल चढाया । मीरावहन ने इस फूल को बीच में रख 
'कर चारो ओर फूल सजाए। सबने अपनी-अपनी पुष्पजलि अपित की । डा० गिल्डर 
"और कर्ेली अभी रोज आते है, थीडे फूल भी लाते हूं । सजावट होने पर वारहबें अध्याय 
का हमेन्ा की तरह पाठ होता हैं । कनु ओर प्रभावहन ने बापू की मालिश को। प्रभा- 
बहुन में स्नान कराया और कनु ने उनके कपटे घोए । मनु ने खाना दिया। 
आज झ्ञाम को बापू कहने लगे, “मेरा सन वा को छोडकर और किसी चीज” 
का विज्ञार ही नहीं करता । आज डॉन! में एक लेख पढते-पढते मुझे लूगा कि 
बेवल कौन है-- वाइसराय हैं या और कोई !” मेक्सवेल के व्यास्यान को लेकर जो पत्र 
बापू ने लिखा था, उन्होंने उसे खाने के समय सुधारा और कनु ने उसे टाइप किया । 
मेने बापू से कहा, “बापू, वा के जाने का असर आपपर महादेवभाई के जाने 
से भी अधिक हुआ है ।” बापु बोले, “हा, हो सकता है । महादेव तो क्षणभर में चला 
जया, मगर वा ने हफ्तो तक कठित वेदना सही । मुझे वे दिन भूलते ही नही है। 
यापु दो बजे बाद सोए और तीन बजे उठे । तब वा को मृत्यु पर आये हुए गवनेर के 
प्यन्न का उत्तर लिखा । मिट्टी की पट्टी पेट पर रखकर सो गए । उनका रक्तचाप इस समर 
आदर्श है। सुबह १७०॥९८ तथा शाम को १५६।९६ रहा। मगर थकान बेहद है । 


ड०६ बापु की क़ारावास-कहानी 


जिस सेज पर वा सिर रखकर सोती-बैठती थी, वह बापू के आदेश से उनकेः 
पास लाई गई । इसपर अब उनका नाइता रखा जाएगा । कहते है, “मेरे लिए यह मेज 
बडी ही कीमती हो गई हैं । इसपर सिर रखे बा का चित्र मेरे सामने हमेशा रहता 
है । एक ओर मुझे इस बात से सतोष है कि वा मेरे हाथो-ही-हाथो गई और दूसरी” 
ओर ६२ वर्ष से भी अधिक समय की साथिन को खोकर में दिग्मूढ-सा हो गया हु।” 
शाम को घमते हुए भी बा की बातें होती रही । 

अन्त समय की बात करते हुए बापु बोले, “वा का इस तरह अन्तिम समय 
मुझे वुलाना और मेरी गोद में जाना यह एक अद्भुत वाक्त है ।” 

मेने उत्तर दिया, “बापु, इससे साफ जाहिर होता है कि ऊपर से वा चाहे 
जितनी भी आपसे नाराज रही हो, अन्दर से आपमें उनकी बडी श्रद्धा और अदूद 
प्रेम था। मुझे कोई ऐसा उदाहरण नही मिला कि जहा पत्नी इस तरह से पति को 
गोद में सोई हो ।” 

बापु बोले, “वह तो हूँ ही, मेने स्वयं ऐसा उदाहरण कही नहीं पाया । हम 
लोगो में तो ऐसा पति-पत्नी-सम्बन्ध सामान्यत रहता ही नहीं है ।” 

मेरे साथ पढने की बात करते हुए वापु बोले, “पढना तो शुरू करना ही है ।” 
मेने कहा, 'वापूजी, थकान दूर हो जाने दीजिए। इसमें एक या दो हफ्ते भले चले जाए।"” 
बापू कहने लगे, “हा, थक्तान तो सुझे बहुत हैं। बस अभी मुल्तवी रखेंगे ।” 

शाम को ७। बजे घूमने निकले । फूल चढाकर ८ बजे लौटे। ८ बजे प्रार्थना 
की । बापू बाद सें अखबार पढते रहे । 

२७ फरवरी ४४ 

प्रार्थना के बाद थोडा सोए । ७ बजे उठे और अनार के दानो का रस पिया ॥ 
७॥॥ बज गये । मुझे घूमने जाने को देर हो गई । प्रभावहन और मनु के यहा रह सकते 
के प्रइत्त पर आज वायु ने भण्डारों साहब को गुसलखाने में ही बुलूवाकर पूछा ॥ 
भण्डारी ने उत्तर दिया कि वे बम्बई से कुछ जवाब भेजेंगे । बापु ने कहा कि क्या सरकार 
को इस वारे में पत्र लिखा जाए ? भण्डारी बोले कि हा, इससे उन्हे काम बनाने, में 
बडी सदद मिलेगी। 

एक बजे बापू ने खाना खाया। मनु ने पेरो को मालिश की । सगलवार को बा 
की मृत्यु को आठ दिन हो जावेंगे। मनु के कहने से हम छोगो ने उस रोज अखंड 
चर्सा चलाने का क्रम बनाया । बापु सुबह ७-३० से ८-३० तक कातेंगे। अखड 
चर्खा शुरू करेंगे और बुधवार को ज्ञाम के ६-३५ से ७-३५ तक कातेंगे। 

बापू की थकान अभी चल रही है। बा का स्मरण उन्हें उसी तरह व्यथित 
करता रहता है। आज फिर कह रहे थे, “बा की मृत्यु भव्य थी। मुझे उसका 
बहुत हष है। जो दुख है बह तो अपने स्वार्थ के लिए। ६२ वर्ष के साथ के बाद 
उसका साथ छूटना चभता है। कितनी हो कोशिश करू, अभी से उन स्मरणों को 


सत्याग्रह और सत्ता ४०७ 


सन से निकाल नहीं सकता ।” बापु की पानी को बोतल को गीले कपडे सें ऊूपेटने 
की जलरत थी, वापू ने अपना पुराना मिट्टी बाधनें वाला पट्टा फाडकर इस्तेमाल 
करने को कहा । बोले, “यह बहुत बार वा के लिए इस्तेमाल होता था, इसलिए 
इसकी मेरे पास बहुत कीमत है ।” 

घूमने के बाद प्रार्थना हुई । पीछे प्रभावतीवहन और मनु के यहा ठहर सकते 
के विषय में बापू ने सरकार को पत्र लछिखा। भाई ने उसे टाइप किया । 


२८ फरवरी ४४ 
बापू रात को दो वजें तक जागते रहे । बाद में पता नहीं, वे कव सोए । उनका 
आज मौन है । सुबह नाइते के बाद भण्डारी को लिखे गए कल वाले पत्र को उन्होने फाड 
डाला और दूसरे पत्र में लिखा कि दोनो लडकियो को यहा रखने के विषय में सरकार 
से दररवास्त करना अनुचित हैं । इसी विचार के कारण बे सो नही सके । अपनी दर- 
रवास्त वापिस चाहते थे। मनु को वाहर जाना अच्छा नहीं लूगता है, इसलिए उसे 
स बात से आघात पहुचा 
मेने और डा० गिल्डर ने मालिश से पहले बापू के फेफडो तथा अन्य अगो की 
परीक्षा की । सब कुछ ठीक है। खून का दबाव १७४/१०० है । 
आज मेने कृष्णा हठीसिंग की लिखी किताब विद नो रिग्रेट्स!” पढ डाली । 
बहुत अच्छी है । 
शाम को जाकर देखा कि वा की समाधि भी महादेवभाई की बगल में तैयार 
हो गई है। कनु ने अल्ड चलें का कार्यक्रम तेयार किया। 


४ ६: 
सत्याग्रह और सत्ता 


२९ फरवरी “४४ 

वा को गए आज एक सप्ताह हो गया। वा के बिना सन्नाटा छाया हुआ है। करीव 

डेढ साल पहले ८ अगस्त १९४२ की शाम को किन आज्ञाओ को लेकर में बम्बई पहुची 
थी। भय था तो यही कि पहुचने से पहले सब लोग कही पकड न लिये जाए। अखिल भारतीय 
काग्रेस के अधिवेशन के पडाल में वापू, भाई और महादेवभाई से मिलकर कितना हे 
हुआ था ९ अगस्त को बापू वगैरह पकडें गए और वाद में वा, से और भाई की वारी 
आई, लेकिन हृदय में उल्लास था । उसम्ग थी। हसते-हसते सुली पर चढ जाने को 





“इसका अनुवाद “कोई शिकायत नहीं” के नाम से प्रकाशित हुश्रा है । 


ड०्ट बापु-की कारावास-कहानी 


तेयारी थी। आज इस डेढ साल की ठोकरें खा-खाकर वह उम्ग, वह आद्या और उत्साह 
सब खाक हो चुके हूँ । > 

पुण्यवान्‌ लोग एक-एक करके जा रहे हे । जो लोग यहा कुछ कर सकते हे; 
उनकी आवश्यकता बाहर भी हैं, किन्तु जो यहा पर फालतु है, उन्हे ईइवर भी 
ठुकराता है । 

सुबह मेने अखबार में देवदासभाई का बा-सम्बन्धी लेख पढ़ा तो अपने 
को रोक न सकी और आसू बहने लगे । 

आज अखण्ड चर्खा-कताई शुरू हुई। पहले बापू ने एक घटा काता, फिर 
सीराबहन ने आधा घटा, मनु ने दो घटे, प्रभावतीवहन ने दो घण्टे, भाई ने तीन घटे 
और मंने दो घटे काता । पीछे ४ बजे से ८ बजे रात तक कनु ने काता । बापु ने शाम 
को ६-३५ से लेकर ७-३५ तक काता; क्योकि वे जल्दी घूम लिये थे । 

जयप्रकाश और प्रभावतीबहन की चर्चा करते हुए बापु ने कहा, ऐसा 
उदाहरण जगत्‌ में मिलना कठिन है । इन दोनो ने विषय-सुख कभी भोगा ही नही । 
यह बात नही कि मेने प्रभा को मना किया था। मेने तो उसे समझा दिया था कि अयर 
कभी जरा-सी भी इच्छा हो जाय तो उसे दवाना नहीं। जयप्रकाश भी समझ गया। 
इसीलिए उसने कभी प्रभा पर दबाव करने का विचार तक नहीं किया । इन दोनो 
का प्रेम तो पराकाप्ठा पर हैं और इनके जीवन का एक-एक क्षण देश के ही अपंण 
है । यह छोटी चीज़ नही है ।” 

मेने पुछा, स्वतन्त्रता देवी के आगे तो महान्‌ बलिदान चढते जा रहे है । मगर 
देवी प्रसक्ष कब होगी ?” 

बापू बोले, “प्रसन्न तो हो रही है ।” 

सेने पूछा, प्रसन्न होकर अपना साक्षात्कार कब करावेंगी ? से उस दिन 
की बात कर रही हु, जब हिन्दुस्तान पूर्ण स्वतत्नता प्राप्त करेगा ।” 

बापू ने उत्तर दिया, सच्चे अर्थों में पूर्ण स्वतत्नता की बात तो कौन कह सकता है ।” 

मेने कहा, “ पुर्ण स्वतत्नता' शब्द का अत्यन्त व्यापक अर्थ सेने नहीं लिया । 
इसका आशय तो इतना ही है कि विदेशी सत्ता हटे और लोग अनुभव करें कि अब 
उनका अपना राज्य हैं ।” 

बापू कहने लगे “वह तो है। वह आवेगी ही । . ... मगर मेने तो कहा हैं 
न कि सत्याग्रह हमे अपने ध्येय की ओर ले जा सकता है, परन्तु सत्याग्रहियो के हाथ 
में सत्ता न आबे तो भी वे सत्ताधारियों पर अकुश रख सकेंगे ।” 

में बोली, “आपने गए वर्ष भी यही बात कही थी, लेकिन स्पष्ट शब्दों 
में लिखा कही नही है । काग्रेस-मिनिस्ट्री को पुलिस का उपयोग जब करना पडा था 
तब आपने कहा था कि अगर राजकाज इतनी भी हिसा के बगेर नहीं चल सकता तो 
सत्याग्रही सत्ताधारी नही बनेंगे, बल्कि उन पर अकुश रखकर सतुष्ट रहेगे ४“ 


६०७ ७४ , है 2०४४ 29 ॥०७७॥॥६ »%॥० ॥४ क >४४४ ३४ ७४, 
॥083]9४ ३७ ॥४ >0४ $0०४६।४७ 





हे कक] 


न्‍्ज्क के 
८ १ ॒ 
हक पल कक हे 2 +फक प् 


2 जन लिन ० कप प2-८नप पक - 4 5 २०००२४०० ४०००० ७8 033 ५३ 





हु | 





सत्याग्रह भौर सत्ता ४०९ 


वापू कहने लगे, “हा, मेने लिखा है, मगर कलम दवा-दवाकर, ताकि हमारे 
ज्छोगो को दु ख न हो । कहों वे यह सोचकर निराश न हो कि अब तो हमें सत्ता मिल ही 
नहीं सकती । मेरे मन में यहा आकर एक विचार और पवका होता जा रहा है कि 
हो सकता है कि सत्ता सत्याग्रह की मर्यादा से वाहर की चीज हो ।” 

बापू की बात पूरी हुई । हम फूल चढाने गए और प्रार्थना की मन भारी था । 
फिसी भी चीज के लिए उत्साह नहीं हैं । पता नही कहा से आए, कहा आए और कहा 
जा रहे हैँ । 

१ मार्च '४ड४ 

मेने १० से ११॥ बजें तक काता, १० मिनट में लाना खाया, कपडे घोए और 
चर्खे पर बैठी । ३-२० पर मेने कातना बद कर दिया । चार बजे तक मीरावहन 
कातने आने वाली थीं, पर वह सो गईं और देर से उठीं। 

बापू के पत्र का उत्तर वेवल ने भेजा । वा को मृत्यु पर उन्होनें सहानुभूति 
अकट की है । वा की वातो का उत्तर उनके भादण में आ गया था, यह कहकर भाषण 
'की नकल भो पत्र के साथ ही भेजी हूं । में जब खेलने गई तभी बापु ने घूम लिया 
ओर ७-३५ पर उनका कातने का समय पूरा हुआ। फिर प्रार्थना की । प्रार्थना में 
सनु और प्रभावहन रोने रूगीं। प्रभावहन तो अचानक उठकर चली गई । प्रार्थना 
के बाद मीरावहन ने आकर बताया कि प्रभावहन को हिस्टीनस्या का दारा हो 
गया था, प्याज वर्गरह सुघाने से ठीर्क हो गया। उनको ऐसा दोरा कभी-कभी हो 
जाता है । 

रात्त को दो बजे के लगभग प्रभावहन के रोने को आवाज आई। मे देखने 
जाई तो बापु ने कहा कि नींद में रो रही है । तुम सो जाओ । 

२ सा्चे ४४ 

सुबह पाच बजे सब छोग उठे और गीता पारायण किया गया । 

वा की मृत्यु के बाद आज दसवें दिन मेने और कनु से २४ घटे का उपवास 
किया। मनु ने आठवें दिन फलाहार किया था, इसलिए आज उपवास नहीं 
“किया । 

आज से बापू ने मनु को अपने सामने विठाकर खाना खिलाना शुरू किया है । 
वह बहुत जल्दी खाती है । मंने ओर प्रभावहन ने बडी कोशिश की, लेकिन उसकी 
यह आदत न छुडा पाए। अब बापू ने ही यह काम सभाला हैं । 

बापू जाम को कहने लगे, “वा का जाना एक कल्पना-सा लगता हैं । में उसके 
लिए तैयार था, मगर जब वह सचमुच ही चली गई तो मुझे कल्पना से अधिक एक नई 
चात रूगी | से अब सोचता हू कि वा के बिना से अपने जीवन को ठीक-ठीक बैठा 
ही नहीं सकता हु । इसी तरह इन रूडकियो (मनु और प्रभा) के जजाने की बात 


हा 


है। मुझे लगता है कि सरकार इन्हें ले जाएगी। से नहीं कह सकता कि इसका मुझ- 


४१० बापू की काराबास-कहानी 


पर क्या असर होगा। तुम सभी एक-एक करके चले जाओ तो हो सकता है कि 
से अकेला ही रह जाऊ। हा, वह दयाजनक स्थिति होगी ४ 

शास के वक्‍त प्रभावहन को एक नोटिस मिला हैं कि उसको गिरफ्तारी 
क्यो हुई थी ? 


* 9० ६ 


फिर अपने-अपने कत्तंव्य पर 


४ सा्चे ४४ 

कल के अखबारों में एक लेख' बटलर द्वारा कामन्स-सभा में बा के सम्बन्ध" 
में दिये गए भाषण के आधार पर मिकला है। उस लेख को पढ़कर बापू विचार 
में पड गए है । सुबह चार ही बजे उठ बेठे और प्रार्थना आदि के बाद भाई को जल्दी से 
पत्र लिखवाया । पत्र मुझे दिया गया और मेने उसमें सुधार किये, इसी प्रकार सब 
के सुधार लिये गए । 

एक पत्र बापु ने और लिखवाया। बापू के खर्चे के विषय में गृह भन्नी ने 
असेम्बली में जो भाषण दिया था, उसीके सम्बन्ध से यह पत्र था। बाद से वापू ने 
इस पत्र से और सुधार किये । 

२-१० पर दोनो पत्र लिखबाकर भेजें गए । 

शाम को बापु ने उस नोटिस का उत्तर लिखवाया, जो प्रभावहत को दिया 
गया था। मेने उसका अग्रेजी अनुवाद करके साफ नकल तैयार की । 

शाम को बापू घूमते समय कनु से बात कर रहे थे कि वा के स्मारक के लिए 
पैसा इकट्ठा करना हैं। बापू की अगली जयती पर ७५ लाख रुपया इकट्ठा करने की 
बात पहले से ही चल रही थी । कनु बापू से इस विषय पर पूछ रहा था। बापु ने कहा, 
“दोनो फण्ड साथ सिला दो । वा मुझ में समा गई थी । कोन है ऐसी स्त्री, जो इस 
तरह अपने पति की गोद से प्राण दे ? अतिम समय में उसने मुझे बुलाया। तब में नहीं 
जानता था कि वह जा रही है। और मे घूमने नहीं चला गया था,“वह भी ईश्वर 
का ही काम था। पेनिसिलोन के कारण ही में रुका । मृत्यु-शब्या पर पडी हुई को 
इन्जेक्शन क्या देना था ? सगर जब वा के पास बेठा तो समझ गया कि बा अब 
जाती है। बा के नाम से विश्वविद्यालय खोलना में एक निकम्नी वात समझता हू। 
उसे विश्वविद्यालय मे रस कहा थ्य ? चर्खा इत्यादि में तो वह रस लेती थी। यह 
फण्ड हम दोनो के निमित्त इकट्ठा हो तो लोगो पर बोझ नही पडेगा । बा का हिस्सा 
पेरी जयन्ती मे हमेशा रहा है। इस फण्ड का उपयोग चर्खा और ग्रामोद्योग के लिए. 
होगा । नारायणदास को उसके कारभार में पूरी मेहतत और जिम्मेदारी लेनी होगी 


फिर अपन-अयने कत्तंव्य पर ४११ 


थीछे टूसरी घरेलू बातें उससे करते रहे । इतने में पूल चढाने का समय हुआ | वहा 
से आकर प्रार्थना को । 

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन हूँ। प्रार्थना-स्थान पर पहले से अधिक 
गास्भीयं और ज्ञाति होतो है । वा, महादेवभाई और शक्ुन्तला, यह त्रिमूरत्ति अब प्रार्थना 
के समय मेरी आखो के सामने रहतो है । तीनो के चेहरे प्रफुल्लित देखने में आते है । 


५ मार्च डं४ड 

वापू सुबह तीन बजे उठ गए। फिर नहीं सो सके । चार बजे प्रार्यना के 
लिए सव उठे । कनु और भाई रातको देर से सोए थे। वापू की -अन्हे उठाना ठीक 
नहीं लगता था, सगर कनु का आज यहा आखिरी दिन है, सो उसे उठाया। प्रार्थना 
के बाद वापू सो गए । कनु कुछ लिख रहा था । वापू से उसे कुछ और बातें पूछनी थी । 

बापू सुबह वेवल को पत्र लिखने के वारे में विचार कर रहे थे। सुबह लिख- 
वाने का विचार किया, मगर फिर प्रभावहन के उत्तर का अनुवाद देखने लगे॥ 
बोले, “अगर प्रभा को जाना पडे तो उससे पहले यह जवाब यहा से भेज सके तो 
अच्छा हैं। सो यह काम पहले करना चाहिए ।” 

घूमने के वाद मालिश के समय वेवल को जाने बाला पत्र मुझे लिखवाने लगे । 
कटि-स्नान लेने के समय भी लिखवाया । स्तान-घर से निकलकर फिर थोडा लिख- 
वाया । दोपहर में सोने के वाद फिर लिखवाने रूगे। ज्ञाम को साढे छ बजे पत्र पूरा 
हुआ,। कनु साथ-हो-साथ टाइप करता जाता था। यह कच्ची नकल हैँ । नौ बडे- 
बडे फुलस्केप कागज तेबार हुए। वापु की धारणा से पत्र ज्यादा लम्बा हो गया है । 

शाम को घूमने के समय बापू ने कनु से थोडी वातें की। प्रार्थना के बाद 
तो उसे जल्दी जाना ही था। सामान उसने तैयार रखा था। वापू मौन लेने लगें 
तो कनु कहने लूगा, “मुझे भेजकर ही अब मौन लीजिए ।” उसे जाना अच्छा नही लूगता 
था। वह आग्रह करता तो श्ञायद वाप्‌ उसे रखते भी, मगर बाहर वह काफी काम 
कर सकता हूँ । इस दृष्टि से उसे आग्रह करना अच्छा नही लगा । 

साढे नौ बजे कन्‌ को हम सब नीचे छोडने गये । सनु दही और शक्कर उसके 
लिए ले गई थी । सबको प्रणाम करके उसने वह खाया, फिर दो बार बापू को प्रणाम 
करके चलने रूगा। मेने कहा, “कनु भाई, अब तो बाहर ही आकर मिलेंगे । डा० 
गिल्डर बोले, “हा भाई, अब इस तरह न आना।” भाई कहने लगे, “नही, हमे 
लेने के लिए आना ।” कटेली हसने लगे, “आप लोग जाओगे तब खबर किसको होने 
वाली है । दूसरे दिन अखबार में ही छोग देखेंगे कि बायू छूट गए ।” मगर कनु किसी- 
को उत्तर देने की स्थिति में न था। वह रो रहा था। दरवाजे के पास पहुचा तब तो 
सिसकिया लेने लगा। मेने उसकी पीठ ठोकी, “कनुभाई, तुम ऐसा करते हो ”' 
मगर मन में मुझे लग रहा था कि उसकी स्थिति में मेरी भी वही हालत होती । 


४१२ बापु को कारादास-कहानी 


कनु को बिदा करके वापस आए । घर में सन्नाठा छा रहा था। भाई तुरत 
“सोने को चले गए । हम छोग-- प्रभाबहन, सनु और मे-- दस बजे बापू के पैरो की 
मालिश करके फारिग हुए और सोने की तैयारी की । 
ग्यारह बजे के वाद जाकर देखा तो भाई अभी तक खाट पर पडे जाग रहे,थे । 
करोब एक बजे तक उनका “सिर दबाती रही, फिर आकर अपनो खाट पर लेटी । 
“दो बजे नीद आई होगी । तीन बजे बिल्ली ने जगा दिया । उसने यहा पर छ सुन्दर 
बच्चे दिये थे । एक सिपाही ने वे बच्चे किसी नर्स को दे दिये । बेचारी मा अब रातभर 
अपने बच्चो को ढूढ़ती है और रोती फिरती हैं। उठकर बिल्ली को निकाला, फिर 
सोने को लेटी । नीद बहुत कम आई। विचारों में पडी रही । 
बापू का आज मौन है । सौन का दिन तो इतनी जल्दी आ जाता है कि क्या कहना । 
सुबह की प्रार्थना मे कनुभाई की करी महसूस होती थी । इस कमी को दूर 
करने के लिए सवा सात बजे को प्रार्थना में खूब जोर-जोर से इछोक बोलना शुरू 
किया । + 
६ सार्च *४४ 
प्रार्थना के बाद रोज़ का कार्यक्रम चला। नाइता वगेरह करके सचा आठ बजे 
बापू घूसने निकले। सडक पर किसीकी सधुर बसी बजाने की ध्वनि सुनाई दे 
रही थी। 
फूल चढाकर वापस लौटे । प्रभावतीबहन को जगह मनु ने और कनु की जगह 
डा० गिल्डर से बापू की मालिश की। डा० गिल्डर इतने दिन बापु की सेवा न कर 
सकने के कारण बेचैन-से हो गये थे। वे बहुत प्रेम से मालिश करते हैं । 
डा० गिल्डर और कटेली सबेरे घमते समय समाधि के लिए प्रेम से फूल चुनते 
हैं, सबके साथ मिलकर समाधि सजाते हे ओर प्रार्थना में हिस्सा लेते है । 
» स्नानादि के बाद बापु ने देवल बाला पत्र और हम लोगो के बारीबारी से सुझाव 
सागे। सबके सुझावों को देखकर कल सुबह बापु.पत्र को फिर पढेगे । 
मनु को शाम के समय सर्दी लगकर बुखार आ गया । दो-तीन घटे रहा । खाने- 
'यीने मे वह बडी लापरवाही करती है, इसोलिए कभी जुकास से पीडित रहती है तो कभी 
बुखार से । 
आज भडारी की राह देखी, मगर वे नही आये। प्रभावहन और मनु को इसी 
बात की चिता रहती है कि न जाने कब उन्हे बाहर निकलना पडे। मुझे नही लगता कि अब 
किसीको भी जाना पडेगा, सगर निश्चित रूप से तो क्या कहा जा सकता हूँ । 
जैसे-जैसे दिन जा रहे है, वा के बगेर घर ज्यादा-से-ज्यादा सुना लगता जा रहा है। 
“उनकी बीमारी में चौबीस घटे की दोड-धूप रहती थी । अब तो कुछ काम ही नही । बहुत 
च्बुरा लगता हूँ। 
बापू ने हम सबसे वा की मृत्यु के बाद तुरत अपने-अपने सस्मरण लिखने को 


फिर अपने-अपने कत्तंव्य पर ४१३ 


कहा था। वे स्वय भी लिखने का विचार करते हे। मेने सस्मरण लिखन शुरू कर 
दिये हु । 

आज से मेने प्रभावतीवहन के साथ आई हुई स्नेहयज्ञ” नामक किताव पढनी 
शुत् की है । 

७ मार्च 'ड४ड 

वा को गए आज दो हफ्ते पूरे हो गए, मगर कर को जैसी ही वात लगती है । 
इसी तरह एक के पीछे एक प्रियजन विदा होते जाएगे । 

सुबह सवा पाच वजे प्रार्यना के लिए उठे। बाद में बापू वेवल बाला पत्र सुधारते 
रहे। स्नानघर से निकलकर खाते समय, पीछे दोपहर सोने के बाद पाच बजे तक वही - 
क्रम चला। इतने परिवर्तन हुए कि भाई को-उसकी कैचंची टाइप नकल फिर तैयार करनी 
पडो । अभी वह फिर पढा जाएगा । 

सुबह और श्ञाम बापू पद्रह मिनट जल्दी घूमने निकले। शाम की प्रार्थना 
१५ मिनट देर से हुई---सवा आठ की जगह साढे आठ वजे। भण्डारी भाज भी 
नहीं आए । 

८ मार्च ४४ 

सबेरे सवा पाच बजे प्रार्थना के लिए उठे। प्रार्थना के बाद फिर सब सो गए। 
६॥ बजे उठे। मनु सोती रही । उसे रात में ९९ डिगरी बुखार रहा । 

बापू ने वेवल वाले अपने जवाबी पत्न में फिर इतने सुधार किये हे कि मीरावहन 
को वेठकर लिखवाना पडा। भाई ने भी दिन का अध्किश समय उसे टाइप करने में 
लगाया, खा-पीकर सात बजे फिर बेठे और रात को एक बजे तक पत्र का कार्य करते 
रहे। मीरावहन एक वे उठकर चली गई तब भाई ने अकेले ही काम करने का नि*चय 
किया, पर पहली ही लाइन में भूल हुईं। टाइप किया हुआ पैराग्राफ फिर से टाइप करने 
लगें। मुझसे कहने लूगे कि जो कुछ हुआ, वह में किसीसे न बताऊं। मगर वायू स्वय 
थोडी देर वाद वहा आ पहुचे और उन्होने जव पूछा कि कितना टाइप हुआ तो भाई को 
सब बताना पडा ।_ ४ 

सुबह मेने बापू से पुछा कि वेवल को जाने वाले जवाबवी पत्र का क्‍या अच्छा 
परिणाम निकलने बाला हैं ? वे बोले, “में कोई आशा वाधकर नहीं बैठा । उसके भाषण 
में एक-दो वाक्य ऐसे मिले कि उनके आधार पर मुझे लिखने जैसा लूगा, सो लिख डालाः 
हैं । जो होना होगा सो होगा ।” 

मेने प्रभावतीवहन की लाई हुई किताव स्नेहयज्ञ| लगभग समाप्त कर ली हूँ । 


९ सावे दिंड 
कल ११-१५ पर स्नेहयज्ञ को पुरा कर लिया। इतने में बापु भी उठे। 
बिल्ली ने चिल्लाना शुरू किया। मेने उसे भगाया। भाई करू वाला पत्र ठाइप करने में 


४१६ , बापू की कारावास-कहानी 


११ साले 'डेंड 

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है । बा की सृत्यु का दिन मगल का है। इस- 
लिए अब समाधियो की लिपाई हफ्ते में दो बार हुआ करेगी । आजकल फूल बहुत होते 
है। डा० गिल्डर और कठेलो फूल इकट॒ठे कर लाते है, इसलिए सारे हफ्तेभर अच्छी 
सजावट होती हैं। प्रभावतीबहन बापु से रोज कहा करती है कि समाधियो के दरवाजे के 
स्थान पर एक ऊँचा दरवाजा बने और उसपर बेले चढाई जाए। पहले तो बापू उनसे यही 
कहते रहे कि उनका यहा रहना निश्चित हो जाय तो दरवाजे का कास करेगे, लेकिन इतने 
दिनो से किसी प्रकार का सरकारी आद्रेश नही आया, इसलिए बापू आज सान गए ।- बापू 
काफी देर तक गुड अर्थ” पढते रहते हैं और रोज के अखबार देखते हे । 

मीराबहन आजकल दोपहर को पौन घटे तक और शाम को एक घटे तक वापु 
से सवार पूछती हें । 

बापु अभी तक स्थिर-चित्त नही हो पाए। कहते हे कि सुचित्त हो जाने पर के 
वा के सस्मरण लिखना शुरू करेगे । 

मन्‌ को आज बुखार नही था, मगर दो बार उल्टी हुई। मलेरिया की दवा का 
असर हुआ लगता हैं। 

१२ माचे 'ड८ 

सुबह पाच बजे प्रार्थना को उठे। पीछे हमेशा का कार्यक्रम चछा । ९ बजे घमकर 
लौठे। मनु व प्रभावतीवहन को ४ से ५ तक सिखाया। आज शाम को खेलते वक्‍त वर्षा के 
साथ-साथ ओले पडे और बाद में इतनी गरमी बढ गई कि प्रार्थना के समय बापु ने पल 
उठाया । 

भाई आजकल टाइप करने और फाइलो को व्यवस्थित करने में लगे हे। शाझ्र 
को घूमने भी नहीं निकलते । 

आज से साढे दस बजे रात तक बापु का काम करती रही। फिर डायरी लिखी + 
नींद नही आ रही थी, लेकिन बापु का कहना हैँ कि समय होने पर तो खाट पर जाना ही 
चाहिए । 


४७9३: 


मीराबहन की गआश्रम-योजना 


१३ साचे ४४ 

बापू का आज सौन है। एक-दो रोज पहले वे और अधिक मौन लेने का विचार 

करते थे। एक सोमवार का ही मौन हम छोगो के लिए इतना कष्टकर होता है तो 
बापू के अधिक सौन लेने से हमारी क्या गति होगी ! असल बात तो यह हैं कि आजकल 


मीराबहन को आश्रम-योजना ४१७ 


बापू की भन स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए उनसे कुछ भी कहने में डर रूगता है । उन- 
में भीतर-ही-भीतर बडे-बडे परिवर्तन होते दीखते हे, पर यह सब है क्यो, इसका 
पता नहीं रूगता । + 

मेने गुड अर्थ! पढी, थोडा लिखा और प्रभावतीबहन को एक घटा सिखाया । 
मीराबहन ने मान लिया हैँ कि वे अब जल्दी ही छूदने वाली हे । उनकी हरेक बात 
से यही ध्वनि निकलती हैँ, परतु छूटने की सम्भावना बहुत कम है। बापू भी कहते 
थे, “इसके भोलेपन और इसकी कल्पना-शक्ति .का कोई पार नहीं है ।” 

समाधियो के दरवाजे पर हरे वासो का एक तोरण बनाया है । उसपर तीन 
तरह की बेलें चढाई जाएगी, जो बकरियो से वच जाए तो ठीक हैं । वर्षा ऋतु के बाद 
समाधि-स्थान के चारो कोनो में सरव के चार वृक्ष रूगाये जाएगे । 

मोराबहन ने अपने आश्रम की सारी योजना बनाकरे बापू से उसे स्वीकृत 

करा लिया हैं । आश्रम के ध्येयो मे से एक वात भाई को खटको हैं। वह यह कि लोगो 
को आत्म-रक्षा (2ए०7-ब887९5ए८ 4९६८४८००) के लिए तेयारी कराना ।! अहिसा 
के सिद्धात के साथ यह ध्येय कहा तक सगत है, भाई की समझ में यह नहीं आता । वे 
कहते हैँ, “में जानता हू कि मीरावहन के द्वारा इस ध्येय का दुरुपयोग नहीं होगा, संगर 
डूसरे लोग इसे लेकर इसका दुर्पयोग अवदय करेंगे ।” बापू का मौन छूटने पर वे 
उनसे इस वारे में पुछेंगे । 
१४ मात ४४ 
समाधियो के नए दरवाज को मनु ने आज खूब सजाया। बडा सुन्दर दीखता है । 
घूमते समय वायु भाई को मीरावहन के आश्रम-सम्बन्धी प्रश्न को लेकर 
समझाने रूगे, “किसीपर हमला किये बिना अपनी रक्षा करने में हिसा का समावेश 
नहों हैं । यह देखना चाहिए कि मीरा ने कौनसी भाषा का प्रयोग किया हैं। एक 
जगह उसने लिखा हे--गाधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम चलाना हो उसके आश्रम 
का ध्येय होगा । तो वह तो शुद्ध अहिसा हुई।” 

भाई ने कहा, “हमला किये बिना आत्म-रक्षा' ()९००-०४8६९४शए८ 50 
4९८८८) एक खास अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है. 

बापू बोले, “लोग कया समझेंगे या क्‍या कहेगे, मुझे इसको कुछ नहीं पडी 
हैं । अहिसा-अहिसा' कहने से ही अहिंसा थोडे आती है ! जब हम अहिंसा पर अमल 
करके दिखा देंगे तव छोग अपने-आप देख सकेंगे कि हम क्या करना चाहते हे या क्या कर 
रहे हैं । सो इसका काम भी जब आगे बढेगा तब लोग अपने-आप उसे देख सकेंगे ।” 


*$ छर्‌ 


अंग्रेजों की नीति 


खाने के समय सीराबहन उस पत्र की चर्चा करने लगी, जो बापू वेवल वाले 
पत्र के जवाब में भेज रहे है । बापु ने उससे बा के विपय में काफी लिखा हैं। बापु 
कह रहे थे कि उनके मनोभावो को समझाने के लिए उस भूमिका की आवध्यकता थी । 
थे कहते है, 'सामान्यत लोग यह मानते हे कि हिन्दुस्तानियों को अपनी पत्नियों को 
प्रवाह नही होती हैं। उनकी इस मान्यता के कारण भी है। पत्नी की परवाह करना 
हिन्दुस्तान मे कुछ हद तक नई चीज्ञ है, मगर मेरे लिए बा की कितनी कीमत थी, 
यह बताने के बाद ही बेवल को में यह समझा सकता था कि उसके झूठे वक्‍तव्य से 
मुझे कितना दुख हुआ 

इसके बाद वेवल के पत्र में एक जगह आता था पीपल्स आब इछियां 
(?००.०!९४ ० ॥7074), इसके बाद 'हकूमत जाओ, और यह बापू को अखरा। 

मेने और बापु ने गुड अर्थ! पढ लिया हैं । 

१५ मार्च '४डं४ 

खाने के समय मीराबहन से पीपल और पीपल्स' वाले पैरागप्राफ की बात 
करते हुए बायु कहने लगे, “अगर वह (बेवल) हिन्दुस्तानियो को एक प्रजा' मानता है 
तो हिन्दुस्तान के कुदरती ऐक्य की दलील को भी अपनी बात के समर्थन में इस्तेमाल कर 
सकता है। अगर बह यह मानता है कि हिन्दुस्तान मे एक से अधिक प्रजाए' है दो देश 
के कुदरती ऐक्य को बात करना फिजूल है । कुदरतो तौर पर तो यूरोप भी एक मुल्क है, 
मगर हम जानते हे कि वहा कई राष्ट्र हे। इसलिए उसे एक मुल्क या वहा के लोगो 
को एक नहीं कह सकते । 

“इसी तरह अगर हिन्दुस्तानी लोग एक प्रजा नही हैँ तो पर्बेतो की दीवार या 
समुद्रो का विस्तार हिन्द को एक राष्ट्र नही बना सकता । 

“अग्नेज लोगो को गयव॑ है कि राजनेतिक दृष्टि से उन्होंने हिन्दुस्तान को एक 
राज्य बनाया । एक तरह से यह सही भी है। भूतकाल मे भी ऐसे प्रयत्न हुए है * 
अज्ञोक और दक्षिण भारत के कुछ राजाओ ने इस प्रयत्न में काफी सफलता पाई थी, 
सगर पूरी सफलता अग्रेजो ने ही पाई है, चाहे इसमे भो उनका निजी स्वार्थ ही क्यो 
न रहा हो । अब अग्रेज अपने किये पर पानी फेरना चाहते है । यह कंसी झर्म की बात 
है कि अगर वे हिन्दुस्तान का शोषण नही कर सकते तो उसके टुकडे-दुकडें कर डालेंगे ।” 

'हकूमत जाओ' के आदोलन को बात करते हुए बापु बोले, “उन्हें समझना 


अग्रेजो की नोति धश्६ 


चाहिए कि उन्होंने किस तन्‍ह से हिन्दुस्तान को चूसा है। हिन्दुस्तान का सारा खून 
चूसा जा रहा है। एक-एक विदेशी सिपाही हिन्द को भारी पडता हैं। ठुम दो यहा 
सरकारी अमलल्‍ूदार की बेंटी की हँसियत से भी रही हो और मेरे साथ एक हिन्दुस्तानो 
'की तरह भी । तुम जानतो हो कि दोनो के रहन-सहन में कितना फर्क है। तुम्हारा 
खर्च तव कितना होता था और अब कितना होता है ? हिन्दुस्तान कहा से उनके 
लिए खाना छावे ” मुझसे यह मत कहो कि वह सब खर्च हिन्दुल्तान में ही होता है । 
खर्च तो हिन्दुस्तान का खून ही होता है न | आज हिन्द में जो कागजी रपया चल नहा 
है, उसदो कीमत ही क्या है ? फौजी लोग नोटो की गड्डी उठा लाते हे और सब्जी, 
दूध, घी, फल जो भी चाहे, उठा ले ज'ते है । गरीब हिन्दुस्तानियो के लिए कुछ नहीं 
बचता, उनके बच्ची के लिए दूध नही सिलता और वे सब कठिनाइया सहन करते हूँ 
विदेशी सरकार की खातिर । सिपाहियो की दुर्वानियो की बातें करते हे । कहते हे 
कि परदेंशों लोग हम्गरी रक्षा के लिए यहा आए हैँ, मगर क्‍या सचमुच वे हमारी 
सेवा करने के लिए हू ? में कहता हू कि वे यहा इसलिए हे कि उन्हे वेतन मिलता हैं । 
वेवल से लेकर नीचे तक के सरकारी अमलूदारों को लो | उनमें से कोई भी 'वालटियर' 
कहलूने का अधिकारी नहीं हु । कहा यह जाता है कि हिन्दुस्तानी सिपाही वालंटियर' 
'है। भिपाहियो को वालूटियर' कहते हे । बह विचारा गरीबी का मारा भरती होता हैं 
और दूएर का भारा होने से सिपाही वनता है । जितने विदेशी लोग यहा पडे है, वे यहा की 
गरीबा मो और जनता को भुखमरी को बढाते हे । ये सिपाही यहा चाहे थोडें-से हो हो, 
मगर उनका खर्च इतना हो जाता है, जितना खर्च हिन्दुस्तान के करोडो भूखों पर 
होता है । 

“इससे जनता में ब्नविटिश सरकार के प्रति कदुता का भाव आने लगा है । 
इसे रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। ज्ञायद वे कहे, हम हिन्दुस्तान को आजादी 
द्वेना चाहते है, मगर जरा घीरज रखो तुम्हारा जवाब यह होना चाहिए, नहीं, 
हिन्द को आजाद करने का मौका आज हूँ । आज ही यह कदुता मित्रभाव में वदलो 
जा सकती हूँ ।” में जानता हू, वे कहेगे कि जो चल रहा हैं, उससे उन्हे सतोष है । और 
ऐसा क्‍यों न कहे ? उन्हे जो अआहिए सो हिन्द से मिल सकता है । वाल्डविन से जब 
मेने क्लाइव और वारेन हेस्टिग्स के कारनामों की बात की तो उसने मुझे जवाब दिया, 
हमने हिन्दुस्तान में जो किया है, उसका हमें गे है ।' वे अब भी ऐसा ही कह सकते हे । 
तब मेरा जवाब वही होगा, जो मेने वाल्डविन को दिया था कि ऐसी हालत में मुझे 
आपसे कुछ कहना नहीं हैँ ।' 

/ हुकूमत जाओ' आन्दोलन ने लोगो के हृदय में अग्रेजो के प्रति अपना गुस्सा 
अकट किया । उस गुस्से को मिक्नालने का यह एक सीधा और निर्दोष रास्ता था और 
“ब्रिटेन को समझाने का प्रयत्न था कि वह कुछ करे, जिससे इस गुस्से की जगह मित्रता 
और छृतज्ञता की भावना लोगो के हृदय में उठे । मगर मेरी शिकायत यह है कि उन्होने 


ड२७ बापु की कारावास कहानी 


काग्रेस के दृष्टिविदु को समझने की कोशिश तक न की । हक्कूमत जाओ' आदोलन के नाम-- 
मात्र से वे इतना चमकते हूं, यही बताता है कि उनकी नीयत साफ नही। हिन्द को लटना 
बन्द करने का उनका इरादा नहीं, नही तो मौलाना साहब और जवाहरलाल की अपील 
की तरफ ध्यान देते और मेरे भाषण पर गौर करते । आठवीं अगस्त के हकूमत जाओ 
प्रस्ताव मे भो काग्रेस ने ब्रिटेन के प्रति उचित मित्रता बताने की कोशिश की ७ 
काग्रेस चाहती है कि मित्रराष्ट्र युद्ध में जीतें और उनकी जीत पक्‍की करने के लिए ही 
काग्रेस ने कहा, हिन्दुस्तान के साथ न्याय करो । अगर वे इस चीज को समझते तो 
ब्राकी सब ठीक हो सकता था। अब भी समझें तो हो सकता हैं ।” 
१६ मार्च 'डैं४ 

डा० गिल्डर की टाग में साइटिका' का दर्द है। मनु और भाई ने सिलूकर बापू 
की मालिश की । मुझसे ही मालिश करवाने वाले थे, मगर कुछ कारणों से ऐसा हो 
न सका । 

आज मनु को कुनीन का इजेक्शन दिया, इससे उसे रात के समय सिर में चक्कर 
आते रहे । 

गृह-मन्त्री ने असेम्वली में वा को दी गई सुविधाओ के सम्बन्ध में जो चक्‍तव्य 
विया था, वह अखवारो में प्रकाशित हुआ है। हम सबको वह चुभा है। इतनी तकलीफ 
देकर और श्गडे करने के बाद अब सरकार यह बताना चाहती है कि उसने वा की 
सभी आवश्यकताए पुरी कीं । 

बापू जाम को भाई से कहने लगे, हो सके तो तुम इसका उत्तर लिखों ।” भाई 
ने मुझसे भी अभ्यास के तौर पर उत्तर लिखने को कहा । 

१७ साचे 'डि४ड 
भाई पत्न लिखने में व्यस्त हें, इसलिए बापू ने मनु से मालिश कराई । 


१८ माचे ४४ 

भाई ने दिन में वह पत्र लिखकर वापु को दिया तो वापु ने देखा कि उसः 

पत्र में छिखी हुई लगभग सभी बातें वे अपने पत्र में सक्षेप में पहले ही लिख चुके है । 
इसलिए पन्न को रोक दिया । थे खुद ही फिर लिखेंगें । 

खाने के समय बापू मीरावहन से बोले, “मानों कि वाइसराय आज कहे 

कि हमें हिन्दुस्तान से इतना रुपया सिल रहा है, इतने सिपाही मिल रहे हे तो काग्रेस 

क्या इससे ज्यादा देगी ? काग्रेस को खुश करने से हमें और क्या मिलेगा ?” तब में 

कहूगा कि कांग्रेस और कुछ भी करने वाली नहीं। हा, उसके द्वारा आपको लोगों 

का दिल और आत्मा सिलेगी और आम लोगो की सदभावना ४ सिपाही को अपनी 

तनख्वाह की पडी है और व्यापारी को अपनी तिजारत की । मगर किसान, जो हिन्दु- 

स्तान की ९० प्रतिशत जनता है, हिन्दुस्तान की जमोन के साथ बधे है । अगर किसान 


अग्रेजो को नोति ४२१ 


आजादी के उल्लास का अनुभव करेगा तो अपने देश की आजादी के लिए आखिरी 
बस तक लडेंगा । 

“अगर हिन्दुस्तान खुश होगा, सतुप्ट होगा तो आप एक-एक हिन्दुस्तानी 
“सिपाही को पूर्वी डाई के मंदान में भेज सकते हे । हिन्दुस्तानी सिपाही ब्नह्मदेश को 
“लडाई में छडने के लिए अधिक उपयुक्त हो सकते है । अग्रेज या अमरीकन सिपाहियो 
“की निस्वत हिन्दुस्तानी सिपाही सस्ते भी पडेंगे। आज आप हिन्दुस्तानियो को पूर्व में 
“इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डर हैँ कि हिन्दुस्तानी सिपाही हिन्दुस्तान की 
आजादी को लडाई में हिस्सा लेने लगेंगे । ६ 

“हिन्दुस्तानी सिपाहियो को आपको आधुनिक लडाई की तालीम देनी होगी, 
“सगर उसके लिए हम आपके कुछ अफसर माणग लेंगे, चाहे वे अग्रेज हो या अमरीकी या 
प्सी ॥ 

मोरावहन बोली, “आपने फिशर से कहा था कि मित्रराप्ट्रो की फौजें अपने 
खर्च पर यहा रह सकती है । तो फिर इन हिन्दुस्तानी फौजो के खर्च का क्या होगा ? ” 

बापू ने उत्तर दिया, खो के बारे में जो आज व्यवस्था है, वही रहेगी । एक तो 
वाकायदा हिन्दुस्तानी फौज होगी । उसके अलावा मित्रराप्ट्र अपने लिए सहायक सेना की 
भरती करेंगे और उसका सर्च उन्हे देना होगा, सिवा इस हालत के कि हिन्दुस्तान की 
रक्षा के लिए इस्तेमाल हो या लठाई लडने में हिन्दुस्तान का अपना हित सधता हो, 
जँसे क्लि ब्रह्मदेश में और उसके लिए वह अपने सिपाही वहा भेजें । 

“में यह कहेँगा कि अगर अग्रेजो को इनमें से कोई भी बात नहीं जचतोी तो उन्हें 
जापान पर जीत बहुत महँगी पडेगी । लडाई के अत में गुस्से से भरा असतुष्ठ हिन्दुस्तान 
“उनके सामने खडा होगा ॥* 

बाप के कहने से भाई ने मीरावहन से ॥प०॥-४887९5४ए९ 80[-0०६४८४' के 
अर्थ के बारे में स्पष्टीकरण के लिए बात की थी। मीरावहन का कहना था कि उनका 
इससे तात्पर्य अहिसात्मक ढग से आत्मरक्षा' ()7०-श०ण०१६ $6-0८६०००) ही है । 
भाई ने जब कहा कि आजकल अहिसात्मक ढग से आत्म-रक्षा करने का अर्थ रूढ हो 
गया हूँ तब मीरावहन ने स्वीकार किया कि एक प्रसिद्ध सस्था के विधान की भाषा ऐसी 
चौकस होनी चाहिए कि कोई भी उसका दूसरा अर्थ न कर सके। उसमें विपरीत अर्थों 
को गुजाइश नहीं रहनी चाहिए। 

मनु को मेने आज कुनीन का दूसरा इजेक्शन दिया। 

अखवार में किसीने बापु को यहा से हटाने की साग की है । गृह-मन्री 
“दिया हैं कि इसपर विचार किया जायगा। इस परबहुत चर्चा चली । बापू 
कि थह उनके पत्र का परिणाम हैँ । उन्होने लिखा था कि सरकार उन 
वयो करती हैँ । वे मानते हे कि उन्हे अब यहा से हटाया जावेगा, ७ 
डाक है । 


४२२ बापू की कारावास-कहानी 


१९ साचे ४४ 

आज सुबह जब भण्डारी आए तो बापु को यहा से हटाने की बात पर सज़ाक 
चलता रहा । 

आज बहुत दिन बाद मेने बापू की सालिश की और स्नान कराया। 

सनु बुखार के कारण तीन दिन तक आराम करेगी, इसलिए उसका काम प्रभा- 
वतीबहन करेगी । 

दोपहर बाद कनु, रामदासभाई, नोमुभाभी और मासाजी के पतन्न आए ।। उन्हें 
पढते-पढते मनु और प्रभावतीबहन को सिखाने का समय हो गया । 

वा को दी गई सुविधाओ के सम्बन्ध में गृहमत्री ने जो वक्तव्य दिया था, बापु 
ने उसका जवाब एक सक्षिप्त किन्तु शानदार विरोध-पन्न द्वारा दिया है । 

कल डा० सिम्कावस सीरावहन को देखने आवेगे । सनु और प्रभावहन के जाने 
के बारे में अभी तक कोई हुव्स नही आया, सगर बापू सानते हे कि कुछ-च-कुछ हुक्म तो 
जरूर आवेगा। बापु को यहा से हटाने का विचार होता होगा, इसलिए हुक्म आने में देरी 
लगी है । 


३ ७३ 
जेल में मन-बहलाव हि 


२० भार्चे ४४ 
बापु का बा के बारे से विरोध-पत्र आज गया है । उनका आज़ मोन-दिच है, 
इसलिए वे दिनभर अरेबियन नाइट्स' पढते रहे । 
डा० सिम्काक्स सुबह दस बजे आए और मीराबहन को बेहोश करके 
उनकी बाह को खूब हिलाते-डुलाते रहे। शाम को उन्हे फिर देखने आए। मनु को 
बुखार नही था। उसे मेने आज तीसरा इजेक्शन दिया। दोपहर को भाई की फाइल 
का सूची-पत्र तैयार कराने का काम किया। आधा कर पाई। हम रोज गाते हैं. 
चततोह्मपि कौन्तेय पुरुषस्यथ विपश्चित । इन्द्रियाणि प्रसाथीनि हरन्ति प्रसभ मन ॥' 
आदसी अपने विचार और वाणी से कभी-कभी अनिच्छा और विरोधी प्रवत्त के बावजूद 
भी अपना कास कर छेता है । दूसरी ओर खूब सतर्क॑ रहने पर भी वह नासमझी कर 
बैठता है । 
२१ साथ ४४ 
आज बा की मृत्यु का दिन हैं। सिपाही काफी फूल इकद्छे कर लाए, मगर 
दरवाजे पर रखने के लिए फूल जरा देर से पहुचे । समाधियो के दरवाज्ञे को फूलो से 
सजाया गया। 


वा की स्मृति २३ 


पारसी छोगो का आज त्यौहार है । वा हमेद्ञा त्योहार के दिच छा० गिल्दर और 
कटेलो के लिए कुछ-न-छुछ बनाने को व्यवस्था करवाया करती थीं, मगर आज उनके लिए 
वाहर से इतना खाने को आ गया कि और बनाना वेफार रूगा। आज की जगह कर पूरत- 
पूरी बनाने का विचार किया। मालिद्य के समय डा० पिल्डर जरा देर से आए । बापू ने 
कारण पूछा। मेने बताया कि वाहर से खाना जाने में देर हो गई थी, इसलिए डाक्टर 
साहव को नाइता करना पटा । इनपर बापू को छगा कि उनके लिए हमें भी कुछ 
करना चाहिए था। दोपहर को वापु के फिर कहने से मेने लकड़ी के एक छोठे-समे 
रगीन डिब्बे में एक समाल पर डा० साहब का नाम लिखकर उसमें रस्ा और 
पार्सठ बनाया। रामनायक ने वायु के लिए एक वडा चौरस रूमाल बनाबा था, जिसके 
बीच में रगीन धागे का काम या--इसे भी छिया। प्रभावहन से वारीक खादी लेकर 
रामनायक ने दो रूमाल और वना दिये । बडे ल्मारू के किनारे हम तीनो ने मिलकर 
वनाए और उन्हें घोकर और इस्त्री करके तीनो रूमालों पर नाम डालकर एक ट्सरा 
पाल बनाया । 

शाम को प्रार्थना होने के समय डा० साहढ को कुकुम का तिलक लगाकर फूलो 
फी माला पहनाई और पार्सछो की भेंट दी। बक्स पर स्वय वापू ने नाम लिख दिया था, 
इसलिए उसकी बडी कीमत हो गई । आज का दिन इसी काम में गया । 

डा० सिम्कॉक्स भी आए थे। वे मीरावहन को देखकर चले गए। अगले महीने 
फिर आवेगे। 


«& ७92 * 


बा की स्मृति 


२२ सा्च 'डि४ड 

वा को गए आज एक महीना पूरा हुआ | इसो तरह उस दिन तारीख २२ और 
तिथि तेरस थी। सुबह प्रभावतीवहन ने पुजा की। मनु ने वा को तस्वीर रखकर पूजा 
की । जहा महादेवभाई की राख रखी थी, वही बैठकर प्रभावतीवहन पूजा करतो है! यह्‌ 
विचित्र वात हैं। उन्हे इस वात की खबर तक न थी, अकस्मात्‌ ही उन्होंने उत्त जगह 
को पूजा के लिए चुन लिया था। ८॥ बजे प्रार्थना में ईशावास्यमि, नम्यों, अत 
सदगमय, अउजबिल्ला, मजदा और गीता के बारह अध्याय पढे । कण 
अच्छी थी । कैदियों को खिलाने और प्रार्थना का कार्यक्रम रखा गया। 

पकीडी, हुवा और पुूरनपूरी बनाई । दो बजे वापू पूछने आए, 
है कि कितनी देर हैं ।” उसी समय मेने कैदियों को बुल्बाया था । , 
तीन वजे सिलाना शुरू किया और सबने भरपेट खाया। ६॥ बजे बापू 


डेएड बापु की काराबास-कहानी 


हु 


था और ७-३५ पर प्रार्थेना शुरू करनी थी । 

बीमारी के दिनो में वा की खाट बापु के कमरे में रहती थी। वहा जिस मेज पर 
वा सिर रखा करती थीं, उसपर मेने भेजपोश डालकर विष्णु और लक्ष्मी की मूत्तियां 
अतिप्ठित कीं। उनके चरणो के पास वह चित्र रखा, जिसमें वा वापु के पाव पखारती 
हुई दिखाई गई है । इसके नीचे मीरावहुन का बनाया हुआ मिट्टी का विष्णु-मदिर 
रखा। लगता था, मानों वा मन्दिर से उठकर भगवान्‌ के चरणो में पहुच गई हैं । इस 
दृश्य के पीछे तुलसी के पौधे रखें, ऊपर दीवार पर है राम की तख्तो लटकाई और 
सामने के भाग में रागोलो से सजावट की । उससें 5७ और टन वनाए, सुन्दर दृदय था । 

बापू और भाई के नाम साताजी के पत्र आए हे। मोहनलाल का पत्र भाई के 
नाम आया हुँ--वे जल्दी मुलाकात के लिए आवेगे । 

७-३५ पर प्रार्थना शुरू हुईं। हमेशा की प्रार्थना के साथ-साथ वेष्णवजन, 
गोपाल राधाकृष्ण' गोविन्द गोविन्द गोपाल! ( यह धुन वा को बहुत प्रिय थी ), ह्ेच 
आइ सर्वे दि वडरस क्रास', तथा रामायण हुई । मीरावहन ने करताल बजाई । पीछे 
गीताजी का पारायण किया। ९॥ बजे सारा कार्यक्रम अच्छी तरह समाप्त हुआ। प्रभा, 
मनु ओर में नीचे जाकर समाधि पर बत्तो रख आए। रात को बेठकर कातने की बापु 
ने मनाही की । 

/ २३ सायवें ४४ 
बापू से सेने रामायण और व्याकरण ११४ से १२॥॥ तक पढना शुरू किया हैँ । 
शास को आधा घटा लिनू-यू-टाग को किताब पढी । 

शास को घूमते समय बापू कुछ थके-से लगे । पूछने पर कहने लगे, “एक तो मेरे 
पत्रो के सरकारी जवाब नही आते है, इसलिए मन पर बोझ है। दूसरे, बा के जाने का 
धक्का अभी तक दूर नही हुआ बुद्धि कहती है कि इससे अच्छी मुत्यु वा के लिए हो नहीं 
सकती थी । मुझे हमेशा यह डर रहता था कि बा अगर मेरे पीछे रह जाएगी तो अच्छा 
नही। मेरे हाथो में ही चली जाए तो मुझे अच्छा छग्रे, क्योक्ति वा मुझमें समा गई थी। 
सें शोक में पडा रहता हूँ, ऐसा भी नहीं है। बा का विचार करता रहता हू, वह भी नहीं । 
क्या है, उसका से वर्णन नही कर सकता । ” 


8 5 


असंतोष ओर प्रगति 


कटेली साहब ने खबर दी हैँ कि २७ तारीख (सोमवार) के दिन माताजी मुला- 
कात करने आवेगी । मनु वेबी के लिए फ्राक बनाना चाहती है । सेरे पीछे लगी है कि में 
कपडा काट दू, मगर में तो फ्राक काटना जानती नही हु । कंदियों में एक दर्जी हैें। कर 


असतोष और प्रगति डरप्‌ 


उससे पुछमगी । 


र४ मार्च '४४ 
प्रभावतीवहन ने रोटी बनाई । हम सबको बडी अच्छी लगी । जबतक आटा 
है, डबल रोटी नही मगाएगे। 
दोपहर को भाई रामायण पढने के समय कातते है, पीछे खाने को बैठते है। इस 
लिए इस समय का उपयोग करने के लिए भाई से मंने भूगोल सीखना आरम्भ किया 


हु 


सबेरे घूमते समय चर्चा चलो थो कि जापानी अगर सचमृच आगे बढें तो 
हमें कया करना होगा। बापू बोले, “हो सकता है कि जब भो हम जेल से निकले, 
हमें जापान का सामना करना होगा। उनके बच्य में होनें का तो सबाल उठता 
ही नहीं। लोगो से हम क्या करवा सकते है, किस प्रकार उनपर काव्‌ रख सकते हैँ, यह 
'तो उन्हें देखकर ही तय करना होगा। ” आइचय है कि ऐसे आदमो को सरकार जापान 
की तरफ झुकने बाला कंसे कहती है । 

२५ माचे ४४ 

आज महादेवभाई की मृत्यु का दिन है । उनको छेढ वर्ष से अधिक हो गया है, 
इसलिए हफ्तो की गिनती तो भूल गई हैँ, मगर वह दिन इतना ताजा है कि मानो सारी 
घटना कल ही हुई हो। अब उनके साथ वा भो जा मिली हे। मन में आया है कि यह 
चितास्थान जगदम्वा और महादेव के मन्दिर के नाम से पूजा जाएगा। वहा जो नीम 
लगाया था, उसपर नये पत्ते आ रहे है । 

गर्मी बढने लगी है, इसलिए बापू सुबह शाल लेकर नही निकलते । 

शाम को माताजी की मुलाकात के बररे में बात हुई। प्रभावहन ने कहा, “इतनो 
दूर से आने वाले को एक से अधिक मुलाकाते मिलनी चाहिए । देवली में मिलती थी। ” 
बापू बोले, “वे दिन गए। ” रात में मंने भाई की फाइलो का काम किया । 


२६ सा 'ड४ड 

वाषु ने भण्डारी और ज्ञाह से पूछा, 'सुशीला की माताजी इतनी दूर से फिर 

ही आ सकेगी, इसलिए एक से अधिक वार मिलने नहीं दिया जा सकता क्‍या 2! 

भण्डारी ने बस्बई सरकार से दरियापत करने को कहा। बाद में बापू कहने लगे, “माताजी 

को अनुकूल हो तो उन्हे एक सहीना रोक लिया जाए। दीनजा के वहा वे अपना इलाज 
भी करावे, लडकी की भी सम्भाल हो । फिर दुबारा मिलकर महीने के बाद जावे । ” 

भाई को सकोच हो रहा था कि दीनशा पर इतना बोझ कंसे डाला जाय, लेकिन 

-बायु को कोई हर्ज नही लगता था। बोले, “उसके यहा में किसी भी रोगी को भेज 

न्सकता हु, यह वरसो से उसके साथ समझौता है । 
भण्डारी कहते थे कि माताजी का पत्र देर से आया था, इसलिए उसका जवाब 


+ 


४२६ बापू की कारावास-कहानी 


२२-२३ को भेजा गया । उनको वह समय पर मिल भी सकता हैँ और नही भो 
मिल सकता हैं। 
२७ साचे ४४ 

बापू का मौन है। मुलाकात के लिए उन्हे मौन में ही जाना होगा, यह अच्छा 
नही लगा। पर इससे यह फायदा भी था कि आज जाते से रामायण वरगरह में नागा 
नही पडेगा । सोमवार को यो ही नागा होता है । 

दोपहर की डाक से मोहनलाल का पत्र आया कि वे आज आ रहे है। हमने तो 
मुलाकात की आशा छोडकर दिन का कार्यक्रम शुरू कर दिया था। मेने ६-७ अक डार्ना 
के पढे, मनु और प्रभा को सिखाया, खेलने गई और खाने के बाद बापू के पास लिनू-यू-- 
टाग़ की किताब पढी । इतने में घूमने का समय हो गया । 

बापु की शिकायत का सरकारी उत्तर आया है। बुरा हैं। काशीवहन का भी 
पत्र आया हैं । 

बापू ने मीराबहन के साथ बाते करते हुए उन्हे बताया कि चीनी सहयोग 
सडलिया ((॥77९56 (00079 ) हिन्दुस्तान के लिए क्यो उपयोगी नहीं है ” चखसिध में 
और इडस्को * ([गत0शशे (००-०7८:श४7ए८४) में क्‍या फर्क है ? 

रात को एक बडा साप बरामदे सें पाया गया । मीराबहन के हाथ में टाचे थी, 
इसलिए वे बाल-बाल बच गई, नही तो पेर उसीपर पडता । सिपाहियो ने आकर उसे” 
भार डाला । 

कंटेली साहब ने बताया कि कल ११ बजे हम लोगो की मुलाकात होगी । 


२८ मार्च 'डढ 
आज सुबह घूमते समय बापू साक्त्विक, राजसिक और तामसिक असतोष का 
भेद समझाने लगे, “प्रगति के लिए असतोष आवश्यक है, मगर असतोष जिस प्रकार का 
होगा, प्रगति उसीके आधार पर होगी। तामसिक असतोष वाला मनुष्य मात्र ईर्ष्या के 
वहा होकर आगे बढने का प्रयत्न करेगा । राजसिक असतोष वाले के मन में निर्दोष 
स्पर्दा का भाव रहेगा, किन्तु सात्त्वक असतोष मे किसीके साथ सुकाबले का सवाल 
हो नही उठता । मनुष्य स्वतत्र होकर आगे बढने का प्रयत्त करता है। फिर राजसिक 
असतोप वाला मनुष्य राजसी वृत्ति से काम करेगा। वह दौड-धूप से भरा रहेगा। 
सात्तिवक भाव से प्रयत्न करने बाला शान्ति से--सौम्यता से काम करेगा।” 
डेढ वर्ष से ऊपर हो गया जब इस दरवाजे के अदर हम सब आए थे। उस रोज 
वा भी मेरे साथ थी और मेने आज्ञा की थी कि हम लोग बाहर भी एक साथ हो जाएँगे, 
मगर वह कुछ न हुआ । 


+# झौद्योगिक सहयोग मण्डल 


॥ नकम का, 0 ५; 
वा के वारे में सरकार की सकाई ड२७- 


जमादार हमें मोटर में इस्पेक्टर-जनरलू पुलिस के ऑफिस में ले गया। 
हम लोग सीढिया चढ रहे थे तब ऊपर के वरामदे नें से माताजी को जाते देखा । बेवी रे 
पेजश्ञाबव कर दिया था, इसलिए थे कपडे बोने गूसलसाने गई थी और बवहों से जा रही थी। 
उन्होने हमें नहीं देखा। आफिस के दरवाजे पर हम उनसे मिले ओर साथ ही भोतर गए। 

बेबी वडी सुन्दर रूगतो है । बह भूखी थी, इसलिए दूब पिलाने पर सो गई । 
थोडी देर में माताजी ने उसे जगा दिया । बह खेलने लूंगी, मगर बाद में रोने लगी और 
तूफान मचान रूगी। माताजी ने उसे सतरा चुसाया। शक्ुन्तला को बाते चली । 

हमे आशा थी कि दूसरी मुलाकात मिलेगी, सगर भण्डारों तो वम्बई चले गए 
थे। अदवानो इस वारे में कुछ जानते न थे। इसलिए यह तय हुआ कि खुद मोहनछालू 
बम्बई जाकर पता करे और माताजी को दौनणा के यहा छोट जाएँ । 

हम लोग दो बजे बहा से वापस लौटे । बापू तभी उठे थे। उन्हे सब बताया तो 
बातो में तीन वज गए। मुलाकात पूरी हुई है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योकि दुसरी मुला- 
कात की आशा है । 


१७६१ 


वा के बारे में सरकार की सफाई 


बापू रात भर सो नहीं सके । सुबह चार बजे उठकर बा-सम्बन्धी सरकारी 
उत्तर का जवाब तैयार करने लगे । 
२९ मार्च डंडे 
आज वा की मृत्यु पर लायड जार्ज का समवेदना-पत्र बापु को मिला । 


३० साचे ४४ 
आज पता चला कि हमें दूसरी मुदाकात न मिल सकेगी । बुरा ऊूगा। 
बापू ने अपना पत्र चुधारा | हम सबने भी उसे देखा। प्रार्थना के दाद बापु कहने 
लगे कि वा की अत्येष्टि-क्रिया के बारे में सरकारी पत्र में था--'पूछने पर पता चला कि 
पहले या दूसरे चुनाव में आपका किसी तरफ खास पक्षपात न था । और यह उनको 
खटका था । मेने और भाई नें इस वाक्य की ओर उनका ध्यान दिलाया था, संगर 
बापू ने आज इस वावय को पकडा और हम छोगो से कहने लगे, “में ध्यान न दू ता 
भेरे साथ झगड़ा करना चाहिए । अगर डरते रहोगे कि बापू का रदतचाप बढ जावेगा या 
बापू नाराज हो जावेगे तो सेरा काम नहीं कर सकोगे। 
३१ साचे ४४ 
प्रार्थना के वाद वायु सोए नहीं । सरकार को पत्र लिखते के विचार से इतने 


छ 


डर८ बापू को कारावास-कहानी 


भरे थे कि घूमने के बाद २०४। ११६ रक्तचाप निकरूा। स्नान करते समय भी 
“उसी विचार में लीन रहे । उसके बाद बाहर निकलकर लिखवाना शुरू किया । 

साढे छ बजे बापु मुझसे बोले कि मे उन्हे लिन्‌-पू-टाग की/किताब पढकर सुनाऊ, 
“मगर सेने उनसे आराम लेने को कहा--तब वे आख मूदकर लेटे और सो गए । 


१ अप्रैल “४४ 
मेने जब डा० गिल्डर से कहा कि बापू के पत्र का पाच बार सशोधन हो चुका 
है तो वे बोले, “छठी बार में सश्ोधन कराऊगा ।” उन्होने जो कमिया निकाली, वे मुझे 
भी खटकी थी। में एक पत्र तेयार करके बापु के पास ले गईं। उन्होने पत्र को खूब काट- 
छाट डाला था। हमारे सुधारों को समझकर वे घूमने गए। अपना सुधारा हुआ पत्र 
वे हमे दे गए कि जिससे हम उसे अच्छी तरह देख ले और दोनो में से जो पसन्द करे, वे 
उसे ही भेजने का निश्चय करेगे । हम लोगो ने दोनो पत्नो को सिलाकर एक तीसरा पत्र 
तेयार किया । बापू पौने दस बजे वापस आए तब डा० गिल्डर ने किये हुए परिवतंनो को 
पढकर उन्हे चुनाया। बापु ने स्वीकार किया। स्नानघर में मुझसे उन्होने वह पत्र पढकर 
सुनाने को कहा। उन्होनें उसमे कुछ और सुधार करवाए, यहा तक कि खाते समय भी 
सुधार करवाते रहे । बारह बजे पतन्न पुरा हुआ। भाई ने तीन बजे तक टाइप कर दिया और 
चार बजे वह साधारण डाक से चला गया। सोमवार को इसी पतन्न की एक नकरूू 
रजिस्ट्री से भेजी जावेगी । 
भाई रात गए तक पत्र की नकले टाइप करते रहे । चाहते हे कि सोमवार के 
लिए नकले तेयार हो जावे। नकलो के साथ परिशिष्ट भी दाइप की, यहा तक कि 
उनके सिर से दर्द हो गया । 
प्रभावहन के सिर में भी बडा दर्द रहा । उनमे खून की कमी है। मेने उन्हें लोहा 
सेवन करने को सलाह दी हैं। - 
२ अप्रैल ४४ 
सबेरे बायू को घडी देखन में देर हो गई, इसलिए छ बजकर बीस मिनट पर 
प्रार्थवा के लिए उठे, वह भी प्रभावहन के उठाने से। वे उस ससय साढ़े चार का 
समय समझ रहे थे । घटे और मिनट की सुइया देखने में भूल हो गई थी । 
घूमते समय बापू कहने लगे कि पिछले साल की निस्व॒त इस साल कम गर्मी 
पड रही है। पिछले साल उपवास के बाद मार्च मे पल्ला चलाना पडता था, मगर इस 
प्साल अभी तक पर की जरूरत नही हैं । 
बा की शिकायतो वाले बापु के पत्र से स्पष्ट किया गया था कि किस प्रकार बार- 
बार बा के लिए सहुलियते मागी गईं और किस तरह बार-बार कहने के बाद मौका निकल 
जाने पर सहूलियते ।मछो--इससे भण्डारी को चिन्ता हो गई कि कही उनपर विपत्ति 
न्‍न आ पडे, इसलिए वे अपने बचाव की खातिर आज आकर कहने लगे, “यह पत्र को क्या 


वा के बारे में सरकार की सफाई ४२९ 


बात हूँ ? आपने मुझे पहले क्यो नहीं बुलाया ? ” डा० गिल्डर बोले, “बुलाया तो था, 
सगर आप यहा नही थे ।” भण्डारी ने कहा, “दीनगा को इसीलिए पहले नहीं भेजा कि 
आप उनकी जरूरत नहीं समझते थे। ” गिल्डर बोले, “मेने तो आपसे कभी नही कहा कि 
दीनशा की सेवाओ की आवश्यकता नही । ” भण्डारी ने उत्तर दिया, “हा, वह तो ठीक 
है । मेने भी ऐसा कुछ नहीं कहा। संने यह कहा था कि उन्हे सलाह के लिए नही बुलाया 
जा सकता, क्योकि वे डिगरीधारी डाक्टर नहीं हे। पता नही, सरकार इससे क्या 
समझी ।” 

बापू बोले, “और दाह-क्रिया के वारे मे सरकार कहती है कि उसने पूछा और 
पता चला कि मुझे पहले दो चुनावो में कोई पक्षपात नही था, यह कया वात है ? ” 

भण्डारी ने जवाब दिया, “मेने तो शब्दश आपका सदेशा टेलीफोन पर पढकऋर 
सुनाया था । और मेने कुछ नहीं कहा । ” 

फिर भण्डारी भाई से पत्र लेकर डा० गिल्डर के कमरे में बैठकर पढने लगे । बापूकी 
मालिश पूरी करके डा० गिल्डर वहा गए और भण्डारी से बाते करते रहे । बापू ने सुझ- 
से कहलाया कि थे भण्डारी को भी एक पत्र लिखेंगे। में कहने गई तो भण्डारी मुझसे 

बोले, “यह पत्र लिखने से पहले मुझे बुला क्यो न लिया ? ” मेने बताया, “आपको बुलाया 

तो था, मगर आप चले गए थे। में तो जुद आपसे मिलना चाहती थी, क्योकि आपने कहा 
था कि माताजी से मेरी दूसरी मुलाकात हो सकेगी । ” वे बोले, 'हा-हा, वह तो अदवानी 
कर सकता था।” मेने कहा, “अदवानी से कहा था। उन्होने कहा कि वे कुछ नही कर 
सकते ।” भडारी बोले, “मुझे तो लगता हैं कि उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती 
थी ।” डा० गित्डर ने बतलाया, सुशीला का भाई आयड्भर के पास गया था, वहा 
से न! मिली।” भण्डारी बोले, “में करता तो ऐसा न होता । ” 

मेने कहा, 'सेरी माताजी इस समय वस्बई से हे । यहा आने वाली हे। बापू ने 
उन्हे इलाज के लिए दीनज्ञा के यहा रहने को कहा हैं । इसलिए आप अब भी कुछ कर 
सकते हो तो करे। ” वे कहने रंगे, “उनके आने पर मुझे खबर करना। ” बाद में उन्होने 
किया-कराया कुछ नही । 

सुबह बापू से भण्डारी को पत्र लिखा। शाम को भडारी स्वय आए और फिर बही 
बाते कहने लगे, “दीनशा के बारे में सेने पहले समझा था कि आप उसे डाबंटरी सलाह के 
लिए वुलते होगे। इसीलिए मेने कहा था कि उसे बुलाया नहीं जा सकता ।“ बापू बोले, 
“मंत्र तो आपसे स्पष्ट कहा था कि वह डाक्टरो,के नीचे काम करेगा।” भण्डारी ने कहा, 
/ज्ञब आपने यह कहा तब मेने उसके आने की इजाजत भागी थी।” छाप वाले, 
“बा तो बहुत दिनो से कह रही थी। मुझसे जैसे ही आपने पूछा, सेने स्पष्ड कर दिया 
था कि वह आकर क्या करेगा ।” 

भण्डारी कहने लगे, “वा ने पहले अदवानों से कहा था कि दीनशा को भेजो । 
अदवानी ने मुझसे कहा या नहीं, यह मुझे याद नहों। में १७ जनवरी को आया। 


“४३० बापू की कारावास-कहानी 


बाद ही वा ने मुझसे कहा। बा के कहने पर तो मेने कुछ किया नहीं, मगर आपके कहने 
“पर फौरन अमल किया । ” बायू बोले, “मेने तो हताश होकर सरकार को लिखा था; 
क्योकि जबानी कहने का कोई असर देखने में नही आया ।” भण्डारी ने जवाब दिया, 
“यह पता चलते ही कि आप उन्हे सलाह के लिए नही, वल्कि इलाज और एनोमा या 
मालिश करने के लिए बुलाते हे, मेने उनके आने का इतजाम किया (” डा० गिल्डर 
ने बताया, “मयर सलाह के लिए उन्हे बुलाने का कभी सवाल ही नही उठा ।” 

दाह-क्रिया के बारे में भी भण्डारी ने कहा, मेने तो अक्षरश आपकी दरख्वास्त 
उन्हे सुना दी थी। कल जाकर से सब कागजात देखगा। आपको उत्तर को जल्दी तो नही 
हैँ न ?” धापु ने कहा, “नही ।” अपने ओर कागज़ो के साथ भण्डारी बापु का कल वाला' 
पत्र भी माग गए । 

बापु ने कॉसिल आव स्टेट सें दिये गए कोनरन स्मिथ के चक्तव्य के बारे 
मे भी एक पत्र सरकार को लिखा। शर्मा को बुलाने की तारीख उन्होने ९ फरवरी 
८ताई थी, जब कि ३१ जनवरी के अखबारो में शर्मा का नाम आ गया था और ३ 
फरवरी को फिर से याद दिलाई गई थी । 


४ 99 :४ 


बापू की जागरूकता 


३ अप्रैल 'डंड 
भाई ने आज भी काफी टाइप का कास किया । वापू का सौन है। वेबल 
का उत्तर आया है जिसमें मुझे तो सूखी न लूगती हैं। मीराबहन और भाई उसमें 
से कुछ आज्ञाजनक अर्थ निकालने की सोच रहे हे ॥ अभ्यास के तौर पर बापू ने उसका 
उत्तर लिखने को कहा । परसो वाले पत्र की आज एक नकल रजिस्ट्री से गई । 
डा० गिल्डर को थोडा बुखार है। 
४ अप्ररू 'डंड 
आज सबका वज्धन लेने का दिन हैं। डा० गिल्डर का वज्धन ६ पौण्ड घटा । 
मनु का और सेरा वही-का-वही रहा । मीरावहन और बापू एक-एक पौण्ड घटे । प्रभा- 
बहन और भाई का वज़न बढा ॥ ० 
वा की समाधि पर सीरावहन ने शखो का हे रास बनाया । हस लोगो ने झास 
को देखा । 
मीरावहन से अपना उत्तर पाठरूप सें लिखकर दोपहर में वायू को दिया। 
सेने भी चालोस सिनट से अपना जबाब लिखकर वापू को दिया । उन्हे अच्छा लगा। 
शाम को घूमते समय पाकिस्तान की वात होने लगी । वापू कहने लगे, “मेने 


बापू की जागर्कता ४३९ 


कहा है कि जिसे में पाप समझता हू, उसमें हा! कैसे करू । मगर तुम्हे लेना हो तो 
लो तुम्हे कौन रोक सकता है। में गो-ह॒त्या को पाप मानता है, मगर उप्तके लिए 
मुसलमानों के साथ झगडा नहीं करता । अपनी वात में उन्हें सुना देता ह । उन्हे वह 
चउभती नहीं। खिलाफत के दिलों में में उनसे कहता था कि सिराफत तुम्हारे गाय 
हैं। में उसे अपनी गाय मानता हू । सेनी गाय को तुम अपनी गाय मानो । नगर मुझे 
तुम्हारे साथ योदा नहीं करना हैँ । जो करना है, अपने आप करो । एक साल तक 
यह चला भी । लाखों गाए बची । मुसलमानों ने अपने-आप उन्हें बचाया ।” 


५ 

डा० गिल्डर ने अपना उत्तर लिखकर आज वापू को दिया। भाई तो रात 
उत्तर लिख चुके थे । आज उसे टाइप किया । 

झाम को चार बलजें बापू प्रभावहन की डायरी देखते-देखते उन्हे गुजराती 
भाषा के बारे में और बाद में इूंसरी और ट्तें बताते रहे । एक घदे तक उनकी बात 
चलती रही । में भी सुनती रही । ग्द में उन्हीं बातों का विचार आता रहा । 

आज सुबह खाने के कमरे से जाते समय वापू ने देखा कि बहा लिखने की मेज 
पर खाने का सामान रखा ह। उन्हें वह चुभा और सबको उन्होंने ऐसा न करने की 
हिदायत दी, “लिखने की मेज पर यह सव सामान देखा तो मुझे चुभा। मुझे लगा कि 
कटेली को भी बुरा लगता होंगा, मगर हमें बुरा न लगें, इसलिए वे कुछ कहते नहीं । 
पे उन्हें इस परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। उनसे मेहरबानी भी नहीं चाहता । 
वे मेहरवानी करके हमें यह मेज इस तरह इस्तेमाल करने दें तो उससे तो बेहतर यह 
है कि हम उसे काम में न लें । इसीलिए मेने यह हिदायत की । पहली वात तो यह हैं 
कि कटेली से पूछना चाहिए । उन्हे इसके इस तरह इस्तेमाल में लाने में कोई हर्ज न हो 
तो मुझे भी नहीं है । मुझें खुश करने के लिए तुम कुछ न करो । 

मीराबहन ने कटठेली से वात की । परिणामस्वरूप वहा सगमरमर की एक 

मेज आ गई और लिखने की मेज कोने में चली गई । उस मेज के खाने इस्तेमाल किये 
जाएगे । दूसरा सामान सममरमर की मेज पर रखा जावेगा । 


एू जग्नेल ४४८ 


| 


# 


१5 


 जप्य डे 


जेल में दूसरा राष्ट्रीय सप्ताह 


६ अप्रैल 
आज राष्ट्रीय सप्ताह शुरू होता है । कल़ शाम बापू बता रहे थे कि सन 
से उन्होंने ६ अग्रैल के दिन सत्याग्रह को जन्म दिया और रोल एक्ट का 


डइ३्२ बापु की कारावास-कहानी 


के लिए प्रार्थना, उपवास ' और हडताल का एलानू किया। देशन्भर में जबदेस्त 
हडताल हुई । उससे पहले हडताल शहरो में ही होती थी । अब देहातो मे भी आरस्भ 
हुई । हडताल का निश्चय जिस समय किया गया, उस ससय वक्‍त इतना कम 
था कि लोगो तक सदेश पहुचाना कठित था । मगर इस चीज में ईइवर का हाथ था। 
इसलिए जागृति की लहर तो अपने-आप ही लोगो में फेल गई और छ अप्रैल को देशभर 
में व्यापक हडताल हुई । अधिकाधिक सख्या में लोगो ने २४ घटे का उपवास किया । 
हडताल कई-कई स्थानों में १३ अप्रैल को मनाई गई। लोगो की माग थी कि सत्याग्रह करने 
से पहले एक हफ्ते का समय और दिया जाय ताकि सत्याग्रह के लिए कुछ तैयारी की जा 
सके । अमृतसर में सारा हफ्ता सनाया गया। लोगो को मान्यता थी कि १३ तारीख को 
जनरल डायर द्वारा गोली चलवाने से पहले सरकार ने ड॒ग्गी पिटवाकर घोषणा की कि 
जलियावाला बाग में सभा होगी और वहा जो आदमी भाषण करने वाला था, वह सरकार 
का ही आदमी था। इस तरह लोगो को वहा इकट्ठा करके, बिना किसी तरह का नोटिस 
दिये, डायर ने उनपर गोली चलवाई। वह तो सशीनगन हलानें वाला था, केकिन 
गली तग थी, इसलिए नहीं ला सका। बाद सें उसने स्वयं कवूल किया कि अगर 
वारूद न खत्म हो गई होती तो वहु गोली चलवाता रहता । 

प्रभाबहन ने पुछा, “उसे सजा नहीं हुई ?” बापू ने उत्तर दिया, “जाच करवाई गई 
थी और कामन्स-सभा ने उसे जनरल के पद से हटा दिया, किन्तु लार-सभा ने उसका 
स्वागत किया ओर उसे हीरो से जठित तलवार भेंट की ।” भाई बोले, “बमिघम नगर 
के निवासियों ने भी उसका ऐसा हो स्वागत किया था । आइचर्य है कि उस समय को इन 
घटनाओ के बावजूद भी अगस्त १९४२ के समय सरकार हमारे लोगो से बस्बई में सडकों 
पर झाड़ू लगवा सकी ।* 

प्रभावहन ने कहा, बिहार में ऐसा ही हुआ ।” बापू बोले, हा, एक 
तरफ सारे देश में जागभ्रति आई हैं और दूसरी तरफ यह हैं कि लोग आज भी डरकर 
ऐसे काम कर देते हैं । मगर बात तो यह है कि उस वक्‍त लोग सरकार के डर से थर- 
थर कापते थे । आज दो वर्ष से सरकार का जो दमन चल रहा है, उसके सामने रौलट 
एक्ट और जलियाबाला बाग कोई चीज नही हैं। तो भी छोग इस समय कापते नहीं: 
है, उनपर इसका कुछ भी असर नही हुआ है ।” 

धापु एक और अवसर पर बात करते हुए कहने रूगे, “सरकार की इतनी सख्ती 
के परिणाम से काग्रेस बहुत ऊऋची उठ गई हैं। आज सब काग्रेस का ही नाम लेते हैं । 
दूसरे दलो के ठोग सरकारी झझटो में नहीं पडते । पडें तो बहुत कुछ उन्हे मिले भी । 
लेकिन ऐसे दलो के लोग समझ गए हे कि इससे देश को कोई फायदा नहीं होने का ४ 
देश के लिए कुछ करना हो तो वह काग्रेस के ही मार्फत हो सकता है। इसीलिए सभी 
लोग कांग्रेस को रिहा किये जाने की माग करते हे ।” 

आज सभी का २४ घटे का उपवास रहा । सुबह छ से ज्ञाम के छ. बजे तकः 


जेल में दूसरा राष्ट्रीय सप्ताह ४३३ 


४ 
अखण्ड चर्खा चलाया । मेने, भोरावहन ने और भाई ने दो-दो घटे, मनु ने साढे तोन घटे, 
अभावहन ने ८ घटे तथा बापू और डा० गिल्डर ने एक-एक घटा काता। 

बापू ने सुबह प्रार्थना के वाद उठकर वेवल के पत्र का उत्तर तैयार किया। 
हम सबको वह जरा तीखा रूगा, मगर यापू को रूग्रता था कि दूसरा रास्ता नहों है । 
कहने लगे, “वह पतन्न तीखा है ही नहीं ।” स्तान के बाद उसे फिर से पढा । दोपहर को 
आई ने कच्ची नकल टाइप की । सेने उन्हे लिखवाया । 

मेने और भाई ने बापू से कहा, “इस तरह का पत्र न लिखें तो क्‍या हर्ज हैं ?” 
वे बोले, “लिखना तो चाहिए। न लिखू तो मे नीचे उतरता हु और लिखू तो ऐसा ही 
लिख सकता है (” 

रात को डा० गिल्डर प्रार्थना के वाद बोले, “यह पत्र लिखने का हेतु क्या हूँ ? 
बया आगे के लिए पत्र-ब्यवहार बन्द करने का ?” बापू ने कहा, “हा, यह परिणाम 
हो सकता है ।” डा० गिल्डर ने कहा, “मगर इसका असर क्या होगा ? न सिर्फ आप, 
बल्कि सारा आदोलन, सारी लूडाई बदनाम होगी । 

बापू ने कहा, हा, वह भी हो सकता है । लोग कह सकते है कि इस क्रादमी 
से तो हमारी कभी पट ही नहीं सकती । इसके साथ बात क्या करना ? मगर इस उर 
से कि जगत कया कहेगा, सत्याग्रही कभी कोई काम नहीं करता । बाइसराय के पत्र 
में में कोई रास्ता खुला पाता ही नहीं हु । देखू तो झट कूद पड़ू। जैसा उसका पत्र हूँ, 
चैसा ही जवाब होना चाहिए, ताकि वह समझ ले कि में उसका अर्थ समझ गया हू । 
अगर कोई रास्ता निकलना भो होगा तो इसी तरह मिकलेगा ।” 

बापू फिर दक्षिण अफ्रीका की बात करने लगे कि कंसे स्मद्स ने वहा उनसे 

बात करने से भी साफ इन्कार कर दिया । बे ट्रान्सवाल पर चढाई कर रहे थे और ३,००० 
आदमियो को अपने हाथो खिलाते थे । स्मद्स ने कहा, “बात करना है तो यहा से लौट 
जाओ ।” मगर उन्होने ऐसा नहीं किया । वे और आगे बढे । अन्त में उसे उनके 

साथ समझौता करना पडा ॥ 

बापू कहने लूगे, उस लडाई के आरम्भ में सब लोग मेरे विरुद्ध थे। वा समेत 
सोलह आश्रमवासियों को लेकर मेने लडाई शुरू की । जो छोग मेरे साथ चर्चा करते, 
उनसे में कहता, भाई, में कहा यह लूडाई चला रहा हू । भगवान्‌ मुझसे जो कराता है, 
में करता हु! आखिर छ महीने में उस लडाई का सफल अन्त आया। सत्याग्रह का यह 
नियम हैं कि कोई क्या कहेगा' इस विचार से सत्याग्रही कभी कोई कदम न उठावे । 
में सच्चा हूगा तो मेरे हाथो हिन्दुस्तान का बुरा कभी होने वाला नहीं हैं । अभी में जो 
कहता हू, उसे घमण्ड न माना जाय, मगर मुझे विश्वास हैँ कि हिन्दुस्तान का कोई 
कुछ विगाड नहीं सकता १ विगाड़ू तो से ही विगाड सकता हु । में कभी हिन्हुस्तान 
को विगाड़गा नहीं । लोगो को लगे कि मुझसे निभ ही नहीं सकती तो वे मुझे छोड सकते 
है । में तो नाचूगा । में तो यहा बैठा हु। उन्हें जो करन है, करें ।” 


२८ है 


डेइेड बापु की कारावास-कहानो 


डा० साहब बाद में कहने लगे, “बापू जब सत्याग्रह के कानून की बात करने 

लगते हे तब हमारा मुह बन्द हो जाता है ।” 
७ अप्रैल डिड- 

सुबह घूमते समय मेने बापू से पुछा कि जिस सत्याग्रह की बात वे कल कर रहे थे, 
व्या वह दक्षिण अफ्रीका का आखिरी सत्याग्रह था ? उन्होने जवाब दिया, “हा, वह 
आखिरी सत्याग्रह था। शुरू किया गया था १६ जनो को लेकर, मगर वह जगल की आग की 
तरह फंछा और इतना प्रचण्ड साबित हुआ कि छ महीनों में समझौता हो गया'। हमारी 
गेरहाजिरी में बच्चो ने फिनिक्स का आश्रम चलाया। देवदास और प्रभुदास-जैसे १२- 
१२ बरस के लड़के रह गए थे और १६ बरस से ऊपर के सभी जेल सें थे। पहाड-जैसे. 
जुलू छोग आसपास पड़े थे। गोरो का मिजाज इतना विगड रहा था कि कुछ ठिकाता 
न था, मगर बच्चो के साथ करता करना कठिन था। बच्चों का काम बहुत अच्छी, 
तरह चला। जोहान्सवर्ग के दपतर का कास मिस इलेज़न ने सभाला। वह करोब २२ 
वर्ष की थी, मगर बडे-बूढे तक उससे सलाह लेने आते थे। उसने वास्तव में, अद्भुत 
काम किया-- हिसाब सभालना, लडाई चलाना और 'इडियन ओपीनियन प्रकाशित 
कराना, यह्‌ सब उसके जिससे था । उसके लेख भी उन दिनो अद्भुत हुआ करते थे ।” 

में बोली, “यह तो यही हुआ कि उन दिनो उसकी जीभ में सरस्वती आकर 
बेठी थी ॥” 

बापू ने कहा, “बस यही है, नहीं तो उसने इस तरह का काम न पहले किया 
था, न बाद में ४ 

भाई को बापू वाले मसविदे से सतोष नहों था, इसलिए उन्होने एक नया तैयार 
किया है । खाने के समय बापु उसे लेकर बेठे और मुझे एक नया ही पत्र लिखवा डाला॥ 
तीन बजे मेने, मीराबहन ने और भाई ने अपने-अपने सुझाव उनके सामने रखे ॥ 
बहुत-से सुधार किये गए और ७-८ बजे बापु ने फिर से नया पत्र लिखवा डाला । लिखाते 
समय भी सुधार करवाते रहे । आठ बजे घूमने निकले और २० मिनट घूमे । रात को 
विचार आया कि डा० गिल्डर की भी राय ली जाय और सुधार किये जाय। चाहते 
थे कि पन्र आज चला जाय अथवा न जा सके तो कम-से-कम पुरा तो हो ही जाय। 

डा० गिल्डर करू सुबह ॒वापु के सामने अपने सुझाव पेश करेंगे। 


८ अप्रैल ४४ 

बापू ने अपने पत्र में कहा हैं कि समानता के बिना सहयोग नहीं हो सकता । 

डा० गिल्डर ने अपने सुझाव में इसका विरोध किया । इसी तरह बापु ने लिखा है कि' 
हाकिस और रैयत एक होकर काम नहों कर सकते ।॥ इसका विरोध भी डा० गिल्डर 
ने किया। बापू ने कहा, “सचमुच राजा-प्रजा एक मच पर नही इकट्ठे हो सकते ।: 
जब ऐसा सम्भव नही होता तब राजा प्रजा का सेवक बन जाता है, राजा नही रहता । 


जेल में दूनरा राष्ट्रीय सप्ताह ४३५ 


अनेक राजतत्रो की चर्चा करते हुए बापू ने कहा, “इस्लेण्ड, अमेरिका या रूस-- कहीं 
भी राजा-प्रजा में सच्चा सहयोग नहीं है ।” दाद में उन्हे विचार आया कि कभो-क्ी 
ऐसी परिस्थितिया भी आ सकती हू, जब राजा-प्रजा में तथा स्वामी-सेवक में सहयोग 
हो सकता हैँ । 

घूमते समय बापू ने हम छोगो को समझाया, “मानों कि एक मालिक बिलकुल 
भृण्डा हैं और नौकर पर जुल्म करता है। सगर एकाएक सर्प निकलता हैँ और दोनो 
पर हमला करता है । तब वे दोनो सहयोग करेंगे और मिलकर सर्प को मारेंगे । इस 
तरह अनेक परिस्थितिया ऐसी हो सकती है, जिनमें असमान व्यक्तियों या दलो में सह- 
योग हो सकता है, इसलिए मेरा यह कहना कि सच्चा सहयोग समान दलो में ही हो सकता 
है, ठीक नहीं हैं । यह सच है कि इस खास जगह पर समानता के बिना सच्चा सह- 
बोच नहीं हो सकता, मगर सामान्य नियम के रूप में यह चीज सच्ची नहीं है । मुझे 
यह बात सूझनी ही चाहिए थी, मगर हम सव अक्सर ऐसी भूल करते हे और झट सामान्य 
नियम पर आ जाते है । अगर मेरा यह पत्र ज्यो-का-त्यो चला जाता तो मेरी हसी होती । 
डा० गिल्डर ने तो सिर्ण इज्चारा किया, मगर अब मे उनसे भी आगे जाता हु । अब यह 
पत्र नया ही लिवास पहनेगा और छोटा भी हो जावेगा ।” 

स्ेरे घूमकर, फूल चढाकर ऊपर आए और स्नानादि के बाद बापू पत्र लेकर 
बैठे । वारह-साडे बारह बजे से लिखाना आरम्भ किया। पत्र दो बजे से पहले पुरा हो 
गया । 

बापू ने कल से प्रभावहन को गीता का उच्चारण सिखाना आरम्भ किया है । 
आज उन्हें और मनु को २० मिनद सिखाया, साथ हो सस्छृत भी पढाई । 


९ अप्रैल ४४ 

खाने के समय रोज की तरह रामायण वगेरह पढा । आजकल बापू थके-से 
रहते है । रामायण दो-चार मिनट पहले ही बन्द कर देते हे । पहले वे नियत समय से 
अधिक पढा करते थे। मेने पूछा तो बोले, “रामायण में रस तो और ज्यादा आता 
हैं, मगर आजकल शबित कस है।” 

खबर मिली हूँ कि प्रभावहन को मगलूवार के रोज भागलपुर भेजने का हुक्म 
आया है । बापू की वात सच निकली कि एक-न-एक दिन प्रभावती को जाना हो होगा । 

बापू कहने लगे, “यह तो वस चलने का आरम्भ हैं । इसरा नम्बर मनु का होगा, 
पीछे बाको सबको यहा से हटावेंगे । मेने तो तीन चीज में भविष्य कहा हैँ । तीनो होने 
ही वाली हूँ। छेकिन इसमें भविष्यवेत्ता की बात नहीं हैं, केवल अनुभव की ही है ।” 

मेने प्रभावहन और मनु के लिए एक डिब्बे पर चित्रकारी करनी शुरू कौ है, 
कल सुवह पूरी होगी । 

सुबह भण्डारी आए थे। उस समय प्रभावहन के वारे में कुछ नही कहा । 


४३६ बापू की काराबास-कहानी 


आयद बाद में खबर आई होगी । 
१० अप्रैल 'डंड 
प्रभावहन को करू सवा पाच बजे जाना है । वडी हिम्मत से काम ले रही है । 
बापू का मौन उन्हे आज वहुत अखर रहा हैं । उन्होने हो आज बापू की मालिश वगैरह की । 


११ अप्रैल ४४ 

सबेरे उठते ही प्रभावहन कहने लगीं, “करू इस वक्‍त में कहा हूमी । बापु, 
अब तो थोड़े ही घटें रह गए ।” बापु बोले, “इसी तरह थोडे मिनट रह जाएगे और 
फिर तू चली जायगी ।॥” 

घूमते समय बापू बोले, “तेरा जाना चुभता तो हैं। एक तरफ से रूगता है कि 
सू यहा पर रहती तो तेरा अभ्यास वगेरह अच्छी तरह से चरूता । दूसरी तरफ से खुशी 
होती हैं कि भले तू जावे । यहा पर तो सुख का जीवन बन गया है । जेल में हम तकलीफें 
सहन करने के लिए जाते हूँ, तपरचर्या करने जाते हैं । यहा तकलीफ नही है । दूसरी 
जगह तुझे कुछ तकलीफें तो सहन करनी पडेंगी | मेरी दृष्टि से वह इष्ठट है । मेने तुझे 
समझाया है कि कंसे अपने-आप अभ्यास किया जाता हैँ । छेसा करेगी तो तेरा कल्याण 
ही हे ।” 

सुबह नाइते के समय और बाद में खाने के समय प्रभावतीबहन बवापु से कुछ 
अदत पूछने लगी । 

बापू को लगता है कि सम्भव है, थोडे दिनो बाद विहार सरकार प्रभावती को 
छोड दे । छूटने के बाद वह क्‍या करेगी, इस बारे में वे ब्रोले, “से यहा बंठा तुझसे बहुत 
नही कह सकूगा । बाहर का क्‍या वातावरण हे, दूसरे कार्यकर्ता व सिन्नगण क्‍या 
'राय देते हे--वह सब देखकर तू तय करेगी । इतना कहे देता हु कि आज जेल जाने 
की खातिर जेल जाने की बात मेरे पास नहीं ॥ मगर तू देखे कि वाहर रहकर कोई काम 
ही नहीं कर सकती, खादी का काम भी नहीं कर सकती, तो जेल में जायगी । जेल से 
बचने की खातिर त्‌ कुछ न करेगी । काम करते-करते तुझे पकड लें तो भले पकड लें । 
मगर मुझे लगता है कि तुझे इस बारे में विचार करने में कुछ कठिनाई नही आने वाली ।॥ 
वातावरण सें से तू अपना रास्ता अपने आप दृढ़ लेगी ।” 

साढे बारह बजे से लेकर अढाई-तोन बजे तक कठेली ने प्रभावहन के सामान 
की तलाबीी ली । पीछे सब सामान बन्द करके चाभी अपने साथ ले गए । जो सिपाही 
अभावतीवहन को लेने आवेंगे, उनके मुखिया को वे चाभी दे देंगे। प्रभावतीवहन कहती 
थीं कि इतनी वारीकी से उनको तलाशी आज ही हुई है । 

तीन बजे के करीब कटेलो साहव आए-- कहने छूगे, “अभी-अभी टेलीफोन 
आया है कि जिस गाडी से प्रभावहन को ले जाना था, वहु आज नहीं जा रही है । 
अब उन्हे कल सुबह दस बजे तैयार रहना होगा ।” हम सब बहुत खुश हुए । 


जेल में दूसरा राष्ट्रीय सप्ताह ८३७ 


प्रभावहन के पास रास्ते में पहनने के लिए रगीन साडी नहीं है। बदूल के 
रग में रगी एक साडी, जो वा ने दो-एक महीने यहा पहनी थी और मुझे दी यी, मेने उन्हें 
दी । उन्होने वापु को दो घोतिया, एक तौलिया, एक छोटा रूमारू और उनके सूत की 
आदी भी लो । 

१२ अप्रैल 'डंढ 

सुबह उठे तो लगता था कि कौन जाने आज भी प्रुल्सि जाना मुल्तवी कर दे । 
घूमने के वाद प्रभावहन भोर डा० गिल्डर ने बापू की मालिश की । मेने डिब्बे पर चित्र 
पुरा किया । सबको बहुत पसन्द आया। प्रभावहन इस है राम' वाले डिव्वे में वा का 
कोई चिह्न रखेंगी । 

ऐसा लगता था कि बापू स्नानघर में होगे, तब प्रभावहन चली जावेगी । पर 
जब कोई नहीं आया तो वापु ने हम दोनो को खाना खाने के लिए भेज दिया। १श॥ बजे 
वापू सोने के लिए लेटें। बे कह रहे थे, “अगर आज नही ले जावेंगे तो कल में भेजगा 
नहीं ।” 

इतने में खबर मिली कि भोटर आ गई है और सामान नोचे जा रहा है। बस उठे। 
प्रभावहन तार के अन्दर से जाकर समाधियो को प्रणाम कर आईं। में और मनु साथ 
थीं। हम सब उन्हे पहुचाने दरवाजे तक गए। एक बडी-सी पुलिस-लारी खडी थी। 
उसमें करीब आधे दर्जन सिपाही और एक मेट्रन थी । वह तो यहा सुबह से हो आकर 
बेठी थी । 

प्रभावहन ने बडे धोरज से काम लिया, सगर तार के दरवाजे से बाहर जाने 
के चाद मेने उन्हे साडी के पलले से आख पोछते देखा । कया स्थिति हैं कि मन का दुख 
हलका करने के लिए अगर आसू भी आदें तो इतने लोगो में उनकी नुमाइश होगी, इस 
डर से उन्हें रोकना पडता है । आखिर जेल जेल है ओर कैद कंद ही हैं ' 

एक बजे उन्हे विदा करके हम लोग ऊपर आए । प्रभावहन के जाने से घर इतना 
सुना हो गया है कि वा के अवसान के समय का-सा वातावरण फिर वन गया है । 

बापू तोन दिन से शाम को इतना थक जाते हे कि बडे धीरे-धीरे चलते हे । अच्छा 
नहीं लगता । विचार आता था कि क्‍या किसी रोज सचमृच इतने दुबे हो जाएंगे 
कि इतना धीमा चरछें ! 

१३ अप्रैल डंडे 

आज राष्ट्रीय सप्ताह पुरा हुआ। सुबह से प्रभावहन की याद आ रहो है। 
बेचारी को रास्ते की गर्मी में उपवास भारी पडेगा। वापू ताकीद करने वाले थे कि 
रास्ते में मोसम्वी का रस तो ले ही, मगर कहना भूल गए । आशा रखते हे कि वह 
लेगी । रास्ते में काता भी होगा । उनकी गरहाजिरी में आज भी १२ घटे का अखण्ड 
चर्खा चलाया, मगर सूृत छ तारीख वाले दिन से बहुत कम निकला, क्योकि उस दि 
प्रभावतीवहन ने ८ घदें काता या। दो हजार से ऊपर के तार तो उन्हीके हो गए थे । 


डइ३८ बापू की कारावास-कहानी 


बापु का लिखा हुआ टॉटेनहम के पन्न का उत्तर आज डाक से गया । छ तारीख 
को उसका पत्र आया था। बापु ने दिन से बिल्कुल आरास नहीं लिया । उपवास सी 
था। ज्ञाम को उनकी कमजोरी के कारण घूमते समय कुछ कम धीसे चलते थे । 
याव घसीटकर चलने जैसी बात न थी। पिछले दो दिन की कमजोरी का कारण मुझे तो 
हल्का बुखार लूगता हे। परसो प्रभावहन ने रात से उनसे कहा था, “बापु, रूमता है 
कि आपको बुखार हे ।” बापु ने हसकर टाल दिया । सगर कल रात को उन्हे खूब 
यसीना आया । पसीना आने का दूसरा कोई कारण न था, बुखार उतरा होगा। सो 
आज जब कि उपवास था, बुखार न होने से शक्ति अधिक लगी । 

शाम को सवा सात बजे झडा-वदन हुआ । बहा से सीधे फूल चढाने गए, घूमे, 
प्रार्थना इत्यादि के बाद सोने की तैयारी की। बापू आज कहने लगे, 'जो आदमी प्रार्थना 
के समय नियस का पालन नही करता, सेरी दृष्टि से बहु दूसरा कोई नियम पालन नहीं 
कर सकता ।” 

डायरी लिखने की चर्चा करते हुए वोले, “भले लगे कि यह काम तो रोज करते 
है, इसे लिखने में दया फायदा, तो भी लिखने सें फायदा तो है हो । आखिर सूर्य रोज 
निकलता है तो वहु भिकम्सा थोडे ही है । हम अपना कार्यक्रम व्यवस्थित बना लें, समय 
धर सब काम करें तो पीछे डायरी लिखने में कोई मुदिकल आ ही नही सकती । हम अपना 
कास यन्त्र के समान समय पर करें, सगर यन्त्र बनकर नहीं । यह सब प्रकार की प्रगति 
और सफलता के लिए अमोघ शस्त्र हैं (* 


* ७9६ ६ 


बापू को मलेरिया 

१४ अप्रैल “४४ 
प्रात' हमेशा की तरह प्रार्थता के लिए उठे । नाइते के बाद घुमने गए । खाने 
के बाद मेने उनके साथ रामायण पढ़ी, फिर भाई के साथ शेक्सपियर पढ़ा । पीछे 
'सो गई। ढाई बजे उठी तो देखा कि भाई ने मोहनलाल का एक पन्न बापू को दिया। 
उसके साथ और कई कागज थे । में मनु को सिखाने दुसरे कमरे में चली गई । बापु 
पेट पर मिट्टी रखकर वह पत्न पढने रूमे । तभी आकर भाई मुझे बताने लगे कि पत्र 

पढ़ते समय बापू के हाथ बहुत ही काप रहे थे। 
तीन बजे बापु की आवाज सुनी । मुझे लगा कि भाई के साथ बातें कर रहे 
हैं। सगर मनु ने कहा--नही, तुम्हे बुला रहे हे। में गई तो कहने लगे, “पूरी दस आधाजें 
दी है। पेशाब की बोतल ले आ।” मुझे बडा दुख हुआ । देखा कि बापू काप रहे 
हैं। पूछा, “क्या हुआ बापु ?” कहने लगे, “बुखार आवेगा। बोतल लाई ?” बाद में 


बापू को मलेरिया ४३६ 


समेने उनकी पीठ ओर मनु ने उनके पैर दवाएं। पेट पर मिट्टी रखते हो बापु को सर्दी लगने 
'छगी थो। उठकर किसी तरह पिछला दरवाजा बन्द कर आए, मगर गुसलखाने 
जाने की हिम्मत न हुई, गिर जाने का डर रूगा और इसीलिए मुझे आवाज दी। मन- 
ही-सन में मिइह्चय किया कि कुछ भी हो, वापु को अकेले छोड के नही जाऊगी । जो कुछ 
'करना होगा, यहीं वेठकर करूगी और दूसरा कोई पास बैठा होगा तभी उठकर जाऊगी । 
थोड़ी देर वाद उनका कापना कम हुआ । बुखार ९८ ६ डियरी था। ब्लड- 
'स्लाइड' लेने का विचार किया। स्‍्लाइडें घर में न थीं। कटेलो से कहकर अस्पताल से 
मगवाई । चार बजे खून की फोटो (8006 57८४७) लीं। उस समय बुखार 
१०२ ६ डिगरी था ।/ पाच बजे भण्डारी आए। तब बुखार १०३ ६ डिगरी था। मेने, 
भण्डारी और डा० गिल्डर ने बापू से कुनीत लेने को कहा। मगर वे कहने लगे, “कल 
बुखार आवेगा तो लूगा।” हम सबने कहा, “मगर कल तो बुखार की बारी हँ न ?”चे 
बोले, तो परसो सही । अगर परसो बुखार आया तो में कुनोन लेने में हुज्जत नहीं 
'करूगा । में मानता ६, आज दोपहर को मेने कुछ भी न खाया होता तो बुखार आने 
बाला नहीं था । अब मुझे खाना छोडने का उपचार करके देखने दो ।” आखिर हम 
“लोगो ने आग्रह छोड दिया । बुसार में उनके साथ दलील करके उन्हे थकाना ठीक 
'नहीं लगा । 
भण्डारी के जाने के बाद वापु को सरसाम होने के कुछ आसार दीख पडे । बापु 
'पाच-पाच, दस-दस सिनट पर समय पूछते थे। एक वार तो ह॒ठपूर्वक पेणाव करने गुसलू- 
खाने गए । वाद में उन्हे यह बात याद तक नहीं रही । साढे पाच बजे हम लोगो से घूमने 
ज्जाने को कहने लगे । उन्हें लगा कि साढे सात वज गए हु । छ बजे बुखार उतरना शुरू 
हुआ रात को नौ बजे ९९ ६ डिगरी था। पसीना खूब आया । नींद भी अच्छी ली। 
खाने में नीवबू का पानी तथा झहद लिया । 
१५ अप्रैल “४४ 
आज महादेवभाई का मृत्यु-दिन है। में सोचती हूँ कि वापु के बुखार के 
'क्रारण वे कितने घबरा गए होते ओर वा का तो न जाने क्‍या हाल होता 
कल वापू कह रहे थे, “अच्छा हुआ, वा के सामने मुझे बुखार नहीं आया, नहीं 
'तो वा तुम सबको मेरी सेवा में धकेलती ओर खुद किसीकी सेवा न लेती ।” मेने कहा, 
“बह तो है ही । मगर वे तो उससे भी आगे जाती । बीमार होकर भी वे उठकर आप 
की सेवा करने लूगतीं ।” बापू बोले, “हा, वा का काम ऐसा ही है ।” 
फिर जरा सम्भले। कहने लगे, “मेने कहा, ऐसा हे, मगर कहना चाहिए था 
'हँसा था ।' ” से बोली, “आपके लिए तो वा आज भो हाजिर हे, चली थोडे ही गई है । 
खापु ने कहा, (हा, यह ठीक हैं।” 
दोपहर को उन्हे बुखार न लगता था, मगर पेट पर मिट्टी रखकर बुखार सापा 
सो ९९ ६ डिगरी निकला । सुबह वापु समाधि-स्थान पर आए थे। समाधि की शोभा 


४४० बापू की कारावास-कहानी 


अद्भुत थी । बहुत सुदर फूल सजाए थे। बाद में मीराबहन के बालकृष्ण-मदिर में भी 
गए थे। साढे चार बजे १०१ डिगरी था। बापू को स्वय इतना बुखार नही लगता था 0 
पाच बजे भण्डारी आए तब बापू का बुखार १०२.१ डिगरी था। सबके कहने पर भी 
बापु ने कुनीन नही ली। केवल फलो का रस और मोसम्बी के रस में पानी सिलाकर 
पिया। वे मानते ,है कि इससे करू बुखार नही आएगा। ज्ञाम को साढे छ बजे, 
उनका बुखार उतरना शुरू हुआ। रात को नो बजे ९९,४ डिगरी था। 

वे दिनभर लेटे रहे और कान्स्टिपेशन एण्ड अवर सिविलाइज़ेशन' किताब 
पुरी की । ह 

कल से आज उनकी तबीयत अच्छी है । 

१६ अप्रैल "४४ 

सुबह बापु प्रार्थना करने के लिए उठे । दातुन करने गुसलूखाने गए और कुर्सी 
पर बैठकर की । सगर कहते थे कि उन्हे कुर्सी की जरूरत नही थी। प्रार्थना के बाद रोज 
की तरह सोए। ६॥ बजे उठे, तैयार हुए और नाइते के वाद लेटे-लेटे पढते रहे । 
समाधि पर फूल चढाने नीचे आए । 

साढे ग्यारह बजे तक वापु की तबीयत ठीक रही । इतने में मीराबहन ने आकर 
कहा कि बापु को बेचेनी-सी हैं और उन्हे बुखार आने वाला है। में आई तब बापु आखें 
मूदे पडे थे और भाई पाव दबा रहे थे। थोडी देर बाद उन्होनें करवट लो तो मेने बुखार 
मापने को बात की, मगर बापु ने कहा कि सोकर उठ तब लेना। एक बजे वे सोकर 
उठे तो बुखार १०१ ७ डिगरी था। मेने कुनीन लेने की बात की तो बोले कि शाम को 
लेगे, मगर बाद मे सान गए और सेवागाम से आई हुई कुनीन में से अदाज से तीन ग्रेन ली। 
उसे नीबू के रस में घोलकर छ ऑंस पानी और थोडा-सा सोडा बाईकार्ब डाला तव 
धीरे-धीरे दस मिनट में उस कड॒वे शरबत को पिया। पीते जाते थे और मजाक में कहते, 
जाते थे, खूब, बहुत खूब। ” हमसे (सनु और मुझसे ) कहते थे, “तुम भी बोलो, 
“बहुत खूब ।/ ” बाद सें अफीमचियो का किस्सा सुनाने लगे । फिर नीलाम की बाते करते 
रहे। मनु हँसते-हँसते लोट-पोट हो गई। मेने दो-तीन बार कहा, “बायू, बोलने मे. 
दावित भे खर्चे करे।” लेकिन बे माने नहीं, 'यह तो कुनीन का अमल चढाने के लिए 
हैं। राम अमल सा राता माता ॥/” भजन की यह कडी दो-तीन बार जोर-जोर 
से बोले। मुझे शक होने लगा कि यह बुखार का दिमाग पर असर तो नही है । था 
कुछ ऐसा ही। 

कुनीन पी चुकने के बाद हो उन्हे जोर-जोर से सर्दी लगनी शुरू हुई । बहुत 
कापने लगें। पौने दो बजे उल्टी हुई, पीछे चुपचाप पडे रहे। सवा दो वजे भाई ने मुझसे 
आग्रहपूर्वक आराम लेने को कहा। तीन बजे जब में वापस आई तो पता चला कि ढाई बजे 
फिर उल्टी हुई थी। उस समय बापू बहुत थक गए थे, पेशाब भी हुआ था। मेने पेशाव 
देखा, उसमें उल्टी पडी थी--पीछी, पित्त की उल्टी थी। मेने बापु से पुछा कि सतलीः 


वापु को मलेरिया ४४१ 


शान्त हुई या नहीं तो कहने लगे कि अब ज्ञान्त है । कुछ पानी बगैरह छेने को कहा तो 
इन्कार कर दिया। थर्मामीटर कापते हुए हाथ से मुह में रखकर उन्होंने बखार मापा 
तो १०४ ८ _निकला। उन्होने कई वार कहा कि गूसरूसाने जाएगे, मगर रोकने से रुक 
गए। बोतल में पेशाब किया। वे बुखार की वेहोझी में बोल रहे थे। मेने डा० गिल्डर की 
सहायता से उनको स्पज किया और सिर तथा पेट पर ठढी मिट्टी रखी। दुख्ार उतरना 
शुरू हुआ। मौरावहन ने श्री कटेली से कहुछाया कि दीनशा को बुला दें। पाच बजे 
भण्डारी और दीनशा आए । सबेरे जब भण्डारी आए थे तब वापू अच्छे थे और वे 
उनसे ऊपर छत पर सोने को कह रहे थे कि जिससे मच्छरों से बचाव हो सके । 

दीनशा विना कुनीन के इलाज करने को बात कर रहे थे। मेने और डा० 
गिल्डर ने विरोध किया । विना कुनोन लिये बुखार रुक भी जाए और बार-बार 
आए तो यह खतरा उठाना हम नही पसन्द करते थे। वाप्‌ के लिए एक ऊचा पलूण 
विछाया । रात में पौने सात बजे वे सो गए और साढे सात तक सोएं। खूब पसीना 
आया। भीगे हुए कपडे वदरूकर पीछे कुनीन की दूसरी मात्रा दी। इस वार उसमें दो 
ऑँस पानी डाला । ऊपर से मौसम्वी का रस पिलाया । थोडी देर तक मतली हुई, फिर 
थम गई । आठ बज गए थे। से और मनु समाधि पर फूल चढाने गए, मगर चावी न मिलते 
के कारण तार में से ही सिपाही को फूल देने पडे । वह उन्हे समाधि पर रख आया। प्रार्थना 
के वाद डा० दीनजा अपने घर चले गए । 

बापू का बुखार ९८ ४ डिगरी रहा । कमजोरी अभी काफी हैं । 


१७ अप्रैल “४४ 
बापू को आज तीन खूराक कुनीन (एक वार में तीन ग्रेन की मात्रा ) दी । उन्होन 
मोसम्वी का रस, नोबू, पानी और दहद ही लिया। दूध नहीं लिया। उन्हे चार दस्त आए, 
चीथा कुछ पतला आया। इसलिए डर रूगने लगा कि अधिक दस्त आ गए तो काम कठिन 
हो जाएगा । 
उनका बुखार आज साधारण से भी नोचे रहा, पर रात को ९९ डिगरी हो गया। 
आज उनका मौन-दिन हैं । सुबह पाच बजे वे बोले थे, क्योकि उनके विचार 
से अपनी या दूसरो को वीमारी के समय मौन रखना कठिन हो जाता है। बाद में हमेशा 
की तरह उन्होने पुरा मौन धारण किया। 
सरकार ने एक छोटी-सी विज्ञप्ति बापू की वीमारी के सम्बन्ध में अखवारो में 
दी हैं। टाइम्स' ने इस विज्ञप्ति को स्थान तो मुखपृष्ठ पर ही दिया है, लेकिन इतने छोटे 
टाइप में कि पहली निगाह में उसपर ध्यान ही नहीं जा पाता। विज्ञप्ति में लिखा था कि 
गाघीजी को तीन दिन से मलेरिया है और कमजोरी भी हूँ, किन्तु उनकी हालत इस 
उमर में जितनी अच्छी हो सकती है, उतनी हैँ। रूगा कि आखिरी वाक्य लिखकर भविष्य 
में किसी भी प्रकार की गम्भीर स्थिति पैदा होने पर सरकार ने अपना बचाव 


डं४२ बापू की कारावास कहानी 


न्कर लिया है । 

शाम को बापु वालकृष्ण-मदिर में पहियेवाली कुर्सी पर बेठकर गए और बरामदे 
“का एक चक्कर लगाया। मुझे वा की याद आ गईं। ईइवर बापू को दीर्घायु दे और 
अन्त तक उनकी सब शक्तिया कायम रखे, यही मेरी प्रार्थना हैं । 


“१८ अप्रैल ४४ 
बायु की आज बुखार की बारी थी, पर बुखार नहीं आया। कुनीन की तीन 
मात्रा लीं। कुनीन तो लेते ही हे, दूध लेना भी शुरू किया हैँं। शाम को वे कुर्सी पर 
बैठकर समाधि-स्थान पर आए। वहा से लौठकर थोडी देर नोचे ही-हवादार 
स्थान में बेठे । सब सामान नीचे छाए । सिपाहियो की छालटेन ली और प्रार्थना की, 
किन्तु छालहेव का तेल कम होने से रामायण की एक ही चौपाई हो सकी । 
कनेल शाह बाहर गये हुए हे, इसलिए भण्डारी को रोज यहा आना पडता हैँ । 
रात में सख्त गर्मी पडी। अब तो ऋतु-परिवर्तन-सा हो गया है और गर्मी के 
“दिन आरम्भ हो गए हे । 


05 0, 72 
मानसिक ओर शारीरिक स्वास्थ्य 


१९ अप्रैल “४४ 
आज सुबह बापु ने कुनीन नहीं ली। उन्हे चक्‍कर-से आने लगे हे और 
कम सुनाई देने लगा है। कहते थे कि सेरा सिर चकराया हुआ-सा महसूस होता है । 
कुनीन बन्द कर देना चाहते थे। बहुत समझाने-बुझाने के बाद उन्होंने और दो दिन तक 
“तीन-तीन ब्रेन की मात्रा में कुनीन लेना स्वीकार किया था, किन्तु आज फिर छोड ' दिया। 
बुखार नहीं आया और सुबह-शाम चलकर समाधियो तक गए। थकान महसूस नहीं हुई । 
रात में सोते समय भी कुननीन की ही बातें करते रहे। कुनीन लेना उन्हे अच्छा 

नहीं लगता । 
5 २० अप्रैल “४४ 
सुबह प्रार्थना के बाद बापु सोए नहीं। दोपहर को अच्छी नींद लो । 
दोपहर के भोजन के बाद बापू भाई से बोले, “मुझे लगता है कि मनु की भलाई अब 
उसे यहा से भेज देने में है। वह वा की खातिर आई थी, सो अब वह बात तो रही नही। 
मेरी सेवा के लिए रखने का तो कभी सवाल था ही नही । मुझे सेवा की आवश्यकता भी 
-नही है। रहा उसे उसके अभ्यास के लिए यहा रखने का प्रशन, सो मुझमें अब वह आत्म- 
विश्वास नही है जो पहले था कि में उसे बहुत कुछ दे सकूगा । इसलिए उसे रखने का 


सानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ४८३ 


उत्साह नही होता । में मानता था कि वह जो मुझसे पा सकती है, बह कहीं से नहीं पा 
सकती, मगर आज से टूट गया हैं । में मानता था कि मुझे मलेरिया कभी नहीं आवेगा, 
तुम सबको भले ही आ सकता है, मगर मेरा वह घमण्ड दुर हुआ । मेने हमेशा माना है 
कि मनुष्य बीमार पडता है अपने पाप के कारण। जिसका अपने मन पर पूरा काबू हूँ, 
जिसका मन पुर्णत स्वस्थ है, वह बीमार नहों पड सकता । में कहा हूँ, यह नहों जानता, 
न्मगर अपने-आपको जहा मानता था, वहा तो नही हु। इस विचार ने आज मुझपर काव्‌ 
'पा लिया हूँ। मेरे मन की कैसी दयाजनक स्थिति है, बह तुम लोग नही जानते हो ।” 
मेने कहा, “यह तो मलेरिया के कारण आई हुई कमजोरी और कुनीन का असर 
है । थोडे दिलों में यह सब दूर हो जाएगा । शरीर में शक्ति आवेगी और उदासी चली 
जाएगी । ” 
3९ बायू बोले, “दरीर में शक्ति भले आ जावे, मगर पहले-जैसा आत्मविश्वास 
क्रसे वापस आ सकता हैँ ।” 
मेने उत्तर दिया, “मलेरिया तो आपको पहले भी आ चुका है--सेवाग्राम में, 
सावरमती में, चम्पारन में । उससे तो आप निराश नही हुए । फिर ऐसा क्यों सोचते 
है ? उसके बाद भी तो आपने बडे-बडे काम किये है । ” 
बापू कहने लगे, “काम तो अब भी करूगा। चम्पारन में मलेरिया आया था, 
तब से लेकर आज़ पच्चीस वर्षो में क्या मेने कुछ भी प्रगति नही की ? में मानता था कि 
से उस स्थिति से बहुत आगे बढ गया हूँ, मगर अब उस मान्यता के विषय में शक पेदा हो 
गाया है । ” 
भाई ने समझाया, “आध्यात्मिक दृष्टि से तो आप आगे बढे हे, पर समय के 
बीतने के साथ-साथ शरीर जीर्ण भी तो होता है न।” 
बापू बोले, “नही, शरीर दुर्वेल भले हो, लेकिन जिसने अध्यात्म में प्रगति की है, 
चह बीमार नही पडता । उसकी सब गक्तिया और स्वास्थ्य अन्त तक कायम रहते है ।” 
भाई ने कहा, “दूसरे शब्दों में वह जीवन्मुक्त हो जाता है । से आपकी बात 
समझता हूँ। यह तो एक तरह की सिद्धावस्था की बात हुई, सो उसतक आप नही पहुँचे ।” 
बापू कहने लगे, “सिद्धावस्था को भी बात नही है । हा, जहा तक में अपने को 
'पहुँचा हुआ मानता था, वहा तक नही पहुँच पाया हूँ ।” 
में बोली, “आप किसी भी पहुँचे हुए, अत्यत सयमी, पूर्ण स्वस्थ सन वाले व्यक्ति 
को लाइये, में उसे मलेरिया का बुखार चढा देने का ठेका लेती हूँ । एक दफा नही तो दस 
दफा मच्छरों के काटने से उसे मलेरिया होगए और वह कुनीन से उत्तर भी जावेगा । ” 
बापु ने कहा, “इस बुद्धिवाद से तू मेरी मान्यता को हिला नही सकेगी। में जानता 
हूँ कि अपनी बात सिद्ध करने के लिए मेरे पास सबूत नही है, तो भी मेरी वर्षा की यह 
मान्यता है कि जिसका मन पूर्णतः स्वस्थ यानी स्वच्छ है, उसका शरीर स्वस्थ रहना 


हो चाहिए। ” 


है 8 8. बापु की कारावास-कहानी 


दोपहर को बापू ने दही लिया और शाम के समय दूध तथा सबेरे केवल फल कए 
रस लिया। तबीयत ठीक हैँ, पर कमजोरी बहुत आ गई है । 

शाम को बापू ने जेल-बदलो और मचु को छडवाने के विषय में सरकार को पत्र 
लिखा। मनु वाला पन्न मनु के आग्रह के वश् नही भेजा । 

२१ अप्रैल डंडे 

सुबह प्रार्थना के बाद बापु सोए नही । रात को अच्छी नीद ली । 

बापू ने कल कुल सिलाकर एक पौण्ड भोजन लिया था; दूध-दही मिलाकर 
आज सवा पौणग्ड लिया। चीजें सब कल की जैसी ही थी। सुबह मोसस्बी का रस, दोपहर 
को वही और ज्ञाम को दूध । कुनीन खाने का कोर्स आज पूरा हो गया। 

शास को सरकार द्वारा भेजे हुए बा की मृत्यु के सम्बन्ध में सहानुभूति-सुचक 
बहुतसे पत्र आए। बा पर लिखी हुई टॉमस की किताब भी आई हे । पहले ही पन्‍ने पर 
लिखा था कि वा के तीन ही लड़के जीवित हैे--रामदासभाई को उन्होने छोड ही दिया 
है । अन्दर कितना सही लिखा होगा, वह कौन जाने । सुबह-झ्ञाम जितनी शक्ति हो,- 
उतना बापु ने चलना आरम्भ किया, मगर बहुत चलने को शवित उनके पेरो में नही। 
बस एक चक्कर बगीचे का लगाया। बापू के लिए नई टार्च आई है । कल २२ तारीख है 
ओर बा के जाने का दिन हैँ । 

श९ अप्रैल “४४ 

आज बा की मत्यु का दिन हैँ । उन्हे गए दो महीने पूरे हो गए हे । वा के बिना 
बापू को अपना जीवन बिताना आज भी करोब उतना हो कठिन है, जितना कि बा के 
जाने के बाद पहले हफ्ते में था। शायद ही बापु पुरी तरह से वेसा कर सके। उनके 
मलेरिया-ग्रस्त होने में एक कारण यह भी हैं। वा के चले जाने से उनका शरीर इतना 
दुर्बेल हो गया कि मलेरिया का सामना करने की शक्ति बहुत कम हो गई। सो 
सलेरिया आया। 

प्रात ८ बजे फूल चढाने गए, लौटकर सीधे ऊपर आए-बगीचे में एक भी चक्कर 
नही लगाया। पहले दिन की दो खूराको से ही उनका बुखार उत्तर गया। वे मानते है कि 
बाद में दी हुई कुनीन अनावश्यक थी । ह 

बापु ने कुल सिलाकर ३६ ग्रेन कुनीन लो, जो कि सामान्य सनुष्य के लिए एक 
दिन की खूराक हैँ, पर बापू उसे भी अधिक मानते है । पहली खूराक के ३ ग्रेन जो उलटी 
में चले गए थे, निकाल दें, तो उन्होने ३३ ग्रेन कुनीन खाई । 

बा की स्मृति में कँदियो को सब्जी, कही और खिचडी खिलाई गई । सिपाहियो: 
ने भी खाया-पिया । 

वोपहर बाद ३ से ४ बजे तक सबन काता । डा० गिल्डर ने एक घटे में ११० 
तार निकाले । यह बडी अच्छी प्रगति है । 

शास को ७ ३५ से ९ बजे तक प्रार्थना, रामायण और गीता-पारायण हुआ ४ 


ऊ 


मानसिक और ज्ञारीरिक स्वास्थ्य डड५ 


है] 


२३ अप्रै् डिड 

आजकल खूब लू चलने लगी हैँ । वापु के कमरे में परमाल की नरह दोनो ओर 

खस की टट्टी लूगी रहती हूँ । परसाल जब वा को बापु के कमरे में रूगी टट्टियो की ठढक 

जन सहन हो सकी ओर जब वापु ने देखा कि वा भाई के कमरे में सोने जाती हे तो खुद 
जरमी सहन करना पसन्द किया और कमरे की टट्टिया निकलवा दी थी । 

« . वाएू की देसी मच्छरदानी इतनी मोटी थी कि उसमें हवा भी ठीक से न जा पाती 
“थी, इसलिए श्री कटेली से कहकर दूसरी वारीक कपडे की मछरदानो वनवाई है। बहुत 
अच्छी है । 

वापू ने सुबह-शाम समाधि पर जानें का समय ८ बजे का रा था, मगर सुबह 
'खूब धूप होती है, इसलिए कलर से पौने आठ या उससे भी जल्दी आया करेगे। 
दो-तीन रोज से, जब से बापू समाधि पर आने लगे हे तत से. वगैरह सिपाही समाधियों 
को हमारे आने से पहले अच्छी तरह सजा रखते हे, पर आज वापू कहने लूंगे, “अपने 
हाथ से सजावट करना ज्यादा अच्छा लगता हूँ । ” इसलिए मेने कल से सुबह साढे सात 
चजे जाकर फूल सजाने का नि३चय किया है । 
मेरी भजनावली की जिल्द टूट गई थी । बापू की बताई हुई विधि से सुधारी 
जाने पर अब वह अच्छी बन गई हैँ। महादेवभाई ने इसे मुझे भेंट किया था। उनके अवसान 
'पर उनकी जेब से एक गीता निकली थी, जो मेरे ही पास है । 
बापू में अब काफो शक्ति आ गई है, इसलिए घूमते समय खूब हसी होती रही । 
चे अच्छी तरह घूमे । 
भण्डारी के आने पर बापु ने पूछा कि छत पर जाने के विपय में वे क्या कहते है । 
“भण्डारी ने कहा कि छत पर से मधुमक्खिया उडा दी जाए तव जाया जा सकता है । 
बाद में मधुमक्खियो की ही चर्चा होती रही । 
रढ अप्रैल ४४ 
आज वापू का मौन हैं । 
मेरी आख दुखती थी, इसलिए खाने के बाद आख पर सिट्टी रखकर सो गई । 
चडा फायदा हुआ । 
भाई की रामायण की जिल्द सुधारी और रात को टॉमस की किताब पढनी 
शुरू की । 
वा की मृत्यु पर सहानुभूति के पन्नो का एक ढेर ओर आ गया है, जिसे वम्वई 
सरकार ने भेजा हूँ । 
२५ अप्रैल ४४ 
वापू पौने आठ बजे फूल चढाने गए और सवा आठ बजें वापस आए। ज्ञाम 
न्‍को भी इसी तरह आधा घटा घूमे । दोपहर को वा के विषय में लिखी टॉमस को किताव 
मेने पूरी कर ली और कुछ डाक्टरी का अभ्यास किया । 


डं४द्‌ बापु की कारावास-कहानी 


२६ अप्रैल 'डंड 

आज श्ञाम को १५ मिनट डा० गिल्डर से फ्रेच सीखी । भाई का आग्रह था कि 

सस्क्ृत तो हैँ ही, फ्रेंच भी सीखनी चाहिए । 
२७ अप्रैल “४४ 

आज मेने भण्डारी से बापु के रक्त की परीक्षा कराने तथा हृदय की धड़कन का 
फोटो लेने के लिए कहा । आजकल बापु का रक्तचाप बहुत कम रहता है । चढाव पर 
१४० के आसपास और उतार पर ८०-९० के बीच है, इसलिए दिल की धडकन का फोटो 
लेना अच्छा है । 

भडारी कहने लगे, “कुनीन का असर दो यह नहीं है ? ” 

डा० गिल्डर ने कहा, “नही, कुनीन तो उल्दी नाडियो को सिकोडती है, इसीलिए 
तो कुनीन से अन्धापन हो जाता है ।/ इसपर से नस में कुनीन देने की बात चली और" 
पेशाब से शक्कर आने की बाते भी होती रही । 

भण्डारी बापू से बिचा भिले ही चले गए। वापू उस समय स्तान-घर में थे। भाई" 
ने बापु को स्वान करा दिया था। मेने कपडे धो डाले । 

सेने ससानी को किताब पूरी कर ली हैँ । मनु के साथ मार्गोपदेशिका' पढ़ना 
शुरू किया और १५ मिनट तक डा० गिल्डर के साथ फ्रेन्च भी सीखी । 

प्रार्थना के वाद बापु का रक्तचाप १२६॥७८-८० रहा। यह बहुत कम है । मेने 
बा के स्मरण लिखने शुरू किये हे। में उनके इतना निकट रही हूँ कि यही नहीं तय 
कर पाती कि क्या लिखू और क्‍या न लिखू। ज्यो-ज्यो विचार आते है, लिखतो चली 
जाती हूँ । बापू जब देखेंगे तब पता चलेगा कि उसमें कुछ तथ्य हूँ या नही । 


२८ अप्रैल “४४ 
| घुबह भण्डारी आए तो पूछने ऊूगे कि बापू का खन परीक्षा के लिए कब भेजोगे ? 
डा० गिल्डर ने बताया कि डा० नरोना रक्‍त-परीक्षा करने आ रहे है, तभी वह भी 
कर लेगे। इसलिए दो-दो बार बापु के शरीर में सुई क्यो चुभोई जाए ? 
भण्डारी ने जाकर इन्तजाम किया । श्री कठेली ने बताया कि डा० नरोना 
बारह बजे आवेगे। भण्डारी उसे लेकर करीब साढें वारह बजे आए ओर नरोना ने परीक्षा 
के लिए बापू का रक्त लिया । 
बा की मृत्यु पर लिखे गए बहुत-से समवेदनात्मक पत्र आज फिर आए। जल- 
सेना के एक अफसर के पत्र में लिखा है-- “आज में ऐसे धन्धे में पडा हूँ कि आप कल्पना 
तक नही कर सकते कि से आपका कितना बडा भवत हूँ । आपकी तरफ देखता हैं 
और आपके आदर्श को मानता हूँ । इस लडाई के अत पर बहुत-से लोग यहा ऐसे है, 
जो आप पर आशा छूगाए बेठे हे ।” 
साढे चार बजे शाम को भण्डारी के कथनानुसार श्री कोयाजी की मश्ञीन आई ४ 


सरकार की चिंता डडछः 


वापु के दिल की धड़कन का फोटो लिया भया और मज्ञीन वापत्त गई । छ बजे हो सबर 
मिल गई कि कोई नया दोप नहीं है । हृदय के वाएँ तरफ का जोर तो पुरानी चीज है 


२९ अप्रैल दंड 
प्रात ५ वजे बापू प्रार्थना के लिए उठे । उस वक्‍त रोज की तरह शहद और 
पानी पिया । नाइता छोडा, खाट पर पडे रहे । यूरिया क्लीयरेस टेस्ट” के लिए डा० गज्जर 
आने वाले थे, पर सवा आठ बजे श्री कटेली ने कहा कि फोन किया गया था, लेकिन डा० 
आए नहीं । बापू को नाइता करवा दिया जाय । इतने में डा० गज्जर अपने दो सहायको 
के साथ आ पहुँचे । बापू का पेशाब इकट्ठा किया और साढ़े नौ वजे वापू का खून 
लिया। खून की सामान्य परीक्षा यही कर ली गई । हेमोग्लोबीन ([78९7702097) 
८५ प्रतिशत, आर बी सी ३७ लाख । मेक्रोसिटिक एनीमिया (2४४८०८एए८ 
278८7 ) | लगता था । 
खून की रासायनिक जाच के ख्याल से डा० ग़ज्जर वगरह ने पौने ग्यारह बजे 
की गाडी से जाने का विचार किया, इसलिए मनु ने उन्हे नाइता कराकर भेजा। उनका 
नौकर बापू का पेशाव लेकर दोपहर की गाडी से जाएगा । 


2 टू4 $ 
सरकार की चिता 


साड दस बजे वायू को सतरे का रस दिया । बाद में जब वे भोजन कर रहे थे 
तब थके-से लगते थे । अभी खा ही रहे थे कि १२॥ बजे श्री कटेली 
आए ओर बोले कि जनरल कंण्डी आए हैँ। में नोटबुक लेकर उनके पास 
गई और उन्हें बापु का सारा हाछू बताया । इतने में डा० गिल्डर भी आए । कंण्डी 
ने आकर बापु को देखा और ज्यादा मात्रा में कुनीन खाने और आयरन टानिक 
लेने को कहा । वापु्‌ की खूराक कंसे बढे, यह्‌ भी समझाते रहे । कुछ देर बाद वे 
कहने लगे, “देखने में तो खासे अच्छे दिखते हे, मगर उसका कुछ. महत्त्व नही 
हैं । अगर रक्तचाप १४० डिगरी से नीचे व जाए तो चिन्ता की बात नहों। ” 

उन्हे लगा कि वापु को शायद इन्पलुएन्जा हुआ होगा, मगर हमने बताया 
कि खून में मलेरिया के जन्तु मिले हे । दानिक वगरह देने की बात करके वे चले गए। 

दोपहर के समय मेने अखबार में देखा कि बापू कौ बीमारी के कारण सरकार 


»गुर्दों की खून में से यूरिया निकालने की गति 
'रक्‍्तहीनता का एक प्रकार का रोग 


४४८ बापू की कारावास-कहानी 


खहुत घबरा गई है । 
आज ९ बजे रात को वत्तिया बुझाकर हमे मच्छरदानो में घुस जान का हुवम 
सिला । शहद की मक्खियो को भगाने के लिए आदमी आया है । 
३० अप्रैल ४४ 
बापु ने हाउ ग्रीन वाज्ञ माइ वेली' पढकर पूरी कर ली। मेरे पूछने पर बोले, 
'“अच्छी है, मगर तू न कहती तो में अपने-आप इसे पढने वाला न था। यह किताब ऐसी 
नही है कि न पढा हो तो ऐसा लगे कि कुछ रह गया। ” 
रात को खबर मिली कि कल डा० बिधान राय बापु को देखने आवेंगे। 
पाच बजे की गाडों से आकर आठ बजे को गाडी से वापस जाना चाहते हे । यहा 
'साढे पाच बजे सुबह आने वाले थे । 
कल से बापू ने प्रार्थना मे रामायण को एक चोपाई नियत कर दी हूँ, बाद में 
उसका अर्थ गुजराती में कर देने का आदेश दिया है, ताकि डा० गिल्डर भी अच्छी 
तरह चौपाई को समझ सके । 
१ मई ४४ 
डा० बिधान राय ५॥ के वजाय ७ बजे आए। कहने लगे, “कल मे यहा से 
गुजरा था तब मुझे नही बताया गया कि बापू को देखना हूँ ।” भण्डारी ने कहा, “मेने 
तो करू कहा था न कि ग्यारह बजे तक ठहरो, मगर आप ठहरे ही नहीं ।” डा० 
बिधान राय बोले, “उपवास के बाद के कड॒वे अनुभव के बाद से इस तरह कंसे ठहर 
सकता था । ” 
डा० विधान राय ने बताया कि बापू को छोडने के लिए विलायत में बडी 
हलचल हो रही है। हिन्द-मत्री को समाचार मिला है कि बापू अस्वस्थ हैँ । दूसरे 
ही दिन श्री कंण्डी की रिपोर्ट छपी कि “वापु पहले से अच्छे हे । रक्तचाप और 
'रक्तहीनता की दक्षा पिछले २४ घटो में काफी सुधरी है।” पिछले वाक्य से लोगो, 
खासकर डाक्टरो को अवदय ही लूगा होगा कि रिपोर्ट विश्वास के हायक नही हूँ । 
रक्‍्तहीनता एक ही दिन में कंसे सुधर सकती है ”? डा० गज्जर की रिपोर्ट छपी कि 
गुर्दे अच्छी तरह काम नही कर रहे हे । इसपर डा० विधान राय ने पूछा, “हमें ठोक- 
ठीक बताना था कि क्या हाल रहा बापू का ?” भण्डारी ने कहा, “मेने तो कई बार कहा 
था कि आप आवे ।” खेर जो कुछ भी हो, डा० विधान राय आए, यह हमें अच्छा लगा। 
बापू को देखकर वे हम लोगो से सलाह करने बैठे । डा० गज्जर को वे कल फिर 
बुला रहे है । यूरिया क्लीयरेन्स' फिर करावेगे और कुछ दूसरी परीक्षाएं करेगे । तब 
भपनी रिपोर्ट देगे । 
पोने आठ बजे डा० विधान राय चले गए। डा० गज्जर की रिपोर्ट से जनता 
में कुछ चिन्ता बढ गई । आशा है कि गुर्दो पर यह असर स्थायी नही रहेगा । 
मनु की उँयली पर “व्हिटलो' होने की तैयारी है। मेने और डा० गिल्डर ने बापू 


सरकार की चिता ४४६ 


के लिए आख का डाक्टर और सालिश के लिए दीनशा को भेजने के लिए भण्डारी से 
कहा । 
है २ भई ४४ 
डा० गज्जर अपने सहायको के साथ छ बजे सबेरे आए । ६-२० पर बापू उठे, 
तब उनकी परीक्षा करके वे लोग सवा आठ की गाडी से वापस गए। साढ़े आठ बजे 
पेशाव लेकर जमादार ११-३० की गाडी से गया। 

कल फिर २४ घटे का पेज्ञाव लेकर जाना पडेगा। 

वायू जब खाना खा रहे थे तब भण्डारी आए । कहने लगे , 'आख का डाक्टर 
भेजेंगे। दीनझ्ञा के बारे में पुछवाया है ।” श्ञाम को खबर मिली कि दीनगा आ सकेगे । 
मेने बापू से पूछा, “दीनज्ञा यहा कितने समय तक उहरेगे ?” बापू बोले, “में इस तरह 
वधना नही चाहता । बाधोगे तो मुझे दौनशा नहीं चाहिए । आवेगा तो जितना समय 
उसे आवश्यक लगेगा, रहेगा । ” 

जेंल-वदली के विषण में बापू को भण्डारी ने बताया कि विचार किया जा रहा 
है। बाद में डा० गिल्डर से कह रहे थे कि क्या १०० सील का मोटर-सफर कर सकेगे ? 
सोचा कि क्या अहमदनगर ले जावेगे ? अगर ऐसा हो तो किस-क्षिस को साथ ले जावेगे ? 
बहा बापू को वकिंग कमेटी के साथ रखेंगे या नही ? 

दोपहर को बापू का रक्तचाप १२६।७८ और रात में १३४७६ रहा | थोडा 
ज्यादा रहे तो अच्छा हो । 

यहा से बदली करने के बारे में बापू कहने रंगे, “ये लोग दूसरी चीजों पर करोड़ो 
रुपए व्यर्थ ही जाया करते है, इसलिए मेरे पर भी कुछ करे तो क्या हुआ-यह दलील 
गलत हे । मे हिन्दुस्तान का पैसा इस तरह से दयो खर्च कराऊंँ ? ये लोग अपनी जेब से 
कहा निकालते ६ ? निकलता तो सब मेरी ही जेब से है न, हिन्दुस्तान को जेब से ही तो ! 
यहा दो मृत्युएँ हुई हे, इसीलिए ये मुझे यहा से हटाने की बात करते है। मगर मेरे सामने 
वहु सवाल नही । उलठा उस कारण से तो मुझें यह जगह प्रिय है। समाधि पर जाना मुझे 
अच्छा लगता है, मगर हिन्दुस्तान का पैसा बचाने के लिए में वह त्याग करने को तेयार हू । 
मलेरिया का भी सेरे सामने सवाल नही । हिन्दुस्तान में ऐसी कौनसी जगह हू, जहा मलेरिया 
त हो ? मेरे सामने एक ही सवाल हँ--खर्च का । वह कस होना ही चाहिए ।” 

मुलाकातो के बारे में बापू कहने लगे, “मेने अपने लिए एक नियम बना रखा हैं, 
इसलिए केवल रिश्तेदारों से ही में नही मिलना चाहता । वा की बात और थी ।” 

अपनी बीमारी के कारण छूटने के विषय में बोले, “इसमें मुझे रस नहीं हैँ। 
वा के जाने का मुझे वहुत आघात पहुँचा हें । अभी तक है, मगर बुद्धि से मे जानता हू कि 
बा के लिए इससे अच्छी मृत्यु हो ही नही सकती थी । जो बात वा को लागू होती थी, बह 
मुझे भी लागू होती है । इसका यह अर्थ नही कि में मरना चाहता हूँ। में जिन्दा रहना 
चाहता हूँ ओर भगवान से मागता हू कि मुझे यहा से जिन्दा बाहर ले जाए ओर जब मे 


र्६ 


५० बापु की काराबास-कहानी 


बाहर जाऊँ तब मेरे लिए कार्य-क्षेत्र तेयार हो । बीमार होकर निकलना मुझे चुभता है। 
सत्याग्रही को वह शोभा नही देता और आज को परिस्थिति मे से निकलकर करूँगा भी 
क्या ?” 
मेने कहा, “पहले तो झरीर को फिर से सगठित करना होगा । अपेण्डिक्स के 
आपरेशन के बाद उसी तरह जाना पडा था न।” बापू बोले, (सरकार छोड ही दे तो में 
क्या कर सकता हूँ, मगर मुझे यह अच्छा नही लगता । इस हालत सें वाहर जाकर में 
चुपचाप पडा भी नहीं रह सकता ।” 
३ सई ४४ 
दोपहर को भण्डारी आख के एक डाक्टर को लाए। उन्हे फण्डस' (फ्गतंए8* ) 
में कुछ सिला नहीं | बात-बात में पता चला कि डा० ने मेरे कालेज की एक पजाबी 
लडकी से शादी की है। उसके जाने के बाद वापू पूछने लगे कि क्या डा० पजाबी था ? 
मेने कहा, “हा पजाबी ही तो रूगता है ।” वे बोले, “मेने उसके साथ हिन्दुस्तानी में बात 
शुरू की, मगर बह शाहजादा तो अग्रेजी ही चलाता रहा। अगर जरा भो बेठता तो में 
डाटने वाला था कि हिन्दुस्तानी जानते हो या भूल ही गए हो ?” 
सुबह बापू की मालिश करने के लिए दीनशा आए। मालिश के द्वारा शक्ति 
किस प्रकार एक द्रीर से दूसरे शरीर में भेजी जा सकती हैँ, इसपर बाते होती रही ! 
मुलाकातो के बारे में बापू ने सरकार को लिखा है कि पिछले साल की तरह 
मुलाकाते देनी हो तो आश्रमवासियो, मित्रो तथा रिइ्तेदारो--सबको देनी चाहिए। 
केवल रिब्तेदारों से में सिलना नहीं चाहता । 
बापु के अदर जितना पानी पहुचता है और जितना निकलता है, उसमें ४०-५० 
ऑंस का फर्क दो रोज से मिलता है । 
आज बापू का २४ घटे का पेशाब जमादार ... डा० गज्जर के पास वस्बई 
ले गया । उनकी रिपोर्ट आने पर हम अपनी रिपोर्ट भेजेंगे । 
भण्डारी बता गए है कि कनु आ रहा है । 
४ सई ४ 
आज डा० गिल्डर के पेशाब में छल्व्यूमिन' पाया गया है। बापू ने मुझे भण्डारी 
को इस बारे में लिखने को कहा । 
बापू की बदली को लेकर अनेक अफवाहे उड रही है । देखें, आखिर क्या होता 
है। दोपहर को कनु आ गया। कह रहा था कि वा के स्मारक-फण्ड के विषय सें 
कठिनाई हो रही है । 


नग्राख के भीतर का एक भ्रवयव 


* ८झर १ 


रिहाड़े की खबर 
५ मई 'ड४ 

प्रात रोज की तरह पौने पात्र बजे प्रार्यना के लिए उठे । फिर करू की डायरी 
लिखी । रात को शहद की मक्खी उडाने वाले फिर आए थे, इसलिए रात को लिख न सकी 
थी। स्नान आदि करके नीचे जाने के लिए उठे तो बापू की घडी में पौने आठ बज गए यें।' 
साथ-साथ नीचे गए। समाधि पर प्रार्थना करने के बाद थोडा घमे । सवा आठ वजे ऊपर 
आए। बापू की मालिश करने मेहता आए । उत समय डा० गिल्डर ने और मंने बापू को 
लोहा सेवन करने की सलाह दी । डा० गिल्डर मेरी तरफ देखकर हँसमकर कहने हलगे, 
“यह छोटी-सी लडकी आपको लोहे के चने चवबवाने वाली हूँ क्या ?” बापू ने दवा मगाने 
की इजाजत दे दी, खाने या न खाने का निःचय बाद में करेगे। मगर मगवाई है तो 
खाएगे ही--ऐसी आशा है । 

डा० गज्जर की रिपोर्ट कल आ गई थी, इसलिए उसके आधार पर चार बजे 
शाम को में अपनी रिपोर्ट लिखने बंठी, ताकि गरिल्डर का भर मेरा मत सरकार को भेज 
दिया जाव। पत्र तैयार करके डा० गिल्डर को दिया, जिससे उनके सुझाव भो जाने जा 
सके। वापू का एक्सरे कराने के लिए भी हमने भण्डारी को एक पत्र डाला। हमारी 
रिपोर्ट कल सरकार को भेजी जावेगी । छ बजे खेल के बाद बापू को साना दिया। में 
खाने बंठने ही वाली थी कि भग्डारी आए। आइचर्य हुआ कि इस समय क्यो आए है ! 
कुछ पहले ही सब कैदी भेज दिये गए थे । उन्हे आज जल्दी जाने का हुक्म था । 

भण्डारी अचानक बापू के पास आकर बंठ गए और कहने लगे, “करू सुबह भाठ 
बजे आप लोगो को विना शर्त छोड दिया जायगा ।” हम सब हँरान हो गए । वापू बोले, 
“आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं ?” भण्डारी ने उत्तर दिया, नहीं जी, आज पत्र 
आया हैँ । अब दया करके फिर वापस न आना । देखिए, चिन्ता के कारण मेरे तो वाल भी 
सफेद हो गए हूँ ।” 

बापू हसकर बोले, “में कहा आता हूँ | सरकार छाती है ।” 

छूटने को खबर सुनते ही मेरे मुह से निकला, “तीन महीने की देर हो गईं । अगर 
तीन महीने पहले बापू को मलेरिया होता और वे छूट जाते तो शायद आज वा जिन्दा 
होतीं ! ” वायु ने कहा, “हा, वह बिलकुल सम्भव था ।” 

बायू तो इस सबर से विलूकुल घबडा-से गए । एक तो बीसारी के कारण उन्हें 
छूटना अच्छा नही लग रहा हैँ। दूसरे, वे कहते हे कि बाहर जाकर करूगा कया | एक बार 


४५३ बापु की कारावास-कहानी 


कहने लगे, “क्या यह सचमुच सेहत के ही लिए हैँ ? मुझे इसमें शक है ।” फिर कहने लगे, 
“नही, बस हमे यही सानना चाहिए कि जो वे छोग कहते है, वही सही हैँ । वे मुझे सेहत के 
कारण ही छोड रहे है ।” हम लोग खाना खाने बेठे और तव समाधि पर गए। प्रार्थना 
के समय ज़ोर की वर्षा हुई । मुझे लगातार वा का विचार आने लगा। उन्हे कितना झौक 
था बाहर जाने का मगर उनके नसीब में यहा शहीद होना लिखा था। आगाखा 
महल मे मृत्यु पा कर उन्हे जगवम्वा होता था। और आखिर तो वे मा थी न! शायद 
उन्हे लगा हो कि महादेव को विल्कुल अकेले कंसे छोडा जा सकता है । 

श्री कटेली प्रार्थना के बाद बापु को प्रणाम करने आए । सुबह तो अफसर बन 
कर खडे रहना पडेगा, सो अभी आकर बापु का आशज्ञीवद लिया। उनके हएँ का पार 
नही है। वे हमेशा यही कहा करते थे, सब लछोग यहा से अपने-अपने घर जावे तो 
मुझे अच्छा लगेगा। दूसरी जेल में जाना, बिखर जाना, मुझे अच्छा नही लूगता। सब लोग 
मेरे लिए तो बिलकुल कुटुम्बीजन-से हो गए हे, इसलिए मन में रहता था ही कि किसी 
दूसरे सुर्पारिटेण्डेंग्ट से वास्ता न पडे तो अच्छा है। खेर, अब उसका तो सवारू ही नही 
रहा ।” उन्होने बापू को सुबह प्रार्थना के लिए जगाने को कहा । बोले, “सुबह नहाकर 
प्रार्थना करनी चाहिए ।” डा० साहब ने भी उन्हे उठाने को कहा। मनु बडी ही खुश है। 
उसे हमेशा यह डर लगा रहता था कि न जाने कब बापू से अछय कर दी जाय । कहती 
थी, “में हमेशा समाधि पर जाकर प्रार्थना करती थी कि महादेवभाई और वा आशीर्वाद 
दे कि मुझे बापु से अलग न होना पडे। ईइवर ने मेरी प्रार्थना सुन ली ।” 

भगर वापू को कोई हर्ष नही हैं। गम्भीर विचार में पडे हैं। बोले, 'मेरा सिर 
शकरा रहा हैं ।” मेने कहा, वापु, बाहर जाकर बडो सम्भाल रखनी पडेगी। ” वे 
कहने लगे, “में जानता हूँ । बाहर जाकर मुझपर सब तरफ से प्रहार होने वाले है। यहा 
को शान्ति अब खतम हुई । मुझसे जितना वन पडेया, उतना आराम तो लूगा, मगर 
कुछ आराम तो छोडना पडेंगा ही ।” 

श्री कटेली प्रार्थना में हमारे साथ रामायण पढा करते थे, इसलिए रामायण की 
एक नकल, जो देवदासभाई लाए थे, वायू ने उन्हे दे दी। कनु ने एक भजनावली 
और भाई ने एपिक फास्ट' की एक प्रति कटेली को दी। वापु का एक फोटो भी 
उन्हे दिया गया । सब वस्तुओ पर कटेली की इच्छानुसार बापू ने दस्तखत कर दिये। 
बापू ने पहले ही पुछवा लिया था कि चीजें दस्तखत के साथ हो या बिना दस्तखत 
के ? बापू की सालिश के बाद हम लोग अपना सामान बाधने लगे। बापू ने नोटिस दिया 
था कि कल सुबह पौने आठ बजे सब कुछ तेयार रहना चाहिए। एक मिनचद भी अधिक 
नही मिलेगा । तीन बजे तक सबका सामान बधकर तेयार हो गया। बापू का सामान, 
खाने का सामान ओर दवाइया वर्गरह सम्भालने में बडा समय गया। भाई का सामान 
तो सबेरे ही वाधा जा सका। चार बजे नहा धोकर में खाट पर पडी और पौने पाच 
बजे प्रार्थना के लिए उठो । एक मिनट भी नोद नही ली । 


“सबने प्रार्थना के पण्चात समावियों को अ्तिम वार +दी दंग 
से प्रणाम क्या । पृप्ठ ४४३ 











जलआओिखएकणखभभैै!इ४धथ|थ|५ ५"प"प-डडपपपभापपपभपाा “>+>7 “5 
नही न 


+ मे 


हर ५ 
डर जी 
प हट 
५ जे ( ि 
२३2 २ 
न्‍ ध व 
3 डी , अलऑडपी 
न है. * ५ 





॥ 

3.4 ८! 
का, हि न 
आकर है. 





जय 
हक ८ 2 ५ श, 
५ पक 





प्प 


रिहाई 


० 


४५०१ 


६ मई ८८ 

प्रात पौने पाच बजे सब छोग प्रार्थना के लिए उठे । भाई का सामान व रहा 
था। कनु यूव नींद में था। चार बजे तडके सोया था। मनु भी थोडी ही सोई थी। बापू ने 
भी रातभर में आध-पीन घंटे की ही नींद ली थी। सव लोग स्तानादि करके प्रार्थना 
करने आए ओर विप्णवजन ! बाला गीत गाया । करू रात हरि ने भजता' 
गाया था। मोरावहन ने ह्लेन आइ सर्वे दि वष्डरस क्रॉस! गाया था । आज प्रार्थना के 
तमय बे नहीं यठों । 

प्रार्थना के बाद श्री कटेली ने बापू को ७५) भेंट किये | वहुत खुश थे । कहने 
लगे, “आप वाहर जावेंगे तो जनेक लोग भेंटें छावेगे, समर सबसे पहले कटेलो की भें 
आपके हाथ में पहुँची है (” 

प्रार्थना के बाद मेने कटेली से विदा लो जार भूल-चूक के लिए माफो सागी । 
उनकी आखो में पानी आ गया। विवेक की भाषा में बोले, 'माफों तो मुझे मायनी चाहिए।” 
प्रार्थना के बाद बायु सोए नहीं, एकदम तेयार हो गए । कठेली ने चाय तैयार की थी । 
उसमें से केवल मेने ही ली । दूसरे लोग दूध लिया करते हे । हम सबने बचा हुआ सामान 
वाधा और व्यवस्वित कर लिया । 

साढे सात बजे समाधि पर गए। आज की प्रार्थना में 'नम्यो हो, ईश्ञावास्प- 
मिद सर्व, 'जसतोमासद्गमय', अउज-अ-विल्ला', मजदा' और ओ गॉड अवर हेल्प इन 
एजेज पास्ट' आदि सभी भाषाओं के भजन और गीता का १शवा अध्याय पटने का 
कार्यक्रम चलछा। सबने प्रार्थना के पव्चात्‌ समावियों को अतिम बार कैदी-ढ्ग से प्रणाम 
किया । मेरे हृदय से निकला, वा, वापू को रक्षा करना । उन्हे सेहत, दीर्घायु और पूर्ण 
विजय देना । महादेवभाई, बापू की रक्षा करो और मुझे अपनी ही भाति बापू को सेवा 
करने की योग्यता और उन्हींकी गोद में कूच कर सकने का वरदान दो ॥* 

पौने आठ बजे भण्डारी आए। आठ बजे के पहले छूटना नहीं था। बाते करते 
रहे । मेने यह देखना चाहा कि अपने साथ कौन कौन-सा सामान ले जाऊगी । सामान 
देखने पोर्च में गई । देखा कि वहा कलक्टर और एक पुलिस का अफसर बंठा हूं। मुझे 
साथ में सामान क्या ऊँना चाहिए, इसकी चर्चा करते देखकर पुलिस बाला बोला, 
“आधे घटे में सारा सामान आपके पास पहुच जायगा ।” 

भण्डारी की मोटर में वेठकर से बापु के साथ तार के अहाते के बाहर निकली 





र््भ 


डप्ड बापू की कारावास-कहानी 


ही थी कि एक सिपाही ने कार खडी कराई और मुझे एक नोटिस दिया । नोदिस में लिखा 
था-- आगाखा महल में जो कुछ हुआ है, उसकी चर्चा करने के बारे में तुम्हे मनाही है ।” 
सिपाही ने मुझसे इसपर दस्तखत करने को कहा। मेने बापु की ओर देखा। बापू ने कहा, 
“कर दे ।” मेने कर दिये। बापू बाद में कहने रूगे, “यह तो मुझे भो दस्तखत करने के 
लिए दे सकता था, क्यो नही दिया सो पता नही।” मेने कहा, 'बेचारे अधिकारी डरते 
होगे कि कही आप यह कहकर अड न जाएँ कि तब तो मुझे जाना हो नही है', तब वे 
क्‍या करेगे ? हा, एक बात बताइये, इस तरह के हुक्म को हस कंसे स्वीकार कर सकते है?” 
बापू बोले, “पहली बात तो यह है कि दस्तखत किया सो उसका अर्थ यह नही हैँ कि 
स्वीकार किया और दूसरे यह कि मुझे तुम लोगो से किसी तरह का तूफान नहीं 
करवाना है ।” 

बाहर के दरवाज़े पर ४०-५० आदमी थे। उन्हीमे शान्तिकुमार, स्वामी आनन्द, 
जमनादासभाई और सुशीला पै थे । बापू ने किसीको नहीं देखा । मोटर सीधी हमें पर्ण- 
कुटीर लाई । कल भण्डारी ने कहा था, “आप यहा रहना चाहे तो रह सकते है, मगर 
मेरी सलाह हैं कि न रहे। यह फौजी इलाका है। अपने लोगो के शुण्ड आने रूगे तो किसी- 
के साथ भी झगडा हो सकता है । पर्णकुटीर में में खबर कर दूगा ।” बापु मान गए, सो 
हम लोग वही गए । वहा पर बापू के स्वागतार्थ खडे हुए लोगो में से बहुतो को में नही 
पहचानती थी। जमनादासभाई ने बताया कि उन्हे आयगर ने बुछाकर सारा हाल 
बताया था ओर यहा इसलिए भेजा था कि मे वापू से कहू कि वे धीमे-धीमे चले, क्योकि 
वे नही समझते कि उन्तकी हालत कितनी गम्भीर है । ५ 

बापू हसी करते हुए बोले कि मनाही वाले नोटिस के हुक्म की व्याकरण ग़लत 
है। मेरे हस्ताक्षर करने के वाद भाई व डा० गिल्डर ने भी मनाही के हुक्स पर दस्तखत 
किये थे । डा० गिल्डर को पहले कुछ शक हुआ था कि नोटिस पर दस्तखत किये जाय 
या नही, पर जब भाई ने कहा, “दस्तखत करने में क्या हज है। उससे यह अर्थ थोडा ही 
मलिकल सकता हैँ कि हम उसे स्वीकार करते हे,” तब सबने कर दिया । 

मिलने वाले अधिक-से-अधिक सख्या में आ रहे थे । कई लोगो ने तो बापू से 
खूब ही बाते की, यहा तक कि शाम तक बापू एकदम थक गए। सबरे बापू का रक्तचाप 
१९२।१०६ था। वे सालिश में भो नही सोए । दोपहर को एक घटा सोए । उसके बाद 
रक्तचाप गिर गया । 

यहा पर बेहद गरमी पडती है। आगाखा महल सें खस की टट्टियो के कारण 
बापू का कमरा ठढा रहता था, मगर यहा ऐसा इन्तजाम नही है । उनके बेठने की जगह 
भी सीढी के सामने ही है। आते-जाते सब उन्हे देख सकते है और पास आकर बेठ जाते है । 
आराम की दृष्टि से घाटे में ही रहे । 

शाम की प्रार्थना में देशपाण्डे ने हरि तुम हरो जन की भीर' वाला भजन गाया । 
बापू ऊपर छत पर बैठे थे, लोग सामने नीचे बैठे थे। प्रार्थता के बाद हरिजनों के लिए 


रिहाई है] 


5 


चन्दा इकट्ठा किया गया । तब वापू थोडा घूमे । 

गरम पानी पीने के लिए वापु वापस आने ही वाले थे कि श्री मुजो और श्रीमती 
लौलावतो, श्री रामेइबरदास विडला और दूसरे कई लोग आ गए। दस बजे बापू उठे और 
थोडा-सा घूमे । थोडी देर में पृथ्वीसिंह की पत्नी वगरह और दो-चार लोग आ गए। उन- 
के जाने पर ही बापू सोने की तैयारी कर सके । करीब ग्यारह बजे मे बापू की मालिश 
वगेरह पूरी करके आई । आकर कमरे का सामान ठीक किया। डायरी लिखने बेठी । 
बारह व्जे उठी। सोने को जा रही थी कि देखा--वापू वरामदे में खडे हे । वे बाहर खुले 
में सोए थे, पर मच्छर इतना काठते थे कि सो नहीं सके | मेने उनका विस्तर भीतर लगाया 
और मच्छरदानी रूमाकर पखा चलाया । मे स्वय वरामदे में जमीन पर सोई । बेहद 
गर्मो पट रही थी । खूब मच्छर लरूग रहे थे । । 

७ मई ४४ 

पीने पाच बजे बापू प्रार्थना के लिए उठे । बाद में वे पाखानें गए। तब आकर 
गादी पर बेठे। थोडा नाइता किया । कुछ तार-पत्रो के उत्तर भाई को लिसवाए। 
घूमने को निकले तो थोडी धूप निकल आई थी। आगाखा महल में, जिसे हम 'शिमला' 
कहते थे, बहुत देर से धूप आतो थी, इसलिए वहा बापु देर तक घूसते रहते थे | वहा 
सब तरह की सहूलियते थीं। यहा के पाखाने छोटे-छोटे हे और बापू के हिसाव से गदे 
रहते हें । पढने के लिए पाखाने में बत्ती कहा से आए ? बापू के लिए पाखाना 
और पथ्रार्थना-स्थलू, दोनो एक-जैसे साफ चाहिए और पाखाने में पढने और किताब रखने 
का साधन होना चाहिए । 

दीनशा ने साढे आठ बजे से बापू की मालिश की और एक घटे से अधिक की । 
बापू सोते रहे। उनके स्नान करने के लिए कोई टब नही हैं । एक होज है । वह इतना 
लम्बा हूँ कि बापू उसमें नोचे खिसकने लगते थे। एक वार तो दीनजा ने पैर पकडकर 
और मेने दरीर थामकर उसमें गिरने से उन्हे बचाया । थोडी देर में वे स्वय उठ गए। 
पानी भी अच्छी तरह गरम नहीं था, नहीं तो वे आधे घटे तक पानी में लेटे रहते हे । 

साढे ग्यारह बजे स्तान-घर से जब वे वापस आए तो उनका दरवार सचाखच 
भरा था। श्री मुझी ने तो खूब ही उनसे बाते कराई । सरोजिनी नायडू सुबह आ गई थीं। 
उन्होंने जाकर सबको टोका । श्री मुगी और ठक्‍्कर बापा ने वा-स्मारक फण्ड के बारे 
में बापू से खूब बाते कीं । 

दोपहर को श्रीमती भण्डारी आई ओर कहने लगी, 'मेरे पति के तो वाल सफेद 
हो गए हूँ, मेहरवानी करके अब जेल न आना। अगर आवे तो दो महीने पहले नोदिस दे 
दें, ताकि मेरे पति छुट्टी पर चले जाएँ।” भण्डारी आए तो बोले, "अब तो आप 
यरवदा जेल से टूर ही रहे । ” रात को गर्मी और मच्छरों के कारण रातभर जागने के 
कारण बापु अत्यन्त थक गए हे और सोना चाहते हे, पर सो नहीं पाते । कह रहे थे, 'म 
सोना चाहता था, बहुत प्रयत्त किया, मगर नींद ही नहीं आई । वस राम-नाम लेता 


ड५६ बापू की कारावास-कहानी 


रहा | आखिर यह कहने वाला में ही तो हूँ न कि राम-नाम लेते रहो--एक लाख बार 
लो, एक करोड बार छो, अन्त में शान्ति मिलेगी ही । यह धन्धा सेते किया । उसका 
परिणाम आज प्रत्यक्ष देख रहा हूँ । रातभर का जागरण है, दिन में भी इतना श्रम पडा है, 
मगर में ताजा महसूस करता हूँ। मुझे कुछ सुझता ही नही कि में क्या करूगा, क्या कहूगा , 
सगर जिससे आज तक मुझे रास्ता दिखाया है, वही अब भी रास्ता दिखाएगा । सगर 
इतना में कबूल कर लेता हू कि मेने कभी इतना अधेरा महसूस नहीं किया, जितना 
आज कर रहा हूँ।” 

मेने कहा, बापू, इसका मुख्य कारण तो शारीरिक दुर्बलता है। उसीसे दिमागी 
थकान भी है। शक्ति आने पर सब ठीक हो जायगा । ” 

दोपहर को छोग आते ही रहे। कःफी भीड रही। सीढी के सामने पर्दा लगाया, 
मगर कोई छाभ नहीं हुआ । सोख्धम्‌ और रामचर्धनू आज आए। सौच्धरम्‌ से बहुत-से 
समाचार मिले । औंधवाले अप्पाजी अपनी पत्नी समेत आए । उनकी पत्नी डाबटर हूँ । 

शास को मुलाकातियों का ताता लगा रहा और बापू पर बहुत बोझा पडा। 
उन्हे बहुत थकान लगने लंगी। प्रार्थना में रेहानावहन ने भजन गाया । बाद मे हरिजनो 
के लिए रुपए इकट्ठे किये । 

दीनशा हम छोगी को शाम के वक्‍त समाधि पर ले गए। और कई लोग भी 
साथ थे। फूल चढाकर अगरबत्ती जलाई और प्रार्थना की । हमारी इच्छा थी कि जितने 
दिन हम यहा है, समाधि पर प्रार्थना करने जाया करे। करू की थी और आज भी 
कर ली । 

समाधि पर से लौटे तब बापू मीन ले चुके थे । 

हम लोग समाधि पर थे, तभी से तूफान की तेयारी थी। रात में थोडी वर्षा हुई । 
हवा ठण्ढी हो गर्द । बापू रातभर अच्छी तरह सोए। 


| 


समसात 





“किमी रोज हिन्दु- 
स्तान आजाद होगा 
तब बह याता का 
स्थान बनगा । 
पृष्ठ ११? 


आगाखा द्वारा 
वबनवाई. गई 
संगमरमर कही 
सम्माषिया 





-ा 
हे 
22 हि ८ 59 
श 
/ 
की] हद बह पर ५ ध गे 
५ / 70 ६ 
ई हों का 2७ 
मर के मटर 
हक ९ 





ल्‍ रन 
ही 
कलम 
हि 3 >« ४४त ज्> 
हल ६ ह 
घर ला है कट कि 
न 
है हा आज >िा शी 
हा हे हि र न्‍्ह >> आर 
ध् न्‍ैँ 
ब्र्ड की ४020८2207 & | है पे 
न हजज्स्वपी। ६ ट्रललल 
7 कं इक 4 ७ क है] जा 
न $ ' 
हि का कै] डः (36 ्ि -५ 
क्‍्स्जा # नि 42008 दफा ० जरा खा 
278 5०2 कल ज $ 
की ८5 द्ाहज वि या। ; 
हूँ डर है 2 ई+ के न्‍ हे 
«५ 
ह कम >> दुलडओए हरी 2202: रै टै 
क्र हट - 0 
है“ डे डर ढ़ हे न्‍ | 
के हे हित 5 
के हा ४ कद जि 3 हः 
हे जन ह 


